श्रीतुकाराम-चरित 
[ जीवनो और उपदेश ] 


लेखक--- 
श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, बो० ए० 


अनुवादक-- 
शीलक्ष्मण नारायण गई 


प्रकाशक 
मोतीलाल जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


स० १९९१ से २०२३ तक ६८,२५० 
स० २०२६ छठा सम्करण.  ५,००- 





#३॥2६2,8,2:2:5:24 


कुल २३,२५० 


मू ढ्य--- 
अनिल्द एक रुपया पचहतर पैस 
सजिल्द दो रुपये पंद्रह पेसे 


पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


अनुक्रमणिका 
अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
अन्थकारकी प्रस्तावना ** पद 
पुर्वेलण्ड---कर्मकाण्ड 

मज़छाचरण हु कह २१ 

१ काल-निर्णय के २९ 
२ पूवक्षत्त हढू ६ ु 
३ संसारका अनुमव 4१ 

संध्यद्ण्ड-_- उपासनाकाणड 
७ 
४ आत्सचरित्र ( बीजाध्याय' ) १५७ 
७५ बारकरी सम्प्रदायका साधनमभार्ग. *'* १३२ 
६ तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन १७७ 
७ गुरु-कृपा और कवित्ब-स्फूर्ति २६१ 
4८ चित्तशुद्धिके उपाय २९२ 
९ समगुणभक्ति और दुर्शनोत्कण्ठा ३०७ 
१० श्रीविट्वरू-स्वरूप ४०४ 
११ सशुण-साक्षात्कार कक 8रण 
उत्तरखण्ड--ज्ञाचकाण्ड 

१२ मेघ-वृष्टि 8६३, 
१३ चातक-म्ण्डलरू ७१६ 
१४ तुकाराम महाराज और जिजामाई ०७० 
१५ धनन्‍्यता और प्रयाण कल “४. जद 


32० 


चित्र-सूची 


संख्या नाम 


4, 
, श्रीविद्वलू रुखमाई, पण्ठरपुर 


९५ 


»णि 


न 
डे 
8, 
पु 
६ 
७ 


श्रीविट्टल 


, श्रीतुकाराम 


तुकारामजोीका जन्मस्थान 
श्रीतुकारामजीके हस्ताक्षर 


, भण्डारा पहाड़ 


इन्द्रायणीका दृह ओर भामनाथ 


, तुल्सीवन और शिला 
, बेकुण्ठप्रयाणके स्थानमे नांदुरगीका दक्ष 


9 स्का 


पृष्ठ 

प्रस्तावनाके सामने 
मज़छाचरणके सामने 
२९ 

< 9 

२०६ 

३२६ 

8३७ 

8४४० 


"७७ 


&4%7५% */५४ का: 

नम 07 4९) 
४ 0०४४० 

72% 


४405५500% ८०४७४ 


पट 0७१९ 25, 





श्रीविद्वलअसक 
प्रस्तावना 


भगवान्‌ श्रीपाण्डुरज्धकी कृपासे आज श्रीक्ृषष्णजन्माष्टमी ( सबत्‌ 
१९७७ ) के परम शुभ अवसरपर में अपने पाठकोकों श्रीत॒काराम 
महाराजका यह चरित्र भेट करता हूँ। चरित्रप्नन्थोमे मेरा प्रथम प्रयास 
महाकति मोरोपन्त और काव्यविवेचन”! था जो आंठ वर्षके सतत 
उद्योगके फलस्वरूप सवत्‌ ५९६० में ( मराठी भाषामे ) प्रकाशित 
हुआ। इसके अननन्‍्तर श्रीएकनाथ महाराजका संक्षिस चरित्र सबत्‌ 
१९६७ के पौध मासमे ओर ज्ञानेब्वर महागजका चरित्र और ग्न्थ- 
विवेचन सवत्‌ १९६९ के चैत्र मासमें प्रकाशित हुआ । इसके आठ वर्ष 
बाद यह ग्र-4 प्रकाशित हो रहा है। श्रीतुकाराम महाराजके ऋणसे 
अगनः मुक्त होनेका यह सुअवसर भगवाचूने प्रदान किया, इसके लिये 
उन दयाघ्रन श्रीनारायणके चरणकमलोमे प्रणामकर किश्वित्‌ प्रास्ताविक 
आरम्म करता हूँ । 

सबसे पहले इस अन्थके आधारके सम्बन्धमे कुछ कहना 
आवश्यक है। प्रथम ओर मुख्य आधार श्रीतुकारामकी अभड्भवाणी ही 
है। महाराजका चरित्र यथार्थमें उनके अभज्ञीमे ही चित्रित है। उनका 
अन्तरह, उनका अभ्यास, उनके अनुभव और उपदेश उनके 
अभनड्डोम इतनी उत्तमताके साथ निखर आये हैं कि इतना सुन्दर 
वर्णन और किसीसे भी बन न पड़ेगा। महाराजके अभड्जोको जो जितनी 
ही आस्था, आदर ओर चावसे पढेगा और मनन करेगा, उसके सामने 
महाराज भी अपना द्वदय उतना ही अधिक, खोलकर रख देंगे | महा- 
राजकी पूर्वपरम्पराको अवश्य ही समझ लेना होगा। मैं यह निःसकोच 
ओर निधड़क कद्द सकता हूँ कि परम्पराको समझते हुए श्रीत॒काराम 
महाराजकी वाणीके श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूप सत्संगमें मेरे जीवनके 
कुछ दिन यानी बीस-पचीस वष बीते हैं। श्रीतुकाराम महाराजके अभक्ञ 


( दे ) 


उनके सहज उद्गार हैं, उनमे क्त्रिमता नाममात्रकी भी नहीं है-- 
न विचारोंमें है, न भाषामें ही। कुछ ग्रन्थ ज्ञानसग्राहक हीते हैं, कुछ 
उपदेशपरक ओर कुछ स्वगतभाषणरूप । तुकाराम महाराजने जो' 
अभड्ड रचे वे ससारके शानभण्डारकों भरनेकी बुद्धिसे नहीं रचे। 
मंसारकों सीख देनेके लिये कुछ अभक्ग उन्होने कह्टे हैं सही, पर अधिकांश 
अभन्डढ उनके, भगवानके साथ एकान्तकी सहज स्फूतिसे ही निकले 
हुए हैं। अथवा कुछ ऐसे भी अभज्ञ हैं. जो उनके स्वागतसलापसे 
निकल पडे हैं। 'तुका कहे करूँ, मनसे सवाद | अपनी ही बात, आपसे 
ही,” ऐसा उनके मनका बेठका था, इससे उनके अभक्ग प्रायः उनके 
स्वग॒तभाषणोद्गारसे ही हैं। अनेक प्रसज्ञोका वर्णन इस चरित्र्न्थमें 
उन्हींके अभन्गॉँद्वारा हुआ है। स्थान-स्थानपर जो उनके अभज्ञोक 
अवतरण दिये हैं उसका कारण भी यही है । 


श्रीतुकारामकी अभड्गबानी ही इस चरित्रका मुख्य और प्रथम 
आधार तो है ही; पर इन अभज्ञोका चुनाव कैसे किया, किन-किन सम्रही- 
को देखा ओर क़िनकों प्रमाण माना, यह भी यहाँ बता देना आवश्यक 
है। सबसे पहले, माधवचन्द्रोंबाने सवत्‌ १९२९-२४ में तुकारामकी 
गाथा? भिलाप्रेसमें छापकर प्रकाशित की | इसमे ३२१२८ अभज्ञ थे । 
इसके पश्चात्‌ बम्बई-शिक्षाविभागके डाइरेक्टर सर अलेकजेण्डर प्रांटकी 
सिफारिशसे बम्बई-सरकारने चोबीस हजार रुपया खच करके विष्णुशाल्री 
पण्डित तथा शड्डर पाण्डुरड् पण्डितसे सशोधन कराकर साढे चार हजार 
अभज्भोका एक सपग्रह इन्दुप्रकाशग्रेससे छपवाकर प्रकाशित किया। 
इन पण्डितद्यने देहू, तलेगॉव, कड्टस और पण्दरपुरकी पुरानी हस्त- 
लिखित प्रतियोको देखकर एक प्रति तैयार की ओर इस प्रकार यह 
ग्रन्थ संबत्‌ १९२६ में प्रकाशित हुआ । इसपर वारकरियोंके 
तत्कालीन प्रसिद्ध नेता भारू काटकरकी सुहर छगी है ओर 
बड़े-बड़े अक्षरोंमे यह लिखा है कि “इस ग्रन्थकों हमने देहू स्थानमे देखा 
है। यह सबके छेनेयोग्य है !! इस ग्रन्थमें आरम्ममे श्रीतुकाराम 


५ ७ ) 


मद्दाराजका चरित्र अगरेजी और मराठी भाषाओमे दिया गया है। 
जी महीपति बाबाके आधारपर लिया गया है। इसमें पादटिप्पणियोंमे 
पाठमभेद तथा कठिन शब्दोके अर्थ दिये गये हैं | जिन पुरानी हस्तलछिखित 
प्रतियोंपरसे यह ग्रन्थ उतारा गया, उन प्रतियोकों मैने देखा है । ये सब 
प्रतियों सौ-सवा-सी वपके आगेकी नहीं हैं, तथापि उनकी कोई परम्परा 
तो अवश्य है। इन पण्डितद्यकों सन्‍्ताजी जगनाडेकी बही देखनेकों 
नहीं मिली, यह भी स्पष्ट है, तथापि सब बातोका विचार करते हुए, 
इन्दुप्रकाश” से प्रकाशित यह सग्रह बहुत अच्छा है। छपे हुए 
सग्रहोंम सबसे अच्छा संग्रह यही है। इसके बाद मॉड्गॉवकरजीने भी' 
पाठभेदोके साथ एक सग्रह छापा है। आपटे ओर निर्णयसागर आदिने 
भी विपयविभाग करके भिन्न-भिन्न संग्रह प्रकाशित किये हैं। तुकाराम 
तात्याका नो इजार अभज्गोका सग्रह संवत्‌ १९४६ में प्रकाशित छुआ । 
त॒काराम महाराजके अभद्गभोका सुस्थिर एकाग्र दश्सि विचार करनेपर 
इस सग्रहमें सणहीत अनेक अभद्ज तठुकारामके नहीं प्रतीत होते, पर 
इसका यह मतलब नहीं कि इस सग्रहके ऐसे सभी अभक्ष जो अन्य 
सग्रहोमे नहीं हैं, प्रक्षित हो । बात यह है कि अभीतक अभड़ोकी पूरी 
खोज ओर परख अच्छी तरहसे होने ही न पायी ऐ। पुराने सम्रहोमे 
प्रायः साढे चार हजारसे अधिक अभज्ड नहीं हैं ओर तुकारामके स्ब- 
मान्य अभक्ञ इतने ही हैं। सवत्‌ १९६६ मे भ्रीविष्णुबोवा जोगने साथ 
सग्रह छापा। सब अभज्ञोंका अर्थ छगानेका यह प्रथम ही प्रयास था | 
इस दृष्टिसे यह संग्रह अच्छा है। इस सग्रहके साथ बारह प्रष्टोकी एक 
प्रस्तावना थ्रीविष्णुबोवाने जोड़ी है और उसके बाद ही उन्हीके आग्रह- 
से मेरा छिखा हुआ श्रीत॒काराम मद्याराजका अल्प चरित्र बारह पृष्ठोमे 
आ गया है। पण्टरपुरमे श्रीतुकाराम महाराजके अभड्ढोकी दो प्राचीन 
बहियों हैं जो वारकरीमण्डलूमे प्रसादस्वरूप मानी जाती हैं। एक वहॉँके 
बडवो यानी पण्डोंकी बढ्दी और दूसरी मालियोंकी | पहली बही दो सो 
वष पुरानी, सुविख्यात वि्वलमक्त ओग्रह्मदबोवा बडवेके समयकी मानी 


( ८ )9 


जाती है। यह बही गड्ढकाकाके मठमें है। दूसरी बही मालियोकी 
देहूकर तथा बासकरके अखाड़ोमे सम्मान्य है। बडवोकी बहीपरसे 
पूनेके आयभूषणप्रेसने श्रीहरिनारायण आपटेके तत्वाघानमे चार हजार 
बानबे अभज्गञोका संग्रह ओर मालियोकी बह्दीपरसें पुरतकविक्रेता 
औगोडबोलेजीने जगद्धितेच्छुप्रेससे सादे चार इजार अभड्गोका सम्रह 
प्रकाशित किया । ये दोनों सग्रह सवत्‌ १९७० में प्रकाशित हुए । दोनो 
ही सग्रह सम्प्रदायमान्य हैं और वारकरियोंके भजनोमे इन्हीसे काम 
लिया जाता है | इनके सिवा दो सम्रह और हैं। श्रीतुकाराम महाराज- 
को वेकुण्ठ सिघारे पूरे तीन सो वर्ष भी न बीतने पाये थे कि उनके 
अभद्भोमे पाठभेद ओर प्रक्षिपत अभज्गोका झगड़ा चल पड़ा ओर उनके 
असली अभड़ोके विषयमें सबकी एक राय होना बडा कठिन हो गया | 
ऐसा क्‍यों हुआ, यह भी एक प्रश्न है ओर इसीका उत्तर दूटनेके 
प्रयासमे श्रीतुकाराम महाराजके असली अभड्जोका सम्रह दूँढ़ु निकालनेको 
ओर सब शोधकोका ध्यान छगा । आशाको यह एक क्षकक-सी दिखायी 
दी कि यदि श्रीतुकाशम महाराजके लेखक गड़ाराम मबारू ओर 
सन्ताजी तेली जगनाडेंद्वारा लिखित अभड़ोकी बहियाँ कहीसे मिलछ जायें 
तो तुकाराम महाराजके असली अभड्जोका पता लगाना बहुत सुगम हो 
जायगा । इसी आशासे संवत्‌ १९६० से मैने तलेगोंब जाकर जगनाडेके 
घरके वेष्टन देखे । उनमे सनन्‍्ताजी ओर उनके पुत्र बालाजीके दहाथकी 
बहियों मिल्क गयी | उसमें तीन जगह हस्ताक्षर सन्ताजी तेली जगनाडे” 
इस लेखको पढ़कर मुझे बडा ह हुआ ओर ता० २८-४-१९०३ ई० 
के 'केसरी' में मैने दो कालमोका एक छेख लिखकर इस अभज्ञ- 
सप्रहकी और सबका ध्यान आकर्षित करनेका प्रयत्न किया। 
सन्‍्ताजीके एक छेखमें शाके १५६८ ( सबत्‌ १७०३ ) और दूसरे 
छेखमें शाके १६१० (सबत्‌ १७४० ) छिखा हुआ है। इससे 
यह भी पता चला कि सन्‍्ताजी तुकारामजीके प्रयाणके पश्चात्‌ चालीस 
वर्ष ओर जीवित रहे। सनन्‍्ताजीके हाथका लिखा वह अभडद्धसग्रह 


( ९ ) 


उतारकर प्रकाशित करनेका काम तो मुझसे नहीं बन पड़ा, पर शोधकोकी 
दृष्टि तो उस ओर लग ही गयी | श्रीदत्तोपन्त पीतदारने सन्‍्ताजीकी 
बहीपरसे २७८ अभन्ञ उतारे और उन्हें भारत इतिहास-सशोधक- 
मण्डलके पश्चम मम्मेलन ब्त्तमें प्रकाशित किया। इसके पश्चात्‌ 
सन्‍्ताजीकी और एक बहीका पता छगाकर थानेके श्रीविनायक्राब 
भावेने भीत॒ुकाराम महाराजके भसली अभड्भोका सग्रह! दो भागोंमें 
हालमें ही प्रकाशित किया है। यह सम्रह बडे महत््वका है। इसमें 
तेरह सा अभज्ग हैं। ये अभन्न तुकारामजीके असली अभन्न है। 
इसमें सदेह करनेका कोई कारण नहीं रह गया है। श्रीविनायकरावजी 
लक्ष्मीजीके क्ृपापात्र हैं ओर विद्वान भी हैं, उन्होंने यह सत्कार्य 
नि.स्वार्थ प्रेमसे किया है| यह 'सन्ताडीसहिता' या 'जंगनाडीसहिता' 
अभी अधूरी है। "न सत्रहम छपे हुए अभड्ल सन्ताजीके हाथके हैं 
ओर शुद्ध छेखनपद्वति अवश्य हां तुकारामजीके समयकी और 
साथ ही सन्ताजीके हावकी ई, यह बात थी ध्यानमें रहे | श्रोतुकाराम 
महाराजका अध्ययन कितना विशाकू और किस उच्च कोंविका था सौ 
आगे पाठक देखेंगे ही। सन्ताजीकी शिक्षा-दीक्षा जैसी थी उसी 
हिसाबसे टनके छेंखनमे शुद्धि-अशुद्ध आ गयी है। देहमें मैने दस- 
बीस बार चक्कर रूुगाय और तुकारामके वशजोंके यहाँके प्रायः सब 
पोयियोके वेशन ओर कागज-पत्र देखे हैं, और इन सबका उपयोग 
इस चरित्रग्नन्थमे यथास्थान किया है । देहमे तुकारामजीके खास घरसें 
तुकारामजीके हाथकों लिखी एक बही सुरक्षित रखी है । इसे देखनेके 
लिये बड़ा प्रयत्न करना पढ़ा है | टसमे महाराजके दो सी पचीस अभड्ड 
हैं। टसका लेखनप्रकार तुकारामजीके समयका और सन्ताजीकी बहीका- 
सा ही है। पर जो कुछ लिखा है वह शुद्ध और सुब्यवध्यित है । 
ठ॒ुकारामजीके वशज पूव्॑परम्परासे इस बहीकों तुकारामजीकें हाथकी 
लिखी बही मानते चले आये है। इस बही मेंसे दो अभड़ौका फौटो 
इस ग्रन्थमें जोड़ा है। त॒कारामजीके हाथके अक्षर कम-से-कम उनकी 


( १० ) 


सही ग्राप्त करनेके छिये मैने नासिक और त्यम्बकमें रहनेवाले देहकरोंकी 
मूल बहियोकी देखा | उनकी सही मिल जाती तो बडा आनन्द होता ! 
अस्तु। और एक 'अभकज्ञगाथा' का उल्लेख करके यंह गाथा समाप्त 
कर्रूँगा । बहिणाबाईका असकछ संग्रह सुझे शिऊरमें मिला हैं। छपा 
हुआ सम्रह नकलछपरसे छपा है, असलछपरसे नहीं ! छपे हुए सम्रहमे 
एक अभड़ इस प्रकार है--- 

को आर तुझे जिणं। देवा तूं माझे पोषण ॥१॥ 

आठबिता नांव रूपा | खदा नविशुर्णः् छपा ॥२॥ 

वाट पाहे आठ व्याची | सतानरेथि म॒कठायी ॥३॥ 

बहेणी महणे परदेशी। येथे आउइहां संग जीसी ॥४॥ 

इस अभड्डकों पढ़ते ही ऐसा छगा कि यह तुकारामका ही अभनज्ञ 
है ओर गाथा! में देखा ती सचमुन ही वह तुकारामका अभज्ज 
निकला । इन्दुप्रकाश, आप्रभूषण और जगद्धितेच्छ प्रेसोद्वारा प्रकाशित 
सग्रहोंमे कुछ शब्दौके देर-फेरके साथ यह अभड़ छपा है| बहिणाबाईके 
असल सग्रहमें यह अभड़ा इस प्रकार है -- 

को अछ तुझ ज्ञिन | देवा तूं. माझ पोपन ॥१॥ 

आठवितां याव रुपा। सदा निशुर्णीय रूपा ॥२॥ 

वाद पाहे आठवा चथी। सत्ता नोरे मुछि थी॥३॥ 

त॒का स्हणे परदेसि। येथे आम्हाँ संग जीसी ॥४॥ 

सन्‍्ताजीकी गाथामे 'इन्हुप्रकाश” का-सा पाठ है। इन्दुप्रकाश 

गाथा?, दो साम्प्रदायिक गाथाएं?, सन्ताजीकी 'गाथा”, बहिणाबाईकी 
गाथा --ये ही पाँच सप्मह मुख्य हैं। ७ वॉ सग्रह अभी छपा नहीं है । 
कुछ पाठभेद हैं, शुद्धि-अशुद्धिके कुछ हेर-फेर हैं, इनका संशोधन होना 
आवश्यक है; तथापि तात्पर्याथंकी दृष्टिसे देखते हुए. गाथा-गाथामें? बहुत 
बड़ा अन्तर नहीं दे ! सम्प्रदायके सिद्धान्त यदि परिचित हो, श्रीठ॒काराम 
मदाराजके विचारों ओर भावनाओका अन्तरदड्ञ परिचय हो, कम-से-कम' 
विचारोंकी अन्तर्घारा जेंची हुई हो तो किसी मी सम्रहइसे काम लिया जा 


( १ ) 


सकता है। अभड़ोके शुद्ध पाठ तभी मिल सकते हैं जब या तो तुकाराम- 
जीके हाथकी कोई प्रति मिले अथवा सब उपलब्ध प्रतियोके अभज्ञोवों 
बड़ी सूक्ष्मतासे शोघकर परम्परा और सशोधन--दोनो प्रकारके सर्वमान्य 
हों सकनेवाका कोई नवीन सुग्रह प्रस्तुत किया जाय | मैंने अबतक- 
के सभी संग्रहोंमें खास-खास मदत्त्वपूण और मार्मिक अभज्ञोको मिलान 
करके देखा है ओर इस प्रकार सम्प्रदायपरम्पराकी दृष्टिसे वारकरियोमे 
प्रेमसे सम्मिकतित होकर तथा आहन्दी, देहू, पण्दरीमें परम्परानुसार 
क्था-कीतन-प्रवचन सुनने ओर सुनानेसे प्राप्त सम्प्रदायशुद्ध विचार- 
पद्धतिके अनुसार इन अभद्जोका अध्ययन ओर मनन किया हैँ | इस 
चरि्रग्ननस्थका जो प्रथणभ ओर मुख्य आधार है अर्थात्‌ श्रीत॒काराम 
महाराजके अभड्ज, उसका यहाँतक विवरण हुआ । 

प्र्थका दूसरा आधार है शोध । बहुतोको इस बातका बडा आश्रय 
होता है कि एक ही मनुष्य शोधक और भावुक दोनों केसे हो सकता 
है | मेरे विचारमें सतोका चरित्रलेखक तो भावुक, रपसिक ओर चिकित्सक 
यानी शोधक होना ही चाहिये। परम्परा, उपासना ओर भक्तिभावकी 
उत्कटताके बित्रा सतोके रहस्य नहीं जाने जा सकते, न उनके भन्थ ही 
समझमे आ सकते हैं। इस थुगमे खोजसे वेखबर रह करके भी तो काम 
नही चक सकता । इसलिये जहाँतक हो सकता है, में दोनों ही बातोकों 
चरित्रग्नन्थोंम मिलाता हूँ। प्रस्तुत अन्थके लिये, खोजका काम जितना 
भी मै कर सका उतना मैने किया है | इसका दिग्दशन भी ऊपर कुछ 
करा चुका हैँ । यो तो सारा ग्रन्थ ही खोजसे भरा हुआ है। यहाँ उसका 
विस्तार कहाँतक किया जाय ? देहूमे दस-बीस बार जाकर वहाँकी पोथियों, 
कागज-पत्र और बह्नियाँ देखीं ओर उनमेसे उतना ही मसाला इस 
ग्रन्थमे रूगाया है जितना कि इसके लिये पोषक और आवश्यक था | 
श्रीशिवाजी मद्दाराजके श्रीवकारामतनय भ्रीनारायण बोबाकों लिखे दो पत्र 
मुझे प्रास हुए हैं। तुकारामजीके पुत्रोंकी जायदादका बठवारा और 
बहिणाबाईके पतिके सम्बन्धका एक व्यवस्थापत्र इत्यादि कई कागज- 


( ९२ ) 


यत्र मेरे हाथ छगे हैं, पर इस ग्रन्थमे उनकी चर्चा चक्कर ग्रन्थका 
कलेवर बढ़ाना मैने उचित नहीं समझा । तुकारामजीकी आजदिनतककी 
वगावली देहू, पण्टरपुर, नासिक ओर अय्रम्बककी वशावल्वी तथा प्राचीन 
लेखोसे मिछाकर तैयार की, तो भी इस ग्रन्थमे नहीं जोडी है | तुकाराम- 
जीके और सवशज देहूमे तथा अन्यत्र भी बहुत हैं। तुकाराम महाराज- 
के अनन्तर उनके कुछमें उनके पुत्र नारायण बोवाके अतिरिक्त गोपाल 
बोवा, राघोबा और वासुदेव बोबा--तीन पुरुपोंने अच्छी ख्याति लाभ 
की । नारायण बोवाकी छत्रपति भ्रीशाहु महाराजने तीन गाँव मेंट किये 
भे। देहू गॉवकी शनदमे यह लिखा है कि 'राजश्री तुकोबा गोलोई? के 
पुत्र नारोबा गोसॉईने प्रसिद्धगठ दुगमे पत्र भेजा, उसमे छिखा कि 
'श्रीतुकाराम महाराज देहमे मगवत्कथा-कीत॑न करते हुए अदध्श्य हो सव, 
यह बात प्रसिद्ध है | उन्हींके हाथों इन श्राभगवानकी मूर्िकी पूजा हुआ 
करतो थी ।! कीतन करते हुए तुकारामजीका अदृश्य होना, इस बातकी 
सबंत्र प्रसिद्धि तथा तुकारामजीका मूर्तिपूुजन करना--यें तीनो बाते 
नारायण बोवाने बडे सहत्वकी कही हैं। इस ग्रन्थके पूरपीठिकाध्यायमे, 
खोजमें मिले हुए कागज-पत्रोका पूरा उपयोग किया है । इस चरित्रमें 
तुकारामजीके परपोते गोपाल बोवाका नामोल्लेख कई स्थानोमें किया गया 
है। यह गोपाल बोवा तुकाराम महाराजक्रे मझले पुत्र विठोबाके पोते 
हैं | राघोबा विठोबाके परपोते हैं | विठोबाके दो पुत्र, एक गोविन्द और 
उसरे गणेश | गोविन्दके पुत्र गोपाल बोवा हुए. ओर गणेशके ज्यम्बक 
ओर फिर ज्यम्बकके राघोबा | 
त॒कारामजीके प्रथम पुत्र महादेव बोवा थे | इनके वशमें बासुदेव 
बोवा हुए-तुकारामजीके महादेव, मह्मदेवके आबाजी, आबाजीके मुकुन्द 
आर मुकुन्दके वासुदेव। त॒कारामजीके बाद वासुदेव बोवा ही सबसे 
अच्छे निकके। यह भी कहा जाता है कि इन्हींसे देहूका सम्प्रदाय चला | 
वशावलछीका शेष विवरण यहाँ देना अनावश्यक है। शिऊरमें जाकर 
बहिणाबाई और गशड्डर स्वामीके सम्बन्धमें जो द्वेंट खोज की उसका 


( रै३ ) 


उपयोग यथास्थान किया है। निछोबारायका इस्तलिखित ओऔवीबद्ध 
ग्रन्थ मिछा, उससे भी काम लिया है । देहू और छोहगॉवके वर्णन तथा 
शिलालेख भी पाठक देखें | इस ग्रन्थका 'कालनिर्णय*-अध्याय शोधसे 
ही भरा है। ग्रन्थमें जहॉ-तहाँ वारकरी सम्प्रदायका स्वरूप दरसाया है । 
जहाँ जो कागज-पत्र, पुरानी बह्नियोँ ओर वेश्न मिले उन सबकी खोज 
ठीक तरहसे की है। खोजसे कोई स्थान अभी यदि खाली रह गया 
हो अथवा किसीकी खोज इसके बाद प्रकट हो तो उसके लिये मै जिम्मे- 
दार नहीं हूँ । आठ वर्षसे इस ग्रन्थकी पुकार मची है और इसके बारेमें 
अनेक लेख ओर व्याख्यान प्रसिद्ध होते रहे हैं, फिर भी यदि किसीने 
कोई बात मुझसे छिपा रखी हो तो यह उन्हींका दोष हे । 

टस चरित्रग्गनन्थका तीसरा आधार है तुकारामजीक्े प्रयाणकालसे 
लेकर अबतक उनका जो-जो चरित्रकथन और गुणकीतन हुआ, जो- 
जो आख्यायिकाएँ ख्यात हुईं, जो-जो चरित्रग्नन्थ ओर प्रबन्ध लिखे 
गये--उन सबका पर्याठोचन । इस सम्बन्धमें भी दो बाते कहनी हैं | इस 
ग्रन्थम तुकाराम महाराजकी गुणावद्ली और भगवत्क्षपाके प्रसड़ौका वर्णन 
पाठक पढेंगे । इस गुणावलली ओर भगवल्कृपाके दिव्य प्रसड़ महाराजके 
जीवनकालमें सबपर प्रकट हो चुके थे। इस कारण उनके समकालीन 
तथा पश्चात्‌काढीन सभी सत कवियोने प्रेममें विभोर होकर उनका 
वणन किया है । इन्द्रायणीके दहमें तुकारामकी बहियोकों भगवानने जल- 
से उबार लिया। यह् घटना सवत्‌ १६९७ से भी पहले कोल्हापुरतक 
गॉव-गॉवमे फेल चुकी थी | इसी सबत्‌ १६९७ का एक लेख बद्िणाबाईके 
आत्मचरित्रमे मिलता है कि कोल्हापुरमे जयराम स्वामी इरिकीतन करते 
हुए श्रीतुकाराम महाराजके अभक्ल गाया करते थे। रामेश्वर भदने 
तुकाराम महाराजकी जो स्तुति की है उसका प्रसक्ग आगे आवेगा ही ! 
इन्हींकी एक आरतीके एक चरण इस आशयक्रा है कि, पत्थरसहित 
बहियोंकी जलूपर ऐसे रखा जेसी छाई छिटकी हो ।? सदेह वैकुण्ठ- 
गमनके विषयमे रद्धनाथ स्वामीका बड़ा ही सुन्दर पद अन्तिम अध्यायमे 


( ९४ ) 


आया है। इन्हींके भाई विद्ठल ( जन्मसंवत्‌ १६७३ ) की प्रसिद्ध प्रभाती 
“उठि उठि वा पुरुषोत्तमा? मे यह चर्चा भी आ गयी है कि, उनकी 
बहियोँकों ठुमने पानी छगनेतक न दिया? | सबत्‌ १७४३ में देवदासने 
जौ सन्तमालिका? रची उसमे कहा है कि जातिके बनिये तुकाराम, 
तेरे मजनमें बड़ा गादा प्रेम है | इसीसे तूने उस पुरुषोत्तमकों पा लिया, 
जो तेरे कागज भी जढसे तारने चला आया!” श्रीघर स्वामीके 
धसन्तप्रताप' के बहियोके उबारे जानेकी बात लिखी है | सवत्‌ १७३५० के 
च्राद सन्तगुणकीतनोमे तुकारामकी बह्ियोंके तारे जाने तथा उनके 
सशगीर वेकुण्ठ सिधारने--इन दोनों ही घठनाओका कीतेन छिय्रा गया 
है। शिवदिनकेसरी, मध्वमुनीश्वर, देवनाथ महाराज आदिने थपने 
पदों तुकाराम महागणऊी स्तुति करते हुए इन दो कथाओका >मरण 
कराया है। समथ श्रीरामदास स्वामाके सम्पदागवालओने भी तुकाराम आंक 
प्रति अलन्त प्रेम व्यू किया है। समष और तुकाशम एक दूसरेस 
अबब्य ही मिले होगे। 'मिक्षाके मिससे छोटे-बड़े सबको परख ७ 
भहन्त महन्तकों हें हे! इत्यादि सीख दासबत्रोध! द्वारा देनेवाला सम* 
दक्षिणमे कृष्णानदीके तीरे सवत्‌ १७०१ में आये । इसके पॉच वष बाद 
सबृत्‌ १७०७ में तुकाराम अच्श्य हुए। इन पॉच वषके कालमें समय 
तुकारामजीसे कभी न मिले हो, यह तो असम्मव ही प्रतीत होता हे । 
रामदास-तठुकाराम-मिलापके कथाप्रसद्भ रामदासो अन्धोसे वर्णित हैं। उद्धव- 
सतने समथचरित्रमें तथा रद्धनाथ आत्या स्वामी, वामन, निवराज, बौघले 
बोवा और जयराम स्वामीने छिखा हे कि पण्टरपुरमें तुकाराम, 
रामदास मिले । 

भीम स्वामीफे सन्तलीछामृत” में तुकारामचरित्र बीस अभड़ोंमें 
हैं। पर इन बीस अभज्ञोमे भी समर्थ-तुकाराम-मिलनका प्रसद्भ वर्णित 
है तथा ओर भी कई प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध आख्यायिकाएँ: हैं। 'दास- 
विश्रामधाम? की भी यही बात हे | तुकारामजीकी कई अनोखी बाते इस 
प्रन्थमें हैं। उनकी विपत्ति, उनके घेर, निःस्पह्ता और असीम 


( ९१५ ) 


प्रेमाभक्तिका बहुत अधिक वर्णन है। सतोकी छोटी-बड़ी सभी गाथाओमे 
तुकारामका गुणकीतन हुआ है। तुकारामजीकी सब आख्यायिकाओको 
एकत्र करके और उनकी कुछपरम्परा जानकर सन्तचरित्रकार महीपति 
बाबाने पहले ( सवत्‌ १८१९ ) भक्तविजय” मे पॉच अध्यायोका और 
पीछे ( सबत्‌ १८३१ ) 'भक्तलीलामृत' में सोलह अध्यायोका तुकाराम- 
चरित्र लिखकर तुकाराम महाराजकी बढ़ी सेवा की | इन सब बातोसे 
यह अच्छी तरह मारछूम हो जाता है कि किस प्रकार महाराष्ट्रके क्या 
बारकरी और क्‍या अन्य सभी सम्प्रदायोके छोगोमे तुकारामजीकी 
कीविंपताका फहराती रही । परतु सबसे बढ़कर त॒कारामजीके सम्बन्धस 
मौरयेपन्तकी तीस-पेतीस आर्याएं हैं जिनमे उन्होंने ठुकाराम, तुकारामके 
अमड़, इन अभज्जोके कीततनोपर ओर कीतनोद्ारा जनसमूहपर हीनेवाले 
परिभोक्नोंफा बडा ही मार्मिक वणन किया है | तुकाजी, विमद, विशग, 
विभत्सर' थे, नारद-प्रहादऊ॑ रामान छोगौको इरिकथासृत पान करानेक्के 
लिये वैकुण्ठरों उतरे थे | गेसे यह शानाम्बुधि ओर मूर्तिमान्‌ मक्तिष्स! 
श्रीतुकारामकों सब लोग प्रिमसे गावे, ध्यावें और अपने पापोको ठुता- 
बानीसे मस्म करे |? 
श्वात्मासभव देखते तुझकजी फेवछ सखा जनकजीके । 
वैराग्य देख जिसका, छोलन लागे अंग समकजीके ॥१६॥ 
वाणी अभ्नंग जिमकी विन होके हो ने हरिकथा सॉची । 
ओोवा अंग पाले स्तन मातासे प्रसन्नता सॉची ॥१९॥ 
बहु डऊ-ज॑बोकी जो सुभक्तिकी दें सीख तुका जानो । 
उन सम कोई होगए कभी कहीं! क्‍या भक्त तुका-बानी ॥२०॥ 
( हिन्दीपद्मानुवाद ) 
“इन्दुप्रकाश/ वाले सपग्रहके प्रकाशित होनेकें बादसे तुकाराम 
महाराजके चरित्र ओर अभड्ोकी ओर छोगोंका ध्यान विशेषरूपसे 
लछगा। इस संग्रहमें दिये हुए. चरित्रके आधारपर बगलछा और कर्णाठकी 
भाषाओंमें तुकाराम महाराजके चरित्र छिखे गये। ओऔबालकृष्ण महार- 


( ६ ) 


हसका सुन्दर निबन्ध ( सबत्‌ १९३७ ), श्रीकेठुसकरलिखित चरित्र 
( सबत्‌ १९०३ ), श्रीमिडेजीका 'तुकाराम बोवा' प्रबन्ध ओर फिर 
इन्द्रौरके प्रो० शान्ताराम देसाईग्रथित 'तुकाराम अभड्गरत्नोके हार' 
शीर्षक सत्यजिज्ञासाप्रधान और थाह लेनेवाला हृदयकी छगन-छगा 
निबन्ध--ये सब निबन्ध और ग्रन्थ प्रकाशित हुए | फ्रेजर साइबने 
तुकारामके कई अभज्ञोका जो अज्गरेजी अनुवाद किया वह प्रसिद्ध है । 
हमारे ईसाई भाई भी श्रीतुकारामकी गुण-गौरव-सेवामे हमसे बहुत पीछे 
नही हैं। डॉ० मेरी माइकेलका प्रबन्ध भी अच्छा हे और रेवरेण्ड नेहेम्या 
( पूर्व हिंदू औनीलकण्ठ गोरे ) का लिखा हुआ 'ठकारामका धर्मविपयक 
ज्ञान! निबन्ध बहुत ही विद्धत्तापूर्ण है | रेवरेण्ड नवलकर और डॉ० मेक- 
निकलके अड्जरेजी माषामे लिखे छेख नामोल्डेखयोग्य हैं। यहॉकी 
तुकाराम-चर्च-सोसायटी तुकारामकी बानीका प्रचार करनेमे बहुत यत्नवान्‌ 
हे । अबतक जिन-जिन छोगोने अपने-अपने ठड्गसे तुकारामके चरित्र 
और अभड़ोके विषयमे जो कुछ भी लिखा, उन सबको धन्यवाद देकर 
अब प्रस्तुत ्न्थकी दृष्टिके विषयमें दो शब्द लिखता हूँ। 

इस ग्रन्थके (१) अभन्ञोका सूक्ष्मावठोकन, ( २) खोज और 
(३) अबतकके प्रयत्नोका निरीक्षण--ये तीन आधार बताये, अब 
इस ग्रन्थका स्वरूप सक्षेपमे निवेदन करता हूँ । मज्ञठाचरणके पश्चात्‌ 
पहले कालनिर्णयका प्रश्न हल किया है। इसके बादके दो अध्यायोमें 
तुकारामका पूर्वचरित्र है और फिर समग्र मध्यखण्ड उपासनाप्रधान है । 
यह उपासनाखण्ड श्रीतुकाराम महाराजके वचनोके ही आधारपर विस्तार- 
पूबक लिखा हैं जिसमे ऐसा प्रयत्न किया गया हे कि महाराष्ट्रीय भागवत- 
धर्मान॒ुयायियों अर्थात्‌ वारकरियोकी ओर सामान्यतः सबको ही इस 
भागवतसम्प्रदायका विशुद्ध मूलक्रमसे यथार्थ परिशान हो; ओर यह माढ़्म 
हो कि तुकाराम किस साधनक्रमसोपानसे साक्षात्कारकी पेदीतक चर्के 
गये, उनके सामने समुणोपासनाका रहस्य खुल जाय, उन्हें श्रीविद्दल- 
स्वरूपका बोध हो और उनके छिये परमाथमार्गपर चलना संगम दो, 


५ ७3 ) 


भक्तिमार्गको वे स्पष्ट देख के | यही इस विस्तारका मुख्य हेतु रहा है। 
भावुक भगवद्धक्तोको यद्ट मध्यखण्ड बहुत प्रिय ओर बोधप्रद होगा । 
वारकरी सम्प्रदायकी सिद्धान्तपश्जञदशी बतलाकर एकादशीजत, नाम- 
सकीर्तन, सत्सग और परोपकारका महत्त्व तथा तुकारामजीके पूर्वाम्यास- 
का विवरण बताकर विस्तारके साथ अन्तरड्ग प्रमाणोंकी देते हुए. यह 
चर्चा चलायी है कि उन्होने किन-किन अन्थोौका अध्ययन किया था 
और किस अन्थसे क्‍या पाया था। सातवें अध्यायमें गुरुकपा और 
गुरुपरम्पराका विवरण है। चित्तशुद्धिके साधनोमे पाठक तुकारामजीकी 
लोकप्रियताका रहस्य, मनोजय, एकान्तवास, आत्मपरीक्षण और नाम- 
सकीर्तनका आनन्द ले। फिर भक्तिमागंकी श्रेष्ठता, सगुणनिगुणविवेक, 
श्रीविद्धलोपासना और ओमूर्तिपूजा, भगवन्मिलनकी छगन--इन सबको 
देखते हुए सगुण प्रेमको चित्तमें भरते हुए! बिट्डलस्वरूपका परिचय 
प्राप्त करके श्रीविद्वल्मूर्तिकों ध्यानसे मनोमन्दिर्मे बेठावें और रामेश्वर 
भट्ट और तुकाराम महाराजके बादके ममकों जान तुकारामकी ध्यान- 
निष्ठाको ध्यानमें छा श्रीतुकारामके साथ सग्गुण-साक्षात्कारके उनके 
आनन्दका प्रतिआनन्द लाभ करें। इस अन्थका मध्यखण्ड श्रीत॒काराम- 
चरित्रका हृदय है। इसी दहृदयको लेकर आगे बढ़िये। मेघबृशिें 
तुकारामजीने ससारियोंको बार-बार कैसे जगाया है, दाम्मिकोंका कैसा 
भण्डाफोड़ किया है, यह देख ले। पीछे तुकाराम ओर शिवाजी-प्रकरण 
समग्र पढनेके पश्चात्‌ पाठक यह समझ छेंगे कि सन्‍्तोपर ससारियोकी 
ओरसे जो आक्षेप किये जाते हैं वे कितने अयथाथ हैं। इसके अनन्तर 
सोलह शिष्योंकी वार्ताएँ, निछोबारायकी महिमा और इनके बादके 
वारकरी नेता, तुकारामबाबा ओर जीज्ञाबाईका गणशबप्रपञ्न, दोनोकी 
ठु० रा० ३--- 


( १८ ) 


ओर-छोरकी दृष्डियोका मध्य देखते हुए. यह देखें कि श्रीतुकाराम 
महाराज जश्ञान-भक्तिके परमात्मानन्दको कैसे प्राप्त हुए ओर केसे सशरीर 
वेकुण्ठ सिधारे | 


धन्यवादके दो शब्द 


इन्दौरसस्थानाधिपति श्रीमन्‍्त सवाई तुकोजीराब होलकरने इस 
चरित्रग्नन्थका लेखन प्रायः समास हो चुकनेपर इस सत्कायके निमित्त 
बहुत बड़ी द्रव्यसहायता की, इसके छिये मै उनके प्रति अपनी हार्दिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तकाप्रेमी श्रीशिवराव कृष्ण कैकिणी तथा 
स्व० कर्नल कीर्तिकर ओर इस ग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतिको पढ़ते हुए 
चर्चाद्वारा सहायता करनेवाले श्रीभिडेजीके भी बड़े उपकार हैं। भगवान्‌ 
श्रीपाण्डुरदड्भके उपकार तो शब्दोद्वारा व्यक्त हो ही नहीं सकते हैं। 
तुकाबानीमे यही कहना पड़ता है कि-- 


बस करो स्वामी अब ये वचन | 
तेरे कपादान वार्णीरूप ॥ ९ ॥ 
तेरा दिया तेरे चरणोपे वारा। 


कक] 


भार है उतारा पांदुरंग ॥ २॥ 


यू डर मु १ 
ना 'मुमुक्षु' कार्यालय । साधुसन्तीका दासानुदास 


जन्माष्ट मा 
संवत्‌ १९७७ लक्ष्मण रामचन्द्र' पांगारकर 








श्रीशक्मिणीवल्ल माय नमः 


मंगलाचरण 


फैन्स छ (कब 
समचरणसरोजं सार्द्वनीलाम्जुदाभं 
जघननिहितपाणिं. मण्डनं मण्डनानास, 
तरुणतुलसिमाछाकन्धरं कझ्नेत्रे 
सद्यधवलकहासं. विद्वल चिन्तयामि 0 


अभज्जे 

सम चरण दृष्टि विटेवारि साजिरी। 

तेथे माझी हरी वृत्ति राहो॥ ॥ 
आणिक न मायिक पदार्थ । 

तेथें माझे आते नकों देवा ॥१०॥ 
बरह्मादिक परदे. हुःखाची भिराणी। 

तेथें दुश्वित्त न्लणी जडों देसी ॥ ९ ॥ 
तुका रहणे त्याचें कछलें आम्हा वम | 


ञ्ृ 


जें जें कर्म घर्म॑ नाभिवन्त ॥ रे ॥ 
“जनके चरण ओर नेत्र 


न्न सम हैं ऐसे भगवान्‌ ईटपर खड़े बड़े ट्टी 
भछे लगते ईं। हे देव ! दे हरि !! मेरी चित्त 
और कोई मायिक पदार्थ मुझे नहीं चाहिये, 

कभी न छगे । ब्रक्मादिक पद ढुःखोके ही घर 


वृत्ति सदा वहीं लगी रहें । 
भगवन्‌ ! उसमें मेरा सन 
हैं, उनमें मेरा चित्त कभी 


( २२ ) 


दुश्वित न हो। तुका कहता हद, उसका मर्म मैंने जान लिया, जो-जो 
कर्म-धर्म हैं, सब नाशवान्‌ हैं।? 


सम चरन दीठि, इंटासन सोहे | मेरो मन मोहे, सदा हारि ॥ ? ॥ 
आन न चाहिय, मायिक पदार्थ | विषयकामार्थ, नाहीं नाहीं ॥ टेक॥ 
ब्रह्मादिक पद, दुःख-निकेतन | तहों मेरो मन, न हो कदा ॥ २ ॥ 
तुका कहे याको, जान्यो, सब मर्स । जो जो कर्म घम, नासे अन्त || ३ ॥ 
( हिन्दीपद्यानुवाद ) 
(२) 

भक्तराज पुण्डलीकने यह बड़ा उपकार किया जो वेकुण्ठघामका 
निज ब्रह्म यहाँ ले आये । बाल्मूर्ति श्रीपाण्हुरड्ग ( श्रीकृष्ण ) गायो और 
ग्वारलोंसमेत बड़े प्रेमसे आकर यहाँ समपद खड़े हँ। एक अक्षरके 
आधिक्यसे यह दूसरा ( भू- ) बेकुण्ठ ही है। ओर भी अनेक वेकुण्ठ 
कह्नेवाले तीथस्थान हैं पर इसके समान नहीं । इसकी पश्चक्रोशीमे पाप 
ताप या आधि-व्याधि आ ही नहीं सकती | किर विधि और निषेध यहाँ 
किसके छिये रहेंगे ? पुराण ऐसा बताते हैं कि यहाँके मनुष्य चतुझुज हैं, 
इनके हाथोमे सुद्शनचक्र है, कल्पान्तमें भी यहाँ कभी पाप नहीं प्रवेश 
कर सकता । पण्टरी ( पण्टरपुर ) महाक्षेत्र है, इसकी महिमा अपार है । 
त॒का कहता है यहशाँके वारकरी ( नियमपूर्वक यात्रा करनेवाले श्रीविद्ठल- 

भक्त ) धन्य हैं । 

(३) 

कटिपर कर, उर तुलसीमाल। ऐसी नंदलाल छबि देखूँ॥ ? ॥ 
चरन-सरोज खिले. इंटपर | ऐसी सम रूप छबि देखें ॥शु०॥ 
कटे पीताबर गरुड़-वाहन | परम मोहन छबि देखें॥ २ ॥ 
पूल सूख हुआ पंजर केवल । अब तो दयाल आवो नाथ ॥ २ ॥ 
'तुक़ाकी हे स्कमी, करो पूरी आस | करो न निरास हरि मेरे ॥ 9 ॥ 


( रेई ) 


( ४) 


हे रक्मिणीवल्लम ! तुम्हारी छबिमें मेरी ओंखें गड़ जायें। हे 
नाथ ! तुम्हारा रूप मधुर है, नाम भी ठम्हारा बसा ही मधुर है । ऐसा 
करो कि इसी माधुरीमे मेरा प्रेम सदा बना रहे । अरी मेरी बिठामाई ! 
मुझे यही वरदान दे ओर मेरे हृदयकों अपना घर बना ले। त॒का कहता 
है, मे ओर कुछ नहीं चाहता, सारा सुख तो तेरे चरणोमे ही हे । 


(०) 
सुंदर सुकुमार, मदनमोहन | रवि-ससि-मान, हर लीने ॥ ? ॥ 
कस्तूरीलेपन, चंदनकी खोर | सोहे गर हार, वैजयंती |टेक॥ 
मुकुट कुंडल, श्रीमुख सोहत | सुख-सुनिर्मित, सब अंग ॥ २॥ 
पीत पट घारे, पीताबर काछे | घनश्याम आछे, कान्हा मेरे ॥ हे ॥ 
जी मेरों अधीर, मिले को मुरारी । हटो तुम नारी, तुका कहे ॥ 9 ॥ 


५8) 


सुंदर सो ध्यान, ठाढे इंटासन | कर कटिसन, सन भावे ॥ ? ॥ 
गले वंदा-माल, काछे पीताबर | मोहे निरंतर, सोई ध्यान ॥बु०॥ 
मकर कुंडल, जगमगे खबन | कोस्तुम रतन, कंठ राजे ॥ २॥ 
तुका कहे मेरो, यहै सर्व खुख | जो देखें श्रीमुख, प्रियतम ॥ रे ॥ 


( ७) 
श्रीअनन्त मधुसू दन । पद्मनाभ नारायण | 
जगव्यापक जनादेन | आनन्दपन अविनाश ॥ १ ॥ 
सकल ' देवाधिदेव | दयाणव श्राकेशव । 


सहानंद्‌ महानुभाव | सदाशिव सहजरूप ॥ब्रु०॥ 


( २७ ) 


चक्रपर विश्व॑ंभर | गरुडध्वज करुणाकर | 
सहस्रपाद सहस्नरकर | क्षीरसागर शेषज्ञयन ॥ २ ॥| 
कमलनयन कमलापति । कामिनि मोहन सदनमूर्ति | 
भवतारक घारकशक्षिति | वामनमृति. त्िविक्रम ॥ है ॥ 
सर्व सगुण  निर्गुण | जगजनक जगजीवन | 
वसुदेव देवकी-नंदन | बालरॉगनन॑ बालक्षष्ण ॥ 9 ॥ 
तुका रावरी झरणी | ठॉव दीजे निज चरण। 
विनय मेरी कीजे श्रवण | भवबंधन ते छुडावों ॥ ५॥ 


(८) 


जो नित्य निरामय अद्वय आनन्दस्वरूप और योगीजनोके निज 
ध्येय हैं, वही समचरण श्रीवि्वलरूप देखो, भीमातीरपर, इंटपर विराज 
रहे हैं। पुराण जिनकी स्तुति करते नहीं अघाते और वेद भी जिनका 
पार नहीं पाते वही श्रीपुण्डरीकके प्रेमसे साकार बन आये हैं। तुका 
कहता है, सनकादिक मुनिगण जिनका ध्यान करते हैं वही हमारे कुलदेव 
यह श्रीपाण्डुरक्ष महाराज हैं । 


#& अथांत्‌ 'क्षितिधारक--एथ्वीको धारण करनेवाले ।? इस विषयर्मे 
गीता अध्याय १५ छोक १३ में भगवान कहते ईं--गामाविश्य च 
भूतानि धारयाम्यहमौजसा” अर्थात्‌ प्रथ्वीमें आकर में सब भूतोको धारण 
करता हूँ !! इसका भाष्य करते हुए. ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, 'में 
पृथ्वीमे घुस बेठा हूँ, इसीसे इस महाजलसमुद्रमें यह मिद्ठीके एक छोदे- 
सी पथ्वी घुल नहीं जाती ।? 


' बालरॉगन--यह मराठी शब्दप्रयोग हिन्दी-अनुवादमें भी ज्यों- 


का-त्यो रहने दिया है | 'रॉगने? का अर्थ है रेंगना और रेंगना-रॉगना 
हिन्दीमें भी कहते ही हैं । “-अनुवादक 


( २५ ) 
(९) 


श्रीवद्चल-नाम-सड्डीतन बड़ा ही मधुर हे। विग्ठल ही तो इमारा 
जीवन है ओर झाँक्ष-करताल ही हमारा सारा धन है | 'विदठठक, विटठल? 
वाणी अमियरससज्ञीवनी है। तुका रेंगा हे इसी रह्धमे, अज्भ-अज्भमे 
विट्ठल भ्रीरड्ध हैं । 


(१० ) 


मेरी बिठामेया प्रेम-रस पनहाती है, छातीसे छगाकर अपना 
अमृतस्तन मेरे मुखमें देती है। अपने पाससे जरा भी बिछुड़ने नहीं 
देती । जो भी मॉगता हैँ, देती है, ना! तो कभी करती ही नहीं । 
निठुराई नामकों भी नहीं, दयाकी मूर्ति है। ठुका कहता है, वह अपने 
हाथसे जो कोर मेरे मुँहमें डालती हे, वह ब्रह्मरस ही होता है । 


(११ ) 


आघषादी आयी, कार्तिकीकी हाट छगी | बस, ये ही दो हाट काफो 
हैं ओर व्यापार अब करनेका कुछ काम नहीं। यहाँ भक्तिके भावसे 
कैबल्यआनन्दकी राशियोका लेन-देन करो । विदठछ नामका सिक्का यहाँ 
चलता है, उसके बिना कोई किसीको यहाँ पूछता नहीं । 


( १२ ) 
नेहर है मेरा, पंढरी-पत्तन | कूटत घान, गाऊें गीत ॥ £ ॥ 
राई रखमाईं, सत्यभामा माता | पंडुरंगय. पिता करें वास ॥ टेक॥ 
उद्धव अक्र, व्यास अबरीष | नारद मुर्नीश, भाई मेरे ॥ ९२॥ 
गरुड़जी बन्धु, लाडिले पुंडलीक | तिनके कोतुक, गेय मेरे ॥ रे ॥ 
मेरे बहु गोती, संत ओ महंत । नित्य सुमिरत, सर्वनाम ॥ ४ ॥ 


( रद ) 


20 हर ८ का» 


निवत्ति ज्ानदेव, सोपान चांगाजी | मेरे जीके है जी, नामदेव ॥ ५ ॥ 
नागा जनमित्र, नरहरि सुनार। रेदास, कबीर, से मेरे ॥ $॥ 
सुनो यूरदास, माला सावताजा। गात गुणकंजा गावा यावा ॥ ७॥ 
चोखामेला संत, हृदयके हार । कभी ना बिसार हरि-दास ॥ ८ ॥ 
जीवके जीवन, एका-जनाद॑न | पाठक श्रीकान्ह, मीराबाई ॥ ९ ॥ 
अन्य मुनि संत, महंत सजन | सबके चरण, माथे घरूँ॥०॥ 
सुख संग जाते, पंढरी-दर्शन | तदीय कीत॑न, करूँ सदा ॥?॥ 
तुका कहे माता, पिता मेरे ये ही । सुखरूप दही, ग्रह्श्नगी ॥१९॥ 


( १३ ) 


इन सनन्‍्तोके बड़े उपकार हैं। कहॉतक गिनाऊँ ? ये मुझे निरन्तर 
जगाते रहते हैं। क्‍या देकर इनका एड्सान उताझू १ इनके चरणोम 
यदि अपना प्राण भी अपण कर दूँ तो वह भी अत्यल्य है। जिनका 
स्वेर आलाप भी हितगर्म उपदेश होता है, वे कितना कष्ट उठाकर मुझे 
शिक्षा देते हैं! बछड़ेपर गोका जो भाव होता हे उसी भावसे ये मुझे 
सम्हाले रहते हैं । 


(१४ ) 


जो ब्रह्मरूप हैं उनके कर्म भी सकल्पविकल्पविरहित होनेसे ब्द्मरूप 
ही होते हैं । र्फटिकशिछा जिस रगकी वस्तुके पास रखो, उसी रगकी 
दिखायी पड़ेगी, पर वास्तवमे वह रहती है उपाधिसे अछूग ही । बच्चे 
अनेक प्रकारकी बोलियोसे माताकों पुकारते हैं, पर उन बोलियोका 
यथातथ्य श्ञान माताको दी होता ह। ऐसे जो उपाधिरहित अन्तर्शानी 
हैं, तुका उनकी वन्दना करता है, बार-बार उनके चरणोमें गिरता है । 


( २७ ) 
(१५ ) 


सन्ताँने मर्मकी बात खोलकर हमें बता दी हे--हाथमें शॉँझ, 
मजीरा ले लो और नाचों | समाधिके सुखकों भी इसपर न्योछावर कर 
दो। ऐसा ब्रह्मस इस नाम-सड़ीत्तनमें भरा हुआ है। भक्ति-भाग्यका 
बल-भरोसा ऐसा हे कि उससे इस ब्रह्मरससेवनका आनन्द दिन-दिन 
बढ़ता ही जाता है। चित्तमें अवश्य ही कोई सन्देद्वान्दोलन न हो । यह 
समझ लो कि चारो मुक्तियाँ हरिदासोकी दासियों हैं। इसीसे त॒ुका 
कहता है, मनको शान्ति मिलती है और त्रिविध ताप एक क्षणमें नष्ट हो 
जाते हैं । 


( १६ ) 


सदा-सवंदा नाम-सकीतन और हरि-कथा-गान होनेसे चित्तमें 
अखण्ड' आनन्द बना रहता हे। सम्पूर्ण सुख ओर श्ज्ञार इसीमे मैने 
पा लिया ओर अब आनन्द झूम रहा हूँ । अब कही कोई कमी ही 
नहीं रही । इसी देहमें विदेहका आनन्द ले रहा हूँ | तुका कहता है, इम 
तो अग्निरूप हो गये, अब इन अज्ञोंमें पाप-पुण्यका स्पश भी नहीं 
होने पाता । 


(१७) 


नाम-संकातव सुगम साधन । पाप-उच्छेदद जडमूल ॥ १ ॥ 
मारे मारे फिरो काहे बन बन | आबे नारायण घर बेठे ॥टेक॥ 
जाओ न कही करो एक चित्त | पुकार अनन्त दयाधन ॥ २ ॥ 
राम कृष्ण हरि विद्वल केशव ।” मन्त्र भारि भाव जपो सदा ॥ ह ॥ 
नहिं कोई अन्य सुगम सुप्थ | कहेँ में सपथ कृष्णजीकी || 9 ॥ 
तुका कहे सीधा सबसे सुगम । सुर्धी-जनाराम रमणीक॥ ५ ॥॥ 


( रे८ ) 
(360) 


कोटि-कोटि आनन्द मेरे पेटमें समा गये | नामका अखण्ड प्रेम- 
प्रवाह चला हे । राम-कृष्ण नारायण नाम अखण्ड जीवन हे, कहींसे भी 


खण्डित होनेवाला नहीं | इइ-परलोक दोनो, तुका कहे, इसके 
समतीर हैं । 


( १९ ) 


हरिपद दाता नाहि भय चिता | दुःखके निहन्ता नारायण ॥ ?॥ 
नहें घपिर भार संसार उद्गेग | हें. सवरोग पांडुरंग ॥ टेक 
रहे मन घधीर सदा समाधान | सुखके निधान संग खड़े॥ २॥ 
तुका कहे मेरे सखा पांडुरंग | व्यापि रहे जय इकले ही ॥ ३ ॥ 





#ध्ड कण णिए 5 





जे कीिए /धिए सवीए सन परमिष्ठ गरनिए: गए दवीजेर परमिट प्रीमिषटशणिए परम फ्ररिए परिषिह फुकिएत :/ 








रू 


) 


न 


'2ऋनिरि: ठामिए: अर 


732. 
रे 


मय िएल अर 


हि 


20 
के है हुए 
५ 


द्टःः 
करा 





कन्गिटहन्‍ अरिह करिए 





ध्छ 


३० 
| 4 


श्रीतुकाराम-चरित्र 
पहला अध्याय 
४“ एी 
काल-नियाय 
जो-जी कुछ धमसे है उसकी रक्षा करनेके ढिये प्रतियुगमें मै आया 
करूँ, यह तो स्वभाव-प्रवाइ ही है और यह पहलेसे ही चला आया है। 


( ४९ ) इसी कामके छिये मै युग-युगमे अबतार ढेता हूं। पर इस 
बातकों जो समझे वही बुद्धिमान्‌ है । ( ५७ ) 


--भीक्ञानेश्वरी' अ० ४ 
श्रीतुकाराम-चरित्रकी महिमा 


इस ग्रथमाध्यायमे भ्रीतुकाराम महाराजके जीवनकी मुख्य-मुख्य 
घटनाओंका कालानुक्रम निश्चित करना है। तत््व-दष्टिसे विचारे तो' 


३० श्रीतुकाराम-चरिघ्र 


महात्माओंके जीवनका हिसाब ही इम क्या लगा सकते हैं १ मृत्युको 
मारकर जो चिर|ज्जीव हुए और काल्‍ढू-नागकों नाथकर उसपर नाचते 
हुए. जो छोकसंग्रहमात्रके लिये स्वेच्छासे भूछोकमे विचरते रहे उनका 
जन्म क्या ओर मृत्यु ही क्‍या? जीवनन्मुक्त महात्मा छोक-कल्याणकी 
विमछ सूक्ष्म वासना चित्तमें धारण किये समय-समयपर भूछोकमे अबतीण 


हुआ करते हैं, ओर कुछ सत्सद्वियोंको अपने सत्सद्भधका असामान्य छाभ 
ठटिलाकर जहॉ-के-तहाँ ही विछीन हो जाते हैं। जन्म-मरणका तो इमलोग 
उनपर मिथ्या ही आरोपण करते हैं। यथाथंमें सूयभगवान्‌ तो अपने 
स्थानमें ही स्थिर रहते हैं, पर उदयास्तकों मान? मानकर हम उनपर 
उनके उगने-ड्रबनेका आरोपण किया करते हैं। हमारा दिन-मान भी 
ऐसा ही होता है कि जब हमारे घरकी छतपर सूयका प्रकाग आता है तब 
हम समझते हैं कि सूर्योदय हुआ और जब हमारे घरसे सूर्यभगवान्‌ नहीं 
दिखायी देते तभी हम सूर्यास्त मान छेते हैं। श्रीराम-कृष्णादि भगवद- 
बतारोमे और अन्य विभूतियोके चरित्रोकी भी यही बात है। उनका अजन्मा 
होकर भी “जन्मना,” अक्रिय होकर भी कम करना' ओर अमर द्लोकर 
भी मरना? ही यथाथमें उनका चरित्र है! तुकाराम महाराजके ऐसे 
चरित्रका विचार करनेसे उनका चरित्र लिखना असम्भव दी हो उठता है | 
तुकारामजी कहते हैं, हम वेकुण्ठवासी हैं, यहाँ बेकुण्ठसे आये हैं |? 
ऐसे बकुण्ठवासी तुकारामका चरित्र कहोँसे कब आरम्भ हुआ और कहाँ 
जाकर कब समाप्त हुआ, यह मला कौन बता सकता है ? तुकारामजीने 
स्वय ही बताया है कि इम कहाँसे आये और किसलिये आये । 'भक्तिका 
डड्डा बजे, कलिकालका दमन हों ओर सब लोग भक्तिमे मगवानका 
जय-जयकार करें! यही उनके अवतीण होनेका प्रयोनन था और उनका 
चरित्र भी उन्हींकी वाणीसे “बानी कहूँ वेदनीति । करूँ कृति सन्‍्तोंकी ।” 
यही था। भगवानका सनन्‍्देशा ले करके ही वह आये थे | 'ठका कहे 
हरि पठायो सदेस सुखद सुदेश भक्ति पथ !? भक्तिका डड्ढा बजाने 

कक्िकाढ-नागको नाथने, वेदनीतिका प्रचार करने, भगवानके सुखद 


काल-नि्णय ३१ 


सुरम्य भक्ति-मार्गका सन्देशा लेकर वह आये थे। अर्थात्‌ वह सिद्धरूपसे- 
भगवद्विभूतिरूपसे ही अवतीण हुए थे । ऐसे सत्पुरुषका चरित्र सामान्य 
साधकके चरित्रका-सा छिखना क्‍या समुचित होगा ? अकाल पड़ा; ञ्री- 
पुत्र अन्नके बिना भूखों मर गये, मन विकल हुआ, चित्तपर विषाद छा 
गया और फिर इससे वेराग्य हो आया ! तब भण्डारा-पर्वतपर गये, 
ग्रन्थोका अध्ययन और नामस्मरण करने छगे। स्वप्ममें गुरुने आकर 
दशन दे अनुग्रह किया, इससे वह कृतार्थ हुए, कवित्वस्फूर्ति हुई, मुखसे 
अभज्ञ-गज्जा प्रवाहित होने छगी, हरि-कीत॑ंनोकी धूम मचायी और 
अन्तमें परछोक सिधारे। इन बातोके अतिरिक्त श्रीतुकाराम महाराजका 
चरित्र और हम ब्या वर्णन कर सकते हैं ? इन बातोंमें सांसारिक 
दुखोका जो भाग है वह तो कितने ही ससारियों और साधकोके मागमे 
बदा ही रहता है। इसी रास्तेहीपर तो सब चल रहे हैं। पर इन्हें 
तुकाराम मदाराजकी-सी दिव्य स्फूर्ति नहीं होती, इसका कारण कया है ? 
दुमिक्ष, अपमान, आपदा, ज्लरी-पुत्र-विरह इत्यादि बातोसे अत्यन्त दुखी 
होकर तुकाराम ससारसे उपराम हुए, यही तो हम चरित्रकार तुकाराम- 
चरित्र सुनावेगे, पर ऐसी-ऐसी आपदाओका सोना रोनेवाछे असख्य 
जीव इस संसारमे हैं। पर इन सबको तुकारामकी-सी उपरामता अशत. 
भी क्यो नहीं होती ? नाना ग्रकारकी विपत्तियोसे घबराकर कुएँमे जा 
गिरनेवाले या अफीम खाकर आत्महत्यापर उतारू होनेवाले अथवा हाथ 
पेसा !? करते हुए. मरनेवाले सींडमे लिपटी मक्खीकी तरह घनके ही 
पीछे पडे हुए उसीमे मर मिट्नेवाले जीबोकी इस ससारमे कोई कमी नहीं 
है| कमी है उन्हीं छोगोकी जो विपत्तियोंपर सवार होते हैं, उनसे दब नहीं 
जाते। धनको तुच्छ समझनेवाले, विपत्तियोके पह्ाड़ोको ढा देनेवाले त॒का- 
राम ऐसे ही रणबॉकुड़े वीरोके सरदार थे | ऐसे वीर, ऐसे बीर-शिरोमणि 
जिन्होंने मायाकों जड़-मूलसे उखाड़ डाला, कहाँसे पेदा होते हैं, यही तो 
प्रश्न है| बात यह है कि जो महात्मा हैं वे महात्मा ही हैं । उनके सम्बन्धमे 
कार्य-कारण-परम्परा जोड़नेकी हमारी विचार-पद्धति बेचारी बेकार ही हो 


ह्चेर श्रीतुकाराम-चरित्र 


जाती है। तुकाराम-जैसे सन्त-वीर एक ही जीवनके फल नहीं, 'अनेक- 
जन्म संसिद्ध” होते हैं। तुकारामनें देहूग्राममें, ओर उसके चतुर्दिक जो 
पुण्य-काय किया वह्दी पुण्य-काय पूवजन्मोमे भी करते रहे, इसीसे 
विपत्तियोंके बड़े-बड़े दुर्गोको उन्होंने आसानीसे जीत छिया। 
विपत्तियोंके आनेसे उन्हें वराग्य हुआ यह कहना तो यहाँ शोभा 
नहीं देता। यहाँके योग्य बात यही है कि उनके जन्म-सिद्ध अपार ज्ञान- 
भक्ति-वेराग्यके सामने विपत्तियों बाढूकी भीतकी तरह दइ गयीं । 
तुकारामजीने स्वयं ही कहा है, पिछले अनेक जन्मौसे हम यही करते 
आये हैं; ससार-दुःखसे दुखी जीवोको विश्वास दिलाकर ढाठस बँधाते 

हरिके गीत गाते, वष्णवोकों एकन्न करते ओर पत्थरोतकको पिघलाते--- 
यही सब तो करते--आये हैं |? जन्म-जन्म यही करते आये हैं और इस 
जन्ममें भी यही करना है। इनके सिवा ओर कोन ऐसा कर सकता है ? 
एक स्थानमें इन्होंने कहा है कि 'भगवन्‌ ! जब-जब आपने अवतार 
लिया तब-तब भक्तिका आनन्द ढूटने ओर वह आनन्द सबको वितरण 
करने में भी आपके सज्ञ आया हूँ ।? प्रभुके प्रत्येक अवतारमें आकर 
उन्होंने भक्तिका डका बजाया ओर आगे भी बजाते ही रहेंगे। ऐसे जिन 


श्रीतुकारामने महाराष्ट्रददेशके देहू-स्थानमें आकर अवस्थान किया उनकी 
इन सब लीलाओंकी एक माछा गेथकर तैयार करना उसीसे बन पड़ 
सकता है जो वसाही दिव्यदृष्टिसम्पन्न महात्मा हो अर्थात्‌ जो ऐसे 
भगवद्धि मूतियों के अगले-पिछछे सब चरित्रोमे एक-सी प्रवाहित होनेवाली 
अन्तःसलिला लीला-धाराको प्रत्यक्ष कर सकता हो। यह परम 
सोभाग्य किसको प्राप्त है ? इम तो अपने अन्तरद्ञ स्वजनोंके भी 
अन्तगंत मनोव्यापारोंका ठीक-ठीक पता नहीं छूगा सकते. उनके 
स्वभाव, गुण, दोष और चेश्लओकी गाँठे नहीं खोछ सकते, उनके क्रम- 
विकासके इतिहासके गोरखधन्धेको नहीं सुलझा सकते, उनके चरित्रोके 
विविध प्रसद्भोकों वास्तविक स्वरूप नहीं जान सकते, ओर यहॉतक कि 
अपने ही मनकी बातोंतकको नहीं समझ पाते । ऐसी अवस्थामें तुकाराम-से 


काल-निर्णय ३३ 


दिव्य पुरुषोंके चरित्रोका रहस्य मरा क्‍या जान सकते हैं ? सच है, 
महात्माओके चरित्र वणन करनेका काम आसमानपर खोल चढ़ानेका- 
सा ही साहस है ! महात्माओके चरित्र महात्मा ही जान सकते हैं, महात्मा 
ही लिख सकते हैं। स्वय सन्त हुए बिना सन्त-चरित्रका रहस्य नहीं 
जाना जा सकता | तुकाराम-जेसे सन्‍्तका चरित्र तुकाराम-जैसे सन्त ही 
लिचे तभी उनका चरित्र-कथन यथाथ हो सकता है। इतना सब कुछ 
सोचते हुए. भी मैने यह चरित्र लिखनेका साहस किया है। कविकुलतिलक 
कालिदासके कथनानुसार मेरा यह प्रथत्व कहीं ऐसा न हो जैसे कोई 
बौना मनुष्य ऊँचे वृक्षकी ऊँची डारमे छगे फलोको तोड़नेके लिये 
अपने हाथ ऊँचे करे । इस बातका भय भी मुझे हुआ, पर बालकपर 
बड़ोकी कृपा होती है। फल तोड़नेकी बालककी इच्छा जान बड़े उसे 
अपने कन्धोपर उठा छेते हैं, ओर उनकी ऊँचाईका सहारा पाकर बालक 
अपना हृठ पूरा कर छेते हैं। मैंने यह चरित्र छिखनेका साइस किया है, 
यह ऐसा ही है ओर साधु-सन्तोके कृपाशीर्वादका ही इसे सहारा है। इस 
बाल-हठको पार लगाना भी उन्हीका काम है। भक्तोके चरित्र भगवानकों 
प्रिय होते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जो मेरे ( भगवानके ) 
चग्त्रिका कीर्तन करते है वे भी सुझे प्राणोसे भी अधिक प्यारे 
लगते हैं। ( २२७ ) और जो मेरे भक्तोकी कथा कहते हैं. उन्हें तो मे 
अपने परम देव मानता हैँ ।! ( २३८ ) [ शानेश्वरी अ० १२ | भीगीता- 
ज्ञानेश्वी माताके इन वचनोके अनुसार यह पृण्य-कार्य भगवानको, 
प्रसन्न करनेका सर्वोत्तम साधन जान, चित्तमे दृढ श्रद्धा धारण कर 
ओपाण्डुरज्न मगवानका स्मरण करके मै इस वाग्यश्को आरम्म करता हूँ। 


२ काल-गणनाका महत्त 


भीतुकाराम महाराजका जन्म कब हुआ, कब उन्हें गुरूपदेश प्राप्त 
हुआ, कब वह यहाँसे चले गये, उनके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएँ, 


तु० रा० ३-८ 


३७8 श्रीतुकाराम-चरित्र 


कब किस क्रमसे हुईं और उनकी कुछ आयु कितनी थी, इन बातोकी 
चर्चा अबतक थोड़ी-बहुत हो चुकी है। पर सब पहलुओंसे इन सब 
बातोका पूर्ण विचार करके निर्णय करनेका काम अभीतक नहीं हुआ है । 
इसलिये इस निबन्धमे यह निणय करनेका काम यथासाध्य पूरा किया 
जाय | परमाथ-दृष्टिमे काछ-गणनाका विचार कोई बड़ा रहरव नहीं 
रखता, पर इतिहासकी दृष्टिमे इसका बडा महत्त्व है। मदहात्वायोंके 
जीवनचरित्रोसे मुमुक्षुजन यही जानना चाहते हैं कि उन महात्माओंमे 
कौन-कोन-से दिव्य लक्षण थे और ८६ दिव्य सम्पदा उन्होंने कै पायी, 
परिश्थितिसे छड़ते-मिड़ते हुए. वे मइत्‌ पदपर केसे जारूद हुए, वेराग्य 
उन्हे कैसे प्रात हुआ, उन्होंने क्या-बय जस्य|ल कय,, कसी -जजर्था 
और जीवनचर्या बनायी, उनकी ज्ञान-सक्ति आर सन» गया के मे था, 
सड़ुगेसे भगवानने उन्हे केसे उबारा, तयारकों व क्या ।उखा दय॑ श्त्यादि। 
मुमुक्षुओका तो यही ध्यान रदइता है ओर यहां ठीक भी है; क्योकि सन्‍्त- 
चरित्रोको देख अपना चरित्र सुधारने, सन्तोके निर्मछ चरित्र-दपंणकों अपने 
सामने रखकर उनके भक्ति-शान-बेराग्यको प्राप्त होने, उनके पदलिह्नोकों 
देख-देख उसी रास्तेसे चलनेकी शुभेच्छा भगवत्कृपासे झिन्‍्हें प्राप्त हुई हो 
उन्हें काल-गणनाकी-सी नीरस-सी चर्चा लेकर क्या करना है ? अमराईमे 
बैठा हुआ मनुष्य झ्लुधित होनेपर आम्रफलक तोड़कर खा छेना ही सबसे 
आवश्यक कार्य समझेगा | उसे इस चर्चासे क्‍या प्रयोजन कि ये पेड़ 
किसने, कब, कैसे, कहसि पाकर छूगाये ओर कितने बरसमें ये फछे ! क्षु धा- 
निवृत्तिकी चित्तवृत्तिमें इस चर्चाका कोई खास महत्त्व नही है । उसका 
काम क्षुधा-निद्वत्तिका साघन करना है, इधर-उधर देखना नहीं। मदन 
भक्त प्रह्मद किस शताब्दीमें, किस जातिमे, किस देशमें, कत्र पंदा हुए ओर 
कबतक जिये। भागवत ग्रन्थ किसका बनाया है--वेदव्यासदेवका या 
बोपदेवका अथवा इसकी रचना किस शताब्दीमें हुई इत्यादि बातोकी चर्चा 
परमामृतके प्यासे परमाथके साधकोकों नीरस-सी ही जान पड़ेगी | वह 
प्रह्मादके जीवन-रसकों पानेके लिये छग्पटाने छगेगा जिससे प्रह्मादने 


काल-निणय ३७ 


पिताके सब अत्याचारोको सहकर नारायणके परम रसका पान किया ! 
इतनी-सी उमरमे इतना महान तप और ऐसी अटठछ निष्ठा। इसोके 
ध्यानमें निमग्न होकर वह ग्रेमभरे अन्तःकरणमे प्रह्मदकों अपने नेत्रोमे 
चिज्नित कर छेगा, और 'पुकारते ही दोंडे आकर खम्मकों फोड़ऊर 
बाहर निकलनेवाले ऐसे दयालु मेरी विठामाईके सिवा और कोन 
हो सकते हैं ? इस कथा-रहस्यकों हृदयमें धारण कर तुकारामके समान 
वह भगवसत्मेमानन्दम उछलने और नाचने लगेगा। सच्चे भक्तोंका यही 
मार्ग है और अपने परम कल्थाणका यही साथन है, इससें कोई सन्देह 
नहीं । तथापि आधुनिक पद्धतिसे चरित्र-प्रन्थ लिखनेवाला लेखक काल- 
गणनाकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता । इतिदास और समाज-शाख्रकी 
दृष्टिसे काल-निणयका बड़ा महत्व है। काछ-निणय इतिह्ासका नेत्र है, 
काल-निणयके बिना इतिहास अन्धा रह जाता है। ठीक-ठीक काछ- 
निर्णय न होनेसे कार्य-झकारणसम्बन्धकों समझ्षना असम्भव होता है, कितने 
ही विशवार श्रम छोगोमे फेक जाते हैं आर 'कहींको इंट और कहीका 
सेड़ा! लेकर भानमतीका कुनबा” जोड़ा जाता हैं। इसलिये काल- 
नि० यका काम छोड़ नहीं दिय। जा सकता | अतएव इस प्रथम अध्यायमें 
ही यह काम कर छें, तब द्वितीय अध्यायसे भ्रीठुकाराम महाराजका काछ- 
क्रमानुसार चग्त्रि बणन करेंगे । 


३ ज्योतिर्षिदोंको सहायता 


आरम्ममे ही मै यह बतला देना चाहता हूँ कि तिथि-बार और 
शक सवत्‌ आदिका मिलान प्रसिद्ध ज्वोतिर्विदोंसे झैक-ठीक करा लिया 
है और तभी यह अध्याय लिखा है। पूनेके प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीकेतकर, 
श्रीखरे और ग्वालियरके प्री० आपटेने इस काममें सहायता की है। पर 
सबसे अधिक ( स्वर्गीय ) छोकमान्य तिछकका उपकार है जिन्होंने आठ 


इ्दे श्रीत॒ुकाराम-चरिजत्र 


दिनमे सब गणित करके मुझे जिन शक-मितियोकी आवश्यकता थी उनका 
निणय करके एक कागजपर लिखकर मेरे हवाके किया। इस अध्यायमें 
जो ज्योतिगंणित है वह सब छोकमान्य तिलकका है। जिन ज्योतिर्विदोने 
इस कायमें मेरी सहायता की उन सबके प्रति मैं यहाँ कृतश्ञता प्रकट 
कर काल-निर्णयके प्रसज्ञकी ओर आगे बद्ता हूँ | 


४ प्रयाण-कालके बारेमें तीन मत 


श्रीतुकाराम महाराजके जन्म-सवत्के सम्बन्धमें कोई निश्चित प्रमाण 
नहीं मिला है | जो है, अनुमान है ओर ऐसे अनुमानोके चार मत हैं ! 
प्रयाण-कालके सम्बन्धमे भी तीन मत हैं। इन सब मतोका परीक्षण 
करके यह देखा जाय कि इनमे ग्राह्य मत कोन-सा है । जन्म-कालरू या 
ग्रयाण-काल कुछ भी ही तो भी उससे किसोका कुछ बनता-बिगड़ता 
नहीं | काल-निणयका विषय कोई आग्रहका विषय भी नहीं है । गणितके 
हारा ही इस विषयमे निणय किया जा सकता है। पर जहाँ गणितकी 
सहायता भी पूरा काम नहीं देती वहाँ तारतम्यसे काम लेना पड़ता है । 
जन्म-काछ अथवा प्रयाण-काकू कोई भी एक कारक निश्चित करके तब 
दूसरा काल निश्चित करना ठीक होगा। पहले प्रयाण काछ निश्चित 
करें। इस सम्बन्ध जो तीन मत हैं वे इस प्रकार है-- 


(१) प्रयाण-कालछके सम्बन्धमे जो सबसे प्राचीन छेख मिलता है 
वह तुकाराम महाराजके रेखक सन्ताजी जगनाडेके पुत्र बालाजी 
जगनाडेके हाथका छिखा है। इन दोनो पिता-पुत्रके हाथकी लिखी 
अभगोकी बहियाँ तलेगॉवमे हँ। बालाजीके हाथकी बहीमें २१६ वें 
पृष्ठपर यह छेख दै-श्रीवपशालीवाहन शक १५७२ विक्ृति नाम सवत्सर 
फाल्युन बदी २ द्वितीया वार सोमवारके दिन तुकोबा गोसाई बेकुण्ट 
गये। स्वशरीरसहित गये |” इस लेखसे तुकाराम महाराजकी प्रयाण- 
तिथि फाल्गुन वदी २ सोमवार शाके १०७२ है | 


काल-निणय ३७ 


(२ ) देहूमें देहूकरोके यहाँ पूजामे जो अभमगोकी बही है उसमें 
अन्तके एक प्ृष्ठपर यह लेख है--शाफ़े १५७१ विरोधी नाम संवत्सर 
फाल्गुन बदी ह्वितीया, वार सोमवार । उम दिन प्रातःकाछमे तुकोबाने 
तीथंको प्रयाण किया | शुम भवतु मगलछम्‌ |? यही समय महीपतिबाबाने 
भी भक्तलीछामृत अ० ४० में दिया है । जगनाडोकी बहियोके छेखोके 
बादके ये दोनो लेख हैं ओर ये ही बहुत माने गये हैं | 


( ३ ) प्रसिद्ध इतिहासकार ( स्वर्गीय ) राजवाडेका यह मत है कि 
फाल्गुन बदी द्वितीया, वार सोमवार शाके १५७० में आती है इसलिये 
प्रयाण-काल १५७० शाफे मानना चाहिये। 


७ मतोंकी मीमांसा 


इन तीनों लेखोम फाह्गुन बदी २ समान हे ओर वबथा अ्रमाण 
है। कारण, देहमे तथा वारकरियोम सबंत्र ही इस (तथिको, तुकाराम 
महाराजके प्रयाण-कालसे ही, पुण्योत्सव मनाया जाता है। वषके सम्बन्ध- 
में तीन मत हो गये हैं, पर कठिनाई यह है कि शाके १५७०, १५७१, 
१०५७२ इनमसे किसी भी वष फाल्युन बदी द्वितीयाकों सोमवार नहीं था | 
१५७१ में फाल्गुन बदी २ को सोमवार न पाकर राजवाडे महोदयने 
सोमवारके लिये प्रयाण-काल एक वर्ष पीछे घसीटा है, पर १५७० मे भी 
उस तिथिकों सोमवार नहीं मिलता, रविवार आता है। १५७१ मे 
शनिवार और १५७२ मे गुरुवार आता है। फाह्गुन बदी २ को इन 
लीन वर्षोमेसे किसीमे भी सोमवार नहीं है । पर प्रयाण-काछ॒कों रखना 





३८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


होगा इन्हीं तीन वर्षोके भीतर ही । शिवाजी महाराजका जन्म शिवनेरी- 
दुर्गमें शाके १५४९ मे# वेशाख शुक्ल २ को हुआ । दादाजी कोडदेवकी 
सहायतासे स्वराज्य-सस्थापनका उद्योग उन्होंने शाके १५६० के लगभग 
आरम्म किया। शिवाजीकी मनोभूमि घमंभूमि थी, जिजाबाई ( उनकी 
माता ) ओर दादाजीसे उन्हे जो शिक्षा मिली वह भी घर्म-शिक्षा ही थी । 
शिवाजीके हृदयमे यह विश्वास जमा हुआ था कि स्वराज्य-सस्थापनका 
उद्योग साधु-सन्तोके कृपाशीर्बादके बिना सफल नहीं हों सकता | इससे 
चिंचवड-निवासी महात्मा देव और देहके विदेइ-देही श्रीतुकारामके पावन 
दशनोका सोभाग्य उन्हे जाके १८६० के पश्चात्‌ ०-६ वे भीतर दी 
प्राम हुआ और कीतेन सुनगेवा भी उन्हें चसका लग गया। दाटारी 
पूनेके सूउेगर थे। एक सन्यारी पहात्माके कहनेसे उन्होंने ठुं%पम 
सहाराजको पूनेसे बुडबाया औा पूनाबासी मदाराजों कीत॑न 
सुनकर मुघ हो गये। सबके चित्तपन उनके श,न-भक्ति-वेराग्यका 
रंग चढ़ गण जैसा कि मदीपतिबाबाने छिस्ण ग्य्खा है। गदाजीकी 
मृत्यु १७६९-७० शाकेके छगभग हुई, १८६८ तक तो <ह 
अवश्य ही जीवित थे क्योकि १८६८ का उनका एक निणय-पत्र 
प्रसिद्ध है! इनका तुकारामजीकों पूनेमे छिवरा छाना, उनके कीर्तनपर 
पूनावासियोका मुग्ध होकर जयजयकार करना, ठुकाराम महाराजकी अनेक- 
कथाओको थिवाजीका श्रवण करना इत्यादि बातें भाके "५६६ और 
१५७१५ के बीचकी हैं। शाऊफे १५७०-७१ के लगभग तुफाराम, शिवाजी 
ओर रामदास तीनोंका मिछय अवश्य हुआ होगा | इसलिये इसके बंद 
ओर १०७५२ के पहले अर्थात्‌ ७०, ७१ और ७२ इन्हीं तीन वर्षोर्म किसी 
समय तुकाराम महाराजने प्रयाण किया होगा। इन तीन व्मिसे 





असल. अलल+ननननननमनन»>नक सा. शरननमन्‍>नाबन>न+ 





शी 





९ जिथे गब्गतली! और 'शिवभारत? के प्रमाणसे अब्र श्रीशिवाजी 
महाराजका जन्म-वर्ष शाके १५७१ ( सबत्‌ १६८६ ) माना जाता है | 
उसी प्रमाणसे जन्म-दिन फाल्गुन शुक्छ ३ है |--अनुवादक 


काल-निर्णय 44 


कौन-सा व निश्चित होनेयोंग्य है यह देखनेके लिये एक बात 
विचारणीय है ! 


६ ग्रयाण-काल-निर्णय 


तुकाराम महाराजनै अपनी घमपत्नी जिजाबाईकों पूर्णवीध! नामसे 
११ झगगौम जो उपदेश किया है वह प्रयाणके ४-७ ही दिन पहले किया 
होगा, णह उन अमंगोकों देखनेसे ही स्पष्ट विदित होता है| ठ॒काराम 
और जिञ्नाबाई? वाले अध्यायमे इन अभगोका विध्तारके साथ विचार 
होगेवात है इसलिये यहाँ इस प्रसगमे जितने अशका बिचार आवश्यक 
है उत् पढ़ी करेंगे। इन अमगोम तुकारामजी जिजाबाईसे कहते हैं, 
धपर-दू, , गाय बैठ, बाउ बच्चे इन सबररसे अपना ममत्व हटा छो ओर 
अपना गछा छुड़ा लो | सबका अपना-अपना प्रारूष है, इसलिये ठुम 
इगके गेलम फेंसकर अयना नाग मत करो | घरूद्वार, भाजन-छाजन 
सब ब्राह्मणोकों दानकर एकदम निश्चिन्त हो जाओ । इससे हम-तुम 
साथ दो वैक॒ण्ठ चले चलेगे। देव, ऋषि, मुनि सब हम दोनोका जय- 
जयफार करेंगे ! यह सुख दनोकों मिछेगा, देवता ओर ऋषि बड़ा 
उत्मब कोंगे, रत्वचटित विमानमें बेठवेंगे, गन्ध्व नाम-गान करेंगे, 
सावन हे -मिद्द अगवानी करेगे, सुखमात्रकी इच्छा वहाँ पूण हंगी | 
जहाँ. गे माता-पिता बैठे हैं वहों चले और उनके चरणोका आहिगन 
कर उसया हो 2 जाते । अब इन नेत्राकों माता-पिताके दर्शन द्वोगे उस 
समय ह सुस्तका मे क्‍या वर्णन करूँ |? 


इन अभगोमे यह स्पष्ट ही जान पड़ता है कि पूर्णव्रोध! के ये अभग 
उन्होंने उसी समय रचे हैं जब वेकुण्ठकी ओर ही लनका ध्यान छगा था । 
प्रयाणके पूर्व कुछ दिन बह जिजाईसे कहा करते थे कि हम अब वेकुण्ठ 
चले !? प्र वह उनकी बात समझ न सकी | वे अभग उसी सम्यके हैं 


४० श्रीतुकाराम-चरित्र 


जब 'वे देवऋषि', 'जडित विमानः, वे बेकुण्ठबासी माता-पिता! नेत्रोंके 
सामने आ गये थे । शुक्ल दशमीसे ही बेकुण्ठकी रठ छगी ! उसी दिन 
भगवान्‌ तुकारामसे मिलने बेकुण्ठसे आये । उस समय उनका सत्कार 
करनेयोग्य कोई सामग्री त॒कारामके समीप नहीं थी । तब उन्होंने इस 
आशयका अमग कहा है कि हपीकेश अतिथि होकर घर आये है, अब 
इनका क्‍या देकर सत्कार करूँ। पानीस चावबरूके कन घोलकर मामने 
रख दिये [! इस घटनाके स्मारकस्वरूप फाल्गुन शुक्छ १० को चावछके 
कनोका ही भगवानकों भोग छगता हैं। इसे देहूम अबतक 'कनिया- 
दशमी? कहते भी हैं । 


और एक बात हैं, बेकुण्ठ सिधारनेका निश्चय करनेपर ही उन्होंने 
जिजाबाईकों पूर्णयोध! सुनाकर अपना कतंव्य पूरा किया | यह केवल 
मेरी ही कल्पना नहीं हे | निछोबारायने भी कहा है कि पहले स्वर्गकों 
जाते हुए तुकागमने अपनी स्लीको उपदेश किया ।? यह उपदेश उन्होंने 
किस दिन किया यह उन्‍्हींके अभगोमे मालूम हो जाता है, प्रातःकाल हे, 
द्वादशीका पर्वकाल है, शुक्हपक्षका आज सोमवार हे, ऐसे पर्वपर जीको 
कडा करके सब कुछ दान कर दो | फाहल्गुन शुक्छ ११ को रविवार, १२ 
को सोमवार, १३ को मगलवार, १४ को बुधवार, पूर्णिमाकों शुरुवार, 
बदी १ को शुक्रवार और बदी २ को शनिवार इस प्रकार तिथि-वारका यह 
एक सप्ताह बन जाता है, और 'पिले' के केलेण्डरसे भी यह दिसात्र ठीक 
मिलता है | फाल्गुन शुक्छ १२ को सोमवार था, यह बात व॒ुकाराम महा 
राजके अभगसे हां सिद्ध हे ओर इसी क्रमसे जन्त्री मिछाकर देखनेसे भी 
बदी २ को जब शनिवार ही आता हे तब सीधा हिसाब यही है कि शाके 
१०५७०-७१-७२ इन तीन वर्षोम जिस किसी वर्ष फाह्गुन बदी २ को 
शनिवार हो वही वर्ष तुकाराम महाराजके प्रयाणका वर्ष माना जाय । 
शाके १५७२ में इस तिथिको गुरुवार हे, १५७० में खिवार है, केवल 
१५७१ में ही इस तिथिकों शनिवार हे। फाल्युन शुक्छ १९ को सोमवार 


अ्कलननमनकतनननानत- किले ०७-५८ ५कमनननन- अमन प कक क++क० पल मत 


कालानणयद पज 


होना चाहिये सो इसी वर्षमे है ओर इसी क्रमसे बदी २ को शनिवार 
है। इसलिये शाके १५७१ ही ठुकाराम महाराजके प्रयाणका वर्ष मानना 
चाहिये । कई पुराने कागजोमे १५७१ में ही तुकाराम महाराजके 
प्रयाण करनेका उल्लेख भी हैं । ताथय, फाल्युन बदी २ ( पूर्णिमान्त 
मासके द्विसाबसे चैत्र कृष्ण २) शाके १५७१ ( सबत्‌ १७०६ ) 
शनिवारके दिन प्रातःकाल तुकारामजी वैकुण्ठ सिघारे यह बात निश्चित 
हुई | & अब जन्म-वर्ष देखें । 


७ जन्म-वर्ष के बारेमें चार मत 


जन्म वर्षके सम्बन्धम चार मत इस प्रकार ईं-- 


( १) कवि चरित्रकार जनादन रामचन्द्रजीने छिखा हे कि 
“तुकाराम देहम शाके १५१० मे पैदा हुए । 

(२) देहू और पण्टरपुरकी तुकारामकी वशावलीमे उनका जन्म 
माघ शुक्ल ५ गुरुवार शाके १५२० को लिखा है | 


( ३) इतिहासकार राजवाडेने वाईम मिली हुई एक प्राचीन 
बशावलीको प्रमाण मानकर और प्रमाणान्तरोसे मिलानकर तुकाराम- 
जन्म शाके १४९० मे माना है | 


( ४) 'सन्तलीलामृत' मे महीपतिबाबाने त॒कारामके प्रथम इकीस 
वर्षोका जो चम्त्रि-विवरण दिया है उससे ये बाते माछूम होती हैं-- 


१३ वें बर्ष तुकारामके सिरपर ग्रहस्थीका सारा भार आ पड़ा | 


१७ वें वर्ष उनके माता-पिता इहलोक छोड़ गये ओर पीछे बड़े 
भाई सावजीका देह्यान्त हुआ । 








लिममममक, 





& इस दिन अगरेजी तारीख ९ मार्च १६०० ईं० थी । 


४२ श्रीतुकाराम-चरित्र 
१८ वें वष सावजी तीर्थायनकों गये | 


२० वे वर्षतक इन तीन वर्षोसि इन्होने गह-सुत-दाराके साथ सुख- 
पूवंक गहस्थी चलायी । 


२१ वे वर्ष दिवाला निकला, घोर दुर्सिक्ष पड़ा, दुकारामकी ज्येष्ठा 
पत्नी और डससे उत्पन्न पृत्र दोनों अन्नके बिना हाहकार कर 
मर गये । 


महीपतिबालने यह विवरण देकर इसे तुकागम-वर्त्रिकी 'पूर्नाथ- 
समाति! कहा है। इसका वाच्या्थ ही ग्रहण करे और इन २५ वपको 
पूर्वार्ध मान ले तो त॒कारामकी आयु ४० वर्ष मानगी ण्डेगी. ,मी- सि- 
बाबाने तुकारामके प्रयाणका वर्ष १५७१ ही बताया है| इसलो. पर्य 
घटा दें तो जन्मब+ जाके १५२९-२० आता है। यदि इस ' पृर्वा 'प- 
समाप्ति! को रक्ष्याथने 'अजान-प्रकृतिका अन्तः माने वो जे पक, कोई 
भी वर्ष मान लिया जा सकता है! पर बहुतोंने वाच्या्थ दी अटण किया 
है और जन्मवर्ष शाके १५३० माना है। 


८ चार मतोंका विचार 


इन चार मतोमेसे कौन ठीक उतरता है, यह अब देखना चाहिये ! 
कवि चरित्रकारने जन्म-बर्ष १५१० दे दिया है, पर कोई प्रमाण नहीं 
बताया है इसलिये यह ग्राह्म नही हो सकता | देह और पण्टरपुरकी बशा- 
वलियोको मैने देखा है। वे ५०-७५ वर्षसे अधिक प्राचीन नहीं है और 
इनमे जो जन्म-बष १५२० दिया है उसके साथ इन्हीमे दी हुई जन्म- 
तिथि माघ शुक्ल ५ गुरुवारका मेल नहीं बेठता | माघ शुक्ल पश्चमीकों 
गुरुवार तो नहीं था | इस व माघ शुक्छ ५ को रविवार था और माघ 
कृष्ण ५ को सोमवार था, इसलिये इसे भी प्रमाण नहीं मान सकते | 


काल-निणय ४रे 


रे 


९ इतिहासकार राजवाड़ेका मत 


इतिहासकार राजवाडेने जन्म-ब्ष शाके १४९० माना है और इसके 
पक्षमें तीन प्रमाण दिये हैं--( १ ) वाईमें मिली हुई वंशावली, ( २ ) 
निबन्धमालामें वामनविष्णु लेलेद्वारा प्रकाशित एक प्राचीन पत्र, जिसमे 
तुकारामके गुरु-उपदेशके सम्बन्ध महीपति नामक किसी पुरुषके बनाये 
५ अभंग हैं, जिनमेसे एक अभगका आशय यह है कि बाबाजी चेतन्यने 
शाके १४९३ प्रजापति नाम सबत्सर वेशाख बदी १९ को समाधि 
ली ओर उसके तीस वध बाद तुकारामपर अनुग्रह किया )! प्रजापति- 
संबत्सरसे ३० वा ू्वत्सर झावरी / जाके १०२० ) है। पर तुकारामने 
एक अभगमे कहा है कि माब शदछ १. गरुबार! देख गण्ने अद्भीकार 
किया, इसलिये मात्र शक्कर १० को शरााएं का इंता आयश्यक है | 
गाझे १५२२ में इस तिथयिकों गुरुका सह बार न मिलता, मिलता है 
जाके १५४० विलम्बी सवत्मरभ अग्ात्‌ उपण्क्त महीपतिक अमगमे 
तीस बषकी जो बात छिखी है उरका अथ तीस ही नहीं, पच्चीस-तीमस- 
जैसा है। इल प्रकार राजवाडेके मतसे बाबाजी जैतन्यने तुकारामको 
शाके १५२० विलम्ब नाम संबत्मरम साघ शुब9 १3० गुरवारके दिन 
उपदेश किया। बअन्म-वप शाके १४९० और इरूपदिेश-बर्ष १५२० 
मानकर इस बीचके तुकाराम-चरित्रक २१ वपका विवरण राजबाडेने 
वही माना है जो मह।पतिबाबा बतछाते है । ज्ाफ ,७५७१ 3 फाल्गुन 
मासम तुकारामने प्रयाण किया अयोत्‌ उमर समय उनकी आय ८१ बप- 
की थो | उपयुक्त श़रीपतित जमगत शाऊे १४९३ मे जवानी चतन्‍्यकी 
समाधि है ओर इसके तीस वर्ष अनन्तर तुझारामकों उनका गुरूपदेश 
प्राप्त होता है | इसे सही मात केनेसे तुकारामकी आयु उस समय २५०- 
३० वषकी रही होगी यह स्पष्ट है। अथात्‌ इस प्रकारसे उनका जन्यव- 
बष शाके १४९० मानना पहता है। (३) ठुकारामने एक अभगमे कहा 
है, जरा कण्णमूछमे आकर बातें करने लगी?, इससे भी राजवाड्डोे यह 
अनुमान करते हैं कि तुकाराम स्वग सिधारनेके समय बहुत बूद्ध हो गये थे । 


5७8 श्रीतुकाराम-चरित्र 


इन तीन प्रमाणोंके अतिरिक्त एक प्रमाण राजवाडेजीकी ओरसे में 
ही पेश किये देता हैँ | तुकारामजीके शिष्योमेसे एक शिवा कसेरे नामक 
शिष्य लोहगाँवमे रहते थे, वहाँ उनका बनवाया हुआ एक कूप हैं और 
उसपर शाके १०३४ मे खुदा छुआ एक शिलालेख है। उस शिल्तालेख- 
को शोधकर उसपर एक प्रबन्ध मेने शाके १८३७ म भारत-इतिहास- 
सशथ्योधक-मण्डलकी सभाम पढ़ा था। राजवाडेजी जिसे लोइगोव बतलाते 
हैँ वह लोहगॉव नही हे, यह बात मैने उस लेखमे सप्रमाण बता दी थी 
और वह शिक्षाछेख थो सामने रख दिया था। इस शिलालेखसे तुकाराम- 
का जन्म शाके १४९० में ही हुआ होगा इसी बातकी पुष्टि होती है । 


१० उनके मतका परीक्षण 


अब राजवाडेके मतानुसार तुकाराम-जन्म शाके १४९० में मान 
लेना कहाँतक युक्तिसगत हो सकता हे, यह देखें । 


बाईकी वशावलीऊो प्रमाण मानें तो उस प्रमाणमे प्रमाद मौजूद हे । 
महीपतिबाबा और देहूकरोकी वशावली दोनों ही एक रायसे बतलाते हैं 
कि विश्वम्भरबाबाके दो पुत्रोमेसे हरि बड़ा था और मुकुन्द छोटा, पर 
बाईकी वशावलीमे मुकुन्दकों बड़ा और दरिकों छोटा कहा है। इसके 
अतिरिक्त बाईकी वशावलीमें तुकारामके दादाका नाम रंगनाथ और 
परदादाका नाम सोमाजी छिखा है| पर मद्दीपतिबाबा ओर देहूकरोकी 
वशावली दोनों ही दादाका नाम कान्दजी ओर परदादाका नाम शकर- 
बाबा बतछाते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वाईमें किसी 
वारकरीके घरकी किसी पोथीमें मिली हुईं वशावछीकी अपेक्षा तुकारामके 
सतू-शिष्य और शोधक महीपतिबाबा और तुकारामके वशजोके वचन 
अधिक विश्वसनीय ओर सम्मान्य हैं । इसलिये वाईकी जिस वशावलीमें 
ऐसी-ऐसी भूले हैं उसका दिया हुआ जन्म-वर्ष १४९० भी कहाँतक 
विश्वसनीय हो सकता है ? 


काल-निणय' ४५ 


राजवाडेने जिन महीपतिके अभंग उद्धृत किये हैं वह महीपति कौन 
थे ? कोई महीपति-नामधारी जरूर थे, पर महीपतिबाबा वह नहीं हैं, यह 
बात उन अभगोकी ही दो बातोंसे स्पष्ट होती है । कारण, यह महीपति 
कहते हैं कि तुकारामकी ओतुरनामक स्थानमे ग्ुरूपदेश प्राप्त हुआ, और 
भक्तलीलामृतम महीपतिबाबा लिखते हैं कि तुकारामकों यह गुरूपदेश 
देहमे प्रास हुआ । दूसरी बात यह है कि यह महीपतिबाबाजी चेतन्य 
और केगव चेतन्यको एक ही बतलाते है | ओर वारकरी-सम्प्रदायमे यह 
मान्यता हे कि राघव चेतन्य, केशव चेतन्य ओर बाबाजी चेतन्य ठुका- 
रामकी गुरुत्रयी है अर्थात्‌ बाबाजी चेदन्यके शुरु केशव चेतन्य और 
केशव चेतन्यके गुरु राघय चेतन्य थे | इन दोनो बातोसे यह स्पष्ठ होता 
है कि ताहराबादकर श्रीमहीपतिबाबाके ये अमग नहीं हैं । यह कोई दूसरे 
ही महीपति हैं। राजवाडे ज्ञिन वाईकी वशावलरली ओर महीपतिके 
अभगोके आधारोपर तुकाशमकी ८१ वर्षकी आयुकी अद्वालिका खड़ी 
करते है वे आधार बहत ही कच्चे है। इनको प्रमाण नही माना जा 
सकता | 


जरा कणमूले! वाली बातसे राजवाडेजीने अनुमान किया है कि 
मृत्यु-समयमे तुकाराम बहुत बृद्ध हो गये थे। कानोके पासके बाल जब 
इवेत होने लगते हैं तब उसे यमराजकी ध्वजा यानी यमराजके आगमन- 
की प्रथम सूचना मानने ओर कहनेकी परिपाटी पहलेसे चली आयी हे । 
पर अतिवृद्ध होना ही उसका अभिप्राय नही है। बालोका श्वेत होना 
२८ वे वषसे ६० वे वर्षतक, अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार आगे-पीछे 
आरम्भ हो जाता हे। ठुकारामकों बयसके १८ वे वषके बादसे संसारमे 
दुःख-ही-दुःख मोगने पड़े, इससे ४० वें वर्षफके छगभग उनके मुँहसे 
जरा कणंमूलमे आकर बाते करने लगी?-ऐसा उद्बार निकला हो तो 
क्या आश्चर्य है ? और “जरा कण्णमूलभे आकर बातें करने छगी” इस 
वाक्यसे जरा या बालोके व्वेत होनेका आरम्म ही सूचित होता हे । ओर 
यही अभिप्राय व्यक्त करनेके लिये इस प्राचीन उतक्तिप्रकारका प्रयोग 


छदे श्रीतुकाराम-चरित्र 


किया जाता है। कथासरित्सागर द्वितीय छम्बक द्वितीय तरंगका २१६ 
बॉ छोक देखिये---. - 
अथ  तस्य जरां प्रशान्तिदूती- 
शुपयातां क्षितिपए्व_ कण्घूलस्‌ । 


(ट 


सहसेध.. विछोक्‍्य. जातकोपा 
बत दूरे दिपयस्एुटा पशूव॥। 


यह सुभाषित तो ग्रलिद्ध है ह++- 
कृतान्वर्थ. बूसती जरा कर्णमूछे 
सापागाय पर्दादि जोक दाशुप्रण्‌ | 


परआंपरएज्ययापफं व्यय 
मजध्च॑ साख तार सु ॥ 


सस्कृत-साहित्यत ऐसे अनेक अवत्रण दिये या सकते ६! यि 
प्रयाण-कालमें तुकाराम सचमुच ही बहुत वृद्ध हुए होते तो ब् दवृल्त-सूचक 
और भी कुछ उल्लेख उनके अमगोम मिले होत और राजवाडंजी उन्हें 
उद्धत भी करते । पर ऐसे उल्लेख कहीं है ही नहीं | 


अब शिवा कसेरेके कूपकी बात रह गयी | इस कूपपर शाके १०३४ 
का लेख है। इससे तुकारामजीका जन्म इससे बहुत पहले हुआ होगा ऐसा 
अनुमान कोई करे तो वह भी नही माना जा सकता [ तुकारामजीने शिवबा- 
पर अनुग्रह्द किया, उसके बाद उन्हींकी आशाम शिवबाने वह कूप बन- 
वाया, ऐसा महीपतिबाबाने लिखा हे, पर यह सुनी सुनायी बात ही उन्होंने 
लिखी होगी। कूपके शिलालेखमे (शिऊजी? नाम है| पर यह शिऊजी तुका- 
रामजीके शिष्य शिवजी कसेरा हे या उनके कोई दादा-परदादा या और 
कोई, यह निश्रयपूर्वक नही जाना जा सकता | निश्चय इतना तो अवश्य 
हो सकता दे कि त॒कारामके शिष्य शिवजीने तुकारामकी आज्ञासे यह कृप 


काल-निणय 3७ 


बनवाया होता तो उस शिलालेखमे जहाँ श्रीगणेश और श्रीकालिकाको 
प्रथम नमन किया गया है वहाँ उनके स्थानमें या उनके साथ ही 
ओपाण्डुरज्ञाय नमः, श्रीयक्मिणीविद्लाभ्या नमः भी अवश्य होता । 
तुकारामका शिष्य होकर गणेश और कालिकाकों तो स्मरण करे और 
विद्वल-रखुमाईकी भूछ जाय, ऐसा नहीं हो सकता । इसलिये यह कृप 
बनवानेवाला शिवा कमेरा या तो तुकारामका शिष्य शिवा कमेरा नहीं 
है था कम-से-फप कृूप बनवानेके समयतक बह तुकारामका शिष्य नहीं 
था, यह बात सिद्ध दोती है। इस तरह तुकारामका जन्म-बर्ष जाके 
१४९७ माननेकी पुष्टि इस कूपसे भी नही होती | 


तकारामकी आयुमयांदा ८१ वर्ष मानेके विरुद्ध एक बड़ी बात 
यह भी है कि जिस समय तुकाराम बेकुण्ठ सिधारे उस समय जिज्नाई 
गर्भवती थीं। ठ॒ुकारामके दोनो विवाह उनके माता-पिताके रहते ही हुए 
थे और माता-पिता उनके बयसके सतरहवे बर्ष मृत्युछोकसे बिदा हुए 
यह मह्दीपतिबाबाने शाष्ट ही कहा हैं। राजवाडेजी भी इस बातको मानते 
हैं कि तुकारामका प्रथम विवाह उनके बयमके १२ वे वर्षमे ओर द्वितीय 
विवाह चोदहवें वर्षम हुआ । अर्थात्‌ तुकारामकी ह्वितीया पत्नी उनसे 
अधिक-से-अधिक ८, ६ वष छोटी रही होगी। अर्थात्‌ प्रयाणके समय 
यदि तुकाराम ८१ वषके रहे हो तो जिजाई ७५-७६ बषकी रही होगी | 
पर इस वयसमे उनके सन्तान होना असम्भव है । अपनी बातकी पुष्टिमे 
राजवाडेजीने निजामुरूमुल्क, जमन तत्त्ववेत्ता गेटी ओर गुरुचरित्र! पे 


वर्णित बॉल्के वृद्धावस्थामे सन्तान होना, ये तीन दृष्ठान्त उपस्थित 
किये हैं | 


राजवाडेजी बतलाते हैं कि निजामुलूमुल्क जब ८० बरसके थे तब 
उनके लड़का पेंदा हुआ । पर इस छड़केकी याने निजाम अछीकी माता 
निजामुर्मुल्ककी कोथी ज्ली थी, कितने वषकी थी, तथा राजपुरुषोंकी 
जन्म-कथाओसें कभी-कभी कितने पेच-पॉँच होते हैँ, इन सब बातोका 


४८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


विचार उन्होने नहीं किया है। निजामुलमुल्क-जैसोके उदाहरण महात्माओ- 
के चरित्रोमे देना भी प्रशस्त नहीं है। दूसरा उदाइरण गेटीका है। 
६० वर्षतक यह ब्रह्मचारी रहे, पीछे इन्होने विवाह किया और विवाह 
भी एक युवतीसे किया | इसलिये यह दृश्ान्त भी यहाँ नही घटता। फिर 
शीतकटिबन्धके मनुष्योंकी बात कुछ है, उष्णकटिबन्धके मनुष्योकी बात 
कुछ और | इसलिये भी यह उदाइरण ठीक नहीं है। तीसरा उदाहरण 
“ुरुचरित्र! में वर्णित स्रीका है। राजवाडेजी कहते हैं, प्रसिद्ध गुरू 
चरित्र-अन्थमे, मासिक घमकों छूटे बीस-पचीस वर्ष बीत चुके थे, ऐसी' 
एक बृद्धा छीके सतान होना लिखा है। यह स्त्री प्र पूतिके समय ७०-७० 
बर्षकी रही होगी !” यह कथा गुरुचरित्र! के ३९ थे अध्यायमे है । वह 
स्री सौमनाथकी पत्नी गगा है। इस स्त्रीके ६० वे वर्ष श्रीगुरुकपासे 
संतान हुईं, यह तो गुरुचरित्रमें लिखा है, पर राजवाडेजीने ७०-७८ 
बर्षकी बना डाला है। इस कथामें उस स्रीके ६० वरषकी होनेका कई 
बार उल्लेख हुआ है । दूसरे यह कि गगाबाई बॉझ थी और उन्हे पुत्र- 
मुख-दर्शनकी बड़ी छालछसा थी। जिजाईकी बात तो ऐसी नहीं थी । 
यौवन प्रास होनेके समयसे ही उनके बच्चे होने छंगे ओर उनसे उनका 
जी भी ऊब गया था। तीसरी बात यह कि गगाबाई बॉस थीं ओर बच्चा 
होनेके लिये उन्होने कितनी मानताएँ मानी थीं, पुत्रके छिये वह ईश्वरसे 
प्रार्थना किया करती थीं ओर श्रीगुरुने अपनी सिद्धाईका एक चमत्कार 
दिखाया जो उन्हें ६० वषकी अवस्थामे (पुत्र दिया। जिजञाईके सम्बन्धमें 
ऐसी कोई बात नहीं है। जिजाईके सन्‍्ततिकी कोई कमी नहीं थी। कच्चे- 
बच्चे पालते-पोसते इस जजालसे उनका जी ऊब गया था और ऐसी अवस्थामें 
वयसके ७०वें वर्ष जिजाईके सतान हो, यह तो असम्मव है | इसलिये बात यह्द 
है कि प्रयाणके समय ठ॒कारामकी आयु ८१ वर्ष नहीं थी और न जिजाईका 
मासिक धर्म ही छूठा था। चौथी बात यह कि बयसके २१ वे वर्षमें वैराग्य 
वरण करनेवाले तुकाराम ८१ वें वर्षमे भी आम्यधर्मरत हों, यद्द बात भी 
जेचनेलायक नहीं है | वर्णाअमधरमंका साधारण नियम यह है कि--- 


काल-निणय ७५९, 


शेशवे5+यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाधके मुनिवृत्तीनां योगेनानते वलुत्यजाम ॥ 
( रघुबश सग १। ८ ) 


इस साधारण नियमको तुकारामने न माना हो, ऐसी बात तो 
समझके बाहर है। प्राचीन परम्परा यही है कि कोई भी धार्मिक हिन्दू 
५०-७५ वयसके बाद प्रायः ग्राम्यधममे मन नहीं छगाते। फिर जो 
तुकाराम अपने अबतीण होनेका यह प्रयोजन बतछाते हैं कि 'बमरक्षणके 
लिये हमारा सारा उद्योग है?, जो अपनी बाणीसे वेदनीति ही कहते हैं? 
ओर “वही करते हैं जो सन्‍्तोने किया, वह तुकाराम अपने इस अन्तिम 
पुत्रक गभमे आनेके समय ८१ वषके हो ही नहीं सकते । 


११ सवत्‌ १६८६ का अकाल 

अब रह गया तीसरा मत, जिसके अनुसार तुकारामका जन्म-वर्ष 
शाके १०३० है। इसके पक्षमें ऐतिहासिक प्रमाण काफी हैं और 
परम्पराकी मान्यता भी है। महीपतिबाबाने जो यह कहा है कि २१ 
वषकी अवध्थमें जीवनका 'पूर्वांध समास छुआ?, वह वाच्याथ्थसे भी 
सही है और इसको प्रमाण माननेके लिये ऐतिहासिक आधार भी है। 
वाच्याथ लेनेसे तुकाराम महाराजकी आयु कुछ ४१-४२ बष माननी 
पडती है ओर इस प्रकार उनका जन्म-वर्ष शाके १५३० ग्रहण करना 
ठीक है। मह्दीपतिबाबाने लिख रक्खा है कि उनके वयसके “इकीसवे 
वर्ष विपरीत काल” आया अर्थात्‌ घोर दुर्मिक्ष पड़ा ओर उसमें उनकी 
प्रथम ख्रीकों अन्नके बिना प्राण त्यागने पड़े | तुकाराम महाराजके बयस- 
का यह इकीसवाँ वध ( जन्म-वध १५३० माननेसे ) शाके १५०१ मे 
आता है ओर इतिहाससे यह बात मिलती है कि शाके १००१ 
(सवत्‌ १६८६ वैक्रम या सन्‌ १६२९-३० ईसवी ) में केवल पूनेमे 
ही नहीं सम्पूर्ण महाराष्ट्रमें घोर दुर्मिक्ष पड़ा था। अब्दुल इमीद 
लाहोरी नामक एक मुसलमान इतिहासकारने शाइहजहों बादशाहके 

तु० रा० ४--- 


(५० श्रीत॒ुकाराम-चरित्र 


शासनकाछके प्रथम २० वर्षका एक इतिहास बादशाइनामा” के नामसे 
लिखा है। यह लाहोरी १६०४ ई० में मरे। यह तुकारामजीके सम- 
कालीन थे, बादशाहनामा” में इन्होंने लिखा है, 'पिछले साल ( सन्‌ 
१६२९ ई० ) बालाघाटकी तरफ बारिश नही हुई ओर दोलताबादकी 
तरफ तो एक बूँद भी पानी नहीं गिरा । इस साल ( सन्‌ १६३० ई० ) 
आसपासके सब सूबोंमे नाजकी कमी हुई ओर दक्खिन और गुजरातमे 
तो हाय मची । यहॉके लछोगोका दाल ऐसा बेहाल हुआ कि कुछ कहने- 
की बात नहीं। रोटीके एक-एक टुकड़ेपर जानवर और बच्चे बिकने 
छगे, तो भी कोई गाहक न मिलता । बडे-बडे दानी एक-एक टुकड़ेफे 
लिये हाथ पसारनें छगे | छाशोमेसे हड्डियों निकाल-निकालकर उन्हें 
पीस-पीसकर वह पिसान आटठेमें मिलाया जानें छगा | यहॉतक नौबत 
आ गयी कि आदमी-आदमीको खाने छगे ! यहाँतक कि मॉ-बाप अपने 
बच्चोको खाने छगे ! जहाँ-तहाँ लाशोके ढेर दिखायी देने छगे | अच्छी- 
से-अच्छी जमीनमें भी एक दाना नही पैदा हुआ । कहीं एक बेँद पानी 
नहीं, एक दाना अन्न नहीं, यह हालत इन सूबोकी हुई *।? ( इहि- 
यट ऐण्ड डासन भाग ७ 0० २४० ) इसीका उल्छेख एलफिन्स्टनके 
इतिहासमें (५० ५०७ ) ओर पूना गजेटियरमें ( भाग हे पृ० ४०३ ) 
किया हुआ है। ठकाराम महाराजके समकालीन इतिहासकारने शाके 
१००१-०२ के उस भीषण दुभिक्षका यह वर्णन किया है । शाके १८८०१ 
का वर्षाकाछ वर्षकि बिना ही बीता, इससे उसी व दुर्भिक्षका सामना 
पड़ा । पर पहलेका जमा अन्न जहाँ जो था उससे वह वर्ष तो लोगोंने 
किसी प्रकार रोते-गाते बिता दिया। पर जब शाके १०८२ में भी वर्षा 
नहीं हुई तब छोगोके दुःखका कोई ठिकाना न रहा और यहॉतक नौबत 
आयी कि हजारों आदमी अन्नके बिना मर गये और आदमी-आदमीको 
खाने छगे ! इस दुभिक्षके विषयमे अपने यहाँ घरका प्रमाण भी मौजूद 
हे। राजवाडे महोदयने 'मराठोके इतिहासके साधन” प्रकाशित किये 
हैं। इनके १५ वें खण्डमें शिवाजी महाराजके समयका पत्र-व्यवहार 


काल-निणय १ 


अ्रकाशित हुआ है। लेखाड़ ४१३-४१४ और ४१९ देखिये। मोजा 
'िगुरडाके पायीछ ( गॉवके मुखिया ) ने शाके १५०१ के कुआरमें ३१ 
मोजोकी अपनी वृत्तिका आधा हिस्सा बेचते हुए लिखा है कि आफत 
ओर फिवरतके मारे भूखों मर रहे हैं, इसलिये “आधी पाटिलाई 
अपनी खुभीसे बेचते हैं |! शाके १८८३ मे फिर इसी बची हुई पाठि- 
छाईका आधा हिस्सा ओर बेचा है, क्योंकि 'दुर्भिक्षके कारण असच्य 
कष्ट है, खानेकी अन्न नहीं हे, व्यवहार करनेवाला कोई बनिया नहीं 
है |? इसके बाद शाके १०८० में बचा हुआ हिस्सा भी यही कहकर बेच 
डाला हैकि बड़ा भयडूर दुर्मिक्ष है, गाय-बेल नहीं रहे, अन्नके बिना 
मर रहे हैं|! अम्तु | यह सब शाके १५८२ के दुभिक्षसे महाराष्ट्रमे& 
कैसा हाह्यकार मचा था, यह दिखानेके लिये ही लिखा है ! 





#& महीपतिबाबाने भी उस दुभिक्षका वर्णन किया है । पर उन्होने 
जो लिखा है वह सुनी-सुनायी वातोके आधार पर लिखा है, अपनी आँखोसे 
देखा हाल नही। प्रत्यक्षदर्शी श्रीसमर्थ रामदास' स्वामी थे जिनकी आयु 
उस समय २१०२२ वर्ष होगी | इसी समयके लगभग उनका तीथर्थयात्राकाल 
आरम्भ हुआ है। उन्होने इस दुर्भिक्षका वर्णन इस प्रकार किया हँ---सब 
पदार्थ निकल गये, केवछ देश रह गया, लोगोपर सद्धूटके पहाड टूट पडे | 
कितने स्थान भ्रष्ट हो गये | कितने जहॉके-तहाँ मर गये । जो बचे वे अपने 
गाँव लौटकर मर गये | खानेको अन्न नही रहा । ओढने-बिछानेकों कपडा 
नहीं रहा | घर-गृहस्थीकी कोई चीज न रही ! 'सब लोग उद्बेग-उद्भ्रान्त 
हो गये। दुश्चिक्न अभीतक मौजूद है | कितने जातिश्रष्ट हो गये | कितने 
विष खाकर मर गये। कितने जलमे डूब मरे, कितनोका दहन या दफन 
भी नही हुआ | माहुम होता है, दुर्भिक्ष और परचक्र दोनों एक साथ ही 
टूट पडे थे |” 


( रामदास और रामदासी वर्ष १ अड्भू १० ) 


ण्२्‌ श्रीतुकाराम-चरित्र 
१२ कान्हजीके शोको हार 


तु॒काराम महाराजके प्रयाणके पश्चात्‌ उनके छोटे माई कान्हजीने 
जो विकाप किया है उसके १८ अभग हैं। उन अभंगोकों देखनेसे यह 
कौई भी नहीं कह सकता कि किसी ८१ व्षके वृद्धकी मृत्युपर यह 
शोक हुआ है। इन अभयोमे इतना करुण-रस भरा हुआ है कि उसे 
देख यही समझा जायगा कि तुकाराम सबको अपना चसका छगाकर 
अकालमें ही चले गये | कान्ह बी तुकारामकी पीठपर ही हुए थे, अधिक- 
से-अधिक ३-४ वष उनसे छोटे होगे | तुकाराम जब विरागी हुए. तब 
कान्हजी लड़व:र उनसे अछग हो गये थे। इस समय तुकाराम बीस- 
पचीस वर्षके रहे होंगे । पीछे जब कान्हब्ञीने तुकारामकी योग्यता जानी, 
तब उन्हे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और बह उनके शिष्य बने । प्रयाणके 
समय महाराजकी आयु यदि ८१ वर्ष होती तो कान्हजीके ऐसे अनुताप- 
भरे उद्बार इतने वेगके साथ कभी न निकलते कि 'सखा जानकर मैने 
तुमसे अति परिचयका ही व्यवहार किया? अथवा “ससारमें सुझ 
चाण्डालको ठुम दुःख दे गये! इत्यादि | तुकाराम यदि उस समय इतने 
वृद्ध होते तो उसका यह मतलब होता कि कान्हजीकोी ४०-७० वर्षतक 
उनका सत्सज्ञ-छाभ हुआ होता | कान्हजी भो बृद्ध होते, उनके पूव 
कम घुलकर नूतन गाम्भीयमे परिणत हो गये होते, जिसमेंसे ऐसे अनु- 
तापका आवेग कभी न निकलता | कान्हजीके मुंहसे ऐसी बात भी न 
निकलती कि 'मेरी ओढ़नी छिन गयी”, भेरा घर डूबा”, बच्चें-कच्चें 
अनाथ हो गये”, इरा-मरा घर उजाड़ डाछा !? तुकाराम यदि उस 
समय इद्ध होते तो ऐसे उद्बार न निकछते और ऐसे उद्गारोंमें तब कोई 
स्वास्थ भी न होता । इन सभी बातोसे यही निश्चित होता है कि 
वृद्धावस्था आरम्म होनेके पूव ही तुकाराम इहलोकसे चले गये। 
कान्हजीका एक उद्गार ऐसा भी है कि बच्चे बिछूख-बिूखकर रो रहे 
हैं, उनके करुणस्वरसे प्रथ्वी विदीर्ण हुआ चाइती है |? तुकारामकी आयु 


काल-निणय ण्इ्‌ 


उस समय यदि ८१ वर्ष होती तो उनके मन्तान कोई ४० वषके, कोई 
०७० ओर कोई ५० के होते और तब कान्हजीकों यह भी न कहना पड़ता 
कि बच्चे दर-दर रोते फिर रहे हैं ।! ये सभी उद्गार उस हालतमें व्यय 
हो जाते | इन सभी उद्गारोसे यही प्रकट होता है कि त॒काराम महाराज 
ओर तुकाभाई कान्हजोंके सन्‍्तान उस समय १५-२० वर्षकी अवस्थाके 
भीतर-बाहर रहे होगे। कान्हजीकी वाणीसे यह भी नहीं झलकता कि 
तृकारामका शह-प्रपश्न॒ इस समय समास्तन्सा हुआ हो । दूसरी बात यह 
कि अकाल ही जब वियोग होता है तभी कझण-रस सोहता है--तभी 
स्फुरता भी है, यह तो रसज्ञ ओर रसिक जानते ही हैं। यह भी नहीं कह 
सकते किये अभग प्रक्षिप्त हो। कारण, ये तुकाराम महाराजके साथ 
रहनेवाले उनके लेखक सनन्‍्ताजी जगनाडेकी बहोपरसे श्रीभावेजीके, 
असली गाथा. माग १? में भी उतारे गये हैं । 


१३ पू्व-प्रम्परा 


इन सब प्रमाणोसे यह प्रमाणित हुआ कि तुकारामका जन्म-वर्ष शाके 
१४९० जितना आगेका तो नहीं है । जन्म-व्ष १७५३० माननेसे चरित्रके 
सब प्रसक्ञोकी »ड्डूछा ठीक जुड़ जाती है | महीपतिबाबाने २१ वे वष 
पूवाध-समाप्तिकी जो बात कही है वह वाच्यार्थ और छक्ष्याथं दोनों 
प्रकारसे ठीक बेठ जाती है, जिजाई तुकाराम महाराजके प्रयाणके समय 
गर्भवती थी, इस बातसे मी कोई विसद्भतता नहीं आती ( कारण, उस 
समय उनकी आयु ३६-३७ वर्ष रही होगी ), महीपतिबाबाका यह कहना 
कि 'इक्कीसवें वर्ष विपरीत काछ आया” शझ्ाके १५०१ के महादुर्भिक्षकी 
ऐतिहासिक घटनासे मिल ही जाता है, ओर कान्हजीका विक्ाप करना 
भी साथक होता है, ओर परम्परासे चली आयी हुईं मान्यताकों भी 
अमान्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | परशुराम पन्‍्त तात्या 
गोडबोलेने शाके १७७६ में नवनीत? #ा प्रथम सस्करण प्रकाशित 
किया | उसमे उन्होंने लिखा कि 'तुकाराम ४० व्षकी आयुमे इहछोक 


जछ श्रोतुकाराम-चरित्र 


छोड़कर परलोक सिधारे ।? सरकारी सहायतासे प्रकाशित “इन्दुप्रकाश? 
वाले सम्रहमें कहा है कि 'शाके १५३० मे देहू-स्थानमे तुकारामका जन्म 
हुआ। तुकाराम अदृश्य हुए, उस समय उनको आयु ४२ वर्ष थी, 
यही सब सन्त-समाजों ओर तठुकारामके वशजोमे सवत्र प्रसिद्ध है ।? इस 
प्रकार सभी प्रमाणोसे तुकाराम महाराजका जन्म-वर्ष शाके १५३० ही 
निश्चि होता है ओर इसीको मानकर तुकारामकी जन्म-कुण्डली 
बनानेसे ज्योतिष जो चरित्र-फल बतछाता है वह भी तुकाराम महाराजके 
चरित्रसे मिलता है। इसलिये शाके १५३० ( सबत्‌ १६६५ ) में 
तुकाराम महाराजका जन्म हुआ, इस बातको सब छोग मान छेगे। 


१४ गुरूपदेशका वर्ष 


अब गुरूपदेशका समय निर्धारित करना है| जन्म शाके १०३० में 
हुआ, १००१-७२ के दुर्भिक्षमे उनकी ज्लीका अन्नके बिना देहान्त 
हुआ, उसके पश्चात्‌ उन्हे वैराग्य हुआ । अर्थात्‌ गुरूपदेशका समय शाके 
१७२ के पश्चात्‌ ही है। पर वह शाके १५५८ के पूर्व ही हो सकता 
है| कारण इस प्रकार है| बहिणाबाई १००० में जन्मी और १६२२ के 
आश्विनमासमे शुक्लपक्षकी प्रतिपदाकों समाषिस्थ हुईं। ( गाथा बह्िणा- 
बाई भाग १, पृष्ठ १८३ ) अर्थात्‌ उस समय उनकी आयु ७२ वष थी, 
यह बात उन्होंने ख्वय भी अपने निर्याणकालीन अभड्डोमे कही है। 
बहिणाबाई जब ११-१२ व्षकी थीं तभी तुकारामने स्वप्नमें उन्हें दर्शन 
दिये । बहिणाबाई कोल्हापुस्से थी, अपने पतिके साथ बैठकर जयराम 
स्वामीका कीर्तन सुना करती थी, इन्हीं कीर्तनॉसे तुकाराम महाराजकी 
कीति उनके कानमे पडी और तुकाराम महाराजकी ओर उनका 
ध्यान छगा। ऐसी अवस्थामे कार्तिक कृष्ण ७५ रविवारकों तुकाराम 
महाराजने स्वप्नमे आकर पूर्ण कृपा की ।? कार्तिक कृष्ण ५ को 
( पूर्णिमान्त-मासके हिसाबसे मार्गशीर्ष कृष्ण ५ को ) रविवारका 


काल-निणय (५५ 


योग शाके १५६२ में आता है | इसलिये बहिणाबाईके स्वप्नानु- 
ग्रहका समय मिति कार्तिक बदी ५ शाके १५६२ ही है । इस समय- 
तक भगवानने तुकारामकी बहियोंकों जलसे उबार लिया? की कथा 
कोल्हापुरतक फलचुकी थी। इसके पश्चात्‌ बहिणाबाई अपने पति 
ओर माता-पिताके साथ देहूमे आयीं। वहाँ कुछ काछुतक मम्बाजी 
बाबाके घर रहीं। मम्बाजीने उन्हें यही कहकर अपने यहाँ टिका 
लिया था कि आगे सोमवती अमावस्या है” तबतक यहीं रहो। 
सोमवती अमावस्याका योग १५६२ के फाल्गुनमे, १५६३ के कार्तिक 
और १५६४ के आवणमे भी है | अर्थात्‌ इन तीन वर्षोमेंसे किसीसे भी 
वर्षमें वह देहमे गयी होगी। तथापि जब १५६२ मे कार्तिक बदी 
पश्चमीको श्रीठुकाराम महाराजका स्वप्लानुग्रह हुआ है तब यही अधिक 
सम्भव॒है कि गुरु-दर्शनकी उत्कण्ठासे वह उसी वर्ष फाह्गुनमें ही देहू 
गयी हो। वहाँ जानेपर भम्बाजीने उन्हें बहुत कष्ट दिया । उसी कष्ट- 
कहानी में मम्बाजीकी इस शिकायतका भी जिक्र है कि समेश्वर भटइ-जैसे 
विद्वान्‌ भी जाकर तुकाके पर छूते हैं, यह तो बड़ा भारी अनर्थ है । 
इन दोनों उल्लेखोसे यह पता चला कि तुकारामकी बहियाँ रामेश्वर 
भइने डुबायीं ओर भगवानने उन्हे उबारा, यह बात शाके १०६२ के 
पहले ही सर्वत्र फेल चुकी थी | यह कथा बहिणाबाईने १०६२ के कार्तिक 
मासके पहले सुनी, जब यह घटना हुईं तभी कुछ दिनोंमे ही सुनी हो 
या दो-एक वर्ष बाद सुनी हो । यह मान लेनेमे कोई हरज नहीं हे कि 
यह घटना १५६० के रूगभग हुईं होगी । तुकारामजीके कवित्व-स्फूर्ति 
हुईं ओर वे अमग रचने छगे, इस बातकों १५६० में दो-तीन वर्ष बीत 
चुके होगे । ठुकाराम अपने कीतनोंमे अपने ह्वी बनाये हुए अभग गाते 
हैं और उन अभगोसे वेदारथ प्रकट होता है !” यह बात फेलते-फेछते 
रामेश्वर भटके कानोतक पहुँची ओर तब तुकारामकों विरोधी लोग 
कष्ट पहुँचाने छगे । इस अवस्थाकों यदि १०६० मे रखते हैं तो उनके 
कवित्व-स्फूर्ति होनेका समय १०८७-०८ रखना होगा | इस हिसाबसे 


"६ श्ीतुकाराम-चरित्र 


इसके पूव ही पर १०८२ के पश्चात्‌ जिस किसी वर्षमें माघ शुक्ल 
दशमीको गुण्वार हो वहीं वर्ष उन्हे गुरूपदेश प्राप्त होनेका वर्ष मानना 
होगा। जन्‍्त्रीमें शाके १८८४ की माघ शुक्र १० को शुरुवार है | इस 
प्रकार यह सिद्ध है कि शाके १०८४ रावत १६८९ ( अगरेजी तारीख १० 
जनवरी १६३३१ है० + माघ शुक्ठ १० गुरुवाश्के दिन ब्राह्ममुहूर्तमें 
भण्डारा-वतपर शभ्रीत॒कारापको स्वप्नमे श्रीगुझने उपदेश दिया । 


१७ अभंग-रचनाका क्रम 


श्रीगुरूपदेश के पश्चात्‌ तुकारामजीके कवित्व-स्फूति हुई । तुकाराम- 
जीका एक अभग है, जाति शद्र, वेश्य किया व्यवसाय ( जाति शुद्र 
वश्यकेला व्यवसाय ),! वह किसी अगले अध्यायमे आवेगा | उसमे 
त॒कारामजीने अपने जीवनकी सुख्य-मुख्य घटनाएँ क्रमसे बता दी हैं । 
पहले घर-गिरस्ती संभाली, व्यवसायमे हानि उठायी, दुमिक्षमे प्रथम 
पत्नी अन्न बिना मर गयी, वेराग्य हो आया, श्रीविद्चल-मन्दिरिका 
जीर्णोद्धार किया, ग्रन्थ पढे, इसके पश्चात्‌ स्वप्नमे शुरूपदेश हुआ और 
इसके अनन्तर कवित्व-स्फूर्ति हुईं। कवित्व-स्फूति शाके १५०६ में हुई 
मानें तो श्रीतुकारामजीके श्रीमुखसे सतत पश्चरुश वषधपयन्त अमंग-गड़्ा 
बहती रही । इन पद्रह वर्षो सहसों अभग उनके मुखसे निकले । सब 
अभग आज नहीं मिल रहे हैं। कवित्व-स्फृति होनेपर सबसे पहले 
उन्होंने बाललीछापर ओवियों रचीं ओर स्वय ही बालबोधिनी ( देव- 
नागरी ) लिपिमे बहीपर लिखी। ओऔकृष्णहेपायन महृषरि वेदव्यासने 
श्रीमद्धागवत लिखा, उसके 'दशम स्कनन्‍्धमे इरिलीछामत'ः है और 
उसमें 'जगदात्मा गौकु लमें क्रीड़ा कर रहे हैं', यही भीकृष्णकी गोकुछूकी 
बाललीलाका प्रसक्ञ है। 'उसकी नो सो ओवियों हैं? जिनका मम, मही 
पतिबाबा कद्दते हैं कि साधु-सन्त दी स्वानुमवसे जानते ई |? 

ये ओवियों ऐसी हैं कि इन्हे ओवी भी कह सकते है ओर अभग 
भी । अमंग यो कह सकते हैं कि कुछ चरणोके बाद 'तुका म्हणें ( तुका 


काल-निणय ७ 


कहे )? कहकर इतना ही टुकड़ा तोड़कर जोड़ा है| इन्हें अभग कहें 
तो इनमे चरणोकी सख्याका कोई ठिकाना नहीं, किसीमे तीन चरण हैं, 
किसीमे तीनसे अधिक और किसीसे तीसतक छोटे-बडे कई चरण हैं | 
रचना ओवीके ठगकी है। अभगकी जो यह विशेषता है कि द्वितीय 
चरणमे स्थायी पद आता है सो इममे नहीं है। ओवी बद्ध-सी रचना ह 
इसलिये हम इन्हे ओवियों ही कहने हैं। अभगका हिसाब लगाये तो ये 
बाललीलाके १०० अभद्ध हैं ओर चरण गिने तो ९०० ओबियों हैं | 
बात एक हो है। देहू-पण्टरोके समग्रहोगे बाछछीछावर्णन पहले दिया है, 
पीछे पाडुरगनमन' के २३१ ओबियोके तौन अभग दिये है। इन्हुप्रकाश- 
सग्रहमे ये तीन अभज्ञ पहले ओर बालठलीछावर्णन पीछे दिया है| ये 
तीन ओर गललीकाके सो अभड्ड मिलाकर ओवीके ११२५ चरण होते 
हैं ओर कुछ सग्रहोमे ओवियोका जोड़ ११००-११ ५ जितना ही दिया 
हुआ दै। यह बहिरगकी बात हुई। वर्णित विषयकों देखें तो २३१ 
ओवियोँ प्रास्ताविक हैं ओर सबसे पहले त॒कारामजीने यही छिखा 
होगा। तुकारामजीके उपास्यदेव श्रीपाण्डुरग थे, इसलिये सबसे पहले 
उन्होंने उन्हीका वरित्र छिखा, यह स्वाभाविक ही है। मद्भलाचरण 
आदिसे यह स्पष्ट ही ध्वनित होता है कि यह रचना करते हुए तुका- 
रामजीकी यह ध्यान हे कि यह मेरी पहली ही रचना हैं । दो ही एक 
वर्ष पहले गुरूपदेश हुआ था इससे गुरुवन्दना भी इसमे स्वभावतः ही 
आ गयी है | 


बाललीछाकी ओबियोंके कुछ काछ पश्चात्‌ दधिकोंदो, गुल्लीडंडा, 
गेंद आदिके अभग बने होगे | शेष सब अभदड्गोका कालक्रम निश्चित 
करना कठिन है | परन्तु बाललीलछाके पश्चात्‌ आत्मपरीक्षण, दर्शन- 
छालसा, परिचयकी घनिष्ठता, घन्यता, पूर्णता और उपदेश ऐसा क्रम 
यदि इन सब अभज्जोका बॉघा जाय तो उसमे बहुत बड़ी गरूती होनेकी 
सम्मावना नहीं है । बाललीछाके अभज्ज तुकारामजीने स्वय ही लिखे | 
पीछे कीत॑न-प्रसंगसे करतालियो और ओताओंका जमघट ज्यो-ज्यो 


(५८ श्रोतुकाराम-चरित्र 


बढ़ने छगा ओर विशेष करके जबसे गगाराम बोवा मवाल और सन्ताजी 
जगनाडे अभद् लिखनेवाले मिरू गये तबसे तुकारामजीका स्वय 
लिखना छूट-सा गया होगा। इन छेखकोने भी तुकारामजीके सभी 
अभंगोंकों छिखा होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता | एक बार देहूमें 
एक बृद्ध वारकरीके मुँह सुना कि तुकारामजीने एक छाख अभग 
भण्डारा-पवतपर रखे, एक छाख इन्द्रायणीको भेंट किये और एक छाख 
लोगोंको दान किये । इसका अभिप्राय इतना ही समझ्नमे आता है कि 
भण्डारा-पबतपर तुकाराम महाराज जब श्रीविद्चछके ध्यान और नाम- 
जपमे निमग्न थे तब भगवानकों सम्बोधन कर असख्य अभग उन्होंने 
कहे होंगे। वह इस समय एकान्तमे थे। एकान्तके इन अभगोकों 
भगवानके सिवा ओर कोन सुन सकता था? और उस आननन्‍्दके 
अनुभवमें निमग्न तुकारामजीकों भी उन अभड्ोको छिख रखनेकी 
सुधतक न रही होगी । इन्द्रायणीके दहपर भी एकान्नवासमे यही हुआ 
करता था। कीत॑न-प्रसगसे अथवा अन्य अवसरोपर जो अभड्ग उनके 
मुखसे निकले उनमेसे कुछ-छूगभग सादे चार हजार-अभड्ढ 
लेखकोकी लछेखनीतक पहुँचे । महाराजके हृदयमे स्वानन्दका जो 
भण्डार भरा हुआ था उसमेस बहुत ही थोड़ा अश हमारे 
आपके हाथ आया दहै। भगवानके साथ उनका जो एकान्त हुआ 
उस समयका सारा सुख भगवानने ही छूठा ओर चार दाने सौमाग्यसे 
इमलोगोको मिले हैं! इन चार दानोसे समूचे भण्डारकी कल्पना 
जो कोई कर सकता हो वह कर ले ! श्रीतुकारामजीके भ्रीमुखसे जो 
भक्तिशानगड़ा अखण्डरूपसे सतत पद्रह वर्षतक प्रवाहित होती रही । 
उसमेसे चार घड़े पानी जिन उदारात्माओकी कपासे हमलोगोंकोी मिलता 
हे उनके अपार उपकार हैं। महाराजने स्वय पूण परितृत्त होकर जो 
चार मुट्ठी उच्छिष्टान्न हमे दिया है उसके परिमलमात्रसे जब समय- 
समयपर क्ृताथताकी तरग-सी उठा करती है तब जिन महाभागों ने 
साक्षात्‌ ठ॒ुकाराम महाराजके ह्वाथों पद्रइ-बोस वर्षतक बराबर प्रसाद 


काल-निर्णय ५, 


पाया हो उन गगाराम, सन्‍्ताजी, रामेश्वर भद्ठादि पुण्यात्माओके 
सोभाग्यकी कहोतक सराइना की जाय ? श्रीठ॒काराम महाराजका निज 
योगेश्वय तो अवर्णनीय ही है, परमात्माका सम्पूर्ण ऐश्वर्य उनपर प्रकट 
हुआ | वह कर्मी, ज्ञानी, योगी. मकत, सभी कुछ थे, 'गंगासागरसगममें 
सभी तरग एकमय' रूप थीं। तुका भये पाडुरग', यही सच है, उनके 
अभंगोमे भी सब रग भरे हुए हैं, इर कोई अपने अधिकारके अनुसार 
चादे जिस रगसे रज्जित हो ले ! 


१६ जीवन-क्रमका मानचित्र 


यहॉतक जो विवेचन हुआ उससे श्रीठकाराम महाराजके जीवन- 
क्रमका जो कालमानचित्र चित्रित होता है वह ऐसा है-- 


वयस्‌ विक्रम सवत्‌ घटना 
वर्ष 

१६६५ श्रीतुकाराम-जन्म । 
१३-१६७८ गहप्रपश्चका भार तुकारामजीके सिर पड़ा । 


१४ | १६७९ 3) के छगभग तुकारामजीका प्रथम ओर द्वितीय 
१६ १६८१ विवाह हुश्श । 


१७--१६८० तुकारामजीके माता-पिता ओर भावजका देह्दान्त । 

१८--१६८३१ तुकारामजीके बड़े भाई सावजी विरकत होकर चले गये | 

२०-१६८० सनका विषाद दबाकर प्रथम पुत्र सन्‍्ताजी और दोनों 
पत्नियोके साथ तुकारामजी गशह-प्रपश्चम होसछेके साथ 
आगे बढ़े । 

२१-१६८६ “विपरीत काछ? और दिवाला | दुर्मिक्षका आरम्भ | 

२२-१६८७ दुर्मिक्षका भीषण रूप | दुर्भिक्षसे प्रथम पत्नीका देहान्त । 
पुन्रकी मृत्यु, वैराग्य और मामनाथ परवृ॑तारोहण | 


६० श्रीतुकाराम-चरित्र 


२३-१६८८ श्रीविद्ुल-मन्दिरका जोणों द्वार, कीतन-भ्रवणकी धुन । 
२४-१६८९ माघ शुक्क १० गुरुवार श्रीगुझछका उपदेश--- 


१६९१ ५ 
२६ ! 4१६९२ ॥ के छगमग कब्िल-स्फूर्ति । 


३०-१६९५ रामेश्वर भठग्द्वारा पीढ़न, ओर सगुण-साक्षात्कार । 
४१--१७०६ चैत्र कृष्ण २ ( पूर्णिमान्त मासके हिसाबसे ) शनिवार 
सूर्योदयके अनन्तर ४ घटिका दिनमें प्रयाण । 


दूसरा अध्याय 


९ 
पृवक्त्त 


पूव-परम्परासे प्राप्त पैतृक सम्पत्ति मेरी, हे पाण्डरक्ष ! तेरी 
चरणसेवा है। उपवास ओर पारण ही मेरे छिये तेरे मन्दिरद्वार हैं। 
इसीके भोगमात्रका अधिकार हमें मिला है। बग-परम्परासे ही मैं तेरा 

दास हूं । 
“-श्रीतुकाराम 


१ देहक्षेत्रका वणन 


श्रीतुकाराम महाराजके अधिवाससे पुनीत और त्रिछोकविख्यात 
देहआम पुण्यक्षेत्र पूना-प्रान्तमे इन्द्रायणी-नदीके तठपर बसा हुआ है | 
आहलन्दीसे पॉच कोस, तलेगाँवसे चार कीस और चिंचबडसे तीन-चार 
कौसपर यह पावन तीथ है । पूनेसे वायव्य दिशामे, तढेगॉवसे पूर्व ओर, 
चिचवडसे उत्तर ओर और आहन्दीस भी वायव्य ओर है । देहके चारो 
ओर थोड़ी-थोड़ी दूरपर, छोटे-बड़े अनेक पव॑त हैं | शेलारवाड़ी नामक 
रेलवे स्टेशनसे यह स्थान तीन मील उत्तरकी और है | स्थान छोय-सा 
होनेपर भी भाग्योदय इसका महान्‌ हुआ जो यहाँ श्रीतुकाराम महाराज 
अवतीण हुए । त॒कारामके समय यह स्थान नाम-संकीतत॑नसे गूँजता रहता 


२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


या ओर इसी पुण्यके बलसे आगे चलकर यह स्थान महाराष्ट्रके महा- 
क्षेत्रोमें परिगणित हो गया । महाराष्ट्रका सबसे प्रधान क्षेत्र पण्टरपुर है । 
तेरहवें शालिवाइन-शतकमे ज्ञानेश्वर महाराजके कारण आहून्‍्दीक्षेत्रकी 
महिमा बढ़ी, सोलहबें शालिवाहन-शतकमें एकनाथ मद्दाराजके कारण 
पेठणकी प्रतिष्ठा बद़ी और सतरहवें शालिवाहन-शतकमे तुकाराम महा- 
राजके कारण देहू प्रसिद्ध हुआ। त॒काराम महाराजके पूर्व देहमें दो-चार 
छोटे-छोटे मन्दिर थे और इनके आठवें पू्वज श्रीविश्वम्भर बोवाने वहाँ 
श्रीविद्चक-रखुमाई ( रुक्मिणीकान्त श्रीकृष्ण ) का मन्दिर बनवाया था। 
तबसे यायो कहिये कि जबसे उनके कुलछमें पण्टरीकी वारीका नियम 
विशेषरूपसे चल्का तबसे देहूग्राम एक पुण्यक्षेत्र बना। परन्तु इसका 
महान्‌ पुण्य तभी प्रकट होकर चतुर्दिक्‌ विख्यात हुआ जब तुकाराम 
महाराजने इस धरतीपर पेर रखे । त॒काराम महाराजके कारण ही देद्ग क्षेत्र 
महाराष्ट्रके महक्षेत्रोमें गिना जाने छगा। देहुक्षेत्रके सम्बन्धमे तुकाराम 
महाराजका एक अभग भी प्रसिद्ध है जो तुकाराम महाराजके सभी 
प्रकाशित अभगसपग्रहोमें मोजूद है ओर सन्ताजीकी बहीमे भी होनेसे 
जिसकी प्रामाणिकता निस्सन्दिग्ध है। इस अभगमे तुकाराम महाराज 
अपने समयके देहूक्षेत्रका बणन करते है-- 

धन्य हे देहुगम पुण्यधाम जहाँ श्रीपाण्डुरड्र विराजते हैं । धन्य 
हैं वहॉके सोभाग्यशाली क्षेत्रवासी जो नित्य नाम-सकीतत॑न करते हैं | इस 
देहृक्षेत्रमे विश्वपिता, वामागमे रक्मिणीमाताके साथ, कटिपर कर घरे, 
उत्तरामिमुख खडे हैं | सामने गरुड़थानमें अश्वत्थ-वृक्ष हाथ जोड़े खड़ा 
है। दक्षिणमें श्रीशकरलिंग भीहरेश्वर हैं और इन्द्रायणी-गद्धाके तटकी 
अपूर्व शोभा है। बल्लाल-बनमें श्रीलक्ष्मीनारायण विराज रहे हैं. और 


पू्ववृत्त ६३ 


वहीं भीसिद्धंश्वरका अधिष्ठान है । द्वारपर श्रीविष्नराज विराजें हैं और 
बाहरकी ओर बहिरव ओर हनुमानजी पास-पास सुशोमित हैं। इसी 
स्थानमें यह दास (का, श्रीविष्वछ चरणोंको हृदयमे धारण किये हुए, 
श्रीहरि-कीतन किया करता है ।? 

देहूमें इस समय श्रीविद्धलनाथजीका जो मन्दिर है और उसके 
बाहरकी ओर जो दालान बने हुए दिखायी देते हैं वे सब पीछे बने हैं । 
श्रीविद्चल-रखुमाई ( भीविद्धलनाथ और श्रीरक्मिणीमाता ) की मूर्तियाँ 
तांवे ही हैं जो तुकाराम महाराजके पूबज भ्रीविश्वम्भरबाबाने स्थापित की 
थी। तुकारामजीके समयतक वह श्रीविद्धल-मन्दिर जीण होकर गिरनेकों 
हो गया था। तुकाराम महाराजने उसका जीर्णोद्धार किया । अवश्य ही' 
जीभेद्धारका वह काम, तुकारामजीकी जैसी आर्थिक अवस्था थी उसके 
अनुसार, सामान्य-सा ही हुआ होगा । ठुकाराम महाराजके पुत्र नारायण 
बोवाकों तीन गॉवोकी जागीर मिली, तबकी अवस्था कुछ और थी ओर 
उस समय तुकाराम महाराजकी कीर्ति भी सबंत्र फेल चुकी थी। इसके 
बाद ही मन्दिरका बड़ा विस्तार हुआ और देहूके इगछे पाटिछ आदि 
घनिकोने मन्दिरकों इतना बड़ा और भव्य बनवा दिया। तथापि 
उपयुक्त अवतरणमे तुकारामजीने देहूका जो वर्णन किया है वह आज 
भी यथाथ है । सब देवता, देवस्थान और उनके पाश्व॑स्थान ज्यो-के त्यों 
वतंमान हैं| पण्टरपुरमें श्रीविद्ल अकेले ही इंटपर खड़े हैं। श्रीरस्मि- 
णीजीका मन्दिर वहाँ पीछेसे बना है। और देहूमे श्रीबिद्ठ छरखुमाई 
पास-पास ही खड़े हैँ। इनकी मूर्तियाँ उत्तराभिमुख हैं अर्थात्‌ मन्दिर 
भी उत्तरामिमुख है। सामने गरडथान है। गरुड और हनुमानजी 
भगवानके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, पूर्वद्वारके समीप दक्षिणामिमुख 
श्रीविष्नराज हैं ओर बाहर बहिरवजीका छोटा-सा मन्दिर है। मन्दिस्के 
पश्चिम इ्रेश्वरका मन्दिर है ओर 'इनामदारो? की बड़ी हवेली है। 
उसीकी परली तरफ, ठुकारामजीका खास घर है। जिस घरमें जिस 
कोठरीमे तुकारामजीका जन्म हुआ और जहाँ पीछेसे श्रीविद्ठ -मूर्तिकी 


६७ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


नवस्थापना हुईं उसका छाया-चित्र अन्यत्र प्रकाशित है। तुकारामजीके 
खास घर ओर इवेलीके पश्चिम ओर इन्द्रायणीके समीप एक खेंडहर हे । 
कहते हैं कि यहाँ पहले मम्बाजीबाबाका घर ओर बाग था । श्रीविद्दल- 
मन्दिरकी परिक्रमामे ही दायी और इनामदारोंड्री हवेडी भोर श्रीत॒काराम- 
जीका अपना खास घर है। पास ही एक गली है | इस गछीसे नीचे 
उतरनेपर दायीं ओर ही मम्बाजीका खेंडहर है। ये सब स्थान परिक्रमाके 
भीतर ही हैं। एक बारकी घटना बतकछाते हैं कि तुकारामजीकी भैंस 
मम्बाजीके बागमे घुस गयी | मनकी खार मिटानेका यह अच्छा अवसर 
जान उस मत्सरमूर्ति भम्बाजीने तुकारामजीपर झ्ूठ-मूठ यह दोष मा 
कि इन्होने जान-बूझकर मेंसकों कॉठेकी बाड़ हटाकर, मेरी कुलवारीमे 
घुसा दिया। यह कहकर उन्होने उन्हीं कांयोकी बाडोसे तुकारामजीको 
बेतरहइ मारा | जिस स्थानमें तुकारामजीपर इस प्रकार मार पड़ी वह स्थान 
ठ॒कारामजीके घरकी पश्चिम ओर, इन्द्रायणीके सम्मुख है। इन सब 
स्थानोके पश्चिम ओर बल्लाल-वन है ओर उसमे श्रीसिद्धेश्वरका मन्दिर है | 
इस मन्दिरके पूव ओर श्रीलक्ष्मी-नारायणका मन्दिर है । ये मन्दिर छोटे- 
छोटे ओर पत्थरके बने हैं। इन मन्दिरों और तुकारामजीके घरके पूर्व 
तथा उत्तर-पू्वमे अन्य छोगोके घर थे ओर आज भी हैं। देहूक्षेत्र उस 
समय ऐसा बसा हुआ था। इन्द्रायणी-नदी देहृक्षेत्रसे छणकर उत्तर और 
बहती है। मन्दिरके बाहर ओर नदीके किनारे पुण्डलीकका मन्दिर हे | 
वहाँसे उत्तर ओर आगे बढ़नेसे डे मील लम्बा एक बड़ा दह है | इस 
दहके किनारे गोपाछपुर बसा हुआ है और वहाँ पुराना पीपलका वृक्ष हे 
इसी वृक्षके समीप महाराजका अन्तिम कीतंन और फिर मह्गप्रयाण हुआ | 
यहँसि और नीचे उतरकर कोई आध मीलछपर करजाईका स्थान है । 


पू्वत्नत्त ६५ 


दहका यह बीचोबीच भाग है | यहाँ मुरलीधरजीका मन्दिर है। महा- 
राज दहपर एकान्तमें जो बेठा करते थे सो इसी स्थानमे। यहीं रामेश्वर 
भटटने उन्हें बहुत कष्ट दिया, तब महाराज एक शिकछ्वापर तेरह दिन 
थ्यानमें पड़े रहे । इसी अवस्थामे भीकृष्णने बालरूपमें उन्हे दशन दिये 
और उनकी बह्टियोंको जलमेंसे उबारा | इस प्रकार यह शिक्ता भक्त 
जनोंके लिये अत्यन्त प्रिय और पूज्य हुईं। तुकारामजीके स्वर्गारोहणके 
पश्चात्‌ भक्तलोग इस शिलाकों ढकेलते हुए श्रीविद्ठल-मन्दिरमे ले आये 
ओर मन्दिरसे सदा हुआ ही त॒ुकारामजीकी प्रथम स्त्री रखुमाबाईका जो' 
बुन्दावन? है, उसके सहारे वह शिक्ा खड़ी कर दी। उस उृन्दावनके 
साथ शिल्लाका फोठो अन्यत्र दिया हुआ है। इन्द्रायगीके तटपर खड़े 
होकर पश्चिम ओर देखनेसे बा्थीं ओर छः मीछूपर गोराडी या घोर- 
वडीका पहाड़ दिखायी देता है। देहूसें ठीक पश्चिममें दो मीलपर 
भण्डारा-पहाड़ ओर दायीं ओर दहके पारपर देहसे आठ मीलपर भाम- 
गिरि या भामनाथ अथवा भामचन्द्र-प्व॑त दिखायी देता है | भण्डारा- 
पवतका फोटो दिया है और दहका भी एक फोटो है। शीक्षेत्र देहका 
यह संक्षिप्त वर्णन है | 


२ कुल-गोत्र 


अब श्रीत॒काराम महाराजके विश्वपावन कुछका कुछ परिचय प्राप्त 
करें । भगवानके भक्तोका कुछ-गोत्र देखनेकी बस्तुतः कोई आवश्यकता 
नहीं होती । भगवद्धक्त किसी जाति या कुलमे कहीं भी उत्पन्न हुआ हो, 
वह विश्ववन्य ही होता है । नारायणने जिसे अपनाया उसका कुछगोत्र 
घन्य हुआ। जिसका देहमिमान गछ गया बह वर्णाअम-धर्मको पार 
कर गया । तीनो छोकको पावन करनेवाले महात्मा जिस देशसे, जिस 
कुलमें, जिस जातिमें जन्म छेते हैं, वह देश, वह कुछ; वह जाति 
अत्यन्त पवित्र हे | 


तु० रा० ५--- 


श््द श्रीतुकाराम-चरिश्र 


पवित्र सो व॑ज्ञ, पावन सो देश | जहाँ हरिदास, जन्म लेते ॥ 


अर्थात्‌ वह कुल पवित्र हे, वह देश पावन है जहाँ हरिके दास 
जन्म छेते हैं, यह स्वयं तुकारामजीकी उक्ति है । और यह बिल्कुल सही 
है, तथापि महात्माओंके चरित्रका सब प्रकारसे साड्रोपाह् विचार 
करते हुए, छौकिक इष्टिसे उनके कुछ और जातिका विचार करना 
पड़ता है। 'तुका वाणी ( वणिक्‌ )? नाम मद्दाराजका प्रसिद्ध है अर्थात्‌ 
वह जातिके बनिया थे, यही लोग समझ सकते हैँ | पर बात यह नहीं 
है । बनिज-व्यापार उनके घरमे कई पुश्तसे होता चछा आ रहा था 
और तुकारामजीने मी अपने पूर्व वयसमें बनियेका ही काम किया 
इसीलिये वह बनिया कहाये | बनिया जाति उनकी नहीं थी। आजकल 
कुछ जात्यभिमानी विद्वान्‌ उन्हें 'मराठा क्षत्रिय! बनानेके फेरमे पड़े हैं । 
पर अच्छा तो यही होगा कि इम तुकारामजीसे ही उनकी जाति और 
कुल पूछ ले | त॒कारामजी कहते ईं-- 


याती झूद्र वेश्य किया व्यवसाय | पांडुरंग-पॉय कुलपूज्य ॥ 
अर्थात्‌ जातिका मै शूद्र हूँ घन्चा किया वेश्यका और उपासना 
की अपने कुलपूज्य देव ( विहल ) की !? 
अच्छा किया कुनबी है नाथ | नहीं तो मारा जाता दुंधके हाथ ॥ 
“हे ईश्वर ! तूने मुझे कुनवी बनाया यह अच्छा किया, नहीं तो 
दम्भसे में मारा जाता ।? 


पाया शूद्र वश। नहीं लगा दंग पाश॥ 7 ॥ 
अब तो मेरे नाथ | माता-पिता. पंढरिनाथ ॥घ्०॥ 
धोखे वेदाक्ष [सो तो नहीं अधिकार ॥ २॥ 
सर्वभाव दीन | तुका कहे जाति हीन॥ २॥ 


धुद्र-वंशमें मैं लन्मा, इससे दम्मसे तो मैं छुण और अब है 


पूववृत्त ६७ 


पण्टरिनाथ ! तू ही मेरा माँ-बाप है । वेदाक्षर घोखनेका मुझे अधिकार 
नहीं | तुका कहता है मै सब प्रकारसे दीन, जातिसे हीन हूँ ।!* 


यही तुकाराम आगे चलकर अपनी करनीसे नरके नारायण हुए, 
विधिके विधाता बने, यह बात और है, पर उनका जन्म शृद्व-जा।तमें 
हुआ था, यह उन्हींके बचनोसे स्पष्ट है, महीपतिबाबाने ' भक्तलीलामृत? 
मे कहा है कि--वैष्णब भक्त तुकाराम शूद्ब-जातिमे उत्पन्न हुए !! 
मोरोपन्त और निबन्धमाछाकारने बड़े कोतुकके साथ शूद्रकवि! कहकर 
ही तुकाशम महाराजका उल्लेख किया है। तुकारामजीकी जातिके 
सम्बन्धमे यह विचार हुआ | अब इनके कुछका विचार करें। समथ 
रामदास स्वामीकी बखरमें हनुमन्‍्त स्वामी तुकारामका 'मोरे! कुक-नाम 
( अल्ल ) दिया है ओर महीपतिबाबाने 'आबलछे? कहा है। इनमेसे 
सच्चा कुल-नाम कौन-सा है--मोरे या आबले ? यह प्रश्न कुछ दिन 
'पूबं छोग किया करते थे | परतु मैने नासिक तथा ज्यम्बकमे देहूकरोके 
तीथपुरोहितोंके यहॉकी बह्लियाँ देखीं। उनसे माहूम हुआ कि इनका 
कुछ-नाम मोरे! ओर उपनाम 'आबले? है। ज्यम्बकमे श्रीतुकाराम 





* तुकाराम महाराजके इन उद्दारोसे कुछ लोग बडी अधीरतासे यह 
अनुमान कर बैठते है कि महाराज का यह ब्राह्मणोपर कठाक्ष हैं। पर ऐसा 
नही है और ब्राह्मण भी इसे अपनी निन्‍दा न समझे । तुकारामजीने वेदोके 
अक्षर नही घोखे, तथापि पुराणादि ग्रन्थ और अन्य प्राहृत ग्रन्थ उन्होंने 
देखे थे और ब्राह्मणोको भी वह अत्यन्त पूज्य मानते थे, यह आगे चलकर 
आप ही प्रसगसे ज्ञात होगा । अध्ययन के साथ जो दम्भ, दर्पादि विकार 
उठा करते है, उन्ही विकारोका तिरस्कारभर यहाँ प्रकट किया गया है । 
“विद्या विवादाय' का जो सामान्य प्रकार देखनेमे आता है उससे “अक्षर 
घोखने! का अधिकार न होबेके कारण तुकाजी मुक्त रहे, इसी बातपर 
सतोष व्यक्त किया हैं । 


5८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


महाराज गये थे, यह बात पकी है। पर नासिक और त्यम्बक दोनों 
स्थानोंमें तुकाराम महाराजके पुत्र नारायण बोवा ओर उनके वशजोंके 
लेख हैं| तुकाराम महाराजके हस्ताक्षरका कागज फटकर नष्ट हो गया 
है यद देखकर बहुत दुःख हुआ । नासिकका छेख मुशसे पहले श्री पा० 
न० पट्वर्धनने प्राप्त करके प्रकाशित किया था | पर उर्न्हें असली छेख 
नहीं मिला था, नकल मिली थी और नकलमे जो एक भूछ थी वह 
उनके लेखमें भी आ गयी। अस्तु। नारायण बोवाका नासिकका 
असली लेख वेदमूर्ति शड्गर गोविन्द गायधनीकी बहीमें है, उस छेखमें 
त॒कारामजीके पुत्रों और पोतोंके नाम हैं। वह लेख इस प्रकार है-- 
५ल० नारोबा गोसावी पिता तुकोबा गोसावी दादा बोल्होबा भाई 
विठोबा गोसावी माहादजी ( गोसावी ) विठोबाके पुत्र उधोबा रामजी 
गणेश गोसावी गोविन्द गोसावी महादजीके पुत्र आबाजी पिन्रव्य॒ 
कान्हावा गोसावी उनके पुत्र खण्डोबा माता अवकित्राई कुणब वाणी 
( कुनबी बनिया ) उपनाम आबले गाँव देहू प्रान्त पूना कुछ नाम 
मोरे /! इस असली लेखमे नारोबा ( नारायण बोवा ) की माताका 
नाम अवछिबाई? है। श्रीपटवर्धनके छेखमे यह नाम “अवन्तीबाई! 
है जो भूल दै। तुकाराम महाराजकी स्त्रीक नाम जिजाबाई ड्फ 
आवललीबाई था | नारायण बोवाने अपनी जाति और कुछके सम्बन्धमें 
स्पष्ट ही लिख दिया है, कुणब वाणी उपनाम आंबले कुछ नाम मोरे |! 
व्यम्बकमे देहूकारोके तीर्थोंपाध्याय वेदमूति घोडभट बापूजी काण्णवकी 
बहीमें नारायण बुवाका जो लेख है वह इस प्रकार हे--नारौया 
पिता ठुकोबा गोसावी दादा बोल्होबा माई महादाबा और बिठोबा 
भतीजे रामा और गणो ओर गोविन्दजी चचेरे भाई आबाजी 
माताजी जिजाईबाई जात कुनबी आबले बास देहू प्रान्त पूना।? 
इस छेंखमें नारोबाने अपनी माताका नाम 'जिजाईबाई” दिया हे 
और जाति 'कुनबी” बतायी है। और भी कुछ छेखोमें 'कुणब-वाणी 
अबढे नामके उल्लेख हैं | इन सब लेखोसे यह निर्विवादरूपसे निश्चित 


९ 


पूर्वबृत्त ६९, 


होता है कि तुकाराम शूद्र, कुणंब-वाणी ( कुनबी बनिया ) थे, उनका 
कुछ मोरे था और उपनाम आबिले, आबछे, अबले था | जाति और 
कुछ देहसे सम्बन्ध रखते हैं। जो देहातीत हैं उनके लिये जाति और 
कुछ क्या ? साधकावस्थामे तुकाराम मद्गाराजने परमाथ-हृष्टिसे यह भी 
कहा है कि जिन्हे हृदयसे हरि पारे हैं वे मेरी जातिके हैं |? अस्तु 
तुकारामजीके देहकां जाति और कुछ देखा, अब उनके घरानेका 
जिचार करे | 


३ कुलकी पूथ-प्रतिष्ठा 


ठकारामजीका घगना बहुत सुखी, समृद्ध और प्रतिष्ठित था। देहू 
गॉबसे इस घरानेकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, यह इस घरानेसे मिले हुए. 
कागज-पत्रोसे जाना जाता दे । देहूके ये छोग महाजन थे । ठुकारामजी 
उदासीनवदासीन होकर यह महाजनी दवृत्ति छोड़ चुके थे। पीछे नारा- 
यण बुवाने यह काम फिरसे प्रास करके सेमाल छिया। राजशर्क ५ 
काल्युक्त सबत्सर अथात्‌ शाके १६०० ( सबत्‌ १७३० ) के फाह्गुन- 
मासमें लिखा हुआ शिवाजी महाराजका आज्ञापत्र है। इसमे लिखा 
है---त॒कोबा गोसावीके पुत्र नारायण गोसाबीने कहा है कि पूना पर- 
गनेके देह -मोजेकी महाजनी मेरे विताकी पेतृक ब्त्ति है । पिताजी गोसावी 
(गोसाइ) हुए, इससे महाजनी चलानेकी वह उपेक्षा ही करते गये अब 
हम इसे न चलावें तो बृत्तिका छोप होता है। इसलिये मह्ाजनी जो 
पेतक बृत्ति हे उसे हम चलाना चाहते हैं। अतएव पहलेसे जैसे यह इत्ति 
चली आयी हे वैसे ही उसे ह_म आगे चढछावे ऐसा आज्ञापत्र करा दिया 
जाय |? इसपर महाराजने पूना-परगनेके देशाधिकारीको यह आज्ञा दी 
हे कि इनकी महाजनी वृत्ति मौरूसी चली आयी है वैसा ही आगे 
चलायी जाय |! इस लेखसे यह जान पड़ता हे कि तुकारामजीने 
महाजनी नहीं चलायी पर यह बृत्ति इनके घरानेमें बहुत पहलेसे चली 
आती थी। तुकारामजीके पोर्तोकी लिखी हुईं एक फेहरिस्तमें भीं 


७० श्रीतुकाराम-चरिश्र 


“अतुकारामबाबा वास्तव्य क्षेत्र देहूकी क्षेत्र मजकूरकी महाजनकी” ये 
अक्षर हैं। ठुकारामजीके पुत्र महादेव बोवा, विह्छ बोवा ओर नारायण 
बौवाका शाके १६११ का फारकतीका एक कागज मिला है। इसमें 
महादेव बोबा अपने दोनों भाइयोको लिखते हैं, अपने पेतृक घर दो हैं 
एक श्रीसमीप, एक पेठ ( बाजार ) में मशजनीका घर । इमने महा- 
जनीका घर ओर महाजनी छी ओर तुम दोनोंकों श्रीसममीपवाला घर 
और श्रीकी पूजा सौप दी !” और कागजमे छिखा हे कि, श्रीविद्चल- 
टिके ( देहूमें एक खेतका नाम ) श्रीके नाम पहलेसे है यह बात गॉवके 
पञ्चोके मुँह पन्‍त मृुतालिक और पन्‍्त प्रधानने! पक्की करा छी ।? यह लेख 
शाके १६४२ का है। इन सब लेखोसे यह प्रकट है कि तुकारामजीके 
घ्रानेमें महाजनीकी पेतृक च्रक्ति थी, बाजारमे महाजनीकी हवेली 
मद्दाजनीका अधिकार और आमदनी थी। उसी प्रकार श्रीकी पूजा- 
अच्चाके निमित्त पुरानन इनाम” था। महाजनीकी हृवेलीके अतिरिक्त 
इनका खास घर श्रीके समीप था | जिस गॉबमें बाजार छगता था उस 
गॉवमे महाजन ओर शेटे दो अधिकारी होते थे, इनके ओददे बड़े 
समझे जाते थे। इसके मी अतिरिक्त इनकी कुछ खेती-बारी साहुकारी 
और व्यापार भी था, तालपये, प्रतिष्ठित, बड़े कुलीन और सामान्य, 
व्यापारीधरानेमें तुकारामका जन्म हुआ । परन्तु इस घरानेमे देहूकी 
महाजनी ही चली आयी थी सो नहीं, एक और पेतृक इत्ति चली 
आयी थी। ठ॒कारामजीने पहली वृत्तिकी उपेक्षा की, पर दूसरी वृत्ति 
इतनी उत्तमतासे चलछायी कि उससे देहूके ही क्‍यों, सम्पूर्ण महाराष्ट्र 
ओर अखिल विश्वके महाजन होनेके अश्टाधिकार सब लोगोने एकमतसे 
उन्हे प्रदान किये हैं। यह महाजनी क्या थी इसे अब देखें। नया कुछ 
न करे, पूवजोकी परम्पराको ही बनाये रहे, इसीमे शोभा है । 


नया करो नहिं कोई । राखो पूवतन सोई । 
पेतक सम्पत्ति | राखो करके युक्ति ॥| 


पूवबत्त ७१ 


नया कुछ न करे, पुराना जो कुछ है उसे इर कोई सेभार रखे । 
पैतृक वृत्तिका जो स्थान है उसकी हर उपायसे रक्षा करो । यह तुकोबा- 
का ही उपदेश है ।?, 


४ परम्परासे ग्राप्त श्रीविद्वल-प्रेम 


श्रीतुकाराम महाराम अपनी अनन्य भक्तिसे त्रिोकमे पन्च हुए, 
तथापि जिस घरानेसें उनका जन्म हुआ उस घरानेका इतिहास देखें तो 
यह कहना पड़ेगा कि विद्छ-मक्तोके घरानेमे जन्म हौनेसे विद्धल-भक्ति 
उन्हें आनुवंशिक संस्कारोंसे ही प्रात्त हुई थी। उनके घरानेमे उनके 
आठवें पूबज विश्वम्भर बोवा प्रसिद्ध विदचल-भक्त हुए। विश्वम्भर बोवाके 
समयसे ही देहूआम पुण्यक्षेत्र हो गया था। विश्वम्मर बोवाने देहूमे 
विद्वल-मन्दिर बनवाया और उनमे जो विहल्-मूर्ति स्थापित कर 
पूजी वही मूर्ति तुकारामबीके समयमें और उसके पॉच सौ वर्ष बाद 
आज भी बिराज रही है। इस अध्यायके शीषकमें जो अभंग हैं उनमें 
तुकारामचीने अपने पूवणोंकी भगवद्धक्तिका इतिहास ही बता दिया 
है । त॒कानी कहते हैं, पाण्डरज्ञकी चरण-सेवा मुझे अपने पू्वजोसे मिली 
हुई पैतृक सम्पत्ति है| मेरे पूवंजोने एकादशी महात्रत उपवास और 
पारण करके भीविट्ठलकों भक्तिसे अपने बशमें किया और उनके द्वारपाल 
बने । उन्होंने चरण-सेवाका अंश हमारे भोगके लिये रखा है. ओर इस 
प्रकार इमलोग वंशपरम्परासे विदचलके दास हैं। तुकारामजीके पूव॑जोंने 
उनके लिये घर-द्वार, चीज-वस्तु , जमीन-जायदाद सब कुछ रखा था। 
महाजनीकी वृत्ति भी रखी थी और इस पेतृक सम्पत्तिसे उन्हें अपनी 
घर-गिरस्ती चलानेमें बहुत कुछ सहारा भी मिछा, पर उन्हें इस पेतृक 
सम्पत्तिकी अपेक्षा विद्ठछ-चरण-सेवारूप मोरूसी जागोर ही बहुत अधिक 
कीमती माढछूम होती थी और यह्दी उपर्युक्त अभगका भाव है| सच है, 
बाल-बच्चोके लिये जमीन-जायदाद रख जानेवाले माँ-बाप क्या कम हैं ! 


२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


दुलम हैं वे ही जो अपनी संततिके लिये मगवद्धक्तिकी सम्पत्ति छोड़ 

जाते हैं। तुकाराम और समर्थ रामदास-जेसे पुरुषोके हिस्सेमे ऐसी 
सम्पत्ति उस समय आयी थी | ठुकारामकों बार-बार इस बातका ध्यान 
होता था कि विद्वल-भक्तोके घरमें मेरा जन्म हुआ, मेरे माता-पिताने मुझे 
विद्दलोपासनारूप देवी सम्पत्ति दी और मुझे श्रीविद्धछकी गोदमे डाला; मेरे 
माता-पिताने, मेरे पूबजोने भमगवानकी जो भक्ति की उसका मैं वारिस हूं, 
उन्होंने जो रास्ता बताया उसी रास्तेसे में चल रहा हूँ, उन्हींके आचरण- 
का मै अनुकरण कर रहा हूँ इत्यादि । कितनी शुरू, निरभिमान और 
कृतशतापूर्ण भावना है ! कोई भी मनुष्य जो अच्छा या बुरा होता है 
उसके दो ही कारण समझे आते हैं, एक उसके कुछकी रीति-नीति ओर 
दूसरा अपने-अपने पू-जन्मज्ञात ससस्‍्कार। किसीके पूव॑-सस्कार शुद्ध 





$ तुकारामजीका जन्म सबत्‌ १६६५ (शाके १५३० ) में इन्द्रायणी- 
तटपर देह-गाँवमें हुआ । उसी साल रामभक्त रामदास स्वामीका जन्म 
गोदातटपर जाब-गाँवमे हुआ । ये दोनो परम भक्त एक ही साल जन्‍से 
और दोनोने ही अपने आचरण और उपदेशके द्वारा महाराष्ट्रमे भगवड्धक्ति- 
का बडा प्रचार किया । राम विट्गल दुजा नहीं ( राम और बिट्टुल दो 
नहीं है )। इस बातको ध्यानमे रखकर उन्तके चरित्र और उपदेशकी ओर 
देखनेसे भक्तोको एक-सा ही आनन्द प्राप्त होता है। पूर्वजोने विट्वलूचरण- 
सेवाकी पैतृक सम्पत्ति दी इसलिये तुकारामने कृतज्ञतासे जैसे उद्दार प्रकट 
किये है वैसे ही समर्थ रामदासने भी प्रकट किये है। समर्थ कहते है--- 
बापे केली उपासना । आम्ही लाधछो त्या धना ॥। १ ॥! 
रामदास आले हाथा | अवधा वंश धन्य आता ॥ २॥ 


( बापने उपासना की वही धन हमे प्रात्त हुआ | रामदास्य हाथमे 
आ गया, अब तो सारा बह्य धन्य हो गया । ) 


पूर्वचृत्त ७३ 


होते हे तो कुछकी रीति-नीति अच्छी नहीं होती, ऐसी अवस्थामे यदि 
उसके पूर्ब-लसस्कार बलवान हुए! तो वह 'भज्ञमे तुछूसी” सा होता है । 
किसीका जन्म अच्छे कुलमें हुआ रहता है पर उसके पूव॑-जन्मके दुष्ट 
संस्कार बलवान्‌ हो उठते हैँ, ऐसी अवस्थामे वह ठुल्सीमे प्याज? सा 
लगता है। पू्॑-सस्कार भी शुद्ध हो ओर जन्म भी उत्तम कुछमे हुआ 
हो, ऐसा तो बड़े ही भाग्यसे होता है। ऐसा शुद्ध दुग्धशकरासयोग 
जहाँ होता है वही 'शुद्ध बीजके सुन्दर मीठे फछ” की सूक्ति चरिताथ्थ 
होती हे । ठ॒कारामजीका सिद्धान्त यही है कि बीज जेसे फलठ । उत्तम 
या अमगल |” अर्थात्‌ बीज-जैसे ही फल होते हैं, फल्मात्र हैं बीजसे ही, 
चाहे वे उत्तम हो या अधम | जीवके सस्कार परम शुद्ध हो ओर ऐसे 
सस्कारोके विकासके लिये अत्यन्त अनुकूछ कुछ और परिस्थितिमे 
उसका जन्म हो, यह तो बहुत बड़े भाग्यसे होता है। नो पीदियोतक 
विद्वलोपासनाका पुण्यत्रत आचरण करनेवाढे कुछमे तुकारामका 
जन्म हुआ | 


पंदरीची वारी आहे माजझ्ने घरी। 
आणिक न करी तीथ्थत्रत ॥ ? ॥ 

ब्रत एकादशी करीन उपवासों | 
गाईन अहर्निद्ञी मृखीं नाम ॥ २॥ 


“पपण्टरीकी वारी (यात्रा ) करनेका नियम मेरे घरमे चलछा आता 
है, वही मै करता हूँ, ओर कोई तीथ-बरत नहीं करता । उपवासे रहकर 
एकादशी अत करूँगा ओर दिन-रात सुखसे नाम गाऊँगा ।! 


यही तुकारामके कुछका त्रत था। तुकारामका एक अभग है 
( ऐकावचन हैं सन्‍्त ) उसमे वह कह्दते हैं, “अनायास पूर्व-पुरुषोकी 
सेवा हो जाती है, इसलिये इन देवताकों पूजता हूँ ।! भीविदठछ इमारे 
“'कुलकी कुलदेवी? हैँ, यह हमारे 'कुलदैवत” हैं, और उनकी उपासना 
करना हमारा 'कुलुधर्म' है इत्यादि उदगार उनके मुखसे अनेक बार 


७७ श्रोतुकाराम-चरित्र 


निकले हैं। जिसके कुछमें जो उपासना चली आती है उसी उपासनाकों 
निष्ठापूवंक चढानेसे वह कृतकाय होता है । तुकारामका एक अभग है 
'कुलघर्में ज्ञान! ( अर्थात्‌ कुलधमसे ज्ञान होता है )। उसमे वह कहते 
हैं कि कुछघधर्मका पाछन करनेसे उद्धारका साधन मिल जाता है, 
शान-लाभ होता है, गति-भक्ति विश्रान्ति सब कुलधमंसे मिलती दे, 
दया, परोपकार आदि कुरूघमके पाछनमे आप ही हो जाते हैं । तात्पये, 
त॒ुकोबाराय कहते हैं-- 
तुका कहे कुलघम्म ग्रकूटावे देव । 
यथाविध भाव यदि होय ॥ 


'कुछूधम देवतामे देवत्व प्रत्यक्ष करा देता है यदि यथाविध 
( शुद्ध ) भाव हो |? यह तुकोबारायका अनुभव है ओर यही अनुभव 
अन्य सतोंका भी है। श्रीविग्ठलकी भक्तिका कुलधर्म पान करते-करते 
ही उन्हें देवतामे देवत्व मिका--भगवन्मूतिमे भगवान्‌ मिले, भगवन्मूर्ति 
ही सब्चिन्मय हुई। उस मूर्तिका ध्यान करते-करते अदर-बाहर सर्वत्र 
विटठठल ही भर गये | 


इस पवित्र कुछकी भगवद्धक्तिका अरुणोदय यदि विश्वम्मर बोवाकों 

माने तो उसका मध्याह श्रीतकाराम महाराज हैं । किसी भी महात्माके 
चरित्रकों देखा जाय तो यह देख पड़ता है कि जिस कुछकों वह धन्य 
करता है उस कुलमें उसके पूर्व दस-पॉच पीढियोंतक भक्ति, शान, वेराग्यादि 
शुणोंकी बराबर वृद्धि होती रहती है | ज्ञानेश्वर मद्दाराजके कुछमें उनके 
परदादा तज्यम्बक पन्‍त पहले भगवद्धक्त प्रसिद्ध हुए, एकनाथ महाराजके 
घरानेमें उनके परदादा भानुदास प्रसिद्ध हुए, समर्थ रामदासके घरानेमें 
नो पीढियोंसे भ्रीरामचन्द्रकी उपासना हो रही थी, उसी प्रकार तुका- 
राम महाराजके घरानेमे नो पुरुषोसे पण्ठरीकी वारीका अत चछा आ 
रहा था ओर तुकाराम महाराजके दादाके परदादा विश्वम्मर बोवा विख्यात' 
विट्ठलमक्त हो चुके थे । पवित्र कुछ ओर पावन देशम्में ही हरिके दास 


पूवचृत्त प्‌ 


जन्म लिया करते हैं। पवित्रताके संस्कार, पावन रहन-सइन, शुचि 
आचार-विचार जब किसी कुलमें परम्परासे जमते हुए. चले आते हैं तब 
उन सबके फलस्वरूप तीनो छोकमें सत्की्ति-पताका फहरानेवाला कोई 
महात्मा अवतीण होता है । इसीलिये हमारे घर्मशासत्रमे कुलपरम्पराकों 
शुद्ध बना रखनेका इतना कड़ा विधान है । हिंदु-समाजमें कुल्घम और 
कुछाचारकी ज्ञो इतनी महिमा है उसका कारण यही है। पण्दरीकी 
वारी (यात्रा ) करनेवालोंकों मद्य-मास छोड़ना पड़ता है, इसके बिना 
उनके गल़ेमे तुठसीकी माला पड़ ही नहीं सकती । पण्दरीकी यात्रा, 
एकादशी-वबत, मद्य-मांस-परित्याग, हरिपाठांदि अभगोका पाठ और 
नित्यमजन प्रत्येक वारकरीके लिये अनिवाय है। यह वारकरी-सम्प्रदाय 
तुकाराम महाराजकै कुलमे नो पीठियोसे चला आ रहा था, इससे उनके 
कुलके सस्कार कितने शुद्ध ओर पवित्र हुए होगे इसकी कुछ कल्पना 
की जा सकती है। उत्तम कुछमें जन्म छेने और निष्ठापूवक कुलूधर्म 
पालन करनेसे क्या फल मिलता है यह यदि कोई पूछे तो उसका सबसे 
अच्छा उत्तर भीतुकाराम मद्दाराजका चरित्र है । 


७ श्रीविश्वम्भर बाबा 


तुकाराम मशराजके आठवें पूव॑ज विश्वम्भर बोवा बचपनमे ही. 
पितृविहीन हो गये थे। वह और उनकी माता ये ही दो आदमी उस 
कुट्ठम्बमे रह गये थे। पीछे विश्वम्भर बीवाका विवाह हुआ । उनकी स््री- 
का नाम आमाबाई था | विश्वम्मर बोवाने अपने पिंताकी वणिक्‌-बत्ति 
ही आगे चलायी। उनका व्यवद्वार खरा था; झूठ कभी न बोलना, 
प्रारू्घसे जो मिल जाय उसका सत्कायमे व्यय करना, साधु-सत ब्राह्मण 
ओर अतिथि-अभम्यागतोका सत्कार करना, घर-गिरस्तीके सब काम करते 
हुए नाम-स्मरणमे मग्न रहना, रातकों भक्तोकों जुगाकर मजन करना, 
श्रीराम ओर ओऔकृष्णकी छीछा सबको सुनाना और प्राणीमात्रमे दयाभाव 
रखकर तन-मन-वचनसे परोपकाराथ उद्योग करना उनका नित्यक्रम था |; 


दे श्रीतुकाराम-चरित्र 


विश्वम्भर बोवाका वह ठग देखकर उनकी माता बहुत प्रसन्न होती थीं । 
उनका अन्तःकरण प्रेममय था। एक बार उन्होने विश्वम्भर बोबाको 
बताया कि तुम्हारे बाप-दादा पण्टरीकी वारी बराबर करते चले आये हैं, 
ठुम इस क्रमको कभी न छोड़ो तो ही ससारमे सफलता प्राप्त करोगे |? 


माताका यह उपदेश सुनकर उन्होंने पण्टरी जानेकी तैयारी की । 
उन्हे स्वय बडा उत्साह था, फिर उसमे माताकी आज्ञा, तब क्‍या पूछना 
हे | विश्वम्भर बोबा चार भक्तोकों साथ लिये बड़े आनन्द्से मजन करते 
हुए पण्टरी गये। वहॉका आपूर्व मजन-समारम्म देखकर उन्हे अपनी 
देहका भी भान न रहा। वारकरी भक्तोंका मेला, चन्द्रमागाके निर्मल 
जलका वह विस्ती् पाठ, श्रीविद्चलकी शान्त सुन्दर सगुण मूर्ति, पुण्डलीक, 
नामदेब, चोखामेछा आदि भगवद्धक्तोकी अद्भुत छीछाओका स्मरण 
करानेवाले वे पुण्यस्‍्थान, हरिकीवन और नामसकीत॑नका वह दृश्य 
देखकर विश्वम्भर बोवाके चित्तमे प्रेमसमुद्र हिलोरे मारने छगा। 
अगवन्मूतिके सामनेसे उनसे उठा न जाय ! 


वह ब्रह्म सनातन । निज भक्तोका हृदयरत्न ॥ 
नासिकाथ दृष्टि किया ध्यान | देखते ही मन तनन्‍मय ॥ 
सर्वाथ सुगंध संसार | कंठमे कोमल तुलसी-हार ॥ 
विख्व॑भर देखे श्याम साकार | आनन्दाकार ह्रदय ॥ 
सगुण रूप नेनोमे भाया। सोई हिय अंतर समाया ॥ 
सवत्र बल्ञानंद छाया। अनुपम पाया संतोप ॥ 


वह सनातन बहा जो निज भक्तोंका हृदयरत्न है, नासिकाग्रपर 
उसका ध्यान करके देखा। देखते ही मन तन्मय हो गया । सर्वाज्जमें 
उनके सुगन्ध-लेपन हुआ है, कण्ठमें कोमऊछ तुलसी-माछा पड़ी है| ऐसे 
उन घनसॉवरेकों देखकर विश्वम्भरका मन आनन्दित हो गया। दृष्टिसे 
सगुणरूप देखा, उसीकों हृदय-सम्पुटमे रखा, सुष्टिमे ही ब्रह्मानन्दका 
“मजा देखकर चित्तको बड़ा सतोष हुआ ।! 


पू्वृत्त 9७9' 


इस अकार दशमीसे छेकर पूर्णिमाके कादौतक पण्टरीमे रहकर 
विश्वम्भर बोवा बड़े कष्टसे देह छौट आये | पण्टरीका सब आनन्द उन्होंने 
अपनी मातासे निवेदन किया ओर उनकी आज्ञासे प्रति पखबारे पण्ठरी- 
की वारी करना आरभ्भ किया। रात-दिन श्रीविटठलका चिन्तन करते 
हुए उन्होंने क्रसे आठ महीनेमे पण्दरीकी सोलह वारियों की । प्रत्येक 
दशमीकोी एक समय खाते, एकादशीको निराहार उपवास-ब्रत रहते और 
रातकों जागरण करते | हरिकीतेन श्रवणकर उनका अन्तःकरण प्रेमसे 
गद्गद हो जाता । पण्ठरीकों बड़े उल्छासके साथ जाते, पर जब वहाँसें 
लोटना होता था तब गद्गद होकर अश्रुपूर्ण नयनोसे मगवानकी मनोदर 
मूर्तिको देखकर लोटते हुए उनके पैर भारी हो जाते थे । मगवद्धक्तिमे 
विश्वम्भर बोवा इतने तन्मय हो गये थे | अन्तमें मगवान्‌ उनकी भक्तिपर 
मोहित हुए और साकाररूपमे प्रकट होकर उन्होने उन्हे हरिनाम मन्त्रो- 
पदेश किया | चित्त इरिचरणमे रत हो जानेसे घर-गिरस्तीके काममें 
उनका मन नहीं छूगता था ओर इस कारण, जैसा कि दसस्‍्तूर है, कुछ 
छोग उनके गुण गाने छगे ओर कुछ उनकी निन्‍्दा भी करने छगे | 
विश्वम्भर बोवाकी अनन्यभक्ति देखकर भगवानने उन्हे स्वप्न दिया कि 
अब तुम्हे पण्दरपुर आनेकी कोई आवश्यकता नहीं, अब मै ही त॒म्हारे 
घर आकर रहूँगा। स्वप्नके अनुसार विश्वम्भर बोवा गोंवके सी-पचास 
मनुष्योंकी सग छिये देहुके समीप जो आम्रवन था, वहाँ गये । वहाँ 
जिस स्थानमे सुगन्धित फूछ, अरगजाचुण और त॒लूसीदल पड़े हुए, देखे 
वहीं ठहर गये ओर वह भूमि खनने लगे ती सगुण श्याम पाण्डुरड्ज- 
मूर्ति निकल आयी, वामागमे माता रुक्मिणी शोमायमान थीं, कटिमें 
देव्य पीताम्बर था, गलेमे तुूसीके मज्जुछल हार थे, ऐसी सुन्दर मू्ति। 


9८ श्रोतुकाराम-चरित्र 


देखकर सब लोग जयजयकार करने छगे, विश्वम्मर बोवा उस मूर्तिको 
देहमें ले आये और अपने घरके समीप इन्द्रायणीके तठपर बढ़े ठाटके 
साथ उन्होंने उस मूर्तिकी स्थापना की ओर मन्दिर बनवाया ! यहींसे 
देहआम पृण्यक्षेत्र हो गया । 


६ विश्वम्भरजोके पूत्र 


विश्वम्भर बोवाके देहावसानके पश्चात्‌ उनकी स्री आमाबाई अपने 

दो पुत्र हरि और भुकुन्दके साथ कार व्यतीत करने छगीं। पतिके 

सत्सगसे उनके भी अन्तःकरणमे भगवत्‌-प्रेम उदय हो चुका था । पतिके 
पीछे भ्रीविद्चलकी पूजा-अर्चां उत्तम प्रकारसे चछाते रहना ही उन्हें प्रिय 
था । कुछ दिन ऐसे ही चला, पर पीछे पुत्रोकी राजसी प्रकृतिके कारण 

उनके बविचारोंमें बाधा पड़ने लगी। हरि ओर मुकुन्दकों सेना तुरद्न 
शिविका आभरण'”का शोक छगा । क्षात्रवृत्तिकी ओर खिंचकर वे दोनो 

मॉका कहा न मान घरसे चले गये ओर किसी राजाके यहाँ नोकरी 

करने छगे । यह राजा कोन, कहाँका था, यह जाननेका कोई साधन 

नहीं है। पुत्रोंने मॉकी भी अपने पास बुछा लिया। माँ अपनी दोनो 

बहुओके साथ वहाँ गयीं। आमाबाई तनसे तो अपने पुत्रोके पास गयीं 

पर उनका मन देहूकी विट्लमूर्तिमें ही छगा रहता था, राजसेवा करनेवाले 
'पुत्नोके ठा>-बाट्से उन्हे कुछ भी सुख नहीं होता था। उनकी तो यही 
इच्छा थी कि लड़के घर ही रहें, पेतृक घन्धा ही करें और भगवानकी 

'पूजा-अर्चा चछाते रहें। परन्तु बेटे नवयुवक थे, यौवन उनके रक्तके 
अन्द्र खेल रहा था, वेभव ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी घुन उनपर सवार 

थी | इस कारण उन्हें पुत्रोके पास ज्ञाना पड़ा । सांसारिक स्नेह-सम्बन्ध- 

का प्रेमसुख कितना निष्ठर होता हैं, यह उन्हें अभी देखना था। 

मायापाश बड़ा कठिन है। मन देह्मे भगवानके पास है ओर तन 
लड़कोके पास, यह उनकी हालत थी ! बेटे यशस्वी निकले, यश 

/दिन-दिन बदने लगा। कुछ काल बाद श्रीबिग्ठलने आमाबाईको 


पूव॑चृत्त (७९, 


स्वप्न दिया तुम पुत्र-मोहसे हमे देहूमे छोड़ आयी हो, पर तुम्हारे 
पुत्र युद्धमें मारे जायेंगे ओर उनका सारा वैभव नष्ट हो जायगा।! 
आमाबाईने यह स्वप्न अपने पुत्रोसे कहा, पर वे स्वप्नपर विश्वास 
करनेवाले न ये । अन्तको राजापर शत्रुने आक्रमण किया, घोर युद्ध हुआ 
ओर उसमें हरि और मुकुन्द दोनों ही मारे गये। मुकुन्दकी स्री सती 
हुई। शोकाकुछ आमाबाई बड़ी बहूकों साथ ले देहू लोटीं। माताकी 
आज्ञा उल्‍लड्घन करनेका फल बेटोको मिछा और माता पहलेसे भी 
अधिक बिरक्त होकर श्रीविटठलचरणोमे और भी अधिक अनुरक्त हुई | 
हरिकी ज््री गर्भवती थी। प्रसूतिके लिये उन्हें आमाबाईने उनके नेहर 
नवछाख डबर भेज दिया | वहाँ यथासमय वह प्रसूत हुईं, छडका हुआ 
और उसका नाम विट्ठलक रखा गया। दुःख, शोक और वेराग्यसहित 
भगवत्परेमकी परस्परविरुद्ध लदरोसे आमाबाईकी चित्तवत्ति उदासीन हो 
चुकी थी। वद्धावस्थामे जब शरीर जराजजेर हो गया तब उनके उपा- 
स्यदेवने उन्हें घेये दिया। उनपर भगवानका पूर्ण अनुग्रह हुआ और 
नन्हे पोतेको पीछे छोड़ वह स्वर्ग सिघारी । 


७ संतति-विस्तार 


हरिके बेटे विट्ठक। इन्हें माता-पिताके वियोग-दुःखके कारण योवनमे 
'डी वेराग्य हो गया ओर मगवद्धक्तिमें ही उनका मन छगा। इन विदठल- 
के पदाजी नामक पुत्र हुए। पदाजीके शकर, शकरके कान्हा और 
कान्हाके पुत्र नोलाजी हुए । यही बोलाजी तुकाराम मह्ाराजके पिता थे | 


८ वंशावली 


तुकाराम महाराजके ज्येष्ठ पुत्र महादेव बोवाके वंशज ( वर्तमान ) 
रामभाऊ देहूकरके घरमें पण्टरपुरमें तुकाराम महाराजकी जो वंशावली 
मिली वह इस प्रकार है-- 


८० श्रीतुकाराम-चरित्र 


विश्वम्भर बोवा ( ज्ञी आमाबाई ) 
| 





| | 
हरि बोवा ( स्त्री बिठाबाई ) मुकुन्द बोवा 
| 
विठोबा 


| 
पदाजी बोबा 


| 
शंकर बोवा! 


| 
कान्हया 


| 
बोल्हो बोवा ( ज्ली कनकाबाई ) 


| 
श्रीतुकाराम महाराज चेतन्य 
( स्री) रखमाबाई और २ जिजाबाई ) 


'सन्तलीछामृत? में महीपतिबाबाने जो वशावली दी है वह ओर यह 
एक ही हे। तुकाराम महाराजके जो वशज देहूमें हैं उनके यहाँ भी 
यही वशावली है। 'ेशव्चेतन्यकल्पतरु? प्रन्थमें निरञ्ञन स्वामीने जो 
वंशावली दी है वह भी इसी वशावलीसे मिलती है । 


देहूके कागज-पत्र देखते हुए तुकाराम महद्दाराजके- पोते उद्धव 
बोवाके हाथका एक लेख मिला है, वह यहाँ देते हैं--- 


श्री 


वंशावली स्वामीकी--मूलर पुरुष विश्वम्मर बोवा, इनके पुत्र दो, 
बड़े हरि, छोटे मुकुन्द | इरि बोवाके पुत्र विठोबा, विठोके पुत्र पदाजी, 


पूववत्त ८३१ 


पदाजीके पुत्र शंकर बावा, शकर बावाके पुत्र कान्‍्होबा, कान्‍्होबाके पुत्र 
बोल्हो बावा, ( इनके ) पुत्र बड़े सावजी बावा, मझले तुकाराम बावा 
ओर छोटे कान्होबा | सावजी बावाके कुछ नहीं । तुकोवाके पुत्र तीन, 
बड़े महादेव, मझले विठोबा, छोटे नारायण बावा। मद्दादेव बाबाके 
पुत्र आबाजी बावा, आबाजी बावाके पुत्र तीन, बड़े महादेव बाबा, 
मझले मुकुन्द बावा ओर छोटे जयराम बावा ? विशेबाके पुत्र चार, बड़े 
रामाजी बावा ओर उधो बावा और गणेश बावा ओर गोविन्द बाबा । 
रामजी बावाके कुछ नहीं। उधो बावाके पुत्र बडे खडोबा, मश्ल्ठ 
विठोबा, छोटे नारायण बावा। कान्होबाके गंगाधर बावा, गंगाघर 
बावाके खडोबा ओर खंडो बावाके गगाघर बावा | 


इस प्रकार तुकारामजीकी जाति, कुछ, उनके पूवंज ओर उनकी 
वशावलीके सम्बन्धमें जो-जो विश्वसनीय बातें मिलीं वे इस अध्यायमें 
समाविष्ट की गयी हैं । 


तु० रा० ६-+- 


तीसरा अध्याय 
संसारका अनुभव 


भगवानकी यह पहचान है कि जिसके घर वह आते हैं उसकी 


गहस्थीपर चोट आती है | 
--श्रीत॒ुकाराम 


१ महाराष्ट्र धमकी पूवे-परम्परा 


तुकारामका जन्म संवत्‌ १६६७ ( शाके १५३० ) में हुआ, यह 
बात पूर्वाध्यायमें ययेष्ट प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की जा चुकी है। अब जिस 
समय महाराष्ट्रके क्षितिजपर तुकाराम महाराज-जेसे भक्तचूडामणि उदय 
हुए. उस समयके मद्दाराष्ट्रका विह्गम-दृश्टिसे सक्षेपमें पर्याछोचन करें | औ- 
शानेश्वर महाराजके समयमे महाराष्ट्र समग्र ऐश्वय मोग रहा था । महाराष्ट्रकी 
राजधानी उस समय देवगिरि थी जिसका आधुनिक यवन-नाम दोलताबाद 
है| यादव ( जाधव ) राजा राज्य करते थे ओर राजशासन उत्तम प्रकारसे 
होता था। भीशानेव्वरी के उपसंदारमे ज्ञानेश्वर महाराजने उस सभयके यादव- 
राज भी राम चन्द्र या रामदेव रावका इस प्रकार बड़े सम्मानके साथ उल्केल 
किया हे वहाँ यदुवंशविक्नास | जो सकलकछा-निवास | न्यायसे पाले 


संसारका अनुभव ८३३ 


क्षितीश श्रीरामचन्द्र  शालिवाहनकी तेरइवीं शताब्दीमें रामदेव राव- 
जैसे धर्मात्मा राजा, देमाद्वि-जेसे विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ राजकार्यकर्ता, 
बोपदेव-जेसे पण्डित, भीजशानेश्वर महाराज-जेसे अवतारी भागवतधर्म- 
अवतंक, नामदेव-जेंसे सगुणग्रेमी सन्‍त, चोखा-मेला, गोरा कुम्हार, सावता 
माली-जेंसे मक्त, मुक्ताबाई-जनाबाई-जेसी परम भक्त स्तरियाँ जिस काहूमें 
महाराष्ट्रमें उपन्न हुईं वह काल निश्चय ही परम धन्य है । शाके १२१२ 
( सवत्‌ १३४७ ) मे महाराष्ट्र-साहित्यमे मुकुटमणिके समान शोभावमान 
ज्ञानेश्वरी-जेसा अद्वितीय ग्रन्थ महाराष्ट्रके महृ-भाग्यसे महाराष्ट्रम 
निर्माण हुआ | इस कालके पश्चात्‌ शीघ्र ही उत्तरी ओरसे मुसलमानी 
फोजे दक्षिणपर चढ़ आयी और दक्षिण देशपर सुसछमानोका आधिपत्य 
स्थापित हुआ | तीन-चार सो बरसतक दक्षिणपर मुसकमानोका अधिकार 
रहा । पर इस कालमें मी यह अधिकार सबंत्र पूर्णर्पसे प्रस्थापित नहीं 
था। शिरके आदि कई मराठे खानदान ऐसे थे जो अपने गठह ओर 
प्रदेश अपने हाथमे ही रखे हुए थे और कभी मुसलमानी बादशाइतके 
सामने नही शुके । ये स्व॒तन्त्र ही थे | गुल्बर्गके बाहमनी सुलतान जब 
तप रद्दे थे उसी समय दुंगभद्गाके तठपर विद्यारण्य स्वामी ( पूर्वाश्रमके 
माघवाचाय ) ने हरिहर ओर बुकक नामक दो युवा राजकुमारोको 
शिक्षा देकर उनके द्वारा विजयानगर-राज्य स्थापित कराया । सुसल- 
मानोके बाइमनी-राज्यके पॉच टुकड़े हो गये तबसे मराठे बीरो और 
ब्राक्षण-राजनीतिशोने धीरे-धीरे अपने पाँव फेछाना आरम्म किया और 
शाके १५४९ (सवत्‌ १६८४ ) में श्रीशिवाजी महाराजका जन्म होनेके 
पूव महाराष्ट्रके पुनरुजीवनके स्पष्ट लक्षण दिखायी देने छगे। बीचको 
तीन शताब्दियोमें पराधीनताके कारण मह्दाराष्ट्रके अनेक क्केश मोगने 
पढ़े। तथापि मराठा-मण्डलरकी तेजस्विता इस कालमें भी बची हुईं थी, 
उनका स्वाभिमान बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ था। विधर्मियोंका राज्य 
होनेसे यह काछ घमग्छानिका रहा, तथापि इसी कालमे अनेक सन्त 
कवि उत्पन्न हुए ओर उन्होंने घमनिष्ठाकी बुश्नती-सी ज्योतिको 


८७४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


बुझने न देकर प्रज्वलित कर दिया। शालिवाइनको तेरहवीं शताब्दीमें 
ज्ञानेश्वर, नामदेवादि महात्माओने भागवतधमंकी स्थापना करके 
धर्मका क्षडा महाराष्ट्र: फहरा दिया था। इन महापुरुषोंका यह उद्योग 
व्यर्थ होनेवाला नहीं था। इन्होंने जिस उदार घ्मतत््वामृतकी वर्षो 
कर रखी थी उसीसे विधर्मी राजसत्ताके धर्मग्लानिरूप भयंकर दुर्मिक्षमें 
भी हिन्दुओका हिन्दुत्व बचा रहा | इस कालमे जो सन्त ओर कवि 
हुए. उन्हीके कर्तव्यसे धर्मकी रक्षा हुईं और विपरीत काहसे जूझ्षते हुए 
महाराष्ट्रसमाजका पैर्य नष्ट नहीं हुआ। बह धीरतासे विधर्मके साथ 
लड़ता रहा और अपने आपको बचाता रहा। किसी भी राष्ट्रका जो 
उत्कर्ष होता है, वह स्वदेश, स्वधर्म ओर स्व भाषारूपमे तीन प्रकारते 
होता दै। इन्ही तीनोंका उत्क्ष राष्ट्रका उत्क्ष है ओर इन्हीं तीनका 
हास राष्ट्रकी म॒त्यु दै। महाराष्ट्र पराधीन तो हुआ पर पराधीनताकी उस 
प्रतिकूल परिस्थितिमें भी उसने स्वधर्म और स्वभाषाका बाना नहीं 
छोड़ा । मुसछमानोकी नोकरी करनेवाले मराठे बीरोमेंसे जैसे आगे 
चलकर शाहजी-जैसे पराक्रमी कुशछ राजनीतिश उस्तन्न हुए.। बसे ही 
मुसलमानोकी नौकरी करनेवालोमें ही दामाजी पन्‍्त और जनाद॑न 
स्वामी-जैसे पर्मभागवत भी हुए और उन्होने ही छोगोकी धर्मनिष्ठा 
जाग्रत्‌ रखी | विधर्मियोके शासन-कालमे आचार-विचार भी उलद- 
पलट जाते हैं। आचार और विचारका जहाँ मेल होता है वहीं धर्म 
जीता-जागता रहता है। बौद्ध-सम्प्रदायकी छद्दरकों छौटाते हुए पहले 
कुमारिल मइने आचार-धर्मकों जगाया ओर तब शकराचायने ज्ञानका 
डका बजाया। शाके १३०० ( सवत्‌ १४३७ ) से श्रीपाद भीवल्लभ 
और श्रीदसिह सरस्वतीने धर्मको जगानेका जो काम किया उसका 
परिचय शाके १४७० के रगभग निर्माण हुए 'गुरुचरित्र! ग्रन्थसे मिल 
सकता है। उसिंह सरस्वती शाके १३८० बहुधान्य सबत्सरमे फालह्मुन 
बदी १ को 'निजानन्दम बेठे? ( गुरुचरित्र अ० ५१ ) शाके १३९६ के 
भीषण दुभिक्षमें दामाजी पन्‍तने बादशाइकरे कोपसे आनेबाले सकटके 


संसारका अनुभव , ८० 


सामने उदारतासे अपनी छाती खोलकर शाही धान्यागार लुटा दिया 
और सहखो मनुष्योके प्राण बचाये | भगवान्‌ भक्तोके सदा सहाय हैं 
यह बात भगवानने विठ महारका रूप धारणकर सबको जेचा दी | 
कान्हूपात्रा वेश्या थी, पर उसकी भी निष्ठा देखकर लोग भक्तिमागंपर 
विश्वास करनें छगे । मगलवेक्याके दामाजी पनन्‍तके समान ही देवगढ़ 
( देवगिरि-दोलताबाद ) में जनादंन स्वामीके तपने बड़ा काम किया । 
जनादन स्वामीके शिष्य एका जनार्दन, जनी जनादन और रामा 
जनादन थे | चागदेव, दासों पन्‍त आदि अनेक भक्त इस कालमे हुए | 
एकनाथ महाराजके ( सबत्‌ १५८५-१६८०० ) उदार चरितसे महाराष्ट्रमें 
फिर भागवत-घमंका प्रचण्ड जय-जयकार हुआ । एकनाथी भागवत 
( सबत्‌ १६३० ), रुक्मिणीस्वयवर ( सबत्‌ १६२८ ), भावाथरामायण, 
सहखो अभग ओर अन्य कविताएँ मद्दाराष्ट्रमे छोकप्रिय हो गयीं। सप्त- 
अगीपर ज्यम्बक राय, चिंचवडसे शोरबा गोस्वावी, शिगणापुरमे महा- 
छिज्नदास इत्यादि महाराष्ट्रके सभी प्रान्तोमे सबत्‌ १६३०५ ( शाके १५०० ) 
के छगभग अनेक भगवद्धक्त ओर अ्न्थकार निर्माण हुए। इन सबके 
पथकू-प्थक कार्योका समवेत फल भागवत-धर्मका प्रचार ही था 
ओर उपासना अपनी-अपनी भिन्न होनेपर भी अथवा सम्प्रदायोके 
भिन्न होते हुए भी इन सबके द्वारा धमके ही जगानेका काम हुआ। 
जानेश्वर, नामदेवके पश्चात्‌ महान्‌ कार्य एकनाथ मह्दाराजके द्वारा ही 
हुआ। एकनाथ महाराजने गुरुकपाकी अलोकिक शक्तिसे अत्यन्त 
ग्रासादिक अन्य रचे और उनके दिव्य चरित्रका भी जन-समूहपर बड़ा 
ही उत्तम सस्कार घटित हुआ । जनादं॑न स्वामीके ही सहश एकनाथ 
महाराज भी ज्ञानेश्वरीपर प्रवचन किया करते थे । इससे इस अन्थकी 
ओर सबका ध्यान छगा। एकनाथ महाराजके अवतार-कायका प्रभाव 
देवगढ़, पैठण और पण्टरपुरपर ही नहीं, पूनाप्रान्तपर भी खूब पड़ा | 
सबत्‌ १६४० में एकनाथ महाराज सेकड़ो वारकरियोकी साथ लिये 
आहन्दी गये, वहाँ तीन महीने रहे । नित्य कीतनभजन हुआ करता 


८६ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


था। वहाँ वह किसीसे कुछ लेते नहीं थे । एक लिड्भरायत बनियेके रूपमे 
भगवान्‌ नित्य सबको सीधा-पानी दिया करते थे | मगवानने ही एकनाथ 
महाराजको ऋणमुक्त किया । यह बात पूना-प्रान्तमे घर-घर फौछ गयी 
ओर इस घटनाके ५० वष्र बाद तुकाराम महाराजने यह कहकर इस 
घटनाका उल्लेख किया है कि प्रत्यक्षके किये और प्रमाण क्‍या 
चाहिये ? ( भगवानने ) एकाजी ( एकनाथ ) का ऋण शोध दिया 
यह तो प्रत्यक्ष ही है ।” नाथ आहन्दीसे लोटे तबसे आहन्दीकी बारी 
( यात्रा ) होने छगी ओर १० ही वर्ष बाद सवत्‌ १६०० के छगभग 
एक दिशपाण्डे” सजनने ज्ञानेश्वर महाराजकों समाधिके आगे सभामण्डप 
बनवा दिया । एकनाथ महाराजके आगमनसे आहलन्दीकी महिमा और 
भी बढ़ी, यात्रा अधिक जाने लगी, ज्ञानेश्वरीके जहॉ-तहाँ पारायण होने 
लगे और भागबत-घमंपर छोगोकी श्रद्धा और प्रीति खूब बढ़ी । 
ए.कनाथ महाराजने सबत्‌ १६५८ में पेठणमें समाधि छी और इसके 
दस ही वर्ष बाद देहूमे तुकारामका जन्‍म हुआ । तुकाराम ओर 
रामदास स्वामी एक ही सबतमें अवतीर्ण हुए ओर उनके द्वारा महा- 
राष्ट्रमं कृष्णमक्ति ओर रामभक्तिकी दो धाराएँ बहने छगीं। गुरु- 
चरित्रका दत्तसम्प्रदाय, पण्ठरीका वारकरी सम्प्रदाय, समर्थ रामदासका 
रामदासी सम्प्रदाय आदि सभी सम्प्रदाय भगवद्धक्ति सिखानेवाले 
भागवत-घमके ही सम्प्रदाय थे और इनके मुख्य सिद्धान्तोमें परस्पर कोई 
भेद नहीं था। सबने एक धमंको ही जगाया । तुकाराम और समर्थ जब 
१९ वषके थ तभी अर्थात्‌ शाके १५४९ ( सबत्‌ १६८४ ) में पूनाप्रान्तके 
ही शिवनेरी दुगमे भीशिवाजी महाराजका जन्म हुआ। तुकाराभ 

रामदास ओर शिवाजी ये तीन महाविभति हुए और इन्होने जो कुछ 
कार्य किया उसके पोषक ओर सहायक अनेक पुरुष उस कालसे महाराष्ट्रमं 
उतसन्न हुए. थे। महाराष्ट्रमे प्रद्त्ति और निश्वक्तिका ऐक्य सिद्ध होनेकी था 

इन महात्माओके अवतार 'भवो हि लोकाम्युदयाय ताह॒शाम?! इस कालि- 
दासोक्तिके अनुसार संसारके अभ्युद्यके छिये हुए। यह अभ्युदय क्‍या 





ठुकारामजीका जन्मस्थान 





संसारका अनुभव ८७ 


और केसे हुआ यह सबको विदित ही है। इन महाविभूतियोंने आकर 
मद्दाराष्ट्रको सोभाग्यके दिन दिखाये। जो मुख्य बात यहां ध्यानमे 
रखनेकी है वद्द यह है कि भ्रीजञानेश्वर ओर नामदेवने महाराष्ट्रमें जो 
भागवत-घर्म॑सस्थापित किया और जिसका प्रचार करनेके लिये ही 
एकनाथ आये उसे एकनाथ महाराज ही आहन्दीमें आकर पूना- 
प्रान्तमे अच्छी तरह जगा गये। ऐसे शुभ समयमें देहूमे तुकारामका 
जन्म हुआ | श्ानेश्वर, नामदेव, एकनाथके अवशिष्ट धर्मकायंकों पूर्ण 
करनेके लिये ही देहमें श्रीठुकीवा राय अवतीण हुए । मगवान्‌ भीकृष्ण- 
के हृदयसे निकलकर महाराष्ट्रमे पुण्डलीकके गोगमरुखसे प्रकट होनेवाली 
भागवत-घर्मकी भागीरथी श्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथरूपी प्रचण्ड 
प्रवाहोंके साथ बहती हुईं पूना-प्रान्तवासिनी जनताके सोभाग्यसे वहाँ 
त॒ुकारामके रूपमें प्रवाहित हुईं। बहिणाबाईके कथनानुसार ज्ञानेश्वर 
महाराजने जिसकी नींव डाली, नामदेवने जिसका विस्तार किया, एक- 
नाथनें जिसपर झडा फहराया उस भागवत-धर्मरूप प्रासादपर तुकाराम- 
रूप कलश चढ़ा | 


२ श्रीतुकारामजीके माता-पिता 


तुकारामके भाग्यवान्‌ पिता बोलाजी ओर पुण्यवतती माता कनकाई 
देहूम सुखपूर्वक रहते थे। बोलाजीने अपने कुछदेव श्रीविडककी भक्ति- 
भावसे उपासनाकी और पण्ठरीकी आषाद़ी ओर कार्तिकी वारी सतत 
४० वर्धतक की । पति-पत्नी दोनों अपना जीवन परोपकार ओर पुण्य- 
कर्मांचरणमे व्यतीत करते थे, भूखेको अन्न खिलाते, प्यासेकों पानी 
पिलछाते, दीनदुखियोँकी दयापूर्वक सहायता करते, साधु-सन्तोंकी खोज- 
खबर#& लेते, घरकी विठ्वल-मूर्तिकी बड़े प्रेमसे पूजा-अचा करते, सदा 


जे 





९ संबत्‌ १६४४० में जब एकनाथ महाराज आलबन्‍्दी गये थे तब 


८८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


भजन-पूजनके ही आनन्दमे रहते। यही उनका नित्य-कर्म था। 
बोलाजीकी यह ख्याति थी कि 'जगतूका व्यवहार करते हुए वह कभी 
झूठ नहीं बोलते थे ।” बोलाजी प्रापश्चिक कार्योमें भी दक्ष थें। कुछ 
महाजनी, कुछ व्यापार और कुछ खेती करके सुखपूबक प्रपश्च-साधन 
करते थे। व्यापारसे दया ओर सचाई रखते थे। उनके प्रथम पुत्र 
सावजी हुए । द्वितीय पुत्रके समय कनकाईको वैराग्यका ही चसका 
छगा। वह एकान्तमे बेठती, किसीसे अधिक न बोलतीं ओर 
प्रपश्चकी ओर कुछ भी ध्यान न देती, यह हालछत हो गयी थी। 
उनकी कोखसे महाविष्णु-मक्त जन्म लेनेवाले थे, शायद्‌ इसी कारण 
उन दिनों उन्हें नामदेव रायके अभग सुननेकी इच्छा होती थी अथवा 
बह हरिकीत॑न सुनतीं या विद्ठछ-मन्दिरिम अकेली ही श्रीविद्धल-रखुमाईकी 
और घण्टो ठक छगाये बेठी रहती थीं। यथासमय उनकी कोखसे 
श्रीत॒ुकारामका जन्म हुआ | मक्तलीछाम्ृतमे महीपतिबाबा प्रेमसे वणन 
करते हँ--( तुकाराम महाराज क्‍या अवतीण हुए--) 


“कनकामाईकी कोखमें महानक्षत्र स्वातीकी ही वर्षों हुईं, अथवा 
मुक्तिके परेकी चतुर्थी मक्ति ही उतर आयी या यह कहिये कि स्वय वरुण 
भगवान्‌ ही अवतीर्ण हुए। उस उदरशुक्तिकाममें नामग्रेमका नीर गिरा, 
वही हरिप्रेमी इरि-मक्त मुक्ताफलरूपसे तुका जन्मे | नवधा भक्तिके जो 





उनके दर्शन करने ओर कीर्तन सुनने बोलाजी' भी कनकाईके साथ कई 

बार गये होगे और तुकोबाजोने बचपतमे ही माता-पिताके मुखसे हो 
एकनाथ महाराजको बाते सुनी होगी । बोलाजी स्वयं परम्पराके वारकरी 
थे, वह कब ऐसा अवसर छोड सकते थे कि जब एकनाथ महाराज-जैसे 
परम भक्त और वारकरी सम्प्रदायके तत्कालीन सवमान्य महन्त बोलाजीके 
स्थानसे तीन ही' कोसके फासिलेपर आहून्दीमे आये हो? अवश्य ही 
बोलाजीने उनके दर्शन किये होगे, कीर्तन सुने होगे ओर उनके सत्संगसे 
लाभ उठाया होगा । 


संसारका अनुभव ८९, 


आयास किये वहीं नव मास पूर्ण हुए ओर कनकामाईके महद्भाग्यसे 
परम वेष्णब उनके गर्भमें आकर रहे । 


कनकामाईके सोभाग्यका क्या कहना है। अपनी असीम भक्तिसे 
भगवानकोी नचानेवाला ओर तीनों लोकमे सत्कीर्तिका झण्डा फहराने- 
वाला सुपुत्र जिसने जना उस पुत्रवतीके महद्भाग्यकी महिमा कहाँतक 
गायी जाय ? यह कनकाईके एक जनन्‍्मका नहीं असख्य जन्मीका पुण्य 
था जो देवलोकके ढछिये भी दुलम तुकाराम-जैसे पुत्रश्रेष्का छाम हुआ। 


ऐसी कीतंन-भक्तिका डका बजानेवाछा समथ पुत्र जिसकी कोंखसे 
पैदा हुआ वही तो यथार्थ पुत्रवती है। विपयोगे वेराग्य हो इसलिये 
वेदान्तशाख्ने तथा साधु-सन्तोने भी छी-निन्‍्दा की है | परन्तु यहाँ तो 
यही कहना पड़ेगा फि-- 


नारी-निन्दा मत कर प्यारें नारी नरकी खान | 
इसी खानसे पेदा होते भीष्य राम हनुमान ॥ 


ज्ञिस खानमे ऐसे रत्न पेदा होते हैं उस स्त्री-जातिकी निन्‍दा कोन 
कर सकता है ? श्रीकृष्णकों गर्भमे धारण करनेवाली देवकी ओर उनका 
लालन-पाछन करनेवाली यथोदा जैसी माग्यवत! थीं, तुकारामकी जननी 
भी वेसी ही भाग्यवती थीं। तुकारामके पश्चात्‌ कान्हजीका जन्म हुआ । 
सावजी, तुकाजी और कान्हजी तीनोंकी बाढलीलाओको अवलोकन कर 
बोलो बोवा ओर कनकामेया मन-ही-मन अपने भाग्यकों घन्य समझ्नते 
हो तो इसमे क्‍या आश्चय है १ 


३ बाल्य-काल 


तुकारामजीके जीवनके प्रथम तेरह बष माता-पिताके सरक्षण-छत्नकी 
सुख-शीतल छायामें बड़े सुखसे व्यतीत हुए। बचपनमें तुकाराम 
बाइरके लड़कोसे अवश्य ही अनेक प्रकारके खेल खेले होंगे | श्रीकृष्ण 
ओर उनके ग्वाल-बाल सखाओंकी बाल-छीछाओंका उन्होंने बड़े दी 


९.० श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


प्रेमसे वर्णन किया है ! डडा-डोली, गेद-तड़ी, मदद्भ, कबडडी, आती- 
पाती, गुल्ली-डडा आदि बच्चोंके अनेक खेलोपर उनके अभग हैं | भग- 
वानसे प्रेम-कलद करते हुए भी उन्होंने बच्चोके खेलॉपर मजेदार 
दृष्टान्त दिये हैं। इन सबसे यह पता चल जाता है कि बचपनमे 
तुकाराम बड़े खेलाड़ी थे | भगवानसे झगड़ते हुए! उन्हें 'फसडडी? कह 
देना, कहीं पासा उलठा पड़ा! और कहीं 'पौबारह?, “चिल्लाना' इत्यादि 
अनेक खेलोकी परिभाषाओके प्रयोगोसे तुकारामजीके बालकपनका 
खेलाड़ीपन ही प्रकट होता दै। मनुष्यके जीवनकी विशेष घटनाएँ, 
उसकी रुचि-अरुचि, उसके मभिन्न-मिन्न अनुभव, उसके अभ्यास, उसके 
अनेक स्थित्यन्तर, उसके सक्ली-साथी, इन सबका ही प्रभाव उसके 
भाव, विचार ओर भाषापर पड़ा करता है। उसकी भाधासे भी ऐसे 
प्रभावोका पता चलता है। अवश्य ही इन भेदोंको समझना बड़ी साव- 
धानी ओर सूक्ष्मरर्शिताका काम हैं। यहाँ एक उदाहरण देकर बातको 
स्पष्ट करते हैं। उदाहरण भी मनोरञ्ञक होगा । थुक्ताह्रविद्वार! क्‍या 
है, यह तो सभी जानते हैं, ज्ञानेश्वर महाराजने 'युक्ताह्मरविहार! का 
अथ किया हैं युक्तताकी नापसे नपे हुए गिनतीके कौर,” ओर एकनाथ 
महाराजने भगवानकों भोग छगाकर यथेष्ट भोजन करने” को ही 
युक्ताहारविहार' बताया हैं। इसका रहत्य यही जान पड़ता हे कि 
एकनाथ महाराजके यहाँ था सदावतं, और नित्य ब्राक्मण-मोजन हुआ 
करता था। इसहिये उन्होंने 'युक्ताह्ारविहारः से ऐसा ही अथ ग्रहण 
किया जिससे भगवानकी भोग छगाकर ब्राह्मणोंकों तम करनेके सद- 
नुडानम कोई बाधा न पड़ती | तात्यय यह कि मनुष्य जैसी अवस्थामें 
होता है, जेसा उसका अनुभव, भाव और स्वभाव बनता है वैसे ही उसके 
मुखसे भाषा भी निकलती है। साथधुसन्तोकी सूक्तियोमें अछौकिक परमार्थ 
तो होता ही है, पर उसके साथ ही छौकिक व्यवहारका निर्देश भी 
होता हे। यही नहीं, प्रत्यत उनकी वाणीमें पारमार्थिक सिद्धान्तके साथ 
व्यावहारिक दृष्ठान्तका ऐसा मेला रहता हे कि उनके ग्रन्थोसे परमाथके 


संसारका अनुभव ९ 


साथ-साथ व्यवहारकी भी अनुपम शिक्षा मिलती है। प्रायः व्यवद्धारकी 
भाषामे ही परमाथके गूद सिद्धान्त बता दिये जाते हैं । उनके दृश्शान्त, 
रूपक ओर उपमालड्लारादिमे व्यवहारकी शिक्षा भरी हुई होती है ओर 
सिद्धान्त तो परमाथके देनेवाले होते ही हैं। श्रीठुकारामज्ीका बचपन 
खेल-खेलवाड़में ही बीता, ऐसा कोई न समझे। हाँ, उनकी वाणीमे 
खेलाड़ीपनका रग जरूर है। पाण्डुरद्षकी भक्ति तो उनकी घरकी 
खेती ही थी | 


४ संसार-सुखका अनुभव 


बोलाजीने अपने तीनो पुत्रोंके विवाह क्रमसे कर दिये | तीनो ही 
विवाहके अवसरपर बालक ही थे। तुकारामजीका जब प्रथम विवाह 
हुआ तब उनकी आयु बारह वर्ष रटो होगी। उनकी गहणीका नाम 
रखुमाई था । विवाहके पश्चात्‌ दो-एक वषके भीतर ही जब यह माढुम 
हुआ कि रखुमाईको दमेकी बीमारी है ओर उसके अच्छे होनेका कोई 
लक्षण नहीं तब तुकारामजीके माता-पिताने उनका दूसरा विवाह कर 
दिया। तुकारामजीका यह दूसरा विवाह पूनेके आपाजी गुलबेनामक 
एक घनी साहूकारकी कन्याके साथ हुआ। तुकाजीकी इन ग्रहिणीका 
नाम जिजाबाई या आवद्ठी था। पुत्रों ओर बहुओंसे इस प्रकार घर 
भरा हुआ देखकर कनकाईकों अपना ससार-सुख घन्य प्रतीत हुआ 
होगा | एक गहिणीके रहते दूसरा विवाह करना यदि दोषास्पद हो तो 
भी यह दोष ठुकाजीको नहीं दिया जा सकता, यह स्पष्ट ही है | यूत्रोौको 
और बहुओको देखकर कनकाईके दिन आनन्दम बीतते थे। महीपति- 
बाबाने ठीक ही कहा है-- 

पत्र स्‍ुष्ा पन संपर्ती | अतारयुक्त सोमास्यवर्ती ॥ 

याहूनि आनंद ब्रियाचे चित्ती । नते.. निश्चित दुसरा ॥ 

(पुत्र, बहू, धन, सम्पत्ति, सोभाग्यस्वरूप जीवित पति, इससे बढ़कर 
स्रियोके लिये सचमुच ही और कोई दूसरा आनन्द नहीं हो सकता |” 


२ श्रीत॒ुकाराम-चरित्र 


बोलाजीकी यह ठछती उमर थी, पचासके छगभग होंगे। सुखपूरवक 
उनका समय कट रहा था | सभी बाते अनुकूल थी, रोजगार-द्वाल अच्छा 
था, कोई कमी नहीं, दीनवत्सल भगवानकी पूर्ण कृपा थी। सब प्रकारसे 
सुखी थे | धीरे-धीरे बोलाजीके जीमे यह बात आने छंगी कि अब सब 
काम-काज लड़कोको सौपकर भगवान्‌की ओर ध्यान छगाना चाहिये | 
उन्होने बड़े बेटेकों पास बुलाया और कहा कि प्रपञ्जका सारा भार अब 
तुम अपने सिर उठा छो | पर सावजीक्े विरक्त चित्तमें यह बात नहीं 
जमी, उन्होंने बडी नम्नताके साथ कहा, 'मुझे इस जजालमे मत 
फँसाइये | मै तो अब तीर्थयात्रा करने जाना चाहता हूँ ! ऐसा आशीर्वाद 
हीजिये कि यह शरीर चग्तिथ हो |” बोलछाजीने बहुतेश समझाया पर 
सावजीकी समझ ग्रहप्रपद्चकी मायास छूटना ही चाहती थी। सावजीसे 
नियाश होकर बोलाजाने सारा भार त॒कारामजीके कन्धोपर रखा । इस 
समय तुकाजी कुछ तेरह बर्षके जाकुक थे, इस सुकुमार अवस्थाम दा 
इस प्रकार उनके सिर घर-गहस्तीका गुरु भार आ पड़ा । घौरे-घौरे सब 
काम उन्होने संभाल लिये, जमा-खर्चकी बहा लिखने छगे, हुण्डी-पुर्जी 
लेने-देने लगे, दूकानपर बैठने छंगे, खेती-बारी देखने-भाछने छंगे. 
महाजनी भी करने छंगे और ये सब काम वह बड़ी दक्षताक साथ 
करने छगे | छोगोके मुँह इनकी प्रशसा सुनी जाने छगी। सब छोग 
कहने लगे, देखों, बालक होकर कैसी चतुराई, दक्षता, परिश्रम 
और क्षचाईके साथ सब काम सेंमाले हुए है।” बही-खाता देखकर 
अपना सब व्यवहार उन्होने अच्छी तरह समझ लिया था ओर वे बड़ी 
कुशछतासे सब काम चला रहे थे | बोलाजीने उनको यह सीख दी थी कि 
'छेन-देन और सब काम-काज ऐसे कोशलछसे करना चाहिये कि हानि- 
लाभ सदा दृष्टिमें रहे और ऐसा ही काम करे जिसमे अन्तम 
अपना छाभ हो” ठुकारामजीने पिताके उपदेशको अपने सिर-आँखो 
रखा ओर कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा ही करूँगा? ये शब्द 
बेखरीके थे, और इनका जो आन्तरिक परम अथ यथा वही त॒कारामजी- 


ससारका अनुभव | ९्ड्रे 


के चित्तमें जाग उठा। उन्हें जो परम अथ मिला वहद्ठ यही था कि, 
'सावधान ! प्रपश्चमे जो कुछ छाम है वह श्रीहरि है ओर अशाश्रत 
द्रव्यसंग्रह हानि है, इस लाभ-हानिकों ध्यानमे रखकर ओऔदह्वरिपदरूप 
परम लछाभको जोड़ लो ।? ठ॒ुकाजीने घरका सब काम बड़ी अच्छी तरहसे 
सेमाल लिया, यह देख उनके माता-पिता बहुत सुखी हुए। उनकी 
व्यवहार-दक्षता देख उनके भाई-बन्द, अड़ोसी-पड़ोसी बोलछाजीके पास 
आन-्आाकर उन्हे बधाइयाँ देने छगे। चार वर्ष इसी प्रकार बड़े सुखमें 
बीते, माता-पिता, भाई-बन्द सभी प्रसन्न थे, घन-घान्यसे घर भरा था, 
घरके सब लोग निरामय थे, गाँवमे सबंत्र बड़ी ग्रतिष्ठा थी, अभाव 
नाममात्रकों भी नही था । सब लोग ठुकारामको दिन्य-घन्य 
कहने लगे | 


७ मातृसुख 


ठ॒कारामजीकी इसी समय माता-पिता, विशेषतः मातासे बड़ा सुख 
मिला, यह बात उनके अभगोसे स्पष्ट ही प्रतीत होती दै। परमपिता 
परमात्माको हम चाहे जिस मावसे देख और पुकार सकते हैं, कारण, 
वह पिता भी हैं और माता भी। परन्तु तुकारामजीने भगवानकों 
प्रायः 'मा' कहकर ही पुकारा है । श्रीगीताजीमे 'माता धाता पितामहः 
'पितासि छोकस्यथ चराचरस्य” कहकर भगवानकों दोनों ही रूपोमें 
दिखाया है ओर माता-पिता हैं भी एक-से ही । तथापि माताके हृदय- 
का प्रेमरस कुछ ओर ही है। अ्रुतिमाताने भी पहले 'मातृदेवों भव! 
कहा, पीछे 'पितृदेवों भव! कहा । 'माताः--'मा' छब्दमे जो माधुरी 
है, जो जादू है, जो प्रेमसवंत्व है, वह किसी भी शब्दमे नहीं है । 
माताका हृदय प्रखरतम ग्रीष्मसे भी कभी न सूखनेवाला और सदा 
भरा-पूरा बहता हुआ अमृत-सरोवर है। माताका प्रेम सब जीवोका 
जीवन है। माता परमपिता परमात्माकी करुणामयी मूर्ति है। पर 


“९७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


परमात्माका वात्सल्य यदि देखना हो तो वह माताके ही कोमल हृदयमे 
देख सकते हैं | बच्चे पर माताका जो प्यार है, उसमें कोई लोम नहीं । 
निहत॒ुक प्रेम उसका नाम है। हम जो पढते हैं, जीते हैं, बदते हैं 
सो माताके ही स्तन्यदुग्धामृतके पानसे। माका यह दूध क्‍या है? 
उसके रोम-रोममे सश्जार करनेवाले प्रेमका केवल बाह्य रूप हे। 
तुकाराम कहते हैं, तुका कहे माई बाप। भगवानके ह्वी रूप ॥? 
अक्षरशः सच है। फिर भी माका प्यार माका ही दै। इसीसे तुकाराम 
बार-बार-भगवानको 'विठामाई”, “कन्हेया-मेंया? कहकर ही पुकारते हैं। 
मातृप्रेम जेंसे ईश्वरीय भाव है वेसे ही उस प्रेमको पूर्णतया अनुभव 
करना भी ईश्वरीय प्रसाद है। मातृप्रेम सहज है, बसे ही मातृ-भक्ति 
भी सहज ही है और सहज दी सदा बनी रहनी भी चाहिये। पर 
जेसे जलका शुकाव नीचेकी ओर होता दै--जल ऊपर नहीं चढ़ा 
करता, बैसे ही इस विचित्र ससारमें माताका प्रेम जेसा सहज देखनेमे 
आता है वेसा या उतना सहज प्रेम सन्तानका माताके प्रति क्चित ही 
दर्शित होता है। बच्चा जबतक दुधमूहा हे तबतक अनन्यगतिक होनेसे 
वह माताके प्यारका उत्तर बसे ही प्यारसे दिया करता है। पर वही 
बच्चा जब बड़ा होता है तब उसके प्रेममे अनेक शाखाएँ फूट निकलती 
है ! पहले अपने सगी-साथियोसे प्रेम करता है, फिर पत्नी-प्रेममे बंघता 
है, पीछे अपत्य-प्रेमके वशीभूत होता है, इस तरह प्रेम अपना रग 
बदलता और स्वयं बेंटता जाता है ओर कभो-कभी शाखा-पत्चवोमे 
उलझकर अपने मूलकों भी भूल जाता है। इसीसे मातृप्रेमसे मुँह मोडे 
हुए कुछांगार भी कह्दी-कही पैदा हो जाते हैं। पर यह प्राकृत जीवॉकी 
बात है। पुण्यात्मा तो ऐसे महाभाग होते हैं कि उनका मातृप्रेम 
यावजीवन अखण्ड बना रइता है।ओर ऐसे अखण्ड मातृ-मक्त महात्मा 
ही महत्पद छाभ करते हैं | स्वय महात्मा पुण्डछीक युवावस्थामे विषया- 
सक्तिके वश हो कुछ काछतक माताकों भूछ ही गये थ। ईश्वरकी 
महती कृपा हुई जो देवयोगसे वह कुक>-मुक्ुटके आश्रममें पहुँचे और 


संसारका अनुभव रण 


यहाँ उन्होंने मातृभक्तिकी महिमा देखी, उससे उनकी आंखें खुलीं 
ओर पीछे वह ऐसे मातृ-मक्त हुए, मातृ-पितृ-भक्तिकी उन्होंने ऐसी 
'पराकाष्ठा की कि उसीसे भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए ओर उनके दर्शनोंके 
लिये आये, आकर इंटासनपर तबसे खड़े ही हैं। तुकारामजी प्रश्न 
करते हैं, 'पुण्डलीकने किया क्या ?” और स्वयं उत्तर देते हैं, माता- 
पिताकों ईश्वररूप माना' । इसका फछ उन्हे क्‍या मिला ? तुकाराम 
कहते है, 'इंटपर परअक्ष खड़ा रह गया !! यही महाभागवत पुण्डलीक 
मातृ-पितृभक्तिके प्रतापसे सन्‍्तोके अगुआ ओर मद्दाराष्ट्रमें भागवत घम्मके 
आद्य प्रवत्तक हुए । छोकिक पुरुषोंमि भी छत्रपति भ्रीशिवाजी महाराज 
तथा नेपोलियन, सिकन्दर आदि दिगन्तकीर्ति दिग्विजयी पुरुष मातृ- 
भक्तिके महान्‌ पुण्यबलके ही मधुर फल थे, मातृ-पितृ-भक्ति समस्त 
उत्तम गुणोकी खान है | शुणोमे सबसे श्रेष्ठ गुण मातृ-पितृ-भक्ति ही है | 
जिसके हृदयमे इस भक्तिका रस नहीं उसमे कोई भी गुण नहीं 
फलता | तुकारामका हृदय तो प्रेमहद ही था। प्रेमनिश्लर हृदयको 
लेकर ही वह जन्मे थे। वयसके १७ वें वर्षतक उन्होंने मातृ-पितृ-प्रेम 
अनुभव किया ओर भक्तिमरे अन्तःकरणसे माता-पिताकी खूब सेवा 
की । पीछे माता-पिता स्वग सिघारे, बड़ी भावजका देहान्त हुआ, भाई 
घरसे निकल गये, अन्नके बिना प्रथम पत्नीका प्राणान्त हुआ, प्रथम 
पुत्र सन्‍्ताजीकी झत्यु हुईं, दिवाला निकरा, साख जाती रही--इस 
अकार अनेक सकट, एकके बाद एक, उनपर आते गये | इससे उनका 
चित्त दुखी हुआ ओर फिर वेराग्य हो आया उनका प्रेम जैसा गाठा 
था वसा ही उनका वराग्य भी तीव्र ओर ज्वलन्त हो उठा। कुछ काछ- 
तक उनकी प्रेमा-बत्ति सरस्वती-नदीके समान गुप्त ही रही । उनकी 
द्वितीया पत्नी ऐसी नही थीं जो उन्हें प्रसन्न करके उनके प्रेमको फिरसे 
जगा देती | वह थीं चिड़चिडे मिजाजकी, बात-बातमे गुस्सा होनेवाढी 

केवक ककशा ! ऐसी ककंशासे उनके वेराग्यकों ही पुष्टि मिली होगी । 
ज्यो-ज्यो वराग्य बढ़ने छगा त्यो-त्यों उन्हें भगवान भी प्रिय होने लगे 


९ श्रीत॒ुकाराम-चरित्र 


भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्रेम-सरस्वती फिरसे प्रकट हुईं ।' 
प्रेमके लिये पात्र भी अब उत्तम मिला । बराग्य-सड्गसे दिव्य ओर पावन 
बने हुए इस प्रेमप्रवाइने भगवानकों अपनी परिक्रमामे मानों घेर 
लिया । तुकारामजीने तब बडे प्रेमसे सद्ग्न्थोकों पठा, पण्ठरीकी 
वारियों कीं, भजन-पूजनमें मग्न हुए, भगवानके सगुण दरशनोकी 
लालरूसा छगाये रहे । देह-गेहादि समस्त उपाधियोसे चित्त उचाट हो 
गया और बस यही एक आस छगी रही कि साधु-सन्तोकों दशन देने- 
वाले भगवान्‌ मुझे कब मिलेंगे ? इसी एक धुनमें चित्तकी सारी वृत्तियों 
समा गयीं। आगकी तेज ऑँंचके छगते ही जेंसे दूध उफन आता है 
वेसे ही दृदतर बेराग्यके प्रखर तापसे तपते ही वह करुणघन मेघश्याम 
पिघल पड़े--उतर आये वेकुण्ठ-घामसे उस ठाममें, जहाँ तुकाराम 
उनकी प्रतीक्षा्में घुनी रमाये हुए थे । आत्मारामनें आकर ठुकारामको 
दशन दिये, तुकारामकों अपने नयनामिराम मिछ गये | मातृ-पितृ- 
भक्तिरूप प्रेम ईश्वरीय प्रेम हो गया । ठ॒काराम फिर यह्द अनुभव करने 
लगे कि नवनील मेघश्यामके रूपमे दशन देनेवाके परमात्मा प्राणि- 
मात्रमें ही तो रम रहे हैं। प्रत्येक प्राणीके ्ृदयमें वह विराजमान हैं ! 
तब ये जीव उन्हें भुलाकर प्रमादमयी मोहमद्रिका पानकर उन्मत्त हो 
दुशखके महागतमें क्यो गिरे जा रहे हैं ? जीवोके इस अपार दुःखका 
ध्यानकर उनका चित्त व्याकु हो उठा। उसी बविकछतासे उनको 
अभग-वाणी निकल पड़ी । आत्म-परमात्म-प्रेम इस प्रकार भूत-दयाप्रवाह 
बनकर बह निकला। मातृ-पितृ-भक्ति मगवत्‌-भाक्त हुई ओर भगवतुर्भाक्त 
भत-दयाकी सकल सन्तापहारिणी जड़-जीबव उड्भ़ारिणी भागीरथी बनी । 
तकारामका सम्पूर्ण चरित इस प्रकार प्रेमके ही प्रवाहका इतिहास है । 


संसारका अनुभव ७९, 


उनके हृदयमें पहले आत्मोद्धारकी भावना जाग उठी, वही भावना कृत- 
कार्य होकर भूतदयासे द्रवीभूत हो प्रवाहित हुईं । सन्‍्तोके हृदयकी मदुता 
अनुपमेय हे । वह मदुता फूलॉमें नहीं, चन्द्रकी चॉंदनीमे नहीं, नव- 
नीतमे नहीं, कहीं भी नहीं, केवछ जहाँकी तहाँ ही प्रेमकलारूपिणी है । 
समत्वकी अखण्ड समाधि छगाये हुए प्रेमयोगी अन्तमें उसी प्रेममें 
घुलकर उसीमे मिल जाते हैं। भूतदयासे द्रवित होकर जो उपदेश-बचन 
उनके ओऔमुखसे निकले उनकी छोकिकी भाषामें कहदी-कही कठोर शब्द 
भी आये हैं। पर ऐसे प्रत्येक कठोर शब्दके आगे-पीछे प्रेम-ही-प्रेम है | 
इस कारण भल्े-ुरे सभी जीवोके कानोमे पड़कर ये शब्द आनन्दकी 
गुदगुदी ही पेदा करते हैं। श्रीत॒कारामजीके सम्पूर्ण चरित्रमे यह जोः 
दिव्य प्रेम ओतप्रोतरूपसे भरा हुआ है वही प्रेम उनकी आयुके १७ बे: 
वर्षतक उनसे उनके माता-पिताकों पाप्त हुआ | विठामाई? को सम्बोधन 
कर जो अभग उन्होने रचे हैं उनमे दृष्टान्तरूपसे मातृ-प्रेमका अत्यन्त 
रसपूर्ण और अनुभवयुक्त वर्णन है। इससे यह शात होता है कि 
तुकारामजीको मातृ-स्नेहका अत्युत्तम सुख मिल चुका था। मातृ-प्रेम- 
वर्णनके कुछ अभगोका आशय नीचे देते हैं-- 

मातासे बच्चेकी यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे संभाला | 
माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे छगाये रहती है । इसलिये 
मैं भी सोच-विचार क्‍यों करूँ ? जिसके सिर जो भार है बह तो है ही । 
बिना माँगे ही माँ बच्चेकों खिलाती है और बच्चा जितना मी खाय, 
खिलानेसे माता कभी नहीं अधाती | खेल खेलनेमें बच्चा भूछा रहे तो 
भी माता उसे नहीं भुछाती, बरबस पकड़कर उसे छातीसे चिपटा लेती 
ओर स्तन-पान कराती है। बच्चेकों कोई पीड़ा हो तो माता भाड़की 


९८ श्रीतुकाराम-चरिचत्र 


लाई-सी विकक हो उठती है। अपनी देहकी सुध भुला देती है ओर 
बच्चेपर कोई चोट नहीं आने देती । इसीलिये मे भी क्यो सोचर-विचार 
करूँ ? जिसके सिर जो भार है वह तो है ही |? 
] ू ९9 
'बच्चेकी उठाकर छानीसे छूगा छेना ही माताका सबसे ब>। सुख 
है। माता उसके हाथमे गुड़िया देती ओर उसके कोतुक देस अपने 
जीको ठण्डा करती है | उसे आभूणण पहनाती और उसकी शोभा देख 
परम प्रसन्न होती है। उसे अपनी गोदमें उठा छेती और टकटकी 
लगाये उसका मुँह निहारती है। फिर इस भयसे कि बच्चेंकी कहीं 
नजर न छग ज्ञाय, चटसे उठाकर गछेसे छगा उसका मुँह छिपा छेती 
है। तुका कहता है, कहाँतक कहूँ, ऐसे कितने छाभ हैं, प्रत्येक छाभ 
श्रीपद्मनाभका ही स्मरण कराता है !? 
के 2 ५ 
बह मातृप्रेमकी विहछता, वह हृदय कुछ और ही है। दुश्नित्त 
होनेसे धीरज नहीं रहता, यह दूसरी बात है, पर सच्ची बात तो यही है 
कि माता बच्चेकों बहुत नहीं रोने देती |! 
8 9 49 
पातृ-स्तनमें मुँह लगते ही माता पनहाने लगती है । तब दोनो ही 
लाड़ लड़ाते हुए एक दूसरेकी इच्छा पूरी करते हैं | अगसे अगके मिलते 
ही प्रेमरग गादा होता दे | तका कहता है सारा भार माताके ही सिर हैं |” 
् 2] छ 
पाताके चित्रमें बालक ही भरा रहता है । उसे अपनी देहकी सुध 
नहीं रहती, बच्चेकी जहाँ उसने उठा लिया वहीं सारी थकावट उसको 


दूर हो जाती है !? 
के & छ 


संसारका अज्ञुभव ९९, 


बच्चेकी अटपी बातें माताको अच्छी छगती हैं, चट उसे वह 

अपनी छातीसे छूगा ढेती और स्तनपान कराती है। इसी प्रकार 

भगवानका जो प्रेमी है उसका सभी कुछ भगवानको प्यारा छगता है 
र भगवान्‌ उसको सब मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं ।/ 


+25 रे दे 


गाय जयलमे चरने जाती है पर चित्त उ सका गोठसे बँघे बछड़ेपर 
ही रहता है। मेया मेरी ! मुझे भी ऐसी ही बना ले, अपने चरणोमे 
ठॉब देकर रख ले।' 


धर 22 ध् 


मेरी विठा प्यारी मराई।ज्रेम सुधा पनहाई ॥ / ॥ 
स्तन मुख दे रिज्ञाती। न कर्मी दूर जाने देती ॥॥०॥ 
जो माया हाथ आया। दयामूर्ति मेरी मैया ॥ २॥ 
तुका कहे यास | मुख दे मो बह्मरस ॥ ३॥ 


8) ््छ ्टः 


इस प्रकार अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, परन्तु यहाँ इतने ही 
पयात्त हैं | 


६ दुःखके पहाड़ 


अस्त, ससारभार सिरपर उठानेके पश्चात्‌ प्रथम चार वर्ष बडे सुख- 
से बीते। पर भगवानकी इच्छा तो यह थी कि तुकाराम ससारबन्धनसे 
मुक्त होकर छोकोद्धारका कार्य करे | इसलिये अब उनपर एक-से-एक 
बड़े सकट आने छगे। इन दुःसह संकटोका फल यह हुआ कि उनके 
पसारविषयक सब स्नेह-बन्धन ही कट गये | उनकी आयु अभी १७ वर्ष 
ही थी जब उनके माता-पिता इहलोक छोड़ गये और बड़े भाई सावजीकी 


१०० श्रीतुकाराम-चरित्र 


स्रीका भी देहान्त हुआ | इससे वह बहुत ही दुखी हुए । इसके बाद 
दूसरे ही वर्ष सावजी तीर्थयात्राको चले गये । सावजी शुरूसे ही विरक्त 
थे, फिर स्त्रीके देहान्तससे और भी विरक्त हो गये । उनकी आयु इस 
समय बहुत नहीं थी, अधिक-से-अधिक बीसके छूगमग रही होगी | 
तथापि दूसरा विवाह करके फिरसे ग्रहस्थी जमानेका छतखोरपना उन्हे 
नहीं सूझा । उन्हे सूझा यह कि जो होना था सो सब हो चुका, अब शेष 
जीवन हरिमजनमें ही आनन्दसे बिताना चाहिये । यह सोचकर वह 
तीथयात्रा करने चले गये । सप्रपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिज्ञ तथा पुष्करादि 
तीथोंकी यात्रा करते हुए वह काशी पहुँचे ओर वहीं सत्सग और जआत्म- 
चिन्तनमें उन्होंने अपना शेष जीवन छगा दिया | इधर तुकाराम भाईके 
वियोगसे ओर भी अधिक कष्ट अनुभव करने छगे । माता-पिता स्वर्ग 
सिधारे, भाई घर छोड़कर चढे गये, इससे उन्हें भी प्रपश्चभार दुःसह 
होने लगा । घर-गिरस्तीका सब काम देखते थे, पर उसमे उनका मन 
नहीं लगता था। उनकी इस उदासीनतासे छाम उठाकर, जो उनके 
कजंदार थे वे नादीइन्द हो गये और जो पावनेदार थे वे तकाजा करने 
लगे | पेतृकसम्पत्ति अस्त-व्यस्त हों गयी | परिवार बड़ा था, दो स्तरियाँ 
थीं, एक बच्चा था, छोटा भाई था, बहने थीं। इतने प्राणियोकों 
कमाकर खिलानेवाले अकेले तुकाराम थे, जिनका मन अब इस प्रपञ्चसे 
भागना चाहता था। पर घरके लोगोके अन्न-वस्त्रका ठिकाना करनेके 
लिये उन्होने बीच बाजारमें बनियेकी एक दूकान खोल रक्खी थी | इस 
दूकानपर वह बेठते थे, मुंइसे 'विद्धछल, विद्डल” नाम जपते थे, कभी झूठ 
नहीं बोलते थे, व्यापारमें कमी खोटाई नही करते थे, आहकोंको भी दया- 
इृष्टिसे देखते और मुक्तइस्त होकर माल तौल देते थे, दाम किसीने यदि 
नहीं दिया तो इन्हें भी दामकी कोई परवा नहीं थी। कमी दामका नही, 
सदा रामका नाम लिया करते थे। इस प्रकार चार वर्ष बीते। पर इस 
टगसे दूकान कादेको चलती ? दूकानसे कुछ लाभ होनेके बदले नुकसान 
ही हुआ और यह दूसरोके कर्जदार बन गये । रात-दिन मेहनत करके 


संसारका अनुभव १०१ 


भी कुछ हाथ न आता ओर साहूकार अपने पावनेके लिय छातीपर 
सवार ! आखिर घरपर कुर्कीं आयी, घरमे जो कुछ चीज-वस्तु थी वह 
बेची गयी | दिवाला निकलनेकी नोबत आयी | एक बार आत्मीयोने 
सहायता करके बात रख दी । दो-एक बार ससुरने भी सद्यायता की | 
पर उखड़े पेर फिर जमे नही। पारिवारिक रनेइ-सौख्य भी कुछ नहीं के 
बराबर था। पहली स्त्री तो बहुत सीधी थी, पर दूसरी जिजाबाई बड़ी 
कर्कशा ! रात-दिन किचकिच छगाये रहती थीं। इन ककशाके कारण 
तुकारामको, उन्हींके शब्दोंमे, बडा दुःख उठाना पढ़ा, बड़ा फन्नीहत 
हुई। वह रात-दिन मेहनत करके भी कगाल ही बने रहे | बड़े दुःखसे 
कहते हैं कि, 'इहकोक बना न परकोक”--माया मिली न राम | भवताप 
अब तुकारामके लिये असह्य दी उठा ! घर ककशा बाइर पावनेदारोका 
_तकाजा | कहीं भी चैन नहीं! जो भी काम करते उसमे अपयशके 
ही भागी होते। एक बार रातके समय बेपर अनान छादे आ रहे थे 
तो रास्तेमे एक बौरा गिर गया । घरमे चार बेल थे, तीन किसी रोगसे 
अकस्मात्‌ मर गये | जो सकठ टठालनेके लिये वह इतने व्यस्त और व्यग्र 
रहते थे, वह भी आखिर उपस्थित हुआ | द्वाला निकलनेका जो भय 
था वह सच होकर ही रहा | तब तो गॉवके लुच्चे-लफगे लोग उन्हे 
ओर भी सताने छगे। उन्हें देखकर कहते, 'छों भगवानका नाम ! 
हरिनामने तुम्हें निह्मक कर दिया!” यह कहकर तुकारामकों नीचा 
दिखानेका यत्न करते ! गाँवमें कोई ऐसा न रह गया थो उनका हित 
चाहता | एक पैसा भी कहींसे उघार या कज न मिलता | बड़ा साइस 
करके तुकारामने एक बार मिर्चा खरीद किया ओर बोरोमे भरकर 
कोकण गये | वहाँ इनकी सिधाई देखकर ठगोंने इन्हें खूब ठगा! 
ईश्वरकी दयासे कुछ पेसे बसूछ भी हुए तो छोट्ते हुए रास्तेमें एक 
आदमी मिला जिसने सोनेके मुलम्मे दिये हुए पीतलछके कड़े सोनेके 
बताकर इनके हाथ बेचे | ज्ञो कुछ इनके पास था, सब लेकर वह 
चलता बना । जब ठुका अपने गाँवमे पहुँचे तब परख हुईं और पता छगा 


१०२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


कि ये कड़े तो पीतलके हैं। छोगोंने बेवकूफ बनाया और घरमें 
घरवालीने भी खूब खबर ली। इस तरह गॉठके दाम भी निकल गये 
ओर ऊपरसे दक्षिणामे जगहँसाई मिली। फिर भी एक बार और 
जिजाबाईने अपने नामसे रुका लिखा और तुकाजीकों दो सौ 
रुपया दिलाया । इस रुपयेसे इन्होने नमक खरीदा ओर बेचनेके लिये 
परदेश गये | नमक बेचा ओर दो सोके इन्होने ढाई सो तो बना लिये | 
पर लोटते हुए रास्तेमे एक दरिद्र ब्राह्मण मिला | उसने अपना सब 
दुःख इनके आगे रोया। इन्हे दया आ गयी ओर ढाई सो जो कमा 
लाये थे सौ उस ब्राह्मणकों देकर निश्चिन्त हुए। फिर घर छोटे खाली 
हाथ! घरवालीके दुःख ओर अचरपका क्या पूछना है ! उसने इनकी 
शब्द-सुमनोसे यथेष्ट पूजा की | इसी समय पूना-प्रान्तमे भयकर अकाल 
पड़ा | अन्नवे बिना हाह्कार मचा ! बड़ा ही मीषण अवषंण रहा ! 
एक बूँद पानी नहीं ! पानी बिना जानके लछाछे पड़ गये ! कॉटा-कोयर 
बिना बेल मरे ! सहली मनुष्य भूखों मर गये। तुकारमकी ज्येष्ठा 
पत्नी भी इसीमे होम हुई ! तुकारामजीकी कोई साख न रह गयी ! 
घरमे एक दाना भी अन्न नही रहा ! किसीके दरवाजे जाते भी तो 
कोई खड़ा न होने देता ! बाजारमे एक सेरका अन्न बिका ! अन्नके 
बिना सत्री मरी | इस दुर्घटनाकी ऐसी ठेस उनके मर्मपर छगी कि जो 
कभी भूलनेकी नहीं  सत्रीके पीछे उनका पहला लछाड़ला बेटा भी चल बसा! 
दुःख ओर शोककी सीमा और क्या होगी ? माता-पिताके स्वर्ग सिधारनेके 
बाद चार ही पॉच वषके भीतर तुकारामजीकी घर-गिरस्ती धूलमे मिल 
गयी ! सारी सम्पत्ति, गाय- बेल, स्त्री-पुत्र, इजत-आबरू सबपर पानी फिरा 
दुःख ओर शोकका मानो महासमुद्र ही उमड़ पड़ा ! प्रपञ्चदुःखोंके अति 


संसारका अनुभव १०३ 


दुःसह वृश्चिक-दशोंसे कछ्ेजा फट गया ! घरती आग बनकर दहक- 
दहक जलने लगी | आकाश फट पड़ा ! प्रपशञ्च मानो प्रठुय हो गया ! 


७ वेराग्यबीजारोपण 


संसार, सच कहिये तो, दुःखोका ही घर है । जन्म-मरणके महा- 
दुःखोंके बीचमे घूृम्ननेवाले इस संसारमें जो भी आया वह दुः्खोंका 
मेहमान हुआ । ससार दुःखरूप है, यही तो शाखत्रका सिद्धान्त है ओर 
यही जीवनमात्रका अन्तिम अनुभव है| तठुकाराम ससारमें चार वर्ष 
किसी प्रकार सुखसे रहे तो इतनेमें ही द्रव्यहानि, मानहानि, अकाल 
और प्रियजन-वियोगकी एक-से-एक बढ़कर विपदा उनपर टूट पड़ी और 
उससे ससारका भयानक स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ । सांसारिक 
दुःखोके इन आधघातोसे संसारकी दुःखमयता उन्हें स्पष्ट दिखायी 
दी ओर उनका चित्त ऐसे ससारसे उचट गया । प्रथम पत्नीसे उनका 
बड़ा स्नेह था, वह उनकी ओँखोके सामने अन्नके बिना हा-ह। करती 
हुई कालका आस बन गयी ! और उनके प्रेमका प्रथम पुष्प---बाकूक 
सन्‍्ताजी--देखते-देखते मुरझा गया। माता, पिता, मावज, झछ्री, पुत्र 
सभी कालकबलित हो गये और करार कालके सभी दुःख एकबारगी ही 
सिरपर टूठ पडे, इससे उनके अन्तःकरणकों बड़ा मारी घका छगा | 
उनका चित्त उदास हो गया । ऐसे समय यदि उनकी द्वितीया पत्नी 
जिजाबाईका स्वभाव अच्छा होता तो वह पतिको सान्‍्त्वना देकर प्रेमसे 
उनके चित्तकों दरा-भरा कर देती, उनके मनका अनुगमन कर ससारसे 
पछीकी तरह उड़ जानेवाले उनके मनको मज्जुमाषणसे ओर प्रेमाछापसे 
फिर संसारमें बाँध रखनेका यत्न करती ! पर इन सब कल्पनाओसे 
क्या आता-जाता है ? भगवत्‌-सकह्पके अनुसार ही सृष्टिके सब व्यापार 
हुआ करते हैं। सामान्य जीव सांसारिक दुःखोकी चकीमें पीस दिये 
जाते हैं, पर वे ही दुःख भाग्यवान्‌ पुरुषोके उद्धारका कारण बनते हैं । 


१०७ श्रीतुकारास-चरित्र 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके दादा राजा अजकी युवती प्रेबसी त्री इसी 
प्रकार अकाल ही चछ बसी ! उस समय उन्होंने जो शोक किया है 
उसका वणन कविकुछतिछक कालिदासने ( रघुवश सर्ग ८ मे ) किया 
है। अजने कहा, "मेरा घेय अस्त हो गया, सारे सुख-विलास समाप्त 
हो गये, वसन्तादि ऋतु ओऔह्वीन हो गये, गान बन्द हो गये, इन 
आमभूषणोका अब क्‍या प्रयांजन रहा ? घर तो मेरा शुन्य हो गया। 
प्रिये ! तुम तो मेरी ग्रहस्वामिनी थीं, मन्त्रणा देनेवाली सचिव थीं, 
एकान्तमे प्रेमाछापसे रिज्ञानेवाली सखी थी, छकछ्षित कलाएँ मुझसे 
लेनेवाली प्रिया शिष्या थीं। और मृत्यु मुझसे तुम्हें हर के गया ! भरे ! 
मेरा सबस्व छूट ले गया। तुम्हें के जाकर उसने मुझे राहका मिखारी 
बना दिया ?? अज थे बड़े विछासी राजा और उनका वर्णन करनेवाले 
भी कोई ऐरे-गेरे नही, स्वय कविमुकुट्थणि कालिदास हैं। तथापि ऐसा 
ही शोक-्सन्ताप प्रिय पलीके वियोगपर प्रत्येक वियोगी पतिकों अवश्य 
ही होता होगा, इसमें सन्देश नही । पर सच पूछिये तो ससारमे सच्चा 

है कहोँ ? यदि ही तो कचित्‌ ही ६ ? सच्चा पत्नी-प्रेम जहाँ है वहाँ 
द्वितीय बिवाह कैसा ? द्वितीय विवाहकी कल्पनातक उसके पास नहीं 
फटक सकती । रुच्चा ग्रेम कमी भरता वद्धी, काछू भी उसे नहीं मार 
सकता । थोड़ी देरके लिये तो उनो बिरही री पड़ते हैँ। ऐशे प्रेमी तो 
बहुतेरे हैं जो मत पत्नीको याद क*-करके आँखोंसे आँख, बहाते जाते 
हैं ओर हाथोसे द्वितीय सम्बन्दकी चिन्तासे अपनी जन्म-पत्री भी देँढा 
करते हैं। इधर विरद-दुःखकी कविता करते हैं ओर उधर द्वितीय 
सम्बन्धके सामान जुटते जाते हैं। ऐसे नामके प्रेमियोंका प्रेम प्रेम 
थोड़े ही है | क्षुद्र कामकों प्रेमका मधुर नाम देकर ये छोगोकी आँखोंमें 
धूल झोका करते हैं। प्रेम तो निष्काम-निर्विषय ही होता है और उसका 
एकमात्र भाजन परमात्मा है। ऐसा प्रेम भक्तोंके ही भाग्यमें होता है । 
भक्तोंमें सचाई होती है । वैराग्यके अज्ञगसे जब आँखें खुल जाती हैं 
तब नश्वर ससारके भेद-भावोंमे बेटा हुआ प्रेम वे निम्नइसे बटोरकर एक 


संसारका अनुभव १०५ 


करके एक परमात्माको द्वी अपंण कर देते हैं। 'प्रेमाम्ृतकी धारा भगवानके 
सम्मुख प्रवाहित करते हैं ।! अजको सान्त्वना देते हुए मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ 
कहते हैं--- 
अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हुृदि शब्यमर्पितम । 
स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलूद्वारतया सम्रुद्शतस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'मोहसे जिसका ज्ञान ढका हुआ है वह प्रिय बस्तुका वियोग 
होनेकी, हृदयमे कॉटा चुमा समझता है, पर जो धीर है वह उसे, 
कल्याणका द्वार खुला समझता है |? महर्षिके इस बीध-बचननका बोच 
महात्माओके चित्तमे सहज-सा ही उदय होता है। देवर्षि नारदकी 
माता उन्हें बचपनम ही छोड़ गयी । तब उन देव्षिके द्वदयमे ऐसा ही 
दिव्य भाव उठा | उन्होंने कहा-- 


तदा तद॒हमीशस्य मक्तानां शमसीष्सतः । 
अजुग्रह मनन्‍्यमान' प्रातिष्ठ दिशम्लुत्तरास्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १। ६ | १० ) 


'भक्तोंका कल्याण चाइनेवाले भगवानने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह 
किया, यह मानकर मे उत्तरकी ओर चला !? तुकारामजी भी नारदजीकी 
ही श्रेणीके पुरुष थे । उन्होंने मी इस महादुःखमे अपनी अलोकिक 
स्थितप्रशता प्रकट की । दुःख कल्याणका द्वार है । जगद्शुरु परमात्मा 
हमे सीख देनेके लिये अनेकविध सुख-दुःखोमेंसे ले जाकर सशानताके 
पाठ पढ़ाते हैं। उन पाठोंकोीं हृब्यज्ञम न करके हम अज्ञानी मूह जन 
उहण्ड बालकोकी तरह उन्हें भुला देते ईं ओर निरूज होकर बार-बार 
उनके हाथकी मार खाते हैं। पर जो लोग पुण्यात्मा होते हैं वे इन 
विविध प्रसज्ञोसे भगवानका मन पहचानते हैं और अधिकाधिक शानसे 
छाभवान होते हैं। उन्हें यह दृढ विश्वास होता है कि सवंश भगवान्‌ जो 
कुछ करते हैं, उसीमें हमारा द्वित है। यह शमसुख निर्मल त्त वे 


१०६ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


अपने हृदयसे छग्राये रहते हैं ओर इस कारण महान सकटोमे भी 
निष्कम्प रहते हैँ । ऑधीसे वृक्ष उखड़ जाते हैं पर पर्वत स्थिर रहते 
हैं। जामान्य जीव ओर महात्माओके बाच यही तो बड़ा भारी अन्तर 
है। वेपत्तिमे वीरोॉंका ताव और भी बढता है, ऐसे ही भक्तोकी निष्ठा 
ओर भी हृढ़ होती है । ठुकारामजीपर जो सझटके पहाड़ टूटे और 
अकालके कारण बात-की-बातमे सहखो मनुष्यौंके मर जानेका जो भीषण 
दृश्य उनके नेत्रोके सामने उपस्थित हुआ उससे उन्होंने यह जाना-- 
बहुत ही अच्छी तरहसे जाना कि यह मृत्युछोक क्या है और केसा है 
और यहाँ गकर क्या होता है ? इससे उनके छदयमें वैराग्य उत्पन्न 
हुआ ओर यह निश्चय हो गया कि इस भवसागरके पार उतास्नेञ्वछा 
पाण्डरक्षके रिवा और कोई नहीं है। इस समय उगके मनकी अवस्था 
उन्हीके शब्दोसे जानिये--- 


( १ ) 


पिता मेरे अनजानते ही स्वग सिधारे | उस समय ससारकी कोई 
चिन्ता न थी। अस्तु, हे विहछ भगवान्‌ ! तेरा, मेरा राज है, इसमे 
दूसरेका कोई काज नही । ज्जी मरी, अच्छा हुआ, मुक्त हो गयी, मायासे 
कूटी । बच्चा चल बसा; यह भी अच्छा ही हुआ, भगवानले भायासे 
छुड़ाया | माता, मेरे देखते चली गयी, तुका कहता है, चलो, हरिने 
चिन्ता इर ली |? 


( २ ) 


अच्छा हुआ, भगवन्‌ | दिवाला निकला ! दुर्मिक्षने ग्रासा सो भी 
अच्छा ही किया। अनुताप होनेसे तेश चिन्तन तो बना रहा ओर 
संसारवमन हो गया । स्री मरी, सो भी अच्छा ही हुआ और यह जो 
दुबंशा भोग रहा हूँ, सो भी अच्छा ही है। संसारमे अपमानित हुआ, 
यह भी अच्छा ही हुआ | गाय, बेल और द्रव्यादिक सत्र चला गया, 


संसारका अनुभव १०७ 


यह भी अच्छा ही हुआ। छोक-छाज नहीं रही सो भी अच्छा हुआ 
ओर यह (तो बहुत ही ) अच्छा हुआ जो मै, भगवन्‌ ! तेरी शरणमें 
आ गया ।! 


22 रे के 


( है ) 


“भगवान्‌ भक्तकों गहप्रपश्च करने ही नही देते, सब झश्नटोसे अछूग 
रखते हैं । उसे यदि वैभवशाली बनावे तो गव॑ उसे धर दबावेगा। 
गुणवती स्त्री यदि उसे दे तो उसीमे उसकी आशा छगी रहेगी । इसलिये 
ककशा उसके पीछे छगा देते हैं । ठ॒का कहता है, यह सब तो मैंने 
प्रत्यक्ष देख लिया । अब और इन छोगोसे क्या कहेँ ९? 


( ४ ) 


“इस कुठुम्ब-परिवारकी सेवा करते-करते, ससारके तापसे मे दग्ध 
हो चला। इससे हे पाण्डुरद्भ माते ! तेरे चरण स्मरण हुए। अनेक 
जन्मोका बोझ्न ठोता चला आया हूँ, इससे छूटनेका मर्म अभीतक नहीं 
जान पड़ा । अन्दर-बाइर सब तरफसे चोरोने घेर रखा है, पर इस 
हालतमें भी कोई मुझपर दया नहीं करता। बहुत मारानमारा फिरा, 
बहुत छूट गया, अब तड़पते ह्वी दिन बीत रहे हैं | तुका कहता है जल्दी 
दौड़े आओ । हे दीनानाथ ! ससारमे अपना विरद रखो 


६ : :) 


पञ्चमहाभूतोके बीचमे आकर फंसा हूँ, अहंकारकी कैदमे पड़ा हूँ | 
अपना गछा आप ही फंसा रखा है, निराला होकर भी निरालापन नहीं 
जान पाता हूँ। ससारको मैंने सत्य क्यों मान छिया ? 'मेरा-मेरा? क्‍यों 
पुकारता फिरा ? नारायणकी शरणमे क्यो नहीं गया ? क्‍यों नहीं 


१०८ श्रीत॒ुकाराम-चरित्र 


वासनाकों रोका ? तुका कहता है अब इस देहकों बलि चटाकर सश्वितको 
जला डार्लँगा ।? 


इनमे पहले अबतरणसे यह माछूम होता है कि 'तुकारामजी जब 
छोटे थे तभी उनके पिताका स्वर्गंवास हुआ ओर पीछे दुर्भिक्षमें उनकी 
स्री रखुमाई. प्रथम पुत्र सताजी और अन्‍्तमें उनकी माता कनकाईकी 
मृत्यु हुईं। जब कुछ जाना-सुना नहीं था, तब पिता मरे अर्थात्‌ 
अकस्मात्‌ उनकी मृत्यु हुईं अथवा मै जब अबोध था तब मरेया 
त॒ुकाराम कही किसी कामसे गये हुए थे, तब उनकी सृत्यु हुई याने 
मरते समय पितासे मिल न सकें |? इनमेसे कोई भी बात हो सकती है 
जिसका निश्चय नहीं किया जा सकता | जो कुछ हो, पर माँ-चाप ओर 
छी-पुत्रके मरनेपर भा इस घीर पुरुषके मुखसे यही उद्बार निकलता है कि 
“हे बिद्चल ! तेरा-मेग राज है। इलमे ओरोका क्‍या काज १? इस प्रकार 
ऐसे मदृदःखमे भी उन्होने यही सनन्‍्तोध पाया कि अब भजनाननदमें 
कोई बाधा न रही ! दिवाहा निकला, दुर्भिक्षने पीड़ा पहुँचायी । ककशा 
स्रीसे साबका पड़ा, अपमान हुआ, घन गया, बेल मरे, छोकलाज 
छोड़कर भमगवानकी शरण छी--यह सब कहते हैं कि अच्छा दुआ”, 
क्योंकि समार के होकर निकल गया, अनुतापसे अब तुम्हारा चिन्तनभर 
रह गया ।” इन सासारिक दुःख्गोफे कारण ससारसे जी ऊब गया, चित्त 
उससे हट गया ओर अनुतापसे शुद्ध होकर चित्त भगवानका ही चिन्तन 
*रने लगा, यही दूसरे अवतरणका अभिप्राय है | 


निःसार यह संसार। यहाँ सार भगवान ॥| 


“निःसार है यह ससार, यहाँ सार ( केवल ) भगवान्‌ हैं |! 


ससार काह्ग्रस्त, नश्वर और दुःखरूप है; इसका सारा घटाटोप 
व्य्‌ ५ कर 
थे है, भगवान्‌ मिले तो ही जन्म सफल दै, यही त॒कारामजीका दृढ़ 
विश्वास हो गया । 


संसारका अनुभव १०९ 


तुका कहे नाशवान हे सकल । 
समर ले योपाल, सोई हित ॥ 


| 
तुका कहता है, यह सब नाशवान्‌ है, गोपाककों स्मरण कर, 
वही हित है ।* 


क ०] 
सुख देखो तो जो जितना | दुख पहाड़ जितना ॥ 
“सुख देखिये तो जो बराबर है ओर दुःख पब॑तके बराबर |! 
9 9 & 


दुःखसे बेँधा हे यह संसार । 
सुख देखो विचार, नहीं कहीं॥ 


थयह ससार दुःखसे बेँधा है, विचारकर देखे तो इसमे सुख कहीं 
भी नहीं है !! 


9 ्छ पा 


देह नाशवान है, देह मस॒त्युकी धोकनी है, ससार केवल दुःखरूप 
है, सब भाई-बन्धु सुखके साथी हैं। इसलिये तुकारामजीका जी संसारसे 
इट गया और उन्हें अविनाशी अखण्ड सुखकी भूख छगी। यह 
मृत्युलोक अनित्य और असुख है, यहाँ आकर सुझे भजो-- अनित्यम- 
सुखं छोकमिम प्राप्य मजस्व माम्‌ |? यही तो मगवानने ( गीता अ० 
९ | ३३ में ) स्वय कहा है। भगवानने कहा है, शास्रोने भी बताया है 
और सनन्‍्तोंने भी यही उपदेश किया है, तथापि यह सत्य ऐसा है कि 
सबको अपने-अपने अनुभवसे ही जानना होता है। इसे जाननेके लिये 


११० श्रीतुकाराम-चरित्र 


असख्य जन्मोके पुण्य-प्रतापसे मनोभूमिकों तपाकर तेयार करना पड़ता 
है। विपत्तापसे तपकर जब भूमि तेयार होती है तभी उसमे उत्तम 
परमार्थ उपजता है। चोथे अवतरणमें तुकोबारायने यही बताया है। 
ससार-तापसे में तपा, इसीसे भमगवानके चरणोका स्मरण हुआ | इस 
जन्मके सब दुःख सामने आये, इसीसे पिछले सब जन्म याद आये | 
असख्य जन्म ऐसे ही दुश्खोमे बीते, सुखके साथी अन्दरके और 
बाहरके सब चोर हैं, ये किसी काम आनेवाले नहीं। यही सोचकर 
अत्यन्त दीन होकर उन्होंने भगवानके पैर पकड़े । चोथे अवतरणका 
यही सार-मर्म है। पर दूसरोने मुझे ठगा, यह कहना तो ठीक नहीं; 
सच्ची बात यह है कि अहकारने ही मेरा नाश किया, अहड्गत्तिके 
कारण ही मैने ससारकों सत्य जाना ओर उसके फनन्‍्देमे अपने आपको 
फेंसा लिया । इतने असख्य जन्म और इस जन्मके इतने व मैने व्यर्थ 
ही गेवाये | अब यह शरीर भगवानके चरणोमे समपंण कर दिया । यह 
गा अवतरणका अमिप्राय है, दिग्दशनके लिये ये पाँच ही अवतरण 
पयाप्त हैं । 


'यह अच्छा हुआ! इस अवतरणकों देखिये। क्‍या अच्छा हुआ १ 
ससार मिथ्या है--यह ज्ञात हुआ ओर आंखें खुलीं ।! दुःखसे आँखें 
खुलती हैं तब दुःख ही अनुग्रद्द जान पड़ते हैं | ससारमे यदि सुख होता 
तो शुकादि उसे गिरि-कन्द्राओमें ढूँदते न फिरते | खटमछमरी खाटपर 
मीठी नींदका लगना जैसे असम्मव है बसे ही अनित्य संसारके भरोसे 
सुख मिलना भी असम्भव है। ये विचार तुकोबारायके अभगोमे बारम्बार 
प्रकट हुए. हैं। तुकारामजीकों सच्चा अनुताप हुआ और उनके अन्तःकरणमे 
वैराग्य भर गया । वेराग्य परमार्थकी नींव है | देहसहित सम्पूर्ण वश्यमान 
ससारके नश्वरत्वकी मुद्रा जबतक चित्तपर अकितत नहीं हो जाती तबतक 
वहाँ शान नही ठहर सकता । ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, 'विरक्तिके बिना 
कहीं ज्ञान नहीं ठह्वरता |! (ज्ञानेश्वरी १५-३६ ) । यह तो सिद्धान्त ही है। 
पर ऐसा बेशग्य तभी होता है जब जीव_ससारसे बिल्कुल ऊब जाता है. । 


संसारका अनुभव १११ 


“यह समस्त ससार अनित्य है, इस अनित्यताको जहाँ जान लिया तहाँ 
वेराग्य हाथ घोकर पीछे पड़ जाता है ।! (शञानेश्वरी १५-२९ ) ऐसा दृद्तर 
वेराग्य उत्न्न होना ही तो भगवानकी दया है। वेराग्य खेर नहीं, 
भगवानकी दया हो तो ही उसका लाभ हो। भगवान्‌ जिसपर अनुग्रह 
करना चाहते हैं उसे वह पहले वेराग्य-दान करते हैं। ऐसा परम शुद्ध 
वैराग्य वुकारामजीकों प्रास हुआ और वहासे परमार्थ आरम्म हुआ | 





८ कनक-पाशसे मुक्त 


वेराग्यके साथ चित्तबृत्तियोकी शुद्धिके लिये उन्होंने एकान्तवास 
आरम्म किया। पहले भाभनाथके पव॑तपर गये ओर पन्द्रह दिन रहे | 
यहा उन्होंने मगवानका नाम-स्मरण और ध्यान किया । इधर तुका- 
रश्मके घरसे चल देनेकी बात फेल गयी और जिजाबाई भी विकल 
हुई । जिजाबाईका मिजाज बड़ा तेज था, पर थीं वह मंया बड़ी 
पतित्रता | त॒ुकारामजीके बिना उन्हें एक क्षण भी कछ न पडती | 
उन्होने तुकारामके छोटे भाई कान्हजीको उन्हें ढूँदने भेजा । कान्हजी 
घूमते-घूमते मामनाथपर्व॑तपर पहुँचे । वहाँ तुकारामजी मिले । कान्हजी 
आग्रहपूर्वक उन्हें घर लिवा छाये । उन्हें देखकर जिजञाबाईको बड़ा इर्ष 
हुआ | पिताके समयसे जिन-जिन छोगोके यहाँ त॒कारामजीका पावना था 
उन सबके रुक्‍के तुकारामजीने बाहर निकलवाये ओर उन्हे ले जाकर 
वे इन्द्रायणीके दहमें डालने छगे। तब कान्हजीने बढ़ी नम्नतासे कहा, 
अआप तो साधु हो गये पर मुझे बाहू-बच्चोका पाछन करना है, यह 
इतना रुपया यदि आप इस तरह डुबा देंगे तो मेरा काम केसे चलेगा ?? 
यह सुनकर तुकारामजीने उत्तर दिया, ठीक है इनमेसे आधे रुके तुम 
हे लो और अलग हो जाओ, अपनी गहस्थी चलाओो | इमारा सब भार 
भ्रीविद्व७्मगवानपर है, अब मेरा यही जीवन-क्रम निश्चित हो चुका 
है| मध्याह अब पाण्डुरड् ही चलावेंगे। हाँ, ठम्हारी ह्ानिन हो, 
इतना तो मुझे देखना होगा । इसलिये तुम अपना हिस्सा ढेकर अछुग 


११५२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


हो जाओ | इमारी चिन्ता मत करो |? इस तरह तुकारामजीने आधे रुके 
कान्हजीके हवाके किये ओर बाकी आधे उसी क्षण इन्द्रायगीको अर्पण 
कर दिये! इन रुकोकों दहमे डाल देनेका कारण महीपतिबाबा 
मार्मिकताके साथ बतलाते हँ-- 


अनुभव न हो तो पुस्तकी ज्ञान व्यथ है। बेसे ही दूसरेके हाथमें 
जो घन है वह भी व्यथथ है, उससे मन दुश्चित्त ही रहता है | यही चिन्ता 
और दुराशा जीको लगी रहती है कि अमुककी ओर इतना पाबना है 
पर बह देगा या नहीं देगा, न जाने क्या होगा । इसछिये, इन्द्रायणीके 
दहमें सब कागज-पत्र उन्होने स्वय ही डाल दिये |? 


तुकारामजीने अपनी चित्तबृत्ति पाण्डरज्ककों अपेण कर दी | इस 
वृत्तिको पीछेसे खीचनेवाली दुष्ट दुराशा वह नहीं चाहते थे। ऋणका 
अनुभव तो उन्हें पूरा मिल ही चुका था । कहते ईं--- 


'ऋणके भारसे शरीर जड हो गया, ससारने ( खूब ) तड़पाया ।! 
अब लेन-देनके बखेड़ेसे सदाके लिये मुक्त होकर निर्वेध निर्विष्न हरि- 
भजनमे छग जानेके लिये उन्होंने सब रुके इन्द्रायणीके दहमें डाछ 
दिये । इसके बाद उन्होंने द्रव्यको स्पर्श नहों किया। दरिद्रताके सब 
कष्ट सह लिये, मिक्षा मॉगकर भी गुजर किया, पर-द्वव्य-स्पर्श कदापि न 
करनेका निश्चय करके वह घनपाशसे सदाके लिये मुक्त हो गये । 


९ एकान्तवास ओर यात्रा 


तुकारामजीकी दिनचयाँ कुछ कालतक इस प्रकार थी, प्रातःकाल 
प्रातर्विधिसे निश्चत्त होकर श्रीविद्धठभगवानके मन्दिरमें जाते, पूजा-पाठ 
करते ओर इन्द्रायणीऊ उस पार जाकर कभी भामनाथ तो कभी भण्डारा 
और कभी गोराडाके पबतपर पहुँचकर वहाँ श्ञानेश्वरी या नाथभागवतका 
पारायण करते ओर फिर द्निभर नाम-स्मरण करते रहते । सन्ध्या होनेपर 
गॉवको लौटते, मन्दिस्में जाकर कीर्तन सुनने और पीछे स्वयं कीर्तन 


संसारका अनुभव ११३ 


करनेमें आधी रात बिता देते, पश्चात्‌ उत्तर-रात्रिमे थोड़ा सो छेते थे । 
इस प्रकार विरक्तकी स्थितिमें रहकर उन्होंने भूख-प्यास जीत ली 
निद्रा और आहल्स्य दोनों गये, युक्ताह्ारविहार होनेसे पूर्ण इन्द्रिय- 
विजय हुआ | यह सब अवश्य ही धीरे-धीरे हुआ | सदूप्रन्थ-सेवन, 
नाम-स्मरण, कीतन ओर ध्यान-धारणादिकोके अभ्याससे ही उनका 
सारा समय बीतता था। उन्‍होंने तीथ-यात्राएँ बहुत-सी नहीं कीं | 
आषादी-कार्तिकी वारी परम्परासे ही होती चली आयी थी । सो उन्होंने 
भी अन्ततक चलायी। आहन्दीक्षेत्र पास ही चार कोसपर है और 
शानेश्वर-माडली (मेया ) पर उनकी निष्ठा भी असीम थी, इससे 
आहलन्दी वह बार-बार जाते थे। निव्ृत्तिनाथकी समाधि ज्यम्बकेश्रमें, 
है ओर चांगदेवकी समाधि पुणतांबेमे है। एकनाथ महाराजका पेठणश्षेत्र 
तो प्रसिद्ध ही है। ये तीनो क्षेत्र गोदातीरपर है। इसलिये बारकरियोके 
मेलेके साथ तुकारामजी भी इन क्षेत्रोमे हों आये थे। एक अभगमें 
गोदातीरके विषयमे उनका यह उद्गार है कि “िर्मछ गोदातटपर बड़े 
सुखसे दिन बीतता है।! काशी, गया और द्वारका देखनेकी बात 
उन्होंने एक जगह लिखी है | 

वाराणसी देखी गया द्वारका भी। 

बात पंढरी की तुका और ॥ 


वाराणसी, गया और द्वारका देखी, पर ये पण्दरीकी बराबरी नहीं 
कर सकतीं ।! उनका एक अमग है, तारूँ छागले बदरी” ( जहाज 
बन्द्रमें लगा ) इससे मालूम होता है, उन्होंने जह्जसे द्वारकाकी यात्रा 
की थी। अस्तु, यद्द यात्रा उन्होंने संवत्‌ १६८८-८९ में की होगी। 


११७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


वेराग्य होनेके पश्चात्‌ दो-एक वर्षके भीतर ही काशी-द्वारका आदि 
तीथ॑-स्थानोंमे हो आये होगे । अस्तु, इस प्रकार ससारका अनुभव प्राप्त 
करके उसकी निःसारताकों अच्छी तरह जानकर तुकारामजी परमाथके 
अनुगामी बने । परमाथ प्रास करनेके लिये उन्होंने जो उपाय किये 
ओर उन्हे जो सिद्धि प्राप्त हुईं उसका समीक्षण दूसरे खण्डमे विस्तारके 
साथ करेंगे | 


सव्य खण्ड 


हट३१] बजा 





अर्थात्‌ 


न्‍ना-काण्ड 


चौथा अध्याय 
आत्मचरित्र 


अतः जो सुहृद और शुद्धमति हैं, अनिन्दक और अनन्यगति हैं 
उनसे गुप्त-से-शुप्त बात भी सुखसे कहे । 
“--शानेश्वरी अ० ९--४० 


१ सनन्‍्त-चरित्र-अवण 


कोई महान पुरुष सामने आता है तो हर किसीको यह जाननेकी 
इच्छा होती है कि यह महान्‌ कैसे हुआ, किस मार्गपर यह केसे चढा, 
कौन-कोनसे गुण इसने प्रास॒ किये ओर उनका कैसे उत्कष किया, 
इत्यादि, यह जिशासा सात्तिक होती दै। कारण, इस बिज्ञासाके 
भीतर एक निमल भाव छिपा रहता है। वह यह कि हम भी इसका 
अनुसरण कर सके। किसी सत्पुरषके जब हम दशन करते हैं या 
उनका गुणगान सुनते हैं तब यही इच्छा होती है कि हम भी इनके 
गुणोंकों जानें और जिस मार्गपर चढकुकर इन्होंने यह महत्‌ पद लछाम 


११८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


किया उस मागपर हम भी चले | महत्‌ पद-छाभ हँसी-खेल नहीं है । 
महान्‌ पुरुष उसके लिये जो-जो कष्ट उठाये रहते हैं उन कष्टोको सह्द 
लेनेकी सामथ्य और पुण्य सबके भाग्यमें नहीं होता । इसलिये जिशासा 
तृप्त हौोनेपर भी सब लोग मद्दान्‌ पुरुषोका अनुकरण नहीं कर सकते । 
बात समझमे आ जाती है पर करते नहीं बनती । फिर भी समझ्नना तो 
आवश्यक होता ही है। वेदशासत्रोमे ब्रह्मनिष्ठ पुरुषोके अनेक गुण 
वर्णित हैं। महान्‌ प्रयाससे जिन्होंने उन शुणोको प्राप्त किया, उन 
महात्माओका आचरण ही सामान्य जनोंके छिये पथ-प्रदर्शक होता है 
ओरा सात्विक श्रद्धा जिनके ह्ृदयमे उत्पन्न हो चुकी रहती है वे उस 
आचरणको देखकर तदनुसार अपना आचरण बनाते हैं । 


पर श्रुति स्मृतिकि अर्थ |जो आपही हुए मृत। 


अनुष्टानसे विख्यात । ऐसे महान ॥ ८$ ॥ 
उनके आचरण सोई चरण । देख सत्‌ श्रद्धा करे अनुसरण | 
सो पावे सोई परम घन | रखा जेसे ॥ ८७॥ 


( झानेश्वरी अ० १७ ) 


अ्रुति-स्मृतिके मूर्तिमान अथ बनकर जो स्वकर्मानुष्ठानसे प्रसिद्ध होते 
हैं, ऐसे जो श्रेष्ठ है उन्हीके आचरणरूप चरणचिह्न देखकर सात्विकी 
भद्धा चला करती है ओर इससे उसे भी वही फल अनायास ही ग्राप्त हो 
जाता है |? महात्मा भोजन कैसे फरते हैं, बोलते केसे हैं, चलते केसे हैं, 
बर्ताव कैसा रखते हैं, इन सब बातोकों जाननेसे मी बड़ी शिक्षा मिलती 
है। सामान्य जनोंको जो विषय प्रिय होते हैं उनको उन्होंने केसे छोड़ा, 
विषयवासनाओको कैसे जीता, उन्हें वेराग्य कैसे प्रास हुआ, प्रदृत्तिको 
जीतकर वे निद्वत्त केसे हुए, उन्होने किस ग्रन्थका कैसे अध्ययन किया, 
उन्होने एकान्तवास कैसे किया, एकान्तमे उन्होंने क्‍या साधना की, 
सत्सगर्मे उन्हें क्योंकर रुचि हुईं, सत्संगसे उन्होंने कौन-सा आत्मछाम 


आत्मचरित्र ११९ 


किया और कैसे किया, उनपर गुरु-कृपा कब, केसे हुईं, उन्होंने निश्चय 
क्या किया और कैसे सब आधातोंकोी सहकर उसे निबाह्ा, उनपर 
भगवान्‌ कैसे प्रसन्न हुए, इत्यादि बातें जब मुसुक्षुकी समझमें 
ठीक-ठीक आ जाती हैं तब वह भी अपना जीवनक्रम निश्चित कर 
सकता है । 

२ आत्मचरित्र-अभंग 


इस प्रकारके विचार उन लोगोके चित्तमे अवश्य उठा करते होगे 
जो तुकाराम महाराजके पास नित्य आया-जाया करते थे और उनका 
हरिकीतंन सुनकर आनन्दित होते थे। एक बार इन्हीं लोगोंने 
महाराजसे प्रश्न किया, महाराज ! आपको वेराग्य केसे प्राप्त हुआ १ 
और आपपर भगवान्‌ केसे प्रसन्न हुए ? कृपाकर यह हमे बताइये |! 
यह प्रश्न सुनकर और श्रोताओकी शुभेच्छा जानकर महाराजने दो 
अभगोमे इसका उत्तर दिया। ये अभंग बड़े मह्त्वके हैँ । “याती शुद्र 
वैश्य' इत्यादि अभंग तो महाराजके चरित्रका मानों सम्पूर्ण पूर्वाद ही 
हे । शिष्टाचार यह है कि अपना चरित्र आप ही न कहें, पर आपलोग 
सन्त हैं ओर प्रेमसे पूछ रहे हैं इसलिये आपलोगोकी आज्ञाका पालन 
करना ही चाहिये। इस प्रकार प्रस्तावना करके महाराजने कहना 
आरम्म किया। 
न ये बोलो परी पाडिलें वचन! 
कहना नहि किन्तु, करता पालन। 
आपके वचन, सनन्‍्तजनो ॥ 
यह चरण इस अभगका जुवपद है | इससे यह जाहिर हे कि अपना 
चरित्र आप ही कहना अनुचित# है इस भावकों मूलमें रखकर 





& स्वात्मवृत्त मयेत्य ते सुगुप्रमपि वर्णितम्‌। 
व्यपेतं लोकशास्त्राभ्या भवान्‌ हि भगवत्पर. ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। १३। ४५ 


१२० श्रीतुकाराम-चरिचत्र 


उन्होंने भक्तानुगअहके लिये ही अपने चरित्रकी मुख्य-मुख्य बाते कह दीं । 

अब तुकाराम महाराजके मुखसे ही उनका :पूष-चरित्र हमलोग भी 

ध्यानपूर्वक सुन छे-- 

अभंग 

जाति शरूद्र, किया वेश्य-व्यवसाय | 
पांडुरंग-पॉय कुल पूज्य ॥ १ ॥ 
कहना वहि किन्तु, करता पालन | 
आपके वचन संतजनो ॥ श्र ०॥ 
माता पिता मेरे छोड गये यदा। 
आपदाविषपदा आन. पड़ी॥ २॥ 
दुर्मिक्षनं मारा-छीना पन-मान । 
गहिणी बिना अब आण त्यागे॥ ३ ॥ 
लज्जा बडी ग्लानि हुए कष्ट भारी । 
व्यापारमे सारी पूँजी हारी॥५॥ 
विद्ल्देबल हुआ अति जीण॑। 
उद्धाकी मन बात आयी॥ ५॥ 
पहिले कीर्तन पुनः एकादशी। 
रहा न अभ्यासी चित्त तदा॥ $॥ 
कुछ किये कठ संतोके वचन । 
विशास सम्मान उर पारे ॥ ७॥ 
जहाँ नामगान गाजें पद-टेक। 
घरूुँ चित्त एक मक्तिभाव | ८ ॥ 


अजगर मुनि प्रह्नलादसे कहते हँ--मेरा चरित्र लोक-व्यवहार और 
शास्त्र मर्यादाके अनुकूल नही है ( ऐसा जड़ मृढजन समझते है ) इसलिये 
वह बताने योग्य न होनेपर भी, तुम भगवानके भक्त हो इसलिये तुम्हें 
बतला दिया ।* 


आत्मचरिजत्र 


संत-पद-तीथ किया. स्ुधापान । 
दिये लज्मा मान छोड़ पीछे ॥ ९॥ 
बन पड़ा जो भी किया उपकार | 
काया-कष्ट कर हरि. मजे ॥ /४०॥ 
हित-नात-बच हृढ़ माया-फद | 
तोड़े भक्‍-बन्द हरि कृपा॥ १? ॥ 
सत्य-भसत्यमें साक्षी रखा मन। 
बहुमत मान माना नहीं॥ १२॥ 
सपनेगे पाया. गुरु-उपदेश | 
नामसे विशास हढ़ परा ॥ १३ ॥ 
तब स्फुर आयी कक्ितलिकी स्फूर्ति । 
हस्पिदरति उर॒ घारा ॥ १9॥ 
“निषेष/की एक लगी भारी चोट । 
दुखी हुआ चित्त काल एक॥ १५॥ 
बहियाँ डुबा दीं बेठा दिये धरना | 
आये ग्रभु॒ कान्हा समाधान ॥ १६ ॥ 
कहां लों विस्तार हैं बहु प्रकार | 
होगी बडी बेर अतः हति ॥ १७॥ 
अब जो हूँ जेसा आपके सम्मुख | 
भावी जो उन्मुख जानें हरि॥ /८॥ 
भक्तोंकी न भूलें कदा भगवान । 
पूर्णा दयावान मेरे हरि॥ /९॥ 
तुका कह्े सारा यही मेरा घन। 
श्रीहरि-वचन हरि-बोल ॥ २० ॥ 


१२१ 


( मूछ मराठीसे अनुवादित ) 


१२२ श्रोतुकाराम-चरित्र 


इन अभंगोंमें श्रीतुकाराम महाराज अपने जीवनकी कुछ मुख्य बाते 
इस प्रकार गिनाते हैं-- 


(१ ) मै जातिका शृद्र हूँ पर व्यवसाय मैने वेश्यका किया । 

( २ ) मेरे कुरूस्वाभा पाण्डुरज्ञ हैं, उन्हीकी उपासना हमारे 
कुलमे परम्परासे चली आती है ! 

( ३ ) पिता-माताका स्वगंवास होनेके बादसे ससारके दुःख मैंने 
बहुत उठाये | अकाल पड़ा उसमे घरम जो कुछ था वह सब द्रव्य स्वाहा 
हो गया ओर द्वव्यके साथ ही प्रतिष्ठा भी धूलमे मिली | एक स्त्री अन्न, 
अन्न! पुकारती हुई मरी, जो-जो व्यवसाय किया उसमे नुकसान ही 
उठाया । इससे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे आप ही अपनी लज्जा आने छगी । 
इस प्रकार संसारसे असह्य ताप हुआ । 

( ४ ) ऐसी हाढतमे मनकों बहलानेकी एक बात सूझी । भ्रीविश्व- 
म्भरबाबाका बनवाया श्रीविद्चलमन्दिर टूटा पड़ा था। उसका जीर्णोद्धार 


करनेका विचार मनमें उठा। दिन-रात परिश्रम करके यह कार्य- 
पूरा किया | 


( ५ ) साधन-पथमें पहले एकादशी-व्रत रहने लगा ओर नाम- 
संकीतेन करने छया | आरम्ममे अभ्यास न होनेसे उसमें मन नही समता 
था । तब सन्‍्तोके ग्रन्थ देखे, उनके कुछ बोध-वचन कण्ठस्थ किये | 
सन्तवचनोपर पूर्ण विश्वास रखा ओर आदरसे उन्हें द्वदयमें धारण 
किया, अथका मनन करते हुए, अभ्यात्षमें मन रमाया । 

( ६ ) कोई भगवद्धक्त इरिकीतंन करते तो मैं उनके पीछे खड़ा 
होकर मजनका स्थायी पद गाया करता था ओर भफिभावपे मनको शुद्ध 
करके मनको मननभे लगा श्रीहरिप्रेमको मनमें भरने छगा । 


(७ ) कीत॑न-भजन, नाम-सकीतन करनेवाले कोई भी सन्त मिल 
जाते तो उनके चरणोंमें गिरकर उनका चरणामृत के पान करता था । 
ऐसा करनेमे मुझे कभी लज्जा नहीं बोध हुईं । 


आत्मचरित्र १२३ 


( ८ ) शरीरसे कष्ट करके जो भी परोपकार बन पड़ता, उसे करता 
था | पर-काजके साधनेमे देहकी घिस डालना अच्छा ही छगता था । 


(९ ) इस प्रकार परमाथकोीं साथना मैने आरम्म की। कथा- 
कीत॑नोमे ओर सन्‍्तोंके समागममे बड़ा आनन्द आने छगा। चित्त 
इन्हींमे रमने छूगा । प्रद्ित साघनमे शरीरकोी कष्ट करके थका डाढनेमे 
बड़ा मजा आने लगा। पर मेरी यह अवस्था मेरे स्वजनोसे न देखी 
गयी | भाई-बन्द ओर स्त्री आदि सभी उपदेश देन छगे ओर ग्रहमप्रपश्चकी 
ओर खीचने छगे । पर मैने अपने कलेजेकी कठोर बना लिया था। 
किसीकी कुछ भी न सुनी । यह-प्रपश्लसे मसेश चित्त जड़-मूलसे उचट 
गया था। उस ओर देखनेतककी इच्छा न होती थी। स्वजन अपनी 
ओर खींचते थे, पर मेरा मन परमारथकी ओर खींचा जा रहा था, छोग 
प्रचत्तिमाग बताते थे, पर मन तो निषृत्तिमार्गम ही रमता था । प्रदत्ति- 
निवृत्तिकी इस खीचातानीम सत्यासत्यकी पहचानके लिये मेने अपने 
मनको साक्षी बनाया ओर सत्यस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरिका ही पथ अनुसरण 
किया । असत्य-मिथ्या-नथ्वर प्रपश्चकों तिलाजञ्जाल दे दी | बहुमतको नहीं 
माना, नित्यानित्यविवेक करके नित्यकों ही अपना लिया | 


( १० ) इस प्रकार जब मै भीहरि-चरण-प्राप्तिके लिये कृतसंकर्प 
हुआ तब सदूगुरु श्रीवाबाजी चेतन्यने स्वप्नमें दर्शन देकर औराम कृष्ण 
हरिः मन्त्रका उपदेश किया। मैने हरि-नामसे दृढ़ विश्वास धारण कर 
लिया, यही विश्वास चित्तमें घार लिया कि भ्रीहरि-नाम ही तारनेबाल्ा 


हे, यही अपने नामी श्रीहरिसे मिलानेवाला हे। इसीका सहारा मैने 
पकड़ लिया । 


२२५७४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


( ११ ) अखण्ड श्रीहवरि-नाम-स्मरणमे जब चित्त लीन होने छगा 
तब कविता करनेकी रुफूर्ति हुईं। श्रीहरि-कीतन करते ीहरि-प्रसादरूप- 
से-अमग-वाणी निकलने छकगी। मैने जाना, यह मेरी बुद्धका प्रकाश 
नहीं, यह भगवानका ही प्रसाद है, उन्होंकी बात उन्हींसे, मेरे द्वारा, 
निकलती है, यह जानकर कृतज्ञतासे गदगद हो भ्रीविद्वलनाथके श्रीचरण 
मैंने हृदयमे घारण कर लिये | 


( १२ ) यही क्रम चला जा रहा था जब बीचमें ही ( रामेश्वर- 
भट्टके द्वारा ) निषेष” का आघात” हुआ । मै भगवानको प्रसन्न 
करनेके लिये भगवानकी ही प्रेरणासे कवित्व कर रहा था। पर कुछ 
लोगोने मेरे इस प्रयासकों अनुचित समझा। वे इसका विरोध करने 
लगे | इस विरोधसे मेरा चित्त दुखी हुआ ओर मैने अमगोकी सब 
बहियोकी ले जाकर इन्द्रायणीके दहमे डुबा दिया और फिर ( तेरह 
अहोरात्र ) भगवानके द्वारपर घरना दिये उन्हींके ध्यानमें पड़ा रहा | 
तब नारायणकों दया आयी । उन्होने स्वयं दशन देकर मेरा समाधान 
किया ओर मेरी बह्योंकों भी जलसे बचा छिया । 


३ वेराग्य 


इस प्रकार इन अभगोमे घर-गिरस्तीका भार तुकारामजीके सिर 
पड़ा, तबसे, उन्हें मगवानका सगुणसाक्षात्कार छुआ, तबतककी सभी 
मुख्य घटनाओंका वणन श्रीत॒ुकारामजीके ही शअब्दोमें सुननेकी मिला 
हे | पहले उन्होंने वेश्य-व्यवसाय किया अर्थात्‌ बनियेकी दूकान की । 
कुछ वर्ष उनका यह काम अच्छा चला। पर पीछे उनपर एक-एक 
करके अनेक विपत्तियों आयीं जिनसे वह बहुत ही दुखी हुए और 
ससारसे उन्हें विराग हो गया | माता पिताका देहान्त हुआ, दुर्भिक्षमे 
'सब धन स्वाह्य हुआ, द्रव्यके साथ प्रतिष्ठा भी चली गयी, ब्यापारमें 
दिवाला निकला, पत्नी अन्नके लिये तड़प-तड़पकर मर गयी, जो भी 


आत्मचरित्र १्रण्‌ 


काम किया उसीमें घाठा उठाया, इस तरह सब तरफसे बह प्रपञ्चके 
दावानलछसे घिर गये। दुःखमय ससारकी दुःखमयता उन्होने अच्छी 
तरहसे देख ली ओर उन्हें वैराग्य हो आया | गहादि प्रपञ्चकी पश्चाग्निसे' 
जब मनुष्य इस तरह शझुरूस जाता है तब वह परमाथमे प्रदत्त होना ही 
श्रेय समझने लगता है। ससार-दुःखसे दुखी ओर त्रिविध तापसे दग्ध 
जीव ही परमाथका पात्र होता है| यो तो हम सभी ससार-दुःखसे दुखी 
हैं ओर कभी-कभी दुःखके अति दुःसह हो उठनेपर संसारसे क्षणिक 
वेराग्यका भी अनुभव कर लेते हैं, पर फिर, सींडमें लिपटी मक्खीकी 
तरह, उसी ससारमे लिपटे रह जाते हैं। त॒ुकाराम भी ससारसे उपराम 
हुए । पर तुकारामकी उपरामता और हम सामान्य जनोकी क्षणकालीन 
उपरामतामे बड़ा अन्तर है। उन्हे जो विराग हुआ वह प्रपश्चके जड- 
मूलसे हुआ, उस वासनाको ही उन्होने काट डाछा जिससे सारा प्रपश्च 
निकला । क्षणिक वेराग्य जिसे ब्मशान-वेराग्य कहते हैं, हम सबको 
नित्य ही हुआ करता है पर श्मशान-भूमिसे विदा होते ही वह वेराग्य भी 
सदाके लिये विदा हो जाता है। कारण, वह बराग्य ऊपरी होता है 

चार ऑसू जहाँ गिरे वहीं उसकी इति हुई | तुकारामजी प्रपश्लसे केवल 
ऊबे नहीं, प्रपश्चकी तहतक पहुँचे ओर उसकी वासना-मूछीको ही 
उखाड़ छाये। उन्होने ही जाना कि ससार नश्वर है और सासारिक 
सुख केवल भ्रम है। उन्होने ही यह समझा कि प्रापश्चिक वासनाओमे 
कमी न फँसना चाहिये। इस प्रकार उनके ह्ृदयमें उस वरराग्यकाः 
बीजारोपण हुआ जो परमाथ-बक्षका मूल है । 


४ साधन-पथ 


ससारसे उनके विमुख होते द्टी परमार्थ उनके सम्मुख हुआ | परमार्थ- 
प्राप्तिके छिये उन्होंने जो साधन किये उनका भी वर्णन आगे करते हैं । 
श्रीविहल-मन्दिरका उन्होंने जीर्णोद्धार किया, एकादशी-बत और हरि- 
जागरण करने लगे, कीर्तनकारों ओर भजनीकोंके पीछे करताल लिये 


शरद श्रीतुकाराम-च रित्र 


विशुद्ध मावसे तारूधारी बन खड़े होने छगे, साधु-सन्तोंके ग्रन्थ देखने 
ओर मनन-सुख, देनेवाली उनकी सूक्तियोकोीं कण्ठ करने छगे, लोक- 
छाज छोड़कर सनन्‍्तोके चरण सेवक बने, शरीरसे जितना बन पड़ता, 
पर-उपकार करते । यही उनका साधन-मार्ग था! शञ्लरी, बन्धु, आत्त 
स्वजन फिर भी प्रयत्न करते रहे कि तुका परमाथको छोड़ फिर प्रपश्चमे 
मन लगावें। पर इन लछोगोका यह प्रयत्न क्‍या था, तुकारामजीके 
अविचल निश्चयकी ही परख थी। अन्तःकरणकी शुभेच्छाकों प्रमाण 
भानकर सबकी सुनी-अनसुनी करके वह निष्ठाके साथ अपने उपासना- 
मार्गको ही पकड़े रहे। इनका ऐसा अटल विश्वास जान श्रीसद्गुरु 
बाबाजी चेंतन्यने इनपर अनुग्रह किया, स्वप्नमें उपदेश दिया, तुकारामके 
परम प्रिय राम कृष्ण हरि! मन्त्रकी दीक्षा दी। तुकारामजीने स्वय ही 
इस प्रकार अपना साधन-माग्ग बताया है | श्रीविटठलमन्दिरके जीणोंद्धारसे 
छेकर श्रीसद्युरु-कपाके होनेतक सब साधनोका साधन उन्होने भक्ति- 
भावसे चित्तको शुद्ध करके? किया। इन साधनोमे अन्तिम और प्रधान 
साधन नाम-स्मरण ही रहा। नाम-स्मरण उनका कभी न छूटा। पर 
इससे कोई यह न समझे कि अन्य साधनोका महत्त्व किसी प्रकार कम 
है। प्रथम साधन हुआ--श्रीविद्च>-मन्दिरका जीणोंड्ार । यह मन्दिर 
देहूमें भीविश्वम्भरबाबाके समयसे ही था। तबसे वहाँ भगवान्‌की पूजा- 
अर्चा-धूप-दीप-आरती आदि सभी उपचार बराबर होते द्वी चले आये 
थे। यह विहछ-मन्दिर तुकारामजीसे पहले भी था और अब पीछे भी 
है। जीर्णोद्धार उन्होंने जो कुछ किया वह यही किया कि पत्थर इकट्ठे 
किये, मिट्टी पानीमे सानकर गारा बनाया, दीवारे उठायीं और यह 
सब अपनी देहसे पसीना बहाकर किया। भगवानकी यह कायिक सेवा 


आत्मचरित्र १५७ 


थी । इस कायिक सेवाके द्वारा भगवानके मन्दिरका उन्होने जो जीणोंद्धार 
किया वह उनका अपना भी जीर्णोद्धार हुआ, हृदयके अन्तस्तलूमे 
दबा हुआ भाव ऊपर उठ आया, भक्ति जी उठी ओर इसी भक्तिने 
उन्हें पीछे भगवानके दशन करा दिये। ठ॒कारामजीने स्वय ही कहा 
है, निधि जो गड़ी रखी थी सो इस भाव-भक्तिसे हाथ छगी !! जिस 
भावसे भगवान्‌ रहते हैं, जिस मावसे भगवान्‌ मिलतें हैं, उसी भावकों 
उन्होने मन्दिरके जीणोंद्धारसे अपने सम्मुख मूतिमान्‌ किया। चित्तमे 
भावका उदय होनेसे गारे और मिट॒टीका काम करते हुए भी भगवानकी 
सेवा किस प्रकार हुईं सो भक्त ही जान सकते हैं। मैं तो यही समझता 
हूँ कि जिन विश्वात्मक विश्वपिता श्रीपाण्डुरद्धके नामका झ्षण्डा 
उन्होंने विश्वके ऊपर फहराया वह विश्वात्मा तुकारामजीकी इस 
प्रथम चरणसेवाके समयसे ही अपनी स्नेहदृष्टि दुकारामजीकी ओर 
संलग्न किये रहे । चन्दुन, घूप-दीप, आरती, प्रभाती, दण्डवत्‌ , भजन- 
पूजन-कीर्तन आदि उपासनाके बहिरग हैं और चित्तमे यदि इनके साथु 
भाव न हो तो ये सब बहिरग बाहर-के-बाहर ही रह जाते हैं| चित्तमें 
यदि भक्ति-भाव हो तो ये ही बहिरंग उन भक्तवत्सक श्रीविडक॒के 
समचरणसरोजकी प्राप्तकि पके साधन बन जाते हैं। तु॒कारामजीके 
चित्तमे विमछा भक्तिका विशद्ध भाव उदय हो चुका था ओर इस 
भावकों सग लिये, अन्तरगकों बह्विरिगमे मिछाये उन्होंने श्रीविद्ठल- 
मन्दिरका जीर्णोद्धार किया, एकादशीज्त लिया, महात्माओंके अन्थोको 
विश्वास और समादरसके साथ पढ़ा, सतत अभ्यासके लिये उनके बचन 
कण्ठमें घारण कर लिये, कीत॑नकारोंके पीछे तालधारी बन खड़े हुए-- 
यह सब किया “भक्तिभावसे मनको शुद्ध करके ।! उनका साधन-पथ 


१२८ श्रोतुकाराम-च रित्र 


भावमय था, भावसे ही भावके मोक्ता भगवान्‌ प्रसन्न हुए ओर बाबाजी 
चेतन्यका उपदेशाम्रत मिला, जिससे सभी साधन सफल हुए और सब 
साधनोंके फलस्वरूप उन्हें भगवन्नामकी रट छग गयी। भगवानकी 
पूजा-अर्चा, सद्ग्रन्थ-सेवन, सन्त-समागम, एकादशीवत, भीहरि-कीतन 
और नाम-स्मरण--ये सभी श्रीठ॒कारामजीके साधन-पथके अंग थे, यह 
बात ध्यानमें रहे। इन्हीं साधनोसे और श्रीशुरुकृपा के बल-भरोसे 
वह आगे ही बढ़ते गये और अन्तकों भगवानकी पू्ण कृपाके 
अधिकारी हुए | 


७ सगुण-साक्षात्कार 


वेराग्य हो आना और तब साघन-पथपर चलना क्रमसह्दित बताकर 
तुकारामजीने अन्तमे श्रीमगवानका अनुग्रह होनेकी बात कही है। 
भगवत्कृपाका प्रथम प्रसाद था--कवित्वस्फुरण | यह कविल्वस्फुरण 
सामान्य नहीं, अति विल्क्षण है। तुकारामजीके समय कवित्वका बाना 
कसे हुए. ऐसे बहुतेरे कवि गली-गली मारे-मारे फिय करते थे और आज 
भी हैं जो पूर्वके कवियोंकी कृतियोंका “'मश्षिकास्थाने मक्षिका? का-सा 
अनुवाद करके या साहित्यिक चोरी करके भी अपने कवि या महाकवि 
होनेका दम भरा करते हैं। ऐसे कवियोकों तुकारामजीके कवित्वलोतका 
पता भी नहीं छग सकता । अस्तु, तुकारामजीने जो कविता की वह अन्त- 
यामीकी स्फूर्ति थी । उस स्फूर्तिके बिना उन्होंने एक भी अभग नहीं 
रचा । जो भी रचना की मगवान्‌की प्रेरणासे भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये 
या स्वान्तःसुख” के लिये की। उनकी ऐसी अमभग-रचनाकों उनकी 
न कट्टकर उनके प्रेमपरिप्लावित अन्तःकरणसे आप ही निकल पड़ी हुई 
अभग प्रेम-धारा कद्टें तो अधिक समुचित होगा । उनके अभंग ओ्रीहरि- 
प्रेमके अमृतोद्गार हैं । यह अभग-बानी 'सखा मगवन्त? की बानी है । 
उनकी ऐसी लोक-विलक्षण प्रेम-बाणीको जब भ्रीरामेश्वर मइट-जेसे विद्वान 
वेदिक ब्राह्मणने निषिद्ध/ ठहराया तब तुकारामजीका व्यथित-चित्त हो' 


आत्मचरित्र १२९, 


जाना स्वाभाविक ही था। उन्होंने अभंगोकी सब बहियों इन्द्रायणीके 
दहमें डुबा दीं; तब नारायणने समाधान कियाः--भगवानने उन्हें दर्शन 
दिये ओर उनकी बहियोकों भी जरसे उबार लिया। तुकारामजीका जी 
बहुत दिनोसे जो भगवानके दर्शनोके लिये छटपणा रहा था सो अब शान्त 
हुआ | उन्हे भगवानके मन, वचन, नयन सभी अय-अयन प्रत्यक्ष हुए । 
उनकी विकलता दूर हुईं। भगवानकी बाते अब केवल कही-सुनी ही न 
रही, देखी भी हो गयीं। अब वह यह भी कहनेमे समर्थ हुए कि मैने 
भगवानओ देखा है । इन्हीं अभगोके अन्तमें उन्होंने यह कहा 
है कि-- 

भक्तोकों न भूले कदा भयवान्‌ | पूर्ण दयावान्‌ मेरे हरि ॥ 

भगवस्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्रात हुआ । स्वानुभवसे अब 
वह यह कहने छगे कि भक्तोको श्रीशरि कभी नहीं बिसारते | इस सगुण- 
साक्षात्कारकी बात उन्होंने केवछ संकेतमात्रसे कही है।इस विषय 
उनके कुछ खास अमग भी हैं जिनका विचार किसी दूसरे अध्यायमे 
स्वृतन्त्ररूपसे किया जायगा । 


६ दूसरे अभंगका विचार 


कहना नहिं किन्तु करता पालन? कहकर तुकारामजीने उपयुक्त 
अभगमे अपने चरित्रकी जो सुख्य-मुख्य बातें गिना दी हैं उनमें आत्म- 
स्तुति नाममात्रकों भी नहीं है, तथापि अपना चरित्र आप ही कहा, 
इसी एक बातका उन्हे इतना खयाछ हुआ है कि दूसरे अभगमें बड़ी 
लघुता धारण करके महाराज कहते हैं कि 'मेरा उद्धार नहीं हुआ ! कैसे 
होता ? मै भी तो आप ही लोगोमेसे एक हूँ, जैसे आप हैं बेसा ही मे 
भी हूँ। आपलछोग एक दूसरेकी देखा-देखी मुझे जो बड़प्पन देते हैं 
उसके योग्य मै नहीं हूँ, आपलछोगोका ऐसा करना भी ठीक नहीं है | 
मेंने किया दी क्या है ? घर-गहस्थी चछाना मेरे लिये भार हो गया | 


तठ० रा० ९-- 


१३० श्रीतुकाराम-चरित्र 


अपने कुलमें मैं ऐसा अभागा पैदा हुआ कि कुछ भी पुरुषार्थ न बन 
पड़नेसे घर-द्वार छोड़कर मुँह छिपाकर में जगलमें जा बेठा ! यह जो 
भगवानकी पूजा-अर्चा करता हूँ सो भी बढ़े छोग करते आये हैं इसलिये 
करता हूँ, भाव-भक्ति तो कुछ है नहीं !” तुकारामणीने भोताओको इस 
तरह बहुत समझाना चाहा । इसका क्या प्रभाव उन छोगोके चित्तपर 
पड़ा होगा सो अनुमानसे जाना जा सकता है। उन्होंने यही समझा 
होगा कि महाराज जो ऐसी-ऐसी बातें कह्ट देते हैँ सो केवल इसालये कि 
लोग उन्हें महात्मा समक्ष उनके पीछे न छग जायें, उपाधि न बढ़े 
ओर ईश्वरी प्रसाद जो कुछ मिला है वह सुस्थिर ओर सुददद करनेके 
लिये एकान्त मिलता रहे । महाराजका जो कुछ चरित्र था वह उनसे 
छिपा नहीं था| कीतन करते हुए महाराज जैसे तन्‍्मय हो जाते 4 उसे 
वे लोग नित्य ही देखते थे | मगवानके लिये मद्ाराजने ग्रहस्पोपर छात 
मार दी, यह भी उन्होंने अपनी आंखों देखा था। यह भी वे “खते थे 
कि 'राम कृष्ण हरी” के जय-निनादसे खारा देह-आम, भण्डारा, माराडा 
ओर भामगिरिके पर्वत निनादित होते थे। सर्वत्र उनके यशका यह 
डका बज रहा था कि तुकाराम महाराजकों भगवानने प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर उनके अमगोकी पोथियोकी जरूसे उबार लिया | ऐसी अवस्थामे 
उनके इस कथनको कि में भक्ति-भावसे मगवानकी पूजा नहीं करता” 
या 'ेरा उद्धार नहीं हुआ” भक्तोने किस भावसे ग्रहण किया ड्लोगा यह 
बतछानेकी आवश्यकता नही । 


७ मध्यखण्डको प्रस्तावना 


अस्त, इस प्रकार तुकारामजी “जाति शूद्र! वाले अभंगमें तीन 
विशेष बातें कही हैं--( १ ) वेराग्य-प्राप्ति, (२) साधनमार्ग और 
( ह ) रामेश्वर भट्टद्धारा होनेवाला निषेध” और स्वयं भगवान पाण्डु- 
रज्ञके द्वारा उसका निवारण | जन्मसे लेकर सगुण-साक्षात्कार दोनेतकका 
अर्थात्‌ ३० व्षका चरित्र महाराजने यही कह दिया है। इसी क्रमसे 


आत्मचरित्र १3१ 


इमें उनके चरित्रका विचार करना होगा। पिछले अध्यायमे हमलोगोने 
उनके जन्मसे लेकर, उनकी उम्रके २३ वें वर्ष उन्हें वेराग्य प्राप्त हुआ 
वहा-तकका, चरित्रावहोकन किया है। इसके बादके ७ वर्ष महाराजके 
चरित्रके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिये इनका विस्तारपूवक विवरण 
पाठक इस खण्डमे पढेंगे। तुकाराम महाराजकी उपासनाका मुख्य 
विषय श्रीपाण्डुरक्न, पूवके साथु-संतोद्दारा इस उपासनाका प्रशस्‍्त किया 
हुआ मा, तुकारामजीका साधन-कम, गुरूपदेश, कवित्वस्फूर्ति, कवित्वका 
रामेश्वर भद्टद्वारा निषेध, तन्निमित्त तुकाजीका घरना, पौथियोका डबाया 
जाना ओर उनका ऊपर निकल आना, श्रीपाण्डुरड्धका सगुण-्र्शन 
इत्यादि महत्त्वपूण विषय इस खण्डमे आनेवाले हैं | इसलिये यह खण्ड 
तुकाराम-चरित्रका मानो अन्तःकरण है। उनके चरित्रका रहस्य इस 
खण्डर्स पाठक समझ लेंगे | मुसुक्षुओके लिये यह खण्ड आदर्शाल्वरूप 
होगा । यह मब्यखण्ड तुकारामजीके चरिजत्रका हृदय है | तुकाराम 
महाराजके चरणोका स्मरण कर अब हमलोग यह देखें कि उनकी 
उपासनाका उपास्य क्या था | 


पाँचवाँ अध्याय 
वारकरी सन्‍्यदायका 
साधनमा गे 


पंढदरीकी वारी मेरा कुलधर्म | अन्य नहि कर्म तीथत्रत ॥ १ ॥ 

रहें उपवासी एकादशी व्रत | गाज दिन रात हरिनाम ॥शु०॥ 

नाम श्रीविट्वल मुखसे उचारूँ | बीज कल्पतरु तुका कहे ॥ २॥ 
“श्रीतकाराम 


१ साधनमागके चार पड़ाव 


प्रपश्ससे जब त॒कारामजीका चित्त उचाट हुआ तब स्वभावतः ही 
बढ परमाथकी ओर शझुके | चित्तसे जबतक ग्रपञ्न बिल्कुक उतर नहीं 
जाता तबतक परमाथ नही _सूुझता, नहीं भाता, नहीं रुचता, नहीं 
ठइरता | मनोभूमि जब वराग्यसे शुद्ध हो जाती है तब उसमे बोया 
हुआ शानबीज अंकुरित होता है | तुकाराम जन्मसे ही मुक्त थे, इसलिये 
यह नियम उनपर नहीं घटता, ऐसा यदि कोई कहे तो वह ठीक है 
परतु मुक्त पुरुषका चरित्र भी जब लिखा जायगा तब मानवी दृशिसे दी 
तो लिखा जायगा | जो जीवन्मुक्त है उसके लिये साधनोकी भी क्या 


शं 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १३३ 


आवश्यकता है ? वह तो सदा साधनातीत है। परतु मुक्त पुरुषका 
चरित्र जब मानवी दृष्टिसे छिखा जाता है तभी मुमुक्षुजन उससे छामभ उठा 
सकते हैं | इसीलिये तुकारामको जब वैराग्य हुआ तब उन्होने क्या-क्या 
साधन किये और वह कैसे भगवस्प्रसाद पानेके अधिकारी हुए, यह 
हमें अब देखना है । तुकाराम जिस कुलमे पेदा हुए. उस कुछमे परम्परासे 
वारकरी सम्प्रदाय चलछा आया था, अर्थात्‌ वारकरी सम्प्रदायकी शिक्षा 
उन्हें बचपनसे घरमे ही प्राप्त हुईं। पण्ठरीकी आपादी-कार्तिकी यात्रा 
करना उनका कुछ-घधम ही था। वराग्य प्राप्त होनेके पूव भी वह अनेक 
बार पण्टरी हो आये थे। ज्ञानेश्वरी ओर एकनाथी भागवत तथा नामदेव 
और एकनाथके अभग उन्होंने बचपनमें ही सुन रखे थे | एकनाथ 
महाराजने आलन्दीकी यात्रा की तबसे आहन्दीकी यात्राका प्रचार 
बहुत बढ़ा, बहुत छोग यह यात्रा करने छगे ओर वारकरो सम्प्रदाय 
पूना-प्रान्तमे खूब फैछा । आढन्दी, पूना, देहू और आस-पासके ग्रार्मोमे 
घर-घर एकादशीका त्रत ओर जहाॉ-तहाँ मजन-कीतन होने छगा ! 
तुकारामजीके मनपर इस प्रकार वारकरी सम्प्रदायके सस्कार जमे हुए 
थे ओर जब समय आया तब उन्होने इसी सम्प्रदायका साधन-क्रम 
स्वीकार किया और अन्तमे अपने तपके प्रभावसे वह उस पन्थके अध्ययु 
बने । काम-क्रोध छोमरूप ससारसे जहाँ चित्त हट तहाँ वह मोक्षमागपर 
आकर सजनोका ही संग पकड़ता है, ओर फिर ज्ञानेश्वर महाराज कहते 
हैं कि बह प्रबल सत्संगसे तथा सत्‌-शास्रके बढसे जन्म-मृत्युके जयछोको 
पार कर जाता है। ( ४४१ ) तब आत्मानन्द जहाँ सदा वास करता 
है वह सदगुरु-कृपाका स्थान उसे ग्रास होता है। (४४२ ) वहाँ 
प्रियकी जो परम सीमा है उस आत्मारामसे उसकी भेट होती है ओर 
तब संसारके सब ताप आप ही नष्ट होते हैं। ( ४४३ )! ( ज्ञानेश्वरी 
अ० १६ ) सतत सत्सग, सत्-शासत्रका अध्ययन, गुरुकपा ओर आत्मा- 
रामकी मेंट--यही वह क्रम है । जिससे जीव ससारके कोलाहलसे मुक्त 
डोता है | ठीक इसी ऋमसे तुकारामजी साक्षात्कारकी अन्तिम सीढ़ीपर 


१३७४ श्रीतुकाराम-चरिश्र 


चढ़ गये। इस मध्यखण्डमें इमें यही दिव्य इतिहास देखना हे । 
सजनोंका संग ओर उस सगसे अनायास अभ्यस्त होनेवाले साधनोका 
अवलूम्बन पहला पड़ाव है, फिर सत्‌-शात््रों अथांत्‌ साधु-संतोके ग्रन्थोका 
अध्ययन दूसरा पड़ाव है, गुरुपदेश तीसरा पडाव ओर आत्म-साक्षात्कार 
अन्तिम पड़ाव है । ये चार मुख्य पड़ाव हैं, ओर बीच-बीचमे छोटे-छोटे 
पड़ाव और हैं | चलिये, हमलोग भी तुकारामजीके वचनोंके सहारे मार्ग 
दूँढते हुए और उन्‍्हींके पद-चिल्ोपर चढते हुए घीरे-घीरे इन सब 
पड़ावोकी तय करके गन्तब्य स्थानको पहुँचे। 


२ वारकरी सिद्धान्त-पश्चदशी 


मोक्षमागंपर चलनेवाढे सजननोका सग पहला पड़ाव है । मोक्षमार्ग- 
पर चलनेवाले मुमुक्षु ओर साधकोके संगसे शुभेच्छा प्रबल होती है । 
मुमुक्षुकी बद्धका संग कभी प्रिय नहीं हो सकता | सग सजातीयोंका 
होता है और उसीसे प्रीति और शुर्णोकी बद्धि होती है | प्रपश्चसे जब 
जी ऊब गया और भगवानकी ओर चित्त खिंच गया तब स्वभावतः ही 
तुकारामजीकी यह इच्छा हुईं कि 'ऐसे पुरुषोंका संग हो जिनका चित्त 
भगवानमें छगा हो | (देव वसे ज्याचे चित्तीं। त्याची घडावी 
संगती | ) पूर्ण सिद्ध पुरुष या सद्ग॒ुरूुकी भेंट सइसा नहीं होती और 
यदि हो भी जाय तो होने-जैसी नहीं होती, इसलिये पहले अपने ही-जैसे 
समानधर्मियोका संग आवश्यक होता है। इस सत्संगमे जो आचार- 
विचार प्रास होते हैं, वे ही प्रिय होते हैं, उन्हींका अनुसरण सुखपूर्वक 
होता है । इस प्रकार देखते हुए, ठ॒ुकारामनीकों पहले वारकरियोका 
सत्संग लाभ हुआ, वही उन्हें प्रिय हुआ ओर वारकरियोके साधनोका 
ही उन्होने अवल्म्बन किया। वारकरी सम्प्रदायका समग्र इतिहास यहाँ 
लिखनेका अवकाश नहीं है, इसलिये सक्षेपमें इस सम्प्रदायके मूल-भूत 
सिद्धान्त यहाँ लिखे देते हैं । यह सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है, 
आशानेश्वर महाराजसे भी पहलेका है। वारकरी सम्प्रदाय मद्दाराष्ट्रके 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १३५ 


भागवतघमका ही दूसरा नाम है। इसके पंद्रह सिद्धान्त हैं जो सब 
वारकरियोंके मान्य हैं। यह सिद्धान्त-पञ्मदशी इस प्रकार है--- 

(९ ) उपास्य--भीपण्टरपुर निवासी पाण्डरक् इस सम्प्रदायके 
उपास्य देव हैं। सिद्धान्त यह है कि सगुण और निगुण एक है | मह्दा- 
विष्णुके सभी अवतार मान्य हैं, पर दशावतारोमेसे राम और कृष्ण 
विशेष मान्य हैं जो विह्छ अथात्‌ गोपाल कृष्ण उपास्य हैं । 

(्‌ ९ 9 सत्-शासत्र-पन्थ---मुख्य उपासना-गन्थ गीता और भागवत 
हैं। गीता शानेश्वरी भाष्यके अनुसार ओर भागवत एकादश स्कन्घ 
नाथभागवतके अनुसार | सनातन-घर्म-प्रतिपादक वेद-झास्त्र-पुराण मान्य 
हैं, वाल्मीकिरामायण ओर महाभारत मान्य हैं, सम्प्रदायप्रवर्तक सतोके 
वचन भी मान्य हैं। 'हरिपाठ” विश्येष मान्य है | 

( ३ ) ध्येय--अमेद-भक्ति, अद्वेत-भमक्ति अथवा '्रक्तिके परेकी 
भक्ति, ध्येय है । अद्वेत-सिद्धान्त स्वीकार है, पर इस कोशलछसे इस 
ध्येयको प्राप्त करना कि अभेदकों सिद्ध करके भी संसारमें प्रेमसुल 
बदानेके लिये मेदकी भी अभेद कर रखना | 

अभेदके भेद किया निज अग। 
पावे सारा जय प्रेम सुख ॥ 

ज्ञान और भक्तिकी ऐसी एकरूपता कि "जो भक्ति है, वही ज्ञान हैं 
ओर वही शरीढरि विद्दल हैं ।? 

वही भक्ति वहीं ज्ञान। 
एक विद्वल ही जान ॥ 

हेताद्वेतमावसे एक नारायण ही सत्र व्यास हैं, इस अनुभवकों 
प्राप्त करना ही ध्येय है | 

(४ ) मुख्य साधन--नवविधा भक्ति, उसमें भी विश्लेषरूपसे 
अखण्ड नाम-स्मरण और निरपेक्ष इरि-कीत॑न मुख्य साधन है । 


१४६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


(७ ) मुख्य मन्त्र--राम-कृष्ण-हरी? यही खसुख्य मन्त्र है। 
श्रीहरिके अनन्त नाम सभी स्मरणीय हैं। विष्णुसहुलनाम भी विशेष 
मान्य है | 

( $ ) भक्तराज--ग रुड, इनुमान्‌ ओर पुण्डलछीक । 

(७ ) आदिगुरु--शड्ूर, इरि-हरमे पूर्ण अभेद | 

( ८ ) ब॒च्युशाइन्त--आन्द्‌, प्रहाद, अव, अजुन, उद्धवक्के समान 
ही निहलि जआाएलेयए तोडाण स॒ुदाबाई । एकनाय नामदेव तुकाराम! 
मुख्य 7हल्‍त हैं; कूहोने जिन मतोफों माना है वे थी मान्य है। 

( ९ ) संत-नाय-स्मरण-- जब-बब गम कृष्य हरी! जब जय 
विद्वछ! भा विठोदर खुदा इन संगवन्नाभ-मन्त्रो ४ समान ही 'शानेश्वर 
माउले ठकाराट, 7७ -य नामदेव एका तुका?, भानुदास एकनाथ', 
दत 3्नादन ए:ाथ” य उत नाम-मनन्‍्त्र भी तारक है। देव ही संत, 
सत ही «5? यहा सिद्धान्त है । 

( (० ) एृज्य->छा, गो गियि और अतिथि एक्य हेँ। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने <न्‍्हे (ज्य पायनेब , जो हृशान। पे आवरण, खा दिया 
वह सनुल्लइ्ननीय है। द्वारपर इन्दावन, भगझऊने तुछवीकी गाला ओर 
भगवानके लिये तुलसीका हार आवश्यक है । 

( 2१ ) महाव्रत--एकादशी और सोमवार । आषाढ़ी एकादशी 
तथा कार्तिकी एकादशीके अवसरपर पण्टरीकी यात्रा। कम-से-कम 
इनमेसे एक एकादशीको तो पण्टरीकी यात्रा अवश्य ही करना ओर इस 
नियमको अन्ततक चहाये जाना | महाशिवरात्रिको त्रत रखना | 

( ?२ ) महातीर्थ--महातीर्थ चन्द्रभागा और महाक्षेत्र पण्ठरपुर 
ज्यम्बकेश्वर, आलन्दी, पेठण, सासवड, देहू इत्यादि सतस्थान भी' 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १३७ 


मदक्षेत्र ही हैं। गड्जा, गोदा, यम्रुना आदि तीर्थ तथा काशी, द्वारका, 
जगन्नाथादि क्षेत्र मान्य हैं । 


( ?रे ) वज्ये--परख्री, परघन, परनिन्दा और मद्य-मास सर्वथा 
वज्य हैं | हिंस! सवंदा, सवत्र और सबके छिये वर्ज्य है| काया, वाचा 
मनसा अहिसा-ब्रत पाछन करना आवश्यक है |, 


( ४ ) आवार--जिसका जो वर्ण-घर्म, जाति-घर्म, आश्रम-घर्म 
ओर इुछ-धर्म हो उसका वह अवश्य पाछन करे | 'कुल-घर्ममे दक्ष रहे 
विध्निषेधका पाछन करे! पर जो कुछ करे बह मगवानकों प्रसन्न 
करनेले लिये करे, यह शास्त्रों और सतोका उपदेश स्बन्ध हे। 
शानेश्वर सहाराज कहते हैं--“इसलिये प्रण्ना ऊर्म जो जाति-स्वभावसे 
प्रात हुआ हो उसे करनेवाला पुरुष कर्म-उन्धकों जीत छेता हे! 
( ज्ञानेश्वती अ० १८-९३३ ) 


( 7५ ) परोपकार-बअत--'सर्व विष्णुभय बगत्‌ ।? यह मानता कि 
विष्णुमव जगत्‌ हे? यही वेष्णवोंका धर्म दे !! ( तुकाराम ), सब 
भूतोंमे भगवदुभाव! धारण करो। ( एकनाथ ), जो कुछ भी देखो 
उसे भगवान्‌ मानो, यही मेरा निश्चित भक्तियोग है |? ( झ्ञानेश्वरी अ० 
१०-११८ ) इस उदार तत्वकों ध्यानमें रखकर समता और दयाका 
व्यवहार करके साथ करते हुए. तन-मन-वाणीसे सबके काम आना ही 
भूतपतिकी सेवा है । 


३ भागवत-धम्म 


वारकरी सम्प्रदायके ये मुख्य सिद्धान्त हैं। भागवत-घर्मके इन 
सिद्धान्तोंकी मानकर तथा मानते हुए वारकरी पाण्डुरक्षकी उपासना 
आरम्भ करता हैं । तुकारामजीके पूर्व ये ही सिद्धान्त वारकरियोमें प्रचलित 
ये ओर उन्होंने अपने चरित्रबल तथा उपदेशके द्वारा इन्हीं सिद्धान्तोका 
प्रचार किया। भागवत-धर्म कोई निराछा क्रान्तिकारी धम नहीं है, 


१३८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


वैदिक धरमंका ही यह सर्वंसग्राइक, अत्यन्त मनोहर और छोकप्रिय रूप 
है। महाराष्ट्रमे मागवतधर्म जिस रूपमें प्रचलित है वही वारकरी 
सम्प्रदाय है | कुछ प्राचीन कमंठ यह समझते हैं कि यह सम्प्रदाय वेदोके 
विरुद्ध एक नया सम्प्रदाय है ओर कुछ आशधुनिक सुधारकोंकी भी यही 
राय है। पर ये दोनो प्रकारके लौग गरूतीपर हैं--'उभो तो न विज्ञा- 
नीतः !' यथाथमे यह वारकरी सम्प्रदाय सनातन-घर्म ही है । वर्णाश्रम- 
धर्म इसे स्वीकार है । इसकी यह शिक्षा है कि विहित कर्मका कोई त्याग 
न करे | सच्चे वारकरीमें जात्यमिमान नहीं होता ओर वह किसीसे डाह 
भी नहीं करता । प्रारब्धवश जिस जातिमे हम पैदा हुए उसी जातिमें 
रहकर तथा उसी जातिके कम करते द्ुए. प्रेमसे नारायणका भजन करें 
और तर जायें, इतना द्वी वह अपना कतंव्य समझता है। भगवानका 
भजन ही जीवनका सुफल है, यही इस सम्प्रदायकी शिक्षा होनेसे सब 
जातियों ओर बृत्तियोके छोग एक स्थानमे एकत्र होते हैं और नाम- 
सकीत॑नका आनन्द लेते ओर देते हैं। सच्ची महत्ता भगवानके भक्त 
होनेमें है | सदाचार और हरिभजनसे काम है। ऐसे प्रेमी वारकरियों 
अर्थात्‌ मौक्ष्मार्गी सजनोका सद्भ तुकारामजीने पकड़ा और उसी 
मार्गपर सदा हृद रहे । सम्प्रदाय घरका ही था, पर वेराग्य होनेके बाद 
उसमें उनका मनोयोग हुआ । 


४ अभ्यास 


अनुताप होनेके बाद सम्प्रदाय ग्रहण करनेसे उसकी सजीवता 
प्रतीत होने छगती है। तुकारामजीने अन्य वारकरियोके सत्सड्भसे 
बेनागे पण्दरीकी वारी, एकादशी-महात्रत, अहोराच्र हरिजञागरण, 
कीर्तन-मजन ओर नामस्मरण, हरिकीतेनकी ताकमें रहना, कीतेन- 
भजन, पुराण आदिके अवणका अवसर हाथसे जाने न देना, कोई 
भजन या कीतन करने खड़ा शो तो भावसे चित्तकों शुद्ध करके” उसके 
पीछे खड़े होना, शरुवपद गाना, धीरे-घीरे बीणा हाथमें छेकर स्वय 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १३८ 


कीर्तन करना ओर कीत॑नके लिये आवश्यक पाठ-पाठान्तर करना, 
ग्रन्थोकी देखना, अथंका मनन कर स्वयं अथरूप होकर उसमें रेंम 
जाना ओर इसी आनन्दमें सदा रहना इत्यादि अभ्यास किया | 


७ एकादशी-महाव्रत 


बारकरी सम्प्रदायमें एकादशी-महात्रतकी बड़ी महिमा हे । पंद्रह 
दिनमें एक दिन निराहार रहकर दिन ओर विश्लेषकर रात हरि-भजनमें 
बिताना ही उपवासका अभिप्राय होता है। ससारके सभी धघर्मोमे"* 
मनोवाकाय-शुद्धिकी दृष्टिसे उपवासका बड़ा महत्त्व माना गया है। 
हमारे यहाँ सबसे पहले श्रुतिमाताने ही यह बताया है कि उपवास 
परमात्मप्राप्तिका साधन है। बृहदारण्यकोपनिषद्में 'तमेतं वेदानुबचनेन 
ब्राह्षणा विविदिषन्ति यशेन दानेन तपसानाशकेन”ः यह वचन है। 
इसका यह अर्थ है कि वेदाभ्यास अर्थात्‌ स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान 
ओर अनाशक अर्थात्‌ अशनरहित--अभन्न-जछके बिना रहना--ये पॉच 
भगवत्‌-प्रासिके मार्ग हैं। महाभारत-अनुशासनपर्षके अ० १०७०-१० ६सें 
एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक पक्ष ओर एक वर्षतकके उपवास 
बतलाये हैं | अनाशक, अनशन, निरशन, उपवास ( उपच्समीप, वास 
रहना इत्यादि शब्दोंसे यही सूचित होता है कि भगवच्चिन्तनमे समय 





१ यहदियोमे तित्री महीनेकी १० वी तारीखको सबके लिये उपवास 
धर्मतः आवश्यक है । यहॉाँदक कि उपवास न करनेवालेके लिये शिरच्छेदका 
दण्ड-विधान है । मूसलमानोमे रमजातके रोजे कितनी कडाईके साथ पालन 
किये जाते हैं सो सबको मालम ही है। जैन और बौद्ध-धर्ममे भी उपवासकी' 
पद्धति है। ईसाई-धर्मकी बात यह है कि स्वय ईसाने ४० दिन उपवास 
किया था । आजकल अमेरिकामे उपवाससे रोग दूर करनेकी प्रक्रिया 
डाक्टर बताने लगे है। आरोग्यके विचारसे वे लोग लछूथन' मानने 
लगे है । 


१७० ओीतुकाराम-चरित्र 


व्यतीत करना ही उपवासका मुख्य हेतु हैं। मागवतमे एकादशी- 
माहास्म्य वर्णित है। नवम स्कन्ध अ० ४। ६ में इस विषयसे अम्बरीष 
राजाका सुन्दर उपाख्यान भी है। द्वादशीके दिन दु्वासा मुनि अतिथि 
होकर आये । उन्हें आनेमे बहुत विलम्ब होनेसे कहीं श्रत भद्भ न हो 
इसलिये राजाने तीर्थोदक प्राशन कर लिया । बस, इसी बातसे टुर्वासा 
अग्निशर्मा हो उठे | उन्होंने अपनी जठासे एक कृत्या निर्माण की 
ओर उते जम्ज्यपपर छोडा। गाजा विष्णुमक्त थे। विष्णुभगवानका 
मदन एक दुर्वासाके पीछे छूगा। हुवासा घबरा गये और अनन्‍्तकों 
/टकर गजाके पा। आये। एक वर्ष उपवासके पश्चात्‌ हुर्वांसाके साथ 
जाने माजन करके पारण फ्िया। यह जऊग्वरीष राजा पण्दरपुरकी 
गेर कोई दाक्षिगारा शज्य थे। दादशी-बारस, बार्शीम उसकी राजधानी 
थी। बार्थीयें अब भी मगवानका सुन्दर मन्दिर है। पण्टरीकी यात्रा 
फरदे बहुत-ने यात्री बरार्शीसि भी धगवानके दर्शन करते ओर घर लोग्ते 
है। भाजरीप राया बड़े घार्मिक, उदार और पराक्रमी थे € महाभारत 
शान्तिप ० १०४ ) । इस प्रकार इमारे यहाँ सामान्यतः उपवासका 
शौर विशेषतरः एकाइजीसा मा«त्म्य आचीनकाछसे चढा जाता दै और 
भागवतभर्मिगोंके लिये तो ५0 मशार ही है। शरोर, वाणी और 
सनकी पब्रिनताके छिये, ध्याननशरणाकी सुविधाके लिये तथा आत्म- 
विन्तनके डिये उपवासकी जो पद्धति पहकेसे चली आयी थी और 
बारकरी-मण्डलमे जिसका इतना माहात्य है उस एकादशीका महात्रत 
त॒कारामजीने यावज्जीवन पालन किया। उपदेश देते हुए उन्होने 
लोगोंसे भी एकादशी करनेको बारम्बार कहा और केवक 'पिण्डपोषी” 
आहूसियोंको तीत्र शब्दोंसे घिकारा है | 

एकादशीकी अन्रपान | जो नर करते भोजन । 

खान विष्ठा समान | अधम जन हैं बवे॥१॥ 

सुनो ब्रतका महिमान | नेम आचरते जन। 

सुनते गाते हरिकीत॑न।वे समान विष्णूके ॥घ्र०॥ 


न 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमागर्ग १४१ 


सेज साज विलास-भोग | करते कामिनीका संग्र | 
होता उनके क्षयरोय | जन्मव्याधि भयंकर ॥ २॥ 


'एकादशीकों जो छोग अन्न-जरू ग्रहण करते, भोजन करते हैं 
उनका वह भोजन श्वानविष्ठाके समान है और वे लोग अधम हैं | 
सुनिये, इस ब्रतकी महिमा ऐसी है कि जो छोग इस बतका आचरण 
करते हैं, हरिका कीतंन करते और सुनते हैं, वे विष्णुके समान होते 
हैं। जो लोग चारपाईपर सोते और बिलासभोग भोगते हैं, कामिनीका 
संग करते हैं उन्हें क्षयरोग होता है, यावज्जीवन महाव्याधि भोगते हैं | 


एकादशीको पान खानेसे लेकर सब प्रकारके विलासोका त्याग 
बताया है। उपवाससे शरीर इलका होता है, मन उत्साही और बुद्धि 
सूक्ष्म होती है ओर तुकारामजीको इसमे जो सबसे बड़ा अनुभव 
प्रात हुआ वह यह कि इससे हरिभजनका कार्य बहुत हो अच्छा 
होता है। इसीसे उन्होंने इतनी आस्थाके साथ इतनी तीज भाषाका' 
प्रयोग किया हे | 

तुकारामजी कहते हँ--- 


“एकादशी और सोमबारका त्रत जो छोग नहीं पालन करते उनकी 
न जाने क्‍या गति होगी ! क्या करूँ, इन बहिमुंख अन्धोंको देखकर जी' 
छुटपटाता है !? 

एकादशीके दिन नाना प्रकारकी मिठाइयाँ और नमकीन चीजें 
बनाकर खानेकी छोगोकों जो चाट पड़ गयी है उसे भी तुकाजीने 
घिकारा है। कहते हैं, 'जिस एकादशीसे हरि-कथा-श्रवण और बैेष्णवो- 
का पूजन होता है उस ए.कादशीका बत तुम क्‍यों नहीं पालन करते ? 
सासारिक कामोके छिये कितने जागरण करते हो ? रातकौ कीत॑नका 
आनन्द भोग करने मन्दिरोमें क्यो नही जाते ? क्‍या मन्दिरोमें जानेसे 
मर जाओगे और उपवास करनेसे क्‍या तुम्हारा शरीर नहीं चढेगा ? 
ठ॒कारामजी कहते हैं क्यो इतने सुकुमार बने हो ? थमदूतोकों क्‍या 





१७२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


जवाब दोगे ? एकादशी ब्रत करो, भरपेट भोजन मत करो, हरि- 
जागरण करो? इत्यादि चिह्ला-चिहल्लाकर कहनेकी तुकारामजीको क्‍या 
पड़ी थी ? तुकारामजी कहते हैं--- 


क्या करूँ, मुझसे भगवानने कहलाया, नहीं तो मुझे क्‍या पड़ी थी 
(जो में कुछ कहता ) ? 


अस्तु, एकादशी महात्रत तुकारामजीने यावज्जीवन पालन किया, 
यही नही, प्रत्युत इस सम्बन्ध उन्होने बड़ी आस्थाके साथ छोगोकों 
भी बोध» कराया है । 


६ सम्प्रदायमें मिल जानेका रहस्य 


जो छोग आधुनिक हैं वे यह कहेंगे कि 'एकादशीका इतना विस्तार 
करनेकी क्या आवश्यकता थी ? जिसकी भ्रद्धा हो वह एकादशी करे, न 
हो न करे, जिसके जीमे आवे भोजन करे या फलाहार करे या भूखा रहे, 
उससे क्‍या आता-जाता है ? उसको इतना बढ़ाकर कहनेकी कया जरूरत 
थी ?? पर बात ऐसी नहीं है। यह धमंशास्त्रकी आशा है, यह तो एक 
बात है ही, पर इसके अतिरिक्त जो मनुष्य जिस समाज या सम्प्रदायमे 
रहता और बढ़ता है उस समाज़े जो मुख्य-मुख्य नियम होते हैं 
उनका पालन करना उसके लिये आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वह 
उस समाजके साथ एकरूप नहीं हो सकता। जबतक समाजकों यह 
विश्वास नहीं होता कि यह भी हमारा ही समानधर्मीय भाई है, हसोके 


&$ तुकाराम महाराजके सदृश ही नामदेव और एकनाथ महाराजने 
एकादशी ब्रतके सम्बन्धमे लोगोको उपदेश किया है। समर्थ श्रीरामदास- 
स्वामीने हरिपश्चक' मे कहा है--जो हरिको पाना चाहता है वह हरिदिनी 
करे, एकादशी व्रत नही, वेकुण्ठका महापथ है । ( एकादशी नहव्हें ब्रत । 


बैकुंटीचा महापथ ॥। ) 





वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १७३ 


मेलेमे घुसकर बैठा हुआ काग नहीं, तबतक वह उस समाजसे हिल- 
मिल नहीं जाता और जबतक वह समाजसे हिल-मिर नहीं जाता 
तबतक सम्प्रदायके अन्तरग ओर वास्तविक रहस्यसे वह कोरा ही 
रहता है। उपवाससे यदि चित्त शुद्ध शोता है तो किसी भी दिन 
उपवास करनेसे हुआ; उसके लिये जैती एकादशी वैसी ही सप्तमी, 
जैसा सोमवार वेसा ही बुधवार ! इस प्रकारके वितण्डाबादसे किसीका 
कोई लाभ नहीं हों सकता। सम्प्रदाय जहाँ होगा वहाँ उसके साथ 
नियम भी होगे ही । सम्प्रदायके अनुष्ठानके बिना ज्ञानकी सिद्धि नहीं 
ओर नियमोके बिना सम्प्रदाय नहीं | यही ससारका इतिहास देखकर 
कोई भी समझदार मनुष्य समझ सकता है । इसके अतिरिक्त परम्परासे 
जो नियम चले आये हैं ओर सहसो-छाखों मनुष्य जिनका पाछकन 
करते हैं उन नियमोकों एक प्रकारकी स्थिरता और पृज्यता ग्रास होती 
है । एकादशी-बत करनेवाले भक्तोका समुदाय किसी देवमन्दिसमे 
हरिकीतनके लिये एकत्र हुआ हो और वहाँ कोई अहमन्य पुरुष ताम्बूछ 
चवंण करता हुआ आकर बेठ जाय तो यह बात उस समाजको प्रिय 
नहीं हो सकती | सितारके सब तार जब एक सुरमे आ जाते हैं तब जो 
आनन्द आता है वही आनन्द छोगोके एकीमभूत अन्तःप्रवाहमे मिल 
जानेसे प्राप्त होता हैे। पर समाजमे रहकर समाजके ही विपरीत 
आचरण करनेवाला अहमन्य पुरुष ऐसे आनन्दसे वश्चित रहता है। 
इसमें उसीकी हानि होती है। समाजके नियम समाजमे मिल जानेके 
आनन्दके लिये अर्थात्‌ स्वहितसाधनके लिये ही पालन किये जाते हैं | 
एकादशी-बत केबल शरीरकों हहका करने या आरोग्य-छाम करनेके 
लिये ही नहीं पान किया जाता | यह तो केवल देह-बुद्धिवालोकी दृष्टि 
है। यह महात्रत भगवत्मसाद प्राप्त करनेके छिये परमाथ-हदृष्टिसे किया 
जाता है। आज एकादशी है, व्रत रहना है, रातको हरि-कीतेनका 
आनन्द लेना है, यह भाव ही बहुत बढ़ी चीज है ओर यहाँंसे चित्त- 
शुद्धि आरम्भ होती है। गज्ञास्नान, निराहार या अत्प फछाहार, . 


१४४ श्रीत॒काराम-चरित्र 


भक्तोका समागम, इरि-प्रेमियोका मिलन, करताल, मृदंग, बीणादि 
वाद्योकी मधुर ध्वनि, नाम-सकीतन, भगवत्कथाराप इत्यादि सब छाम 
एकादशी-बत करनेसे प्राप्त दोते हैं। कम-से-कम उतने समयके छिये 
तो प्रापश्चिक सुख-दुःख भूल जाते हैं ओर भमगवानके आनन्दमें चित्त 
रमता है। इस एक दिनका अनुभव हृद करनेके लिये नित्यके नियम 
पालन करनेकी ओर भी ध्यान जाता है ओर जब नित्यास्यास सहज- 
सा हो जाता है. तब सच्चा परमार्थ छाभ होता है। बहुतेरोका यही 
अनुभव दे। ठ॒कारामजीने अपना जो पहला अभ्यास बताया कि 
“आरमस्भमे में एकादशीकों दरि-कीतेन करने छगा, इसका यही 
बीज हे |? 
७ वारकरी-सन्‍्त-समागम 

एकादशी ओर हरि-कीतनका वबसनन्‍्त ओर आम्र-मश्जरीकी बहारका- 
सा नित्य सम्बन्ध है। कीततन और नामस्मरणके विषयमें एक स्वतन्त्र 
अध्याय ही आगे आनेवाला है। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि 
नाम-सकीतनका जो सच्चा आनन्द है वह सम्प्रदायकों स्वीकार करनेसे 
ग्राम होता है। यह आनन्दानुभव तुकारामजीके रोम-रोमसे भर गया 
था। तुकारामजी कहते हैं-- 

मेरा आराधन पण्टरपुरका निधान है। उस एक पण्टरिराजको 
छोड़ और कुछ में नहीं जानता ।? 

के के 2] 

“भिखारी बदूँगा, पर पण्ठरीका वारकरी बना रहेूँगा। झुखमें 

ओऔहरिविह्वलका नाम हो, यही मेरा नियम, यही मेरा धर्म है। मेरे जीके 


वारकरी सम्पदायका साधनमार्ग १७५ 


जो जीवन हैं उन्हें इन आँखोंसे देख तो ढूँँ। अब तो विद्ठल ही मेरे 
भगवान्‌ हैं ओर सब कुछ कुछ भी नहीं है ।? 


्ें ् दे रे 


भव-सिधु कोन-सी बड़ी समस्या है जब आगे-आगे चलकर 
भगवान ही रास्ता बता रहे हैं। भगवान्‌ शऔपाण्डुरज्ञ़रूप यह अच्छा 
जहाज मिला | इसमे बेठनेवालेका कोई भी अग या पेरतक भी भव-जरूसे 
भीगने नहीं पाता । अनेक साधु-सन्त पहले पार उतर चुके हैं, तुका कहता 
है, चलो जल्दीसे उन्हींके पीछे-पीछे चले |! 


ऐसी एकनिष्ठ साम्प्रदायिक उपास्य-प्रीति तुकारामजीके हृदयमे भर 
गयी । मेरे पाण्डुरज्ञ-जेसा 'सुख-स्वरूप” ओर कोन है १ उनके पास कोई 
भी जा सकता है, कोई रुकावट नहीं | 'कही दौड़ना-धूपना नहीं, सिरू 
मुड़ाना नहीं, कोई झ्षगड़ा नहीं ।? पण्ठरीमे अन्य तीथोके समान कोई 

अन्य विधि नहीं है | बस, इतना ही है कि “चन्द्रभागामे स्नान करो और 

इरि-कथामे छगो! इतनेसे ही 'चित्तको सब समय समाधान है |? वारकरियों- 
का विट्ठछ ही जीवन है, झॉक्ष-करताल ही घन है।” पर 'भक्ति-सुखसे 
मीहित? इंटपर खड़े भगवानके उस रूपको देखते ही जीमें आता है कि 
अपना जीवभाव उसपर न्योछावर कर दें। ऐसे भगवत्‌-प्रेमी वारकरियो के 
सग देहू, पण्टरी या किसी भी याजत्रार्मे जाते हुए जो आनन्द प्राप्त होता 
है वह अनिवचनीय हैं | तुकारामजी कहते हैं, 'ऐसा समागम पाकर में 
प्रेमसे नाचने लगा !? 

'संसारको कौन देखता है ? हमारे रखा तो इरि-जन हैं | बद्मानन्द- 
में ही काछ बीतता है ओर उसीकी इच्छा बनी रहती है । 

वारकरी वीरोकी महिमा गाते हुए कहते हँ--- 


संसारमें एक विष्णुदास ही छड़ाके वीर हैं, उनके तनसे पाप-पुण्य 
कभी लिपट नहीं सकते। आसनमें, शयनमे, प़नमें उनके सबंत्र गोविन्द-ही- 


तु० रा० १०--- 


१४६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


गोविन्द हैं। छलाटमें ऊध्वपुण्ड्र छुगा है, गलेमें तुलसीमाला विहूस रही 
है, उनसे तो कलिकार भी मारे भयके थर-थर कॉँपता है, तुका कहता 
है, उनके नेत्र शख-चक्रके ही “यार देखते हैं ओर मुख नामामृतरूप 
सार-रस ही भरा रहता है |? 


आषादी-कार्तिकी वारीका समय जब निकट जाता था तब तुकाराम- 
लीके उत्साहका क्या पूछना है-- 

अब चढछो पण्टरीको' वहाँ चलकर भ्रीविड्छकों दण्डवंत्‌ करें। 
चलो चन्द्रभागाके तीरपर चलकर नाचे । जहाँ सन्तोंका मेला छगा है, 
बहीं चछकर उनकी पदधूलिसे छोटे । तुका कहता है, हमने अपने प्राण 
उनके पॉवतके बलि देकर बिका दिये हैं ।” 


जब अन्य वारकरी पण्टरीकी यात्रामें तकारमजीके संग हो ले तब 
तुकारामनी उनसे कहते-- 

सुगम मार्गसे चलो और मुखसे विद्चल-नाम छेते चछो |! हम सब 
लंगोटिया यार ही तो हैं, छाज किसकी करते हो ? आनन्दम मस्त ह!कर 
गछा फाड़कर चिल्काओ | हाथमें गरुडाकित ध्वज्ञा-पताका ले लो, खूब सज- 
घजके चको | तुका कहता है, वेकुण्ठका यही अच्छा और समीपका 
रास्ता है |? 

पण्टरीमें देवदशन और सनन्‍्तोंके मेलेमें कीतंनका आनन्द प्रास कर 
तुकारामनी कहते--- 

बहुत काल बाद पुण्यका उदय हुआ, मेरा भाग्योदय हो गया 
जो सनन्‍्त-चरणोके दशन हुए । आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई। भव- 
दुःख दूर हुआ । सुन्दर श्याम परअक्म ही सर्वत्र सम्मुख व्याप्त 
हुआ । सन्‍्तोंके आछिंगनसे मेरी काया दिव्य हों गयी । उन्हींके चरणोंपर 
अब यह सस्तक रख दिया |? 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १७७ 


जिस संगसे भगवत्पम उदय होता हैं वही सग करनेकों इच्छा 
भी स्वभावतः ही बढती है। सदा सन्त-सग होनेसे महान्‌ प्रेमकी वर्षा 
होती है ( संतसंगती सवंकाल थोर प्रेमाचा सुकाछ ॥) |? वारकरी भक्तों 
ओर सनन्‍्तोंके प्रति तुकारामका ऐसा प्रेम और आदर था और उससे उन्हें 
अपूर्व भगवल्पेमका अनुभव भी होता था। इसीलिये उनके मुँहसे ऐसे 
उद्गार निकलते थे कि जहाँ साघु-सन्तोंका मेछा छगता है वहीं तुका छोट 
जाता है? अथवा तुका कहता है कि 'तन्तोके मेलेमें ज्ञाकर उनके चरणों को 
रजको वन्दन करूँगा |? तुकारामबीने एक स्थानमे यहांतक कहा है कि 
सन्‍्तोके द्वारपर आन होकर पड़े रहना भी बढ़ा भाग्य है, क्योकि वहाँ 
उच्छिष्ट प्रसाद मिलता है ओर भगवानका गुण-गान सुननेमें आता है । 


८ कीतेन-सौखू्य 


अपने समश्रद्ध समानधर्मी भाइयोंके सम्बन्धे तुकारामजीके ये 
उद्गार हैं| एक ही उपास्यथकी उपासना करनेवाले उपासक बन्घुप्रेमसे एक 
दूसरेके साथ बँध जाते हैं। उनका उपास्व उनके आचार-विचार, उनकी 
उपासना-पद्धति, उनके नित्य-नियम, आशर-विशर, रुचि-अरुचि, भाव- 
स्वभाव विशिष्ट प्रकारके बनते हैं ओर उनमें स्वभावतः ही बन्धुप्रम उत्पन्न 
होता है | वारकरियोकी भी यही बात है | गाँव-गोंव वारकरियोंकी जो 
मण्डलियों हैं उनको देखनेसे यह शात होगा कि ये छोग प्रायः रातको, 
विश्लेषकर प्रति एकादशी और गुरुवार अथवा सोमवारकों एकत्र होकर 
भजन करते हैं। फिर आषादी-का तिक्षीके अवसरपर ये छोग मण्डली 
बॉधकर ही भनन-कीतन करते, आनन्दसे नाचते-गाते हुए पण्ढरी जाते 
हैँ । कुछ नियमनिष्ठ वारकरी ऐसे भी होते हैं नो प्रतिमास पण्ठरीकी वारी 
करते हैं । मुख्य वारी आषादी-कार्तिकीकी है और यही साधारणतः छोग 
करते हैं, कुछ मासिक वारी करते हैं और कुछ आषादी-कार्तिकीके 


१४८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अतिरिक्त चैत्रकी वारी भी करते हैँ । किसी भी मासकी शुक्ला एकादशी 
देवताओंकी मानी जाती है ओर कृष्णा एकादशी सन्तोंकी मानी जाती है, 
इसलिये शुक्लपक्षकी सब वारियों पण्ठरीकी होती हैं | इस प्रकार अत्यधिक 
नियमी वारकरियोंके मेलोमें ही तुकाजीका जीवन बीता, इस कारण 
वारकरियोंके साथ यह भी बारकरियोके ही मागपर चढ़े । वारकरियोंका 
मुख्य साधन भजन भर कीर्तन है। ऊेँच-नीच, ब्राह्षण-चाण्डाल, 
पुण्यवान-पापी सभी ससारके अधीन होनेके कारण भगवानके सामने दीन- 
हीन ही होते हैं। कीतेनका अधिकार सबको हे | 


दीन आपि दुबंब्गशी | सुखराशी हरि-कथा ॥ 
'दोन और दुर्बछोके लिये हरि-कथा सुखकी राशि है ।' 
2 क्र 2] के 


कीतन चाँंग कीर्तन चांग | होय अंय हरिरूप ॥  ॥ 
ग्रेमछन्दे नाचे डोले। हार पला देह भाव ॥ २॥ 


'कीतन बड़ी अच्छी चीज हे | इससे शरीर इरिरूप हो जाता है । 
प्रेमछन्दसे नाचों-डोलछो । इससे देहभाव मिट जायगा ।! 


कीतनानन्दम मग्न होनेवाले किसी भी मक्तको तुकारामजीका-सा यही 
अनुभव प्राप्त हुआ करता है। कीर्तन करनेवाछा स्वयं तर जाता हे ओर 
दूसरोंकों भी तारता है। मक्त भगवस्कीर्ति गाता है; इसलिये भक्तवत्सल 
भगवान्‌ उसके आगे-पीछे उसके बन्धनोकों काटते हुए सश्जार करते हैं। 
कीर्तनका रहस्य निम्नलिखित अभंगमें तुकारामजीने बहुत ही अच्छी 
तरहसे बतलाया है-- 


कथा पे तिवेणीसंगम । देव भक्त आणि नाम | 
ते उत्तम | चरणरज व॑दितां॥ १ ॥ 


वार्करी सस्प्रदायका साधनमार्ग १७९ 


जलती दोषाचे डोगर | शुद्ध होती नारी-नर | 
गाती ऐकती सादर | जे पवित्र हरिकिथा ॥ २॥ 
(कथा त्रिवेणी संगम | भक्त. भगवंत् वास | 
वहॉकी उत्तम | पदरज बंदनीय || ९ ॥| 
जलते दोषोके पवत | शूद्ध होते नारीनर । 
गाते सुनते सादर। जो पतरित्र हरिकथा॥ २॥) 


22 छछ 22 रे 


हरिकीत॑नमें भगवान्‌, भक्त और नामका त्रिवेणीसगम द्ोता है। 
कीर्तनमें भगवानके गुण गाये जाते हैं, नामका जय घोष होता है ओर 
अनायास भक्तजनोंका समागम होता है। कथा-प्रयागमे ये तीनो छाभ 
होते हैं। इनमेसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है | जहाँ ये तीनो छाम एक साथ 
अनायास प्रास होते हैं उस इरि-कथामे योग दानकर आदरपूर्वक उसे 
श्रवण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमे आश्रय 
ही क्या है? हरि-कथा पवित्र, फिर उसे गानेवाक्ले जब पवित्नतापूर्वक गाते 
ओर सुननेवाले जब पविन्नतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि-कीनसे बढ़कर 
आत्मोद्धार और छोकशिक्षाका और दूसरा साधन क्‍या हो सकता दै ? 
प्रेमी भक्त प्रेमसे जहों हरि-गुण गान करते हैं भगवान्‌ तो वहाँ रहते ही 
हैं । भगवान्‌ स्वय कहते हैं-- 

नाहं॑ वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 

मद्धक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारदु ॥ 
शानेश्वर महाराजने कीत॑न-भक्तिके आनन्दका बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
किया है (जानेश्वरी अ० ९-१९७-२११ ) | कीतनके नट्यत्यमें 
प्रायश्रित्तोंके (अथवा प्रायः चित्तोंके) सब व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं। यम- 
दमादि योग-साधन अथवा तीययात्रादि जीवॉके पाप घो डाढछते ईं सही, 


१०५७० शीतुकाराम-चरिष्ष 


पर कीर्तन-रज्में रंगे हुए. प्रेमियोमें ती कोई पाप ही नहीं रह जाता | 
कीर्तनसे ससारका दुःख दूर होता है| कीत॑ंन ससारके चारों ओर आनन्द- 
की प्राचीर खड़ी कर देता है और सारा ससार महासुखसे भर जाता है । 
कीतनसे विश्व घघलित शेता और बैकुण्ठ प्रथ्वीपर आता है।? यह 
कहकर ज्ञानेश्वर महागर भगवानकी उपयुक्त उक्तिका रहस्य अपनी 
बाणीसे बतलछाते 7+-- 


तो भी केहंदी नसे।वबे७ एक भानु बिबी ही न दिसे | 


वरी योगियाची ही मानसे | उमरडोरति जाय | २०७ ॥| 
परि तया पा्शी पाडवा। मी. हरपला गिक्‍्सावा । 
जेथ नामपोंष बरवा | करिती माज्ञा ॥ २०८ ॥ 


अर्थात्‌, मैं नित्य बेकुण्ठमें, सयमण्डलमें अथवा योगि-जन-मन 
निकुझ्ञोंमे रहता हूँ | पर ऐसा हो सकता है कि कभी इन तीन स्थानोंमेसे 
कही भी में न मिल; परन्तु मेरे भक्त जहाँ प्रेमसे मेरा नाम सकी्तन करते 
हैं वहाँ तो में रहता ही हूँ--मैं ओर कहीं न मिले तो मुझे वही दूँदी ।” 
इन मधुर ओवियोर्म शानेश्वर मशराजने ऊपरके श्छोंकका अनुषाद ही 
किया है| ठुकोबारायने भी कहा है--- 


भाझे भक्त गाती जेथें। नारदा मी उभातेथें ॥ ? ॥ 
नारइ ! मेरे भक्त बहों गाते हैं वहीं में खड़ा रहता हूँ ।” 


तात्य॑, कीतनमें भगवान, भक्त और नामका संगम होता है भर 
इसीसे फीतनमें छोटे-बढ़े सब अनायास ऐसा अपार भक्तिसुख छाभ करते 
हैं कि देखकर ब्रक्माजीके भी छार टपकने लगती है | तुकारामजीकों पहड़े 
कीतन सुननेका चसका कगा, पीछे स्वयं कीत॑न करनेकी इच्छा हुई भोर 
फिर इस कीत॑न-मक्तिका परम उत्कर्ष हुआ । 


सिवाय कीतन करूँ न अन्य काज । नाचू' छोड़ लाज तेरे रँग ॥ 


वारकरी सम्पदायका साधनमार्ग १५१ 


तेरा कीतन छोड़ मैं ओर कोई काम न करूँगा। छज्जा छोड़कर 
तेरे रंगमें नाचेंगा ! कीतनमे, बल्कि यह कह्विये कि परमार्थमे, प्रथम 
प्रवेश जब होता है तब रूजा बड़ी बाधक होती हे, पर साधक जब छीत॑न- 
रंगमें रंग जाता है तब 'निलज्ज' कीत॑न भाप हो अभ्यस्त दो जाता है | 


९ कीतनके नियम 


कीतन इस प्रकार शोता, वक्ता सबको इरि-मार्गपर ले आनेका 
मुख्य साधन होनेसे यह आवश्यक शेता है कि उसमे मियरम-मर्यादा भी 
हो । वारकरियोमे यह मर्यादा पहलेसे ही थी, तथापि इस मबादाका स्वरूप 
तुकारामजीऊे वचनोंसे ही जान छेना अधिक क्षच्छा होगः | कथाकालकी 
मर्यादा? वाले अमंगमे उन्होंने कीतनके मुख्य नियम बताये हँ--( ९ / 
सप्रेम अन्तःकरणसे जो कोई ताछ वाय-गीत-नत्यकी' सहायतांमे भगव।नके 
नाम और गुण गाता है उसे भगवद्प ही सानना चाहिमे और उसे 
नम्नतापूवक् बन्दन करना च'हिये। (२) जबतक कथा हो रह हो तबतक 
कायदेसे बेठे, कथामें बेठे, आलुस्यवश अगड़ाई न छे, पुद्धे ठेढें करके न 
बैठे, पान लबाते हुए कथ,से न जाय, मुँह स्वच्छ छरकेः कथ में बेठे, 
नामसंदीत्नमें चित्त लगावे, जीतने समय और पाते न करे, सानकी 
इच्छा न २, अपना बढ़प्पन न॑ दिखावे, कीएपती बस्तर परनकर फिर 
उन्हें कहीं घूछ न छगे इसी न उाभे उन #पड़ों से ही पैमाने न लगा 
रहे, बडोको रेलकर छोटे न बढें, उच्च स्थानमें बेठऋर कीतन करनेवाले- 
को नीचा न देखे; इन निबमो का पाछन करना चाहिये। (३) किसीके 
दोषोंका ध्यान न करे। इस प्रकार कीतन और कीत॑नकारकी मर्यादा 
रखते हुए देह-बुद्धिके ंग चित्तमे न आने दे। ये नियम भोताओंके लिये 
हुए. । वक्ताके लिये भी उन्होंने नियम बताये हैं। वक्ताका सम्मान बड़ा 
है। सबसे पहले वक्ताका सम्मान करे! अर्थात्‌ भरोताओमें यदि कोई योगी- 
यती आदि भी हों तो भी चन्दन, अक्षत आदिसे पहले वक्ताका ही पूजन 


१०२ श्रीतुकाराम-चरित्र' 


होना चाहिये | वक्ताका मान जितना बडा है, उत्तरदायित्व भी 
उसपर उतना ही बड़ा है। पहली बात यह है कि जो कीतंनकार हो वे 
निरपेक्ष कीतंन करें। धन या मान किसीकी भी इच्छा न करें | कोतनका 
मूल्य न ले | मार्ग-व्ययादि भी न छें |? हरि-कथा करके जो अपना पेट 
भरता है, तुकारामजीने उसे याण्डाल कहा दै। 'कीत॑नाचा विकरा ते 
मोतेचें गसन ( कीरतनका विक्रय मातृुगमन है ) |? 


कन्या गो करे कथा विक्रय | चांडाल निश्चय जान उसे ॥ 

'छन्पा, गौ और इरि-कथाकों जो बेचता है, यथार्थमे वही चाण्डाल 
है--.साण्डाल नाम उसीका है।? दस्चिण-कीर्ति दरिके दासोकी माता है, 
उसे बेचना लज्जाजनक ओर नरक प्रद है । 

कथा करके जो द्रब्य लेते देते | अधोगति पाते नरक वास ॥ 


था करके जो द्रव्य देव-केते हैं उसकी अधोगति होती है ओर 
उन्हें नरण्वास होता है |” कीत॑नकारकी वाणी चाहे मधुर न ही, उसमे 
कोई हरज नहीं | तुकारामजी कहते हैं, 'भधुर वबाणीके फेरमे ही मत 
पड़ों ।? स्वभावसे ही यदि बह मधुर दो तो 'यह तो मगवन्‌ ! आपड्ीका 
दान है? यह सोचकर उसे भगवानके ही गुण-गानमें छगा दो । भगवानकों 
ऊँची तान या ठटेढे-मेदे अछाप पसन्द नहीं हैं| भगवान्‌ भावके भूखे हैं । 


सुनो नहि कानों ऐसे जो वचन | भक्ति बिन ज्ञान कहें कोई ! 
बखानें अद्ठेत भक्ति भाव हीन | पात दुख जन श्रोता वक्ता ॥२॥ 


'भक्तिके बिना जो व्यर्थ ज्ञान चतछाता है उसकी बातें कानोंसे न 
सुने | भाव भक्तिके बना जो अद्वेतकी स्तुति करता है उससे श्रीता-वक्ता 
दुःख ही पाते हैं !? 


ज्ञान भक्ति कहे पर भगनद्धक्तमाव तोडनेबाला ज्ञान कोई न कहे । 
एकनाथ महाराजने भी 'सगुण चरित्रें परम पवित्रे हरिची वर्णावी” इस 


वारकरी सम्पदायका साधनमार्ग १७३ 


यदमें वही बात कही हे। वाणी ऐसी निकले कि हरिकी मूर्ति और 
हरिका प्रेम चित्तमें बेठ जाय, बेराग्यके साधन बतावे, भक्ति और प्रेमके 
सिवा अन्य व्यथंकी बातें कथामे न कहे | अद्दवय भजन, अखण्ड स्मरण, 
करोसे ताछ देकर गावे-बजावे |? कीत॑न करते हुए. हृदय खोलकर कीतेन 
करे, कुछ छिपाकर, चुराकर न रक्खे । कीर्तन करने खड़े होकर जी कोई 
अपनी देह चुरावेगा, उसके पापको कोन नाप सकता है ? कीत॑न हो रहा हो 
ओर बीचमेंसे ही कोई उठकर चछा जाय, कथाकी मर्यादाका उल्लड्डन करे, 
(निद्राका आदर करे, जञागरणसे भाग जाय” वह अधम है। तात्वय, 
ओता-वक्ता कीर्तनकी मर्यादाका पालन करे और जितनी इच्छा हो, हरि- 
प्रेमानन्द छूटे । 


१० साधनोंका प्राण सद्भाव 


पण्ठरीकी वारी, एकादशी-जअत, सत्समागम, नाम-सकीतंन इत्यादि 
साधनोंका चसका छगानेवाली जो मुख्य जीकी बात है वह है शुभेच्छा या 
सद्भाव । भाव हो, शुद्ध भाव हो तो ही साधन सफल होते हैं अन्यथा ये ही 
साधन तथा ऐसे अन्य साधन भी मान ओर दम्भके कारण बन जाते हैं । 
गीतामे मगवानने कहा है, जो अद्धावान्‌ होगा उसीकों ज्ञान प्राप्त होगा, 
भाव होगा तो भगवान्‌ मिलेंगे | सतोने स्थान-स्थानमें कहा है कि भाव 
ही तो भगवान्‌ हैं। उद्गम जहॉसे होता है वह निश्च॑र, अन्तःकरणका 
अन्तभांव हो तो ही साधन फलदायक होते हैं। पण्ठरी, चन्द्रभागा, 
पुण्डरीक, साघधु-सत, देव-प्रतिमा, करतालछ, वीणा, बत, जप, तप सभी उत्तम 
ओर पावन साधन हैं, पर जो साधना चाहे उसमे भी तो अपने साधनके 
विषयमें निर्मल पावन बुद्धि हो जिसके होनेसे ही साधन साध्यको प्रास करा 
देते हैं। और तो क्‍या, साधनोके विषयमें यदि श्रेन्‍्ठम सद्भाव हो तो 
साधन ही साध्य बन जाते हैं, साध्य-साधनोंकी एकात्मता प्रत्यक्ष हो जाती 
है। बाह्योपचारोंसे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते । बाह्य उपचारोंसे मै किसीके 


१्५छ श्रीत॒ुकाराम-चरिच्र 


ध्यानमे नहीं उतरता, ( शानेश्वरी अ० ९---३६७ ) | मेंगनी छिया हुआ 
भाव नहों ठहरता, वह केबल बाह्याडम्बर है | नट्सास्यका सारा स्वॉग 
रच्ण, तो इस स्वॉगसे हृदयस्थ नारायण नहीं ठगे जाते। भाव जितना 
अक्निम, स्वाभाविक और शद्ध हो, मगवान उतने दी प्रकट हैं। साधन 
ब्य्थ नहीं है, साथनोसे भाव बलवान होता है, यह सच है, परतु निर्मल 
भाव ही साधन-वनका वन्त है। भाव मगवानकी देन है, पूर्व सुकृतिका 
फल है, एूरव॑ज्ञोका पुण्य-बछ है । भावके नेत जहाँ खुछे वहीं सारा विश्व 
कुछ गिराछ्ा ही दिखायी देने छगता है। भगवान्‌ भावुकोंके हाथपर 
दिखाय॑ देते हैं, पर जो बुद्धिमान अपनेकों छगाते हैं वे मर जाते हैं तो 
भी मगवानका पता नहीं पाते | ज्ञानके नेत्र खुलनेसे अन्य सम्श्षम आता 
है, उसका रहस्य खुलता हे पर माबक बिना शान अपना नहीं होता । 
ज्ञानवे विज्ञन शोनेके लिये, ज्ञानरहस्थ इस्तगत होनेके छिये, भगवानसे 
मिलन दोनेके ७िए भसात्रका होगा आवश्यक #४। चित्त यदि 
भगवज्चिन्तनमें रंग ऊ.ब तो बह चित्त ही चंतन्य हो जाता £#, पर जित्त 
शद्धमावसे रंग लाय तब | 


भाव तेसे फछ। न चले देवापाशी बछ || / ॥| 
जैसा भाव वैसा फल | भगवानके सामने और कोई बह नहीं 
चलता | 
थू के 9 ५8 
भावापुढ़ें बत | नाहीं कोणाचें सबक ॥  ॥ 
करी देंवावरी सत्ता | कोणत्याहूनी परता॥ २ ॥ 


'भावके सामने किसीका बल प्रबल नहीं हे | देवपर जिसका शासन 
चलता है उससे बढ़ा कोन हे !? 


९ ह रे रे 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १०० 


पत्थरकी ही सीदी और पत्थरकी ही देवप्रतिमा' होती है, पर 
एकपर हम पैर रखते हैं और दूसरेकी पूचा करते हैं| नलका भी जछ हैं 
ओर गज्ञाजल भी जछ ही हे | पर भावसे ही प्रतिमाको देवत्व प्राम होता है 
ओर भावसे ही गद्भाजलको ती थत्व प्राम द्ोता है | यह भाव जिसके पास हैं 
उसीके पास भगवान्‌ हैं। भाव ही भगवान्‌ हैं। विश्वासाची घन्य जाती | 
तेथें बस्ती देवाची ॥? ( विश्वासकी जाति धन्य है, वहीं भगवानकी बसती 
है | ) इसमे सदेह ही क्या है ? संदेश, कुतक, विकल्प ही महापाप हैं 
ओर भाव ही महदपुण्य है | ऐसा निर्मल भाव तुकोबाके चित्तमे उदय 
होनेसे उनके सब साधन सफल हुए. । उन्होंने स्वय ही एक अमंगमे कहा 
है 'छागछा झरा अखड आहे | तुका रणे सादे झालें अतर )!” ( अखण्ड 
नि्श॑र श्र रहा हे, तुका कहता है कि अन्तर ही सहाय हुआ । ) शाह 
आहारे भाई” वाले मधुर अभगर्मे उन्होंने यह वर्णन या | कि भावुक 
भक्तोंकी दृष्टि कितनी उज्ज्बल होती हे ! 


गंगा नहीं जल। वक्ष नहीं बट पीपल ॥| 
तुलसी रुद्राक्ष नहीं माल | श्रेष्ठ तनु श्रीहरिकी ॥ ९ ॥ 


हि 


गड्ा जल नही है, बढ़, पीपल इक्ष यहीं है, जुलली भोग दद्वाध् 
माला नहीं हैं। ये सब भगवानके श्रे० यर,. हैं । इसी प्रकार साधुन्संद 
सामान्य जन नहीं हैं, लिंगादि देवप्रतिना: +4र महीं है, नदडक्‍़ कैबल 
पश्ची नहीं हैं, नन्दिकेश्वर सॉड़ नहीं <, वर ॥ सूअर नहीं ई, लक्ष्दी ही 
नहीं हैं, रामरस रेत नहीं हे, हीरे ककड़ नदीं हैं, हारातती गाँव नहीं है , 


हम 


कारण, इनके दशन-सेवनसे मीक्ष प्रा शेत्षा है। कृष्ण भोगी नहीं हैं 


"अमन ८प पड 





१ 'स्रोतसामस्मि जाह्नवी ( गीता १०। ३१ )। 

२ अश्वत्य* स्ववक्षाणाम्‌ ( गीता १० । २६ )। 

कल्पवुक्ष, पारिजाव और चन्दन गुणमे प्रसिद्ध है, पर इत सब वृक्षोमे 
श्रश्वत्य वृक्ष मैं हूँ । (ज्ञानेशधरी अ० १० । २३५ ) 


श्ष्द श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


शंकर जोगी नहीं हैं |! पर तुकोबाराय ! ऐसा विमछ भाव आपको कहॉँसे 
मिलछा ?--ठुका कहता है, पाण्डुरड्से यह प्रखाद मिला? भगवान्‌ 
श्रीविष्वछदेवके कृपाप्रसादसे तुकोबाकीं यह शुद्ध भाव प्रास्त हुआ और 
इसडिये उनके सब साधन सफल हुए, इत भावसे उन्हें मगवान्‌ मिले । 
ठुफा हणे होता ठेवा | तो य। भावा सांपडछा ।? ( तुका कहता है, निधि 
रखी हुई थी सो इस मावसे मिर गयी । ) अर्थात्‌ इस भावने मुझे अपने 
स्ररूपका जान करा दिया | भाव ग हो तो साधन व्यथ हैं। 'तीथंको जो 
जल समझता हे, प्रतिमार्भे जी पत्थर देखता हे, संतोकों जो मनुष्य 
सप्तश्ता प वह अधम है |? ऐसे छोग जो भो साधन करते हैं तुकाराम 
प्पष्टठ ही बतलछाते हैं कि वे साधन वन्त्या-सहवासके समान” व्यथ होते हैं । 
तात्पर्य, सब साधनोका साधन साध्य-साधनम सद्भाव है । यहॉतकके सब 
साधन तुकारामजी:, आचरणमें आ गये, ओर साथ ही उन्होने परोपकार- 
व्रत स्वोकार किया , उन्होंने यह बात आत्मचरित्रमें ही लिख दी है कि 
जो कुछ बन पड़ा, शरीरकों कष्ट देकर वह उपकार किया ।? अब उन्होंने 
परोथकार कैसे किया, यह देखें | 


११ परोपकार-बत 


शरीरसे कष्ट करके जो उपकार बन पडता उसे करनेमे तुकाराम 
तत्पर रहते थे । कोई खेतकी रखवाली करनेकों कहता तो आप खेतकी 
रखवाली करते, बोझ लादनेको कोई कहता तो चाहे जितना भारी 
बीक्ष हो आप उसे लादकर पहुँचा देते, घोड़ेको खरहरा करनेके लिये 
कोई कहता तो आप घोड़ेकों खरहरा करते, मवक्ब यद्ट कि जो भी जो 
कोई काम बतछाता था तुकारामजी उसे प्रसन्नचित्तसे करते थे । मुफ्तमें 
कोई नोकर मिले तो उसे कौन न चाहेगा ? इसलिये तुकारामजी सबके 
प्रिय हो गये | पर तुकारामजी इन सबको नारायणकी मूर्ति ही समझते ये 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ा १७७ 


ओर जो कोई काम करते उसे नारायणकी ही सेवा समझ्षकर करते थे | 
मानव-नाम-रूपकी सुध घीरे-घीरे भूछती गयी ओर काम बतलानेवाली 
ध्वनि अन्तर्वासी नारायणकी है यही बोध रह गया । ध्वनि सुनते ही जिस 
स्थानसे यह ध्वनि निकली उसी उद्गमस्थानपर उनकी दृष्टि स्थिर होने 
लगी । नाम-रूपको देखते ही नामरूपातीतपर उनका ध्यान जमने छगा | 
यह सातवीं दास्य भक्ति है। इस दास्य भक्तिका मर्म देहके छोगोने या 
जिजाबाईने न जाना हो पर ज्ञातापन जहॉँसे प्रकट होता है वहाँ तो वह 
पहुँच ही गया । यह भूतसेवा भूतोकी समझ्नमे न आयी हो पर भूतेशने तो 
समझ ही । तुकारामजीको बेगारमें पकड़नेवाके लोग चाहे कभी यह न 
सोचते हों कि इनसे बहुत कष्ट कराना अच्छा नहीं, सो भी त॒कारामजी तो 
यह जानते ये कि भूतसेवा विषमभाव छोड़कर निष्काम कम करनेका 
अलौकिक साधन है| भूतसेवा भूतमात्रमे हरिके दर्शन करना सिखराती 
है, यही नहीं प्रत्युत भूतमात्रमे जब हरिके दशन होने छगते हैं तभी 
निष्काम ओर सच्ची भूतसेवा बन पड़ती हे । अस्तु, जिजाबाईकों अवश्य 
ही इस बातका कष्ट था कि त॒ुकारामजी घरके काम-काजकी ओर कुछ 
ध्यान नहीं देते ओर गाँवभरके छोटे-बड़े सभी काम कर दिया करते हैं | 
जिजाबाईका पक्ष लेकर कोई कह सकता है कि ठीक तो है, गॉवभरका 
काम तुकाराम करते थे तो घरका काम करनेमें उनका क्या बिगड़ा जाता 
था? इसका उत्तर यह है कि घरवालोंका काम तो इमछोग सभी सब समय 
करते ही रखते हैं, पर अपने ही प्रेम ओर महत्वकी बात होौनेसे वह 
यथा स्व-सेवा ही है। परोपकार तो वह्दी कह्दा जा सकता है कि जिसमें 
देहकी दृष्टिसे जिन छोगोंके साथ इमारा कोई सम्बन्ध नहीं है उनका 
उपकार हो । और उपकार भी कब होता है १--जब प्रतिफछकी, केवल 
स्तुति या आशीर्वादकी भी इच्छा न करके काया-वाचा-मनसा केवछ 
भगवस्प्रीत्यर्थ वह कार्य किया जाय। ऐसे परोपकार या छोकसेवासे अनेक 


१०८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


लाभ होते हैं। एक तो, निष्काम कम करनेका अभ्यास होता है; दूसरे 
आत्मभावका विकास होता है, यह प्रतीति होने छगती हे कि आत्मराम 
इस साढे तीन हाथकी देहके अदर ही बद नहीं है, तीसरे, देह-ममत्व 
नष्ट हो जाता है, ओर चोये, सर्वान्तर्यामी नारायण सुप्रसन्न होते हैं। ये 
लाभ घरवालोंकी सेवा करनेकी अपेक्षा ऐसे छोगोकी सेवासे जो घरवाले 
नहीं समझे जाते अधिक प्रात होते हैं । इसलिये _कारामजीने जो बन पढ़ा 
वह शरीरसे कष्ट करके उपकार किया” यह कहकर अपने साधनमागके 
एक अम्यासका हो निर्देश करा दिया है। भावें गावें गीतः ( भावसे 
गीत गावे ) इस अभगमे तुकारामजी कहते हँ--- 


जो तू चाहे भगवान | कर ले सुलभ साधन ॥ 


बंद तुम भगवानकों चाहते हो तो यह सुरुम उपाय है ।! 
कोन-सा (-- 
तुका कहे कर | थोर॒ बहु उपकार ॥| 
तुका कहता है, थोड़ा-बहुत उपकार किया करो |? 


इस प्रकार भगवद्याप्तेके उपायोभे तुकाबीने पर-उपकारका भी 
अन्तर्माव किया है | इस अमगमे तुकाजी यही बतछाते हैं कि भगवत्‌- 
प्राध्चका सुलम उपाय यही है कि चित्त शुद्ध अयातू निविषय करके 
भावके साथ भगवानके गीत गावे, दूसरोके गुण-दोप न सुने, सनमे भो ने 
ले आवे, सतोंके चरणोंकी सेवा करे, सबके साथ विनम्र रद्दे आर थोड़ा- 
बहुत जो कुछ बन पडे उपकार करे | यह सुरूम उपाय तुकाजीने स्वय 
कृताथ होनेके पश्चात्‌ लोगोकों बताया है, अर्थात्‌ साधनकालमें उन्होने 
इस उपायका अवकृम्बन किया था। परोपकार करते हुए देहभाव सिमट 
जाता है और प्राणिमात्रमें भगवद्धाव उदय होता है, द्वदय विशाल होता 
और अपना-परायाभाव लुप होता ह तथा अदर हरि बाइर हरि! के 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग हर, 


अनुभवका दिव्य आनन्द ग्रात्त द्वोता है । भूती भगवन्त । हवा तो जाणतों 
सकेत ॥? भूतमात्रमें भगवान्‌ हूँ !? यही सड्लेत तुकारामणी जानते मे | 
भूतमात्रमें भगवद्धाव” रखनेसे मेरा तेरा! विकार नष्ट हो जाता है ओर 
अद्वैंतका जो घास है, उस एक निरज्ञनां का अनुभव प्रात्त होता हैं | 
भूतांचिये नांदे जोवी | गोसाबीच सकत्ां ॥! (सब भूतोके जीवॉमे गुसाई 
ही विराज रहे हैं । ) पर-उपकारसे उन्हीं गोसाइंकी ही उत्तम सेवा बनतो 
है। भूतोंका उपकार ही भूतात्माका पूजन-अचन है । तुकारामजीने शरोरसे 
कष्ट करके जो परोपकार किया वह भूतपतिकी ही सेवा की और परोपकार- 
की जो इतनी महिमा है वह इसालिये है | ठुकारामजी कहते हैं-- 


'मूतमात्रमं मगवान्‌ विराजते है, इसीलिये में इन छोगोसे मिछता 
हूँ, नर-मारी समझकर नहीं | ह्ृदयका भाव मगवान्‌ जानते हैं उन्हें 
जनाना नहीं पड़ता ।! 


१२ प्रोपकारके भेद 


अब श्रीतुकारामजीके परोपकारके प्रकार देखें। इनमेंसे कुछका 
वर्णन महीपतिबाबाने ( भक्तलीछामत अ० ३१ में ) किया है। राह 
चलते कोई पथिक सिरपर बोझ छादे मिकू जाता तो आप उसका बोझ 
अपने सिरपर उठा छेते ओर कुछ काछ उसे विश्राम दिछाते, वर्षामें कोई 
भींग जाय तो उसे पहनने-भोदनेकों वच्न देते, बेठनेके लिये स्थान देते; 
यात्रियोंके पर चलते-वलते खूज जाते और उनपर इनकी दृष्टि पड़ती तो 
ये गरम पानीसे उन्हें सेकते, गाय, बेर दुबंक होनेसे काम न देते ओर 
इसलिये ग्रहस्थ यदि उन्हें निकाल देते तो आप उन्हें दाना-पानी देते, 
चींटियोंकी चिंटारीपर चीनी छोड़ते; मनसे भी किसीकी हिंसा न करते 
चलते हुए; कहीं पेरॉतछे छोटे-छोटे जीव कुचक न जायें इसलिये 
कारुण्यामानी पाउले ढपवून! (कारुण्यमे अपने परोंकों छिपाकर » चला 


१६० श्रीतुकाराम-चरिज्र 


करते, कीर्तन हो रहा हो ओर गरमीसे छोग परेशान हों तो कीर्तन करते 
हुए भी आप भोताओपर पंखा झरने छगते, नदीसे जछ भरकर ले 
आनेवालोमें यदि कोई थका दिखायी दिया तो उसकी गगरी आप अपने 
कंघेपर उठा लेते ओर घर पहुँचा देते, कोई यात्री बीमार पड़ गया तो 
उसे आप उठाकर किसी देवालूयमें ले जाते ओर उसका इलाज कराते, 
मनुष्य और पशु-पक्षीमे कोई भेद-भाव नहीं मानते थे, छोटे-बढ़े सबके 
शरीरोकों नारायणके ही शरीर मानते थे, तन-मन-बचनसे, पास घन हुआ 
तो घनसे मी सबके काम आते थे। श्रीमद्धागवतके जड़भरतके समान केसा 
भी कष्ट करनेमें वह पीछे नहीं हटते थे। ऐसे बर्तावसे तुकाराम सबके अत्यन्त 
प्रिय हुए, कोई ऐसा न रहा जिसे तुकाराम प्रिय न हों । त॒ुकारामजीका 
यह अजातशज्ुत्व देखकर मम्बाजी बाबाने बहुत बुरा माना ओर उन्होंने 
उन्हें बहुत कष्ट दिये। पर उन मम्बाजी बाबाका भी वदन तुकाजीने दाब 
दिया । परोपकारकी उज्ज्वल भावनासे अपनी च्लीकी साड़ी भी एक 
अनाथाको दे डाली | पर थे दोनों प्रसक्भ आगे आनेवाले हैं इसलिये यहाँ 
उनका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं। एक बार एक वृद्धा ज्रीके 
कइनेपर तुकारामजीने तेछ छाकर उसके घर पहुँचा दिया। यह तेल 
सदासे बहुत अधिक दिन चला । यह बात गॉवमे फेछ गयी तब सभी 
अपने-अपने तेलके पीपे के जाकर तुकारामके गलेमे बॉघ आये। ठुकाराम उन 
सब पीपोंकों तेछकी दूकानपर के गये और सबके घर जा-जाकर तेल पहुँचा 
आये । तुकारामकी पीठपर एक बेऊुका जितना भारी बोझ लदा देखकर 


सती जिजाईको बड़ा क्रोष आया। एक बार एक किसान उन्हें रस पिलानेके 
लिये अपने खेतपर के गया। रस पीनेके इस न्योत्रेकी बात जिजाईने 
घरमेंसे सुन छी थी । चलते समय उसने तुकारामजीसे कद्ट रखा था कि 
“वह किसान ऊँखकी फोंदी देगा वह मेरे बच्चोके लिये वर के आना ।! 
तुकारामजी खेतपर पहुँचे, बड़ी भक्तिसे उस किसानने उन्हें रस पिछाया 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमाग्ग १६१ 


ओर ऊँखकी फॉदी देकर उन्हें विदा किया | तुकारामजी ऊँख लिये ज्यों 
ही गॉवमें पहुँचे त्यों ही गाँवभरके बच्चोने उन्हें घेर लिया ओर ऊँख 
मॉगने छगे | तुकारामजीने बोझ उतारा और सब ऊँख उन बच्चोंकों बॉट 
दिये, तीन ऊँख रह गये जो लेकर वह घर आये । जिजाबाई ताड़ गयीं 
कि ऊँख सब बेंठ गये। तुकारामने सब हा उससे कहा और उसे 
समझाया कि देखो, सब बच्चे अपने हीं तो हैं । तेरे तीन बच्चे हैं इस- 
लिये पाण्डुरड्ने तीन ही ऊँख यहाँ सेजे, बाकी सब जिनके थे उन्हें 
बॉट दिये ।' 


अय निजः परो वेटधि गणना लूघुचेतसास । 
उदाश्चरितानां तु बसुधेव कुटुम्बकम ॥ 


ठकाराम ऐसे उदारचरित थे। अपना-परायाभाव उनका नष्ट हो 
रहा था, बल्कि मेरा, तेरा' जीवभाव नष्ट हो और उसके स्थानमे 'सर्वन्न 
श्रीहरि! का भाव उदय हो इसीलिये इस नश्वर देहके द्वारा कष्ट करके भूत- 
सेवारूप भगवसत्सेवाका यह बत तुकारामजी ने स्वीकार किया | तुकारामजीका 
सम्पूण जीवन परोपकारमे बीता । उन्होने जो इरि-कीत॑न किये और अमग 
रचे पहले वे औहरिकी ग्राप्तिके लिये थे, पीछे परोपकारके ढिये हो 
गये । बह-- 


“विष्युमय जग वेष्णवांचा घर |! 


“मानते थे और इसलिये प्रोपकार उनका स्वभाव ही बन गया 
था। भूतदया? ही उनकी पूँजी बनी, दीन-दुखियोकों वह अपना कहने 
छगे | भगवत्मसाद होनेके पश्चात्‌ भी अब मै उपकारमरके लिये रह 
गया? कहनेवाले तुकारामजीके जीवनमे परीोपकारक सिवा और क्‍या यथा ? 
तुकोबाके जीवनका अत्येक क्षण विद्च छमज्न ओर परोपकारमें बीता | उनके 
प्रयाणके पश्चात्‌ मी उनके अभंग जड़ जीवोके उद्धारका कार्य कर रहे हैं। 
तुकारामकी अभगवाणी उनकी परोपकार-बुद्धिका चिरस्थायी स्मारक है। 


१६२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


१३ अट्ठाईस अभंगोंकी गवाही 


त॒कारामजी वारकरी सम्प्रदायके साधनमागपर ही चढे, यह स्पष्ट 
है। वह माग हमछोगोने यहॉतक देखा, पर निश्चयकी दृढताके लिये इमछोग 
एक बार स्वयं तुकारामजीसे ही पूछ ले ओर फिर यह प्रकरण समाप्त करें। 
तुकारामजीने जो साधन किये, उन्हें उन्होंने अपने अभंगोमें स्पष्ट बता 
दिया है | अभगोमें कहीं स्वय किये हुए साधनके तौरपर और कहीं 
दूसरोको उपदेश करनेके प्रसद्धसे उन साधनोको बताया है। त॒काराम “जैसी 
बानी वैसी करनी” वाछे बानेके थे, इस कारण उनकी वाणीसे उनके किये 
हुए साधन ही प्रकट होते हैं | छत्रपति शिवाजी महाराजकों, जिजाबाईको 
ओर धरना देनेवाले ब्राह्मणको उपदेश करते हुए जो साधन उन्होंने बताये 
हूँ उन्हें हम देखें। ऐसे सब साधनबोघक अभगोका एक साथ विचार 
करनेसे निश्चितरूपसे यह जाना जा सकेगा कि तुकारामजी जिस साधनमार्ग 
पर चले वह साघनपमार्ग क्या था । 


(2 )सोपा निज चित्त | उन्हे जो रुक्मिणी-कात ॥ £ ॥ 
पूर्ण हुआ सकल काम | निवारित.. सव-अ्स ॥टेक॥ 
परनारी. परद्रव्य | हुए विषवत्‌ त्याज्य ॥ २ ॥ 
तुका कहे फिर | और न लगा व्यवहार ॥ रे ॥ 


मेने एक रुक्मिणीकान्तकों ही चित्तमें धारण कर छिया। उसीसे 
सारा काम बन गया । भव-अ्रम दूर हो गया। परद्रव्य और परनारी विषवत्‌ 
हो गये। तुका कहता है, कोई बड़ा उद्योग नहीं करना पड़ा । बस, 
इतनेसे ही सारा काम बन गया, भव-श्रम दूर हो गया |” दो बाते 
बतलायीं, चित्तमें मगवानकों बैठाया ओर परद्वव्य ओर परनारी विषवत्‌ 
हो गये । इतनेसे ही सारा काम बन गया । कोन-सा-काम ? भव-अश्रम दूर 
हो गया | तातय, इरि-चिन्तन ओर सदाचार ससार-निवृत्तिके साधन हैं | 


चारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १६३ 


(२ ) कुब्ठीचे देवत ज्याचे पढरिनाथ! ( कुछदेवता जिनके 
पण्दरिनाथ हैं )-उनके घरमे दासी-पुत्र होकर भी रहेूँगा, पण्टरीकी वारी 
जिनके यहाँ है उनके द्वारका पशु होकर रहूँगा, दिन-रात विह्वलठचिन्तन 
जो करते हैं उनके पैरोकी पनही बनकर रहूँगा, ठुछूसीका पेड़ जिनके 
आऑगनसे है उनके यहां झाड़ू बनकर रहूँगा । इन उत्कठ भक्तिके उद्गारोसे 
यह मारूम होता है कि पण्टरिनाथ, पण्ठरीकी बारी, पण्ढरिनाथका चिन्तन 
ओर पण्टरिनाथकी प्रिय तुछूसीका पूजन ठुकारामबीको कितना प्यारा 
था | उपास्यविषयक परम प्रीति इससे व्यक्त होती है । 


( ३ ) झुख वाटे परि वर्म! ( सुख होता है पर उसका रहस्य ) 
बतलाता हूँ । मै मगवानका रहस्य नहीं जान सकता, इतना ही जानता हूँ 
कि निज होकर उसके गुण-नाम गाता हूँ।? “अबधे माझे हेंचि' घन । 
साधन ही सककछ ॥? ( मेरा सारा धन यही है और यही सम्पूर्ण साधन 
है | ) निलज नाम-स्मरण ! 


(४ ) (विद्ल आमु्चे जीवन! ( विद्वल हमारे जीवन हैं ) हमारे 
विद्छ आगम-निगमके अर्थात्‌ वेदशास्रोके स्थान ( रहस्य ) हैं, विद्ल 
मेरे ध्यानका विश्रान्ति-स्थान है, मेरा चित्त, वित्त, पुण्य, पुरुषार्थ सब 
कुछ विद्ठल है, मेरा विटठछ कृपा और प्रेमकी मूर्ति है । 


विद्रल विस्तारला जनीं | सम्तहि पातालें भरुनी ॥ 

विद्रल व्यापक तिभ्ुवनी | विद्ुल मुनि मानसों ॥ 

( विदुल विश्वजन व्याप्त | सप्तही पाताल संतत ॥ 

विट॒ठल व्यापक त्रिभुवन | विदेठहल मुन्लसुमन ॥ ) 

मेरे मॉ-बाप, भाई-बहन सब विट्ठल ही हैं | विद्ठछकों छोड़ कुछ- 

गोत्रसे मुझे क्या काम ? “अब विहचल छोड़ और कुछ भी नहीं हे! विद्वल 
ही मेरा स्व॑स्व हैं, उनके सिवा ब्रह्माण्डमें मेरा और कोई नहीं। उपास्यकी 
एकान्त-भक्ति ही उपासकका सबंस्व है । 


१६७४ श्रीतुकाराम-चरिचत्र 


(७५ ) पाडुरगा करूँ प्रथम नमन? ( पाण्डरक्षकोी पहले नमन 
करता हूँ )--ठुकारामजीके ओवीरूप दो अभग हैं । ये हे बहुत बड़े, पर 
मथुर हैं | प्रत्येक असग सो चरणोका है, पहला अभग देखा जाय | 


क्षीण झाला मज संसार संभमे | 

'ससारमे मटकते-भठकते में थक गया ।? तो वह आपकी थकाबवट 

दूर हुई ? विश्रान्ति मिी ? समाधान हुआ ? केसे हुआ ? 
शीतल या नामे झाली काया ॥ ५ ॥| 

“इस नामसे काया शीतल हुई ।! 

हरि-नाम ओर दरि-गुण गाओ, 'ओर सब उपाय दुः्खमूल” हैं । 
मेरा उद्धार हरि-कीतनसे हुआ । लछोगोकोी अपने अनुभवका ही मार्ग 
बतछाता हूँ-- 

वैकुण्ठ जानेका यह सुन्दर माग है । रामकृष्णका कीत॑न करो, 
दिण्डीपताका लिये उन्दीआा राकीतन करते हुए यात्रा करो, सुजान हो, 
अजान हो, जो हो, हरिकेथा करो में शपथ करके कहता हूँ कि इससे 
तर जाओगे ।? ( ११, १६ ) 


निराश भत हो, यह मत कहीं कि हम पतित हैं, हमारा उद्धार क्या 
होगा |! सुझ-जेसा 'पतित और कोई न होगा; और छोग ओर साधन 
करते होगे पर 'मेरे छिये कीतन छोड़ ओर कोई” साघन नहीं ओर इसी 
साधनमे में तर गया | 


मेरे जीके बंध, किये विमोचन | ऐसे नारायण, दयावंत ॥ २३ ॥ 
यही मेरा नेम, यही भेरा घर्म | नित्य जपनाम, श्रीविटठल ॥ २४ ॥ 
कही मत देखी, गावों हरिनाम | देखोंगे श्रीराम, एकाएक || $७॥ 
भक्त जन हाथ, आते भगवंत | बड़े बुद्धिम॑त, निरे सत्य || $८ ॥ 
होके भी निर्गंण, बनते सगुण । भक्त जन ग्रेम, वहा होके ॥ ८$ ॥ 


वारकरी समस्प्रदायका साधनमाग १६७ 


चित रगते ही, चतन्य ही होता । तब क्या न्यूनता ? निजानन्द ॥९३)॥ 
सुखके सागर, खडे ईटपर | कृपा कर वर, वहीं एक ॥९४॥ 
जीते हम हैं जो, नामके भरोसे | गाते हैं मुखसे हरिनाम ॥ 
सिखाया संतोंने मुझ म्रखकों | उनके क्चकोीं उर घारा ॥९९॥ 
पकड़े हूँ हृढ़ विट्वल चरण | तुका कहे आन नाहीं काम ॥ 


मेरे जीको जंजालसे छुड़ाया, ऐसे दयाहु मेरे प्रभु नारायण हैं । 
सतत श्रीविद्धछका नाम मुखसे उचारूँ, यही मेरा नियम, यही मेरा घमम 
है। तुमछोग ओर कहीं मत देखो, भीहरिकी कथा करो, उसीमें अकस्मात्‌ 
ठुम उन्हें देख छोगे | भावुक भक्तोके दह्थ भगवान्‌ छंगते हैं, अपनेको 
बड़े बुद्धिमान रूगानेवाले मर मिट्ते हैं तो भी भगवान्‌ उन्हें नहीं मिलते। 
निर्गुण भगवान्‌ भक्तिप्रिय माधुयं चखनेके छिये अपनी इच्छासे सगुण 
बनकर प्रकट होते हैं, चित्त उनमे रंग जाय तो स्वय ही चेतन्य हो जाय, 
फिर वहाँ निजानन्दकी क्या कमी रहे ? बह सुखके सागर इंट्पर खड़े हैं, 
बही एक कृपा करनेवाले हैं। इसे उन्हींके नामका विश्वास है इसलिये 
वाणीसे उन्हींका नाम-सकीतन करते हैं। सुझ मूखंकी सतजनोने ऐसा 
ही सिखाया है; उनके वचनपर विश्वास किये बैठा हूँ। भीपिद्चछके चरण 
पकड़े बेठा हूँ। तुका कहता है, अब ओर कोई दूसरी इच्छा नहीं है।' 

ये लोग ससारसे ऐसे क्यो चिपके रहते हैं, इसीका मुझे बड़ा आश्रय 
लगता है। मेरा तो यह अनुभव है कि इरि कथा सुखाची समाधि” 
( हरिकथा सुखकी समाधि है )। क्या यह परमामस्तत भोग करना इनके 
भाग्यमें नहीं है ? 

(६ ) 'गाईन ओवियां पण्टरीचा देव” ( गाऊ मै गीत पण्दरीके 
भगवन्त )--यह दूसरा अभंग है । अब इसे देखें-- 
गा मेरा चित्त, चरणोमें नत । ग्रेमानन्द-रत यहीं लाभ ॥ २॥ 
जोडूं यही पँजी, संसारसे सारी | राम कृष्ण हरी, नारायण ॥ हे ॥ 


१६६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


'उसके चरणोमें मेरा चित्त रेंग गया इसलिये यही लाभ मै लेता 
हूं। ससारमें मैं यद्ली छाम, राम-कृष्ण हरी-नारायण प्रास करूँगा |? 


भगवदानन्द इतना सुरूभ होनेपर भी ये जीव ससार-जालूमें 
मछलियोंकी तरह क्‍यों छठपटा रहे हैं ? सत्संग करके हरि-गुणगानका 
परम सुख क्यों नहीं भोगते ? ये विषयोमें कन्या-पुत्र-त्ली और धघनके छोमसे 
अगक गये हैं, इससे तुम्हें भूल गये हैं, परन्तु हे नारायण ! तुम्हींने इन्हे 
अहभाव, खेलवाड़में छगा दिया ओर स्वय अछग रहकर विश्वकी लीला 
कोतुकसे देख रहे हो। जीवजनो ! पुण्यमा्गंपर आ जाओ तभी यह विट्छ 
कृपा करेंगे। पुण्य-कर्म कौन-सा करें यह जानना चाइते हो ?--तो सुनो । 
'पूजावे अतीत देव द्विजः (अतिथि, देवता और द्विजोका पूजन करो ) | 


करो जप तप, अनुष्ठान याग | संतोने जो मार्ग दरसाया ॥ २० ॥ 


जप, तप, अनुष्टान, यज्ञ आदि करो अर्थात्‌ सतोने जो मार्ग 
चलाये हैं उनपर चलो? पर इन सब कर्मोको मनभे वासना रखकर 


मत करो । 
वासनाका मूल, छेदे बिना कोई | समझे न यों ही, मे तो तरा ॥ 


धासनाका मूल काटे बिना ही कोई यह न कहे कि मेरा उद्धार हो 
गया |? निष्काम सत्कर्मांचरणसे हरिभक्ति उत्पन्न होगी। में ती नाम- 
संकीतेनपर इतना मुग्घ हो गया हूँ कि क्या कहेँ ? 


अम्नत्व बीज, निज-तत्त्वसार 

गुद्याइगुद्य तर, रामनाम ॥ २२ ॥ 
यही महासुख, लेता सबंकाल। 

करता निमल, हरि-कथा ॥ २५ ॥ 
कथा देती दिलाती, सबको समाधि। 

तत्काल ही बुद्धि, विमलाती ॥ २५ ॥ 


वार्करी सम्प्रदायका साधनमाग १६७ 


नासे लोभ मोह, आशा तष्णा माया | 

जब यान गाया, हरिनाम ॥ २५ ॥ 
यही रीति अंग, किये पाडुरंग। 

रंगाये. श्रीरंग, निजरंग ॥ ०2२॥ 
विहलके प्यारे, हमहें इुलारे। 

देत्य मतवारें, कॉप रहे॥ ४$ ॥ 
सत्य. मान संत-सज्जन-बचन | 

गहीं नारायण, . पदाबुज ॥ 


अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका सार, गुह्मका भी गुह्य रहस्य भीराम- 
नाम है। यही सुख मै सदा छेता रहता हूँ और निर्मछ हरि-कथा किया 
करता हूँ | हरि-कथामे सबके समाधि रूग जाती है। छोम, मोह, आश्ञा, 
तृष्णा, माया सब हरि-गुण-गानसे रफूचकर हो जाते हैं। पाण्डुरज्ञने इसी 
रीतिसे मुझे अज्ञीकार किया ओर अपने रगमे रंग डाछा । हम विद्चछके 
लाढ़िले छाल हैं, जो असुर हैं वे काछके भयसे कॉपते रहते हैं। सत- 
वचनोको सत्य मानकर तुमछोग नारायणकी शरणमे जाओ | 


प्रेमियोका सद्ध करो | घन-छोमादि मायाके मोहपाश हैं। इस 
फन्देसे अपना गढा छुड़ाओ। ज्ञानी बननेवालोके फेरमे मत पड़ो, कारण 
'निन्दा, अहकार, वादमेद” मे अटककर वे भगवानसे बिछुड़े रहते हैं । 
साधुओका सड़् करो ।? 'सतसड्डसे प्रेम-सुख लाभ करो ।? 


संत-संग-हारि कथा संक्रीतन | खुखका साधन राम-नाम ॥ 
प्रतीतिकी यह सीधी-सादी बानी कितनी मीठी है ! ऊपर उल्लिखित 


दोनों अमगशतक कण्ठ करने योग्य हैं। इस गड़ाप्रवाहमे नित्य 
निमज्जन करे | 


(७) 'साधका ची दशा उदास असावी” ( साधककी अवस्था 
उदास रहनी चाहिये-- उदास किसे कहते हैं ? “जिसे अन्द्र-बाहर कोई 


१६८ श्रीतुकाराम-चरिचत्र 


उपाधि न हो” उसकी जिह्या छोछुप न हो, भोजन और निद्रा नियमित हाँ 
अर्थात्‌ वह युक्ताहारविद्दार हो | छ्ली-विषयमे वह फिसलनेवाला न हो--- 


एकांती लोकांती ख्रियांशी भाषण | ग्राण गेला जाण करूँ नये॥ 
एकान्त लोकान्त, कहीं स्रीमाषण | व करे ग्राण, जाय जाय ॥ 


“'एकान्तमे या लोकान्तमे ( मीड़-मड़क्केसे ) प्राणोपर बीत आवे तो 
भी ह्लियोंसे भाषण न करे |? 


“इस प्रकार सदाचारका पालन करते हुए-- 
संग सजनाचा उचार नामाचा | घोष कीर्तवनाचा अह्निश्नी॥ 


“उज्जनोका संग, नामका उच्चारण और कीतनका घोष अहर्निश 
किया करे |! इस प्रकार इरि-भजनमे रमे । सदाचारमें दीछा रहकर 
भगवद्धक्तोंके मेलेमे कोई केवछ भजन करे तो वह भजन कुछ भी काम 
न देगा। वैसे ही कोई सदाचारमे पक्का है पर भजन नहीं करता तो वह 
भी बेकार है । सदाचारसे रहे ओर हरिकों भजे, उसीको गुरु-कृपासे 
जशञान लाभ होगा । 


(८ ) काछ सारावा चिंतने! (चिन्तनसे समय काठो )--एकान्त- 
वास, गद्भा-स्नान, देव-पूजन, तुरूसी-परिक्रमा निय मपूर्बक करते हुए, इरि- 
चिन्तनमें समय व्यतीत करे । इन्द्रियोकीं नियमसे नियत कर आहार, 
विहार, निद्रा और भाषणमें सयत रहे | देह भगवानको अपंण करे 
प्रपग्चका भार सिरपर उठाकर कराहता न बेठे | परमार्थ-लछाभ ही महाघन 
है, यह जानकर भगवानके चरण प्राप्त करे । 


(९ ) 'घिक्‌ जिणे तो बाइले आधीन' (ज्लीके अधीन होकर जीनेको 
घिकार है ! )--जो मनुष्य स्रेण है वह न परछोक साध सकता है, न 
इइलोकमे मान प्राप्त कर सकता है । अतिथि-पूजन करे। द्वारपर कोई 
अतिथि आया और उसे विमुुख द्ोकर जाना पड़ा तो वह जो जाता है 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १६९, 


वह यजमानका सत्‌? लेकर जाता है। द्वारपर कोई भूखा खड़ा चिह्ना 
शहा हो और ग्हस्थ घरमे बेठा मोजन करे--ऐसा मोजन भी किसीसे केसे 
करते बनता है, उस अन्नमे रुचि भी कहॉँसे आ जाती है ? काम, क्रोध, 
लोभ, निद्रा, आहार और आलूध्यकों जीते | मानके ढिये न कुढे। विवेक 
और वेराग्य बलवान्‌ हो । निन्‍दा ओर बाद सवथा त्याग दे । 


(१० ) थुक्ताहार न छगे आणीक साधन! ( युक्ताहारके लिये ओर 
साधन क्या | )-- 
लोकिक व्यवहार, चलाओ अखंड | न लो मस्मदंड, वनवास ॥ 
कलिमे धार, नाम-संकीतन | उससे नारायण, आ मिलेंगे ॥ 


लोकिक व्यवहार छोडने का कुछ काम नहीं, वन-वन भटकने या 
भस्म और दण्ड चारण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं | कलियुगमे ( यही 
उपाय है कि ) कीर्तन करो, इसीसे नारायण दशन देंगे |? 
रहते जो नहीं, एकादशी त्रत | जानो उन्हे ग्रेत, जीते भूत ॥ 
नहीं जिस द्वार, तुलसी श्रीवन | जानो वह श्मशान, ग्रह केसा ॥ 
“एकादशी-बतका नियम जो नहीं पाछन करता उसे इस छोकमें 
रहनेवाला प्रेत समझो । जिस घरके द्वारपर ठुछूसीका पेड़ न हो उस घरको 
इमशान समझो |? 


( ११ ) पाराविया नारी माउलछी समान! ( परनारी माताके 
समान )--जाने । परघन ओर परनिन्दा तजे । रामनामका चिन्तन करे। 
संत-बचनोंपर विश्वास रखे । सच बोले । तुकारामजी कहते हैं, “इन्हीं 
साधनोसे भगवान्‌ मिलते हें, और प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं ।? 


(7२ ) सक्ति सह गीत | गावों शुद्ध करि चित्त ॥ १॥ 
यदि चाहो भगवान | कर लो सुलभ साधन ॥ श्र ०॥ 
करो मस्तक नमन | घरो संतोंके चरण ॥ २॥ 


१७० श्रीतुकाराम-चरित्र 


दूसरोके दोष | मन कानमें न पोष ॥ है ॥ 
तुका कहे कर | थोड बहु उपकार ॥ 9 ॥ 


'पित्तको शुद्ध करके भावसे गीत ग्रावे। यदि तुम भगवानको 
चाहते हो तो यह सुलभ उपाय है । मध्तक नीचा करो, सन्‍्तोके चरणोमे 
लगी | औरोके गुण-दोष न सुनो, न अपने मनमें छाओ । ठुका कह्दता है, 
कुछ थोड़ा-बहुत उपकार भी किये चलो ।? 


( १३ ) साधनें तरी हीं च दोन्ही ( साधन तो यही दो हैं )--इन्‍्हें 
साधो, भगवान्‌ दया करेंगे। ये कोन-से दो साधन हैं १-- 


परद्रव्य परनारी | यां चा घरी विटाछ || २ ॥ 
'परद्वव्य ओर परनारीका छूत मानो ।? 

( १४ ) येथें दुसरी न सरे आटी। देवा भेटी जावया। अर्थात्‌ 
भगवानसे मिलने जानेके लिये ओर साधन करनेकी आवश्यकता नही । 
ध्यावों प्रभु एक चित्त | करके रिक्त कलेवर ॥ 

'तनको खाली करके चित्तसे उसी एकका ध्यान करो | 'तनको 
भूलकर चरणोका चिन्तन करो ।? 

(४५ ) तुका कहे छूटे आस | तहां वास, ग्रभुका ॥ 

“जहाँ कोई आशा न रही वहीं भगवान्‌ रहते हैं ।! 'आशाको जड़से 
उखाड़कर फेक दे ।? 

( १६ ) नावडावे जन नावडावा मान ( रुचे नहिं जन रुचे नहिं 
मान )--देह-सम्बन्धी व्यलनो, आदतों, छतो ओर सकह्पोमे मन न रहे। 

रुचे नहि रूप रुचे नहि रस | रहे सारी आस चरणोंगे ॥ 


( १७ ) हित व्हावें तरी दम्म दूरी ठेवा ( यदि हित चाहते हो तो 
दम्भकों पास न आने दो )--छोगॉोके लिये, छोग अच्छा कहें इसलिये 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमारो १७१ 


परमार्थ करना चाहते हो तो मत करो। भगवानकों चाइते हो तो 
भगवानकों भजों । 


देवाचिये चाडें आलवावे देवा | ओस देह भावा पाडोनिया ॥ 


'भगवानकी लगन हो तो देहमावको शून्य करके भगवानको भजों।! 
जन ओर मनके फन्देमें मत फंसी, इनसे छिपकर नारायणका चिन्तन- 
सुख भोग करो | 

( १८ ) निवेर व्हावें सब भूतासवें ( “निर्वेरः स्भूतेषु' हो )-- 
यह एक साधन भी बहुत ही अच्छा है । 

( १९ ) नरस्तुति आणि कथेचा विकरा ( नरस्तुति ओर कथाका 
विक्रय )--ये दो पाप ऐसे हैं कि भगवान! मेरे द्वारा कमी न होने दो! ओर 
भूतों अति द्वेष संतोंकी बुराई । हो न यदुराई, कदा काल ॥ 

'प्राणियोके प्रति मात्सये और सन्‍्तनिन्दा, यह भी हे गोविन्द ! 
मुझसे कभी न हो !? 

( २० ) कछे न के ज्या धर्म (घर्को जो जानते हैं या नहीं 
जानते )--ऐसे सुजान-अजान सबको तुकाराम एक ही रास्ता बतछाते 
हैं, माश्या विठोबाचे नाम | अट्डहासे उच्चारा ॥? (मेरे विहवलका 
नाम अद्दहासके साथ उच्चारों । ) 

तो या दाखबील वाटा | जया पहिजे त्या नीटा ॥ 
क्पाव॑ंत समोठा | पहिजे तो कब्वकछा ॥ २॥ 

“वह ( स्वय ही ) जिसके लिये जो मार्ग ठीक है वह दिखा देगा । 
वह बड़ा दयालु है, पर ह्ृदयकी वह छगन होनी चाहिये ।! 

भगवद्येम चित्तमे घारण करो। मन ओर वाणीपर विद्दलकी ही 
धुन हो । द्वदयमें सच्ची छगन हो तो जिसके लिये जो मांग सर और 
युगम है उसे वह स्वय दिखा देगा । 


१७२ श्रीतकाराम-चरित्र 


( २१ ) हेचि भवरोगाचे ओषघ ( यही मयरोगकी ओषधि है )-- 

इस ओषधिके सेवनसे क्‍या होगा --- 
जन्म जरा नासे व्याध। न रहे भोर कोई उपाध | 
करती वध षदवर्ग ॥ 

जन्म-मृत्यु, जरा और रोग नष्ट हो जाते हैं, ओर कोई विकार नहीं 
होता, षडविकारोंका भी वध हो जाता है ।! इस ओषधिसे सब गुण-ही- 
गुण हैं, दोष कुछ भी नहीं | जितना सेवन करें उतना छाभ है | तब तो 
यह ओषधि बढ़ी अच्छी हे | यह क्या हे ? तुकारामजी बतलाते हैँ-- 

सावरे प्यारेको रें देख | छ चार अठारह भये एक। 

दुःसग न कर क्षण एक | नास मंत्र घोख विष्णु-सहल्त ॥| 

नेन्नोसे सॉवरे प्यारेको देख । देख उन्हें जिनमे छओ शास्त्र, चारों 
बेद ओर अठारह पुराण एकीमूत है। एक क्षण भी दुःसज्ञ न कर। 
विष्णुसहखनाम जपा कर |? यही वह ओषधि है। अब इसका अनुपान 
भी जान छो, नहीं तो ओषधि सेवनसे क्या छाभ ? अनुपान सुनो--- 


कहीं न जाय छोड़ निज घर । न लगे वाहरको रे बयार ॥ 

बहु बोलना कम कर। संग अपर छोड़ दे रै॥ 

अपना घर ( हरि-प्रेम ) छोड़कर बाहर न जाय, बाहरकी हवा न 
लगने दे, बहुत न बोले ओर भगवत्संग छोड़ दूसरा सग न करे | अपना 
हृदय भीहरिको दे डाले। चित्त हरिकों देनेसे वह नवनीतके समान मु 
होता है । 

कुछ अनुपान अभी ओर बतढाना है-- 
नहाओ अनुताप ओढ़ लो दिशा | स्वेद कढ जाय सारी आशा। 
पावोगे स्वरूप आदि था जैसा। तुका कहे दक्मा भोगों वेरास्य ॥ 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १७ 


'अनुताप-तीथंमे स्नान करो, दिशाओकों ओढ लो और आशारूपी 
पसीना बिल्कुछ निकल जाने दो ओर वैराग्यकी दशा भोग करो | इससे, 
पहले जैसे तुम थे बसे हो जाओगे ।? 


(२२ ) सारी दच्नाएँ इससे सघरती | मुख्य उपासना सगुणमक्ति | 
ग्रकटेिं. हृदयकी मूर्ति | भावशद्धि जानकर ॥| 


“सब दशाएँ इससे सघ जाती हैं। मुख्य उपासना सशुणभक्ति है | 
भावशुद्धि होनेपर हृदयमें जो श्रीहरि हैं उनकी मूर्ति प्रकठ हो जाती है।? 


श्रीहरिके सगुणरूपकी भक्ति करना ही जीवोके लिये मुख्य उपासना 
है। मुसुक्षु जिस मूर्तिका नित्य ध्यान करता है वह हृदवमे रहनेवाली 
मूर्ति मुमक्ष॒का चित्त शुद्ध होनेपर उसके नेत्नोके सामने आ जाती है । 
इस सगुणसाक्षात्कारका मुख्य साधन हरि-नामस्मरण ही है, और सगुण- 
साक्षात्कारके अनन्तर भी नामस्मरण ही आश्रय है। नान-स्मरणसे ही 
हरिकों प्राप्त करो ओर इरिके प्राप्त होनेपर भी नामरमरण करो। बीज 
ओर फल दोनो एक हरिनाम ही हैं, इस सगुणभक्तिसे रुब दशाएँ साथी 
जाती हैं। भव-बन्धन कट जाते हैं, जन्म-मृत्युका चक्र छूट जाता है । 
योगी जिसे ब्रह्म मानते और मुक्त जिसे परिषृण आत्मा कहते हैं वही 
हमारे सगुण ओऔहरि हैं। उनका नाम-सकीतन ही हमारा साधन 
ओर साध्य है। उसी नारायणकों हम भक्तकोग 'सशुण, निशुण, 
जगजनिता, जगजीवन, वसुदेव-देवकी-नन्दन, बाकरॉंगन, बाल-कृष्ण! 
कहकर भजते हैं ! 


(१३ ) घरना देनेवाले ब्राह्मणकी--तुकारामजीने १) अभगोंमे जो 
बौध कराया है उसमे भी यही बतलाया है कि इन्द्रियोकी जीतकर मनको 
निर्विषय करो और मगवानकी शरण छो । शरण जानेकी रीति बतलायी 
कि, देहभावकों शून्य करके 'भगवसद्मेमसे ही मगवानकों भचो |? 


१७७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


( २४ ) श्रीशिवाजी महाराजको भेजे हुए पत्रमे मी-- 


आग्ही तेणे खुख्ी | म्हणा विद्ुलव्ट्विल मुखी ॥ ? ॥ 
कठी बिखा तुलसी | ब्रत करा एकादशी ॥ २॥ 

हमे इसीसे सुख है कि आप मुखसे 'विद्धल-विहछ” कहें | कण्ठमें 
तुल्सीकी माका धारण करें ओर एकादशीका जब्त पाछन करे |! यही 
मुख्य उपदेश है । 

(२० ) प्रयाणऊे पूव जिजाबाईको ११ अभगोंमें जो पूर्ण बोध 
कराया है | उसमें भी बाछू-बच्चोके मोहमे न पडकर 'ठुम अपना गला 
छुड़ा लो” यही पहले कद्टा है ओर फिर बताते हैं कि 'भगवानके दर्शन 
चाहती हो तो साधन करो । नाशवान्‌की आशा पहले छोड़ दो | लीप- 
पोतकर स्थान स्वच्छ रखो, तुछसीकी सेवा करो, अतिथि और ब्राह्मणोंका 
पूजन करों। सम्पूर्ण भक्ति-भावसे वेष्णवोकी दासी बनो और मुखसे 
श्रीहरिका नाम छो |? 

( २६ ) ऐका पण्डितजन! ( सुनो हे पण्डितो ! )--विद्या पटकर 
विद्वान क्या करते हैं ? प्रायः किसी राजा, रईस या घनिककी अतिरिक्त 
स्तुति करके अपनी विद्या उसके पेरोंपर रख देते हैं। ऐसे पण्डितोसे 
तुकाराम कहते हैं, “नरस्तुति मत करो |? तब पेट केसे भरेगा ? “अन्न 
आखच्छादन | है तो प्रारब्धघा आधघीन” ( अन्न-वस्त्र तो प्रारब्घके अधीन 
है।) सारा प्रपश्च प्रारू्धके सिर पटको ओर भ्रीहरिको दूँदनेमें छगो । 
कैसे दूँढे, क्या करें ? 

तुका मरणे वाणी । सुर्खें वेंचा नारायणी ॥ 
“अपनी वाणी नारायणके लिये सुखपू्बंक खर्च करो ।! 
पण्डित शब्दकी व्याख्या तुकारामजीने गीताके अनुसार ही की है-- 


पंडित तो यला। नित्य मजे जो विद्वल ॥ १ ॥ 
अवधें सम बह्म पाहे | सवभूती विह्वल आहे ॥ २॥ 


वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग १७५ 


सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विद्धछकों मजता है ओर यह 
देखता है कि यह सम्पूर्ण समब्र॒ह्म है ओर सब चराचर जगतूमे श्रीविद्ठक 


ही रम रहे हैं ।! 


(२७ ) अब अन्तमें एक मधुर अभंग और लीजिये जो सबके 
लिये बोधप्रद हैे। इसमें उपासनाकी शपथ करके तुकारामजीने यह 
बतलाया है कि परम साधन नाम-संकीतन ही है। उपास्यदेवकों उठा छेना 
कितनी बडी बात है | हृढ्यमें वेसी सच्ची छगन हो, वेसी दृढ़ता हो, बेसी 
कतकार्यता हो तभी उपास्यदेवकी शपथ करके कोई बात कही जा सकती है। 
ऐसी बातका मर्म और महत्व उपासकॉके ही व्यानमे आ सकता है-- 


नाम-संकीतंन सुलम साधन | पराप-उच्छेदव जडमूल ॥ १ ॥ 
मरे-मारे फिरो काहे वन-बन | आवे नारायण घर बेठे ॥शु०॥ 
जाओ न कहीं करो एक चित्त | पुकारों अनंत दयाधन ॥ २॥ 
गम कृष्ण हरि विट्ठल केशव | मंत्र भरि भाव जपो सदा ॥ २ ॥ 
नहीं कोई अन्य सुगम सुपथ । कहूँ से शपथ कृष्णजीकी ॥ 9 ॥ 
तुका कहे सूधा सबसे सुगम | खुधी जनाराम रमर्णीक ॥ ५॥ 


नाम-सकीर्तनका साधन है तो बहुत सरकृ, पर इससे जन्म- 
जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे। ,इस साधनको करते हुए वन-वन 
भटकनेका कुछ काम नहीं है | नारायण स्वय ही सीधे घर चले आते हैं। 
अपने ही स्थानमें बेठे चित्तको एकाग्र करो ओर प्रेमसे अनन्तकों भजो। 
'राम-कृष्ण-दरि-विद्डल केशवः यह मन्त्र सदा जपो | इसे छोड़कर और 
कोई साधन नहीं है। यह मै विद्धछकी शपथ करके कहता हूँ । तु॒का 
कहता है, यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान्‌ धनी ही इस घनको यहाँ 
इस्तगत कर छेता है ।? 


यह प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ | सत्संग, सत्‌-शासत्र, सदूगुरुलक्षपा 
और साक्षात्कार परमार्थमार्गके ये चार पड़ाव हैं। इनमेसे पहला पढ़ाब 


१७६ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


सत्संग है, यहोंतक हमलोग पहुँचे । तुकाराम वारकरी घरानेमें पैदा हुए, 
वारकरी सम्प्रदायमे भरती हुए और उसी सम्प्रदायकों उन्होंने बढ़ाया। 
इससे वारकरियोका सत्सग ही उन्हे छाभ छुआ | यह सम्प्रदाय सुद्ठी मर 
लोगोका नहीं है, सम्पूर्ण महाराष्ट्रके अधिवासियोंका यह धर्म है। इसलिये 
वारकरी सम्प्रदायके मुख्य तत्त्व 'सिद्धान्तपञ्चदशी' के रूपसे संकलित करके 
पाठकॉके रूमने रखे हैं। अनन्तर एकाइशीवत, वारकरियोंके भजन, मेले 
ओर कीदंन-प्रकार इम तीन मुख्य बातोका विचार किया । तुकाराम 
भावके बढसे इस मागपर चके ओर इसी मार्गपर चलनेका उपदेश 
उन्होंने सबको किया, इसलिये हमछोंग भी उनके सरसगसे उन्हींके 
प्रासाठिक बचनोकों सुनते हुए यहाँतक आये | अन्तमे उन्होंने अपने 
मनको, सर्वसाधारण जनकों, अज्ञान ओर सुजानकों, राजाकों और 
अपनी सहधर्मिणी जिजाबाईकों जो उपदेश किया उससे भी यह जॉच 
लिया कि तुकारामजीने अपने लिये कोन-सा साधनसाग निश्चित किया 
था| सम्प्रदावके परम्परागत सार्गपर ही दुकाराम चछे ओर इससे यह 
जात हुआ के उनका साधन्माम और सम्प्रदायका साधनमाम एक ही 
है। उदास वृत्तिसे रहकर प्रपश्च करे ओर तन-मन भगवानवों अपंण 
करे; परख्री, प्रधन, परनिन्‍्दा »र १र२हिसार सूव्द। तर गटे, सदाचारमे 
अटल रहे, काम, क्रोध, मोह, लगा, आशा, दम्भ और वबादकों सबंथा 
तजकर चिक्तको शुद्ध करे, डन्तवचनोएर विश्वास रखते हुए खब आणियोंके 
साथ विनम्र रहे, एकादशीका महात्रत, पण्डरीकी वःरी और इृरिकीतन 
कभी न छोडे | श्रद्धाके साथ सम्प्रदायके इस मार्गपर चलते हुए परम 
प्रेमसे श्रीपण्डुरड्का भजन करे। यहाँतक यददी साधनमाग देखा। 
अब सतृशास्क्‍नकी ओर आगे बढ़े । 


छठा अध्याय 
तुकारामजीका ग्रन्धाध्ययन 


अक्षरोकोी लेकर बड़ी माथापच्चो की, इसलिये कि भगवान्‌ मिलें | 
यह कोई विनोद नहीं किया है कि जिससे दुसरोका केवल मनोरञ्जन हो ।? 


है] क ५9 
(विश्वास ओर आद्रके साथ सन्तोके कुछ बचन कण्ठ कर छिये |! 
मा] 2 श्छ 


“>औतुकाराम 
१ विषय-प्रवेश 


तुकारामजीका अन्थाध्ययन! शीषक देखकर बहुत-से छोग अचरन 
करेंगे कि क्या तुकारामने भी ग्रन्थोका अध्ययन किया था ? अ्रन्थोंसे 
उन्हें क्या काम ? वह कभी किसी पाठ्शाकामे जाकर या किसी गुरुके 
पास बैठकर कुछ पढ़े भी थे ? उनपर तो भगवल्कृपा हुई। भगवत्‌- 
स्फूर्ति होनेसे उनके मुखसे ऐसी अमभंगवाणी निकछो !! यह अन्तिम 
वाक्य सही है, उन्हें भगवत्‌-स्फूर्ति हुई और इससे अभगवाणी उनके 
मुखसे प्रकट हुईं | यद्ट बात सोलह्टों आने सच है। पर प्रश्न यह है कि 
भगवत्‌-स्फूर्ति होनेके पूर्व उन्होंने कुछ अध्ययन भी किया था या नही ! 
भगवतृ-स्फूर्ति ठुकारामजीकों ही क्‍यों हुई ? देहूमें या अन्यत्र और भी 


ठु० रा० १२५--- 


१७८ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


तो बहुत-से युवक थे । पर बोये बिना कुछ उगता नही और कष्ट किये 
बिना कुछ मिलता नहीं, कर्मका यह मुख्य सिद्धान्त हे। तुकारामने 
भी भगवानसे मिलनेके लिये अनेक साधन किये । तुकाराम पाठशालामे 
जाकर पढ़े थे ओर परमाथ सिखानेबाले गुरु भी उन्हे मिले थे | उनकी 
पाठशाला थी पण्दरीका भागवत सम्प्रदाय और उनके गुरु थे उनके 
पूबम होनेवाले भगवद्धक्त | युण्डलीकने महाराष्ट्रमे भागवतघरमका 
विश्वविद्यालय स्थापित किया । तबसे पण्दरीके विद्यालयसे सयुक्त, 
आहडन्दी, सासवंड, ज्यम्बकेश्वर, पेठण इत्यादि स्थानोँमें अनेक विद्यालय 
स्थापित हुए । इस विद्यालयसे अनेक मगवद्धक्त निर्माण होकर बाहर 
निकले थे और उन्होंने मद्ाराष्ट्रमे सबंत्र भागवतघर्मका जय-जयकार 
किया था। तुकारामके द्वारा देहका विद्यालय स्थापित होना बढा था | 
पर इसके पूव उन्होने पण्ठरी, आहन्दी और पेठणके विद्यालयोमे योग्य 
गुरुओंक समीप स्वयं भी अध्ययन किया था। तुकाराम वारकरी सम्प्र- 
दायकी पाठशालछामे तैयार हुए और इस सम्प्रदायमे प्रचलित मुख्य- 
मुख्य ग्रन्थोंका उन्होंने भक्तिपूर्वंक अध्ययन किया था। हमे इस 
अध्यायमें यही देखना है कि तुकारामजीने किन-किन अन्थोका अध्ययन 
किया, किन-किन सन्तोंके वचन कण्ठ किये, उनके प्रिय अन्थस्थ कौन- 
से थे, उन्होंने ग्रन्थोका अध्ययन किस प्रकार किया और उनमेंसे क्‍या 
सार ग्रहण किया | परन्तु इसके पूर्व हमे यह देखना चाहिये कि ग्रन्था- 
ब्ययनका सामान्यतः महत्त्व क्या है | 


२ अध्ययनके बाद साक्षात्कार 


सदगुरु-कृपा होनेके पू्व ओर कुछ काल पीछे भी ग्रन्थाध्ययन सबके 
लिये ही आवश्यक होता है। सबने सब समयोमें शाज््राध्ययनका महत्त्व 
माना दै। पहले अपरा विद्या ओर पीछे परा विद्या, पहले परोक्ष शान 
और पीछे अपरोश्षश्ञान, पहले शाखराध्ययन और पीछे अनुमव, यह क्रम 
सनातनसे चला आया है। मुण्डकोपनिषद्में 'ढ्वे विय्े वेद्तिव्ये! क्॒टकर 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन १७९, 


“ऋणग्वेदी यजुवेंदः सामवेदो3थववेदः शिक्षा कह्पो व्याकरण निरुक्त 
झन्दों ज्योतिषमिति' अपरा विद्या गिनाकर यह कहा हूँ कि यया 
तदक्षरमधिगम्यते! ( जिससे वह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है ) वह 
पराविद्या है। अपरा विद्या प्राप्त कर छेनेपर ही परा विद्या प्राप्त होती 
है। शब्दादेवापरोक्षघीः” अर्थात्‌ वेद-शास्रोके अध्ययनस ही अपरीक्षा- 
नुभव प्राप्त होता है, यही लिद्धान्त है। ज्ञान जैसे-जैसे जमता है बेसे- 
हो-बेसे विज्ञानका आनन्द प्रात होता जाता है। ओऔज्ञानेश्वर महाराजने 
अमृतानुभव” मे पहछे शब्दका मण्डन करके पीछे यह दिखा दिया है 
कि अपरोक्षानुभवके अनन्तर उसका किस प्रकार खण्डन हो जाता है | 
परन्तु शब्दका मण्डन करते हुए उन्होंने यह कहां है कि शब्द बड़े 
ऋामकी चीज है | तत्वमसि” शब्दके द्वारा ही जीवकों अपने स्वरूपका 
न्म्रण होता है। झाब्द जीवकों स्वरूप स्थितिपर छे आनेवाछा दर्पण 
है! (€ अम्नतानुभव प्र० ६ | १ ) इसी प्रकार शब्द विहितका सन्मार्य 
और निषिद्धका असन्मार्ग दिखानेवाछा मशारूची है | शब्द बन्ध 
ओर मोक्षकी सीमा निश्चित करनेवाछा--इनके विवादका निर्णय 
करनेवाला न्यायाधीश है ।! (€ अमृृत० प्र० ६। ५) यहाँ “शब्द? का 
अमिप्राय वेद! से है। वेद” शब्दका ही फ्यांय है। शब्दसे ही 
जोवात्मा शिवात्मासे मिलता दे । जीवात्माका परमात्मासे मिलन 
होनेपर यद्यपि शब्द पीछे हट आता है ( यतो वाचो निवतन्ते ), तथापि 
आत्मारामके मन्दिर्म पहुँचा आनेवाछा शब्द! पथ प्रदर्शक है और 
इसलिये उसका सहारा लिये बिना जीवके लिये और कोई गति नहीं हे । 


३ शब्दका अभिप्राय 


शब्द! का अमिप्राय बेद! से ही ६, तथापि वेदोका रहस्य जा 
शास्र, पुराण ओर सन्त-बचन बतछाते हैं उनका भो समावेश इल 


टब्दः मे हो जाता है। अर्थात्‌ 'शब्दः से वेद, शासत्र, पुराण, सन्त- 
वचन, मव-बन्ध-मोचक शब्द-साहित्य मात्र ग्रहण करनेसे यही निष्कृष 





१८० श्रीतुकाराम-चरित्र 


निकलता है कि शब्दका आश्रय किये बिना जीवकों स्वहितका मार्ग 
मिलना दुघधंट है । इस पवित्र शब्द-साहित्यसे जीवको प्रव्ृत्ति-निनृत्ति, 
विधि-निषेध, बन्ध-मौक्षका यथार्थ ज्ञान प्रास होता है ओर अपने मूलका 
पता छगता है। तुकारामजीने घममंग्रन्थोौके रूपसे वेद, शास्त्र, पुराण 
ओर सनन्‍्त-बचनोको ही जहाँ-तहाँ ग्रहण किया है । 


विश्वी विश्वंभर | बोले वेदातीचा सार॥ १ ॥ 
जगी जगदीश । ज्ञात्रे बदती सावकाज्ञ ॥ २ || 
व्यापिलें हे नारायण | ऐसी गज॑ती पुराणे ॥ २ ॥ 
जन जनाद॑न | संत बोलती वचन || 9 ॥ 
सृर्याचिया.. परी | तुका लोकी क्रीडा करी ॥ ५ ॥& 


“विश्वमे विश्वम्भर हैं; साररूप वेदान्त यही कहता है। जगतमे 
जगदीश हैं, यही धीरे-र्ध!रे शासत्र बताते हैं। इस सबको नारायणने 
व्यापा है, यही पुराणोंकी गजना है। जनमें जनादन हैं, यही सन्तोकी 
बाणी है | सूयंके समान वही ( भीहरि ) छोकमे क्रीडा कर रहे हैं |? 


वेद, शास्त्र, पुराण ओर सन्त-बचन सबका रहस्य एक ही है और 
बह यही हे कि विश्यमें विश्वम्भर हैं, वही विश्वम्भर जो विश्वकों अपने 
एकांशसे भरते हैं। वेदोने यह आत्मस्फूर्तिसे बताया, शाखत्रोने खण्डन- 
मण्डनपूर्वक चर्चा करते हुए सावकाश बताया, पुराणोने गरजकर 
बताया जिसमें आबालवृद्ध ओर आचाण्डाक्क सब लोग सुन लें, और 


%& ऐतिहासिक दृष्टिसे देखनेवाले इस अभगमे यह देख सकते है कि 
तुकारामजीने हिदुस्थानके इतिहासके चार भाग किये है--( १ ) वेदोप- 
निषत्काल, (२) शास््रो या षड़दर्शनोका काल, ( ३ ) पुराणोका काल 
और (४ ) साधु-सन्तोका काल । इन चारो कार-विभागोमे वैदिक धर्मकी 
परम्परा अविच्छिन्नर्पसे वली आयी हैं और विश्वी विश्वभर' ( विश्व 
विश्व्भर ) ही हमारे धर्ंका सार है। 





त॒कारामजीका गअन्थाध्ययन १८१ 


स्वय अनुभव प्राप्त करके सन्‍्तोने बताया। चारोके बतानेका ढग 
अलूग-अछग हो सकता है, भाषा भिन्न-भिन्न हो सकती है, शेली भी 
विविध हो सकती है, पर सिद्धान्त एक ही है । सिद्धान्तकी दृष्टिसे उनमें 
एकवाक्यता हे । वेद-शासत्र जिसे आत्मा कहते हैँ; पुराण राम-कृष्ण- 
शिवादि रूपसे जिसका वणन करते हैं, उसीको हमारे वारकरी भक्त 
विद्वलछ नामसे पुकारते हैं। नामोंमे भेद मले ही हो, पर परमात्म-बस्तु 
एक ही है। नाम-रूपके भेदसे वस्तु-मेद नहीं होता | भ्रुतिने जिसे पह- 
चाननेके लिये 3» शब्दका सड्भेत किया उसीको वारकरी मक्तीने विह्ल 
कहा | भ्रुतिने जिसका निगुण निराकारत्व बखाना, सन्‍्तोने उसीका 
सगुणसाकारत्व बखाना | लक्ष्य एक ही रहा | जबतक लक्ष्यमें भेद नहीं 
है तबतक वर्णन करनेकी पद्धतियोंमे भेद होनेपर भी छछ्य और सिद्धा- 
न्तकी एकता भद्ग नहीं हो सकदी । वेदोका अर्थ, शा्त्रोंका प्रमेथ और 
पुराणोका सिद्धान्त एक ही हे ओर वह यही है कि स्तोभावसे परमा- 
त्माकी शरणमें जाओ ओर निड्ठापूबषक उसीका नाम गाओ | तुकारामजी- 
ने यही कहा हे--विदोंने अनन्त बिस्तार किया है पर अथ इतना ही 
साधा है कि विदवकक्की शरणमे जाओ और निष्ठापूक उसीका नाम 
गाओ | सब शास्त्रेके विचारका अन्तिम निर्धघार यही है। अठारह 
पुराणोंका सिद्धान्त भी, तुका कहता है कि यही हे |? 


वेद, भा(्र और पुराण सिद्धान्तके सम्बन्धम विसवादी या परस्पर- 
विरोधी नहीं बल्कि एक ही सिद्धान्तकों प्रकट करनेवाले हैं. ओर इस- 
लिये इमलछोग यह कहा करते हैं कि हमारा सनातन घधम वेद-शाद्लर-पुरा- 
णोक्त है ओर हमारे नित्यकर्मोंका सड़ुल्प भी 'वेद-शाज्ञ -पुराणोक्त फल- 
ग्राप्यथ” होता है। जो परमात्मा वेदप्रतिपाद्य हे उन्हींकीं सा चो 
अठरांचा गोठा? ( छः शास्त्र, चार वेद ओर अठारह पुराणोंका गोला ) 
कहकर भक्तजन उनके श्याम रूपको आँखों देखना चाहते हैं।? 
तुकाराम कहते हैं-- 


१८२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


एके रे जना | तुन्नचा खवहिताच्या खुणा । 


पंदरीचा राणा । मना माजी स्मरावा॥ १ ॥ 
सकल शझाख्राचे हेसार। हैं वेदांचे यब्हर । 
पाहता विचार | हावि करिती पुराणे॥ २॥ 


सुन रे जीव ! अपने स्वहितकी पहचान सुन छे। पण्दरीके 
राणाकों मनमे स्मरण कर | सब शझास्ओोका यह सार है, यही वेदोका 
रहस्य है। पुराणोका भी यही विचार है |! 


वेद, शास्त्र, पुराण ओर सन्त-बचन सब नारायणपरक होनेसे 
इनमेसे किसीका भी अध्ययन वेदिक घमका ही अध्ययन है। वेदोकों 
देखिये, शास्रोकी रुमझिये, पुराणोकों पढ़िये, अथवा साथधु-सन्तोकी 
उक्तियोको ध्यानमे छे आइये, सबवा सार एक ही है। यह सम्पूर्ण 
साहित्य इसीलिये निर्माण हुआ है कि जन्म-मत्युका चक्कर छूटे, ससार- 
को नव्वर जान जीव स्वकर्माचरण करे, परमात्मबोध लामकर निःसशय 
स्थितिको प्राप्त करे, मुत्युकी मारकर जीये, सहज सब्चिदानन्दरूप शो 
जाय । जल एक ही हे, वापी, कूप, तड़ागादि केबल बाह्य उपाधि है | 
कोई नदी-किनारे रहकर नदीके जलहसे अपना काम कर ले, कोई सरो- 
वरके जलूसे काम चलना के, कोई कुएका जल सेवन करें | ज्ञान उदकके 
समान है, जिसे पिपासा हो वह सहज साधनोका उपयोग कर तृप्त हो, 
यही इस शब्द-साहित्यका सुख्य हेतु हे। नदी, कूप, सरोवर, सागर सबका 
हेतु एक ही हे ओर वह यही हे कि तृपात्त जीव तृत हो लें। उपाधिका 
अभिमान या उपहास करके वाद-विवाद करना प्यास छगनेका लक्षण 
नहीं हे। चोखामेला, रेदास चमार, सजन कसाई, कान्हृूपात्रा-जैसे 
कनिष्ठ जातिमे उत्पन्न जीव भी सच्ची तृषा लगनेसे सत्सड़से प्राप्त ब्रह्मा 
नन्‍्दरूप जल आकण्ठ पानकर तर गये | परमार्थकी सच्ची तृषा लगनेपर 
जाति, रूप, घन, विद्यादि आगन्तुक कारणोंकी मीमांसा करनेको जी ही 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन १८३ 


नहीं चाहता । एकनाथ-जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्वका अमिमान नहीं 
रखते और चोखामेला-जैसे अति शूद्र अपने 'हीनपन'से छज्जित भी नहीं 
होते। ज्ञानेश्वर, एकनाथने ब्राह्मणसमाज? नहीं स्थापित किये | नामदेव, 
तठ॒ुकारामने 'पिछड़ी हुई जातियोके सद्डढ” नहीं बनाये, और रेदास, 
चोखामेलाने 'अछूतोद्धारक मण्डल! भी नहीं खड़े किये। प्रत्युत सब 
जातियोके सब मुमुक्ष जीवोके लिये सब सन्तोने अपने कीतेनोंमे, ग्रन्थोमे 
और अमगोने अपनी वाणीका उपयोग किया हे और सत्र यही 
आशय प्रकट किया है कि यारे यारे छद्दान थोर। भछते याती नारी 
अथवा नर |! ( आओभो, आओ छोटे-बड़े सब आओ, चाहे जिस 
जातिके रहो, नर हो नारी हो, आओ | ) तातय, वेद, शाज्तर, 
पुराण और सन्‍्त-बचन जीवोके उद्धारके लिये निर्माण हुए हैं ओर 
जिस किसीका मन भगवानके लिये बचेन हो उठा हो उसके लिये 
इन्हीमेसे किसी एक या अनेक प्रकारोंका अवलम्बन करना आवश्यक 
है, क्योकि इसके बिना परोक्ष ज्ञान नही प्राप्त हो सकता | तुकारामजीने 
इनमेसे 'पुराणो और सन्त-वचनोका अवलछम्बन किया और उनका सार 
हुदयमें सग्रह कर लिया ।! 


४ अध्ययनके विषय--पुराण और सन्त-वचन 


तुकारामजीने वेदोंका अध्ययन नहीं किया। थघोकाया अक्षर। 
मज नाही अधिकार ॥?! (अक्षर घोखनेका मुझे अधिकार नहीं ) यह 
उन्होंने स्वय ही तीन बार कहा है। पर उन्होंने यह नहीं कहा कि 
ब्राह्मण ही वेदके अधिकारी क्‍यों ? हम शूद्रोंकी यह अधिकार क्‍यों 
नहीं ? इसके लिये वह ब्राह्मणोसे कभी छड़े नहीं। ऐसे व्य्थके वाद 
उपस्थित करनेवाला क्षुद्र मन उनका नहीं था। वह यह जानते थे कि 
ब्राह्णोफो वेदाधिकार होनेपर भी सभी ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते 
और जो करते ईं वे सभी ससार-सागरसे मुक्त नहीं होते और हों भी तो 


१८७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


कोई इज नहीं, उनसे ओरोंका मुक्ति-द्वार बन्द नहीं हो जाता; “स्त्रियों 
वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परा गतिम्‌! इस भगवद्बचनके अनुसार उनके 
लिये मोक्षके द्वार खुले ही हैँ । जिन्हें वेदोका अधिकार था उनमेंसे बहुत 
ही थौड़ वर्दोका अध्ययन करनेवाले ये, और इनमेसे बिरला ही कोई वेदार्थ 
जानकर अथरूपको प्राप्त हेता था। इसके अतिरिक्त वेदा्य अत्यन्त 
गहन है, शास्त्र अपार है ओर नीवन बहुत अल्प । ऐसी अवस्थामे 
वेदोका रहस्य यदि सुठम पुराण-अन्थोम तथा प्राकृत श्रन्थोंमे प्रोजूद है 
तब इस सुशम मार्गकी छोड़कर सामने परोसकर रखे हुए. भोजनसे 
विमुस्स होदार शूठ-मूठ परेशानी उठानेकी क्‍या आवश्यकता है ? फिर 
सौ बातकी एक बात यह है कि ल्िसके चित्तकी सच्ची लगन छग गयी 
वह साथनोके झगड़ेसे नहीं पढ़ा करता, जो साधन सहज समीप और 
सुलभ होते हैं उन्हीका अवछम्बन कर अपना काय साथ लेता है। इस 
प्रकार तुकारामचीने पुराणो और सन्तबचनोंकों ही अपने अध्ययनके 
लिये चुना और उनके प्रेमी स्वभावके लिये यही चुनाव उपयुक्त था। 
भौर इतनेसे भी उनका कार्य पूर्ण हुआ। वेदोके अक्षर उन्हें कण्ठ 
करनेका अधिकार नहीं था तो भी वेदोंका अ्थ--अक्षर परब्रक्ष--उन्‍्हें 
प्रात हुआ। इस प्रकार शब्दतः तो नहीं पर अथतः उन्होंने वेदोका 
अध्ययन किया ओर यही तो चाहिये था | 


७ अध्ययनका रुख 


तुकागमजीने अपने जीवनके कुछ वर्ष ग्रन्थाध्ययनमें व्यतीत किये 
इसमे सन्देह नहों। उन्होंने अपने आत्मचरित्रपर अभगोमे कहा ही 
है कि विश्वास और आदरके साथ सन्तोके वचनोंका पाठ किया ।? 
'पढे हुए शब्दका ज्ञान बतछाता हूँ,” जैसा पढ़ाया बेसा पढ़ना मनुष्य 
जानता दै,! इत्यादि अभंगोमें यही बात उन्होने कही है । दूसरोंको 
उपदेश करते हुए भी उनके मुखसे इसी प्रकारके उद्गार निकले हैं-- 
विदोकी पढ़कर इरिगुण गाओ,? अ्रन्थॉँकी देखकर कीतन करो ।? 


तुकारामजीका अन्थाध्ययन १८५ 


जिन ग्न्थोको उन्होंने देखा, विश्वास और आदरके साथ देखा। ग्रन्थ- 
कर्ताके प्रति आदरमाव रखकर तथा उनके द्वारा विवेचित सिद्धान्तों और 
कथित सन्‍्त-कथाओपर पूण विश्वास रखकर तुकारामजीने उन ग्रन्थोौको 
पढ़ा, यह उन्होने स्वय ही बताया है। उनके पिताने उन्हें जमा-खच, 
बाकी-रोकड़, बही-खातोंमें लिखने योग्य हिसाबइ-किताबका ज्ञान करा 
दिया था, पर जब उन्हें परमार्थथी भूख छगी तब उन्होने परमा्थकने 
अन्थीकों बड़ी आस्थासे देखा। प्रपश्चमें काम देनेवाली विद्या जीवनकों 
सफल करानेवाली विद्या नहीं है। यह बोध जब उन्हें हुआ तब वह 
परमाथके अन्थ देखने छगे ? भगवानके लिये अक्षरोकों छेकर बड़ी 
माथा-पच्ची की। प्रपश्चका मिथ्यात्व प्रतीत होनेपर वेराग्य इृढ हुआ और 
तब भगवत्‌-प्राप्तिके लिये प्राण व्याकुल हो उठे | तब-- 


मागील भक्त कोणे रीती। जाणोनि पावले भगवद्धक्ती | 
जीवे भावें त्या विवरी युक्ती | जिज्ञायु॒ निश्चिती या नाव ॥| 
( नाथमागवत १९---१७४ ) 


धपू्वके भक्त किस प्रकार भगवद्धक्तिकों प्रास हुए. यह जानकर 
तन-मन-प्राणसे उन साधनोंका जो विचार करता है उसीको जिज्ञासु 
कहते हैं |! 
इसी प्रकार तुकाजी, पूवके भक्त किन साधनोंसे भगवानके प्रिय 
हुए, इसका विचार करने छगे ओर यह विचार ग्रन्थोंमें ही होनेसे उन्हें 
प्रन्योका अवलोकन करना पढ़ा। पूबके भक्तोकी कथाएँ, जानकर 
उनका अनुकरण करनेके छिये उन्होंने पुराणो ओर सन्त-बचनोंका 
परिचय ग्राप्त किया । सन्तोंके वचनोकों देखते-देखते उनका मनन होने 
लगा, मननसे अनायास पाठान्तर हुआ । मनन करते-करते अक्षर 
मुखस्थ हो गये, पाठान्तर और मननसे अथरूप हो गये । वह्दी कहते हैं 
कि किवल शब्द कण्ठ करनेसे क्या होगा, अथको देखो, अथरूप होकर 
“रहो, एकनाथ भी कहते हैं--- 


१८६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


प्रच्द॒सांडूनियां मार्यें शब्दार्था माजी र्गि। 
जे जें परिसतु तें तें होय अंगें | विकल्पत्यागें.. बिनीतु ॥ 
( नाथभागवत्‌ ७--३७९ ) 


डब्दकों पीछे छोड़ दो और शब्दके अथमे प्रवेश करो। जो-जों 
सुनो वह विनीत होकर, विकल्पकों त्याग कर स्वय हो जाओ !? 


जिसे जिसकी चाह होती है उसे वह जहाँ भी मिले वहींसे निकाल 
लेता है| त॒कारामजीकोीं भगवानकी चाह थी, इसीकी धुन थी, इसलिये 
देवताओं ओर भगवानका परिचय करानेवाले देवतुल्य सन्‍्तजनोकी कथाएँ 
जिन अन्थोमे थीं वे ही ग्रन्थ उन्हें प्रिय हुए और इन ग्रन्थोमेंसे विशेष- 
कर ऐसे ही वचन उन्हे कण्ठ हो गये जो हरि-प्रेम बढदानेवाले हँ--- 


करू तेसें. पाठातर। करुणाकर भाषण ॥ १ ॥ 
जिह्ठी केला बूतियंत | ऐसा संतग्रसाद ॥ श्र ०॥ 
सोज्ज्वल केल्या बाट।। आइत्या नीठा मायिल्या | २ ॥ 
तुझा महणे पेज घावा | करू हांवा ते जोडी ॥ २॥ 


'सतोके ऐसे वचनोका पाठ करें जिनमे करुण-प्राथना हो। जिन 
सन्‍्तोने भगवानकों सगुण-साकार होनेकों विवश किया ऐसे सन्‍्तोंके 
वचन उनका प्रसाद ही हैं। इन सन्‍्तोने पूर्वके सन्‍्तोंके मांग झाड़- 
बुद्दारकर स्वच्छ किये हैं । ये मार्ग पहलेसे ही हैं, पर इन सनन्‍्तोंने इन 
मार्गोको ओर सुगम कर दिया है। अब जल्‍दी करे, भगवानको पुकारे 
और उनके चरणयथुगल प्राप्त करें ।? 


इस अभगकोी ओर विचारे तो तुकारामजीके मनका भाव स्पष्ट ज्ञात 
हो जायगा। परमाथविषयक सहसों ग्रन्थ सस्कृत ओर प्राकृत भाषाओमें 
थे, पर उन सबसें उन्हें वे ही ग्रन्थ प्रिय ये जिनमें 'करुणाकर भाषण? थे 
अथांत्‌ जिनमे भगवानकी करुणप्रार्थना थी, भगवान्‌ और मक्तका प्रेम 
जिनमें व्यक्त हुआ था, जो प्रेमसे भगवानकी बलेया लेनेमे सहायक 


तुकाशमजीका अन्थाध्ययन १८७ 


थे। केवल शास्त्रीय प्रक्रिया बतलानेवाले शाज््रीय ग्रन्थ उन्हें नहीं 
रुचते थे । “करुणाकर भाषण” भी नये-पुराने अनेक कवियोके 
काव्योमें ग्रथित किये हुए मिलेंगे, पर केवछ इतनेसे उनको सन्तोंष 
नहीं हो सकता था। उन्हे तो ऐसे सगुणभक्तोके 'करुणाकर भाषणों? 
का पाठ करना था जिन्होने भगवानको मूर्तिमान! किया हो, अर्थात्‌ 
जिन्हे सगुण-साक्षात्कार हुआ हो, जिन्होंने भगवानको प्रत्यक्ष देखा हो, 
भगवानसे प्रेमाछाप किया हो । इन सगुण भक्तोके 'करुणाकर भाषणों” 
का पाठ करनेका हेतु भी तुकारामजीने उपयुक्त अमंगके चोथे चरणमें 
बता दिया है। उन सनन्‍्तोकों जो लाभ हुआ अर्थात्‌ मगवानको 'मूर्ति- 
मान! करके जो प्रेम-सुख उन्होने प्राप्त किया वही प्रेम-सुख तुकाराम 
चाहते थे ओर उनका उत्साहबछू इतना दिव्य था कि वह यह समझ्षते 
थे कि “भगवानकी गुहार कर! हम उसे प्राप्त कर छेगे। जिन सन्तोकों 
भगवानका सगुण साक्षात्कार हुआ उन्हींके वचनोका पाठ करनेका 
हेतु तुकारामजीने इस प्रकार व्यक्त कर ही दिया है। पर सन्त भी 
त॒कारामजी ऐसे चाहते थे जो पूब-परम्पराकों छेकर चछे हो । कोई नया 
धरमपन्थ चलानेवाले, नया सम्प्रदाय प्रवर्वित करानेवाके, कोई नया 
आन्दोलन उठानेवाले महात्मा वह नहीं चाहते थे। धर्मक्रान्ति या 
बगावत उन्हें प्रिय नहीं थी | पहलेसे ही जो मांग बने हुए हैं, पर बीचमे 
कालवशात्‌ जो छुप्त या दुर्गम हो गये उन्हें फिरसे स्वच्छ और सुगम 
बनानेवाले महात्माओके ही बचन उन्हे प्रिय थे। आम्ही (हम ) 
वेकुण्बासी” अमंगमें तुकारामजीने अपने अवतारका प्रयोजन बताया 
है। उससे भी यही कहा हे कि प्राचीन काछमें ऋषि जो कुछ कह 
गये” उसीकों 'सत्यभावसे बतेनेके लिये”! हम आये हैं ओर 'सन्तोके. 
मार्ग क्षाड़-बुद्दारकर स्वच्छ करेंगे यही हमारा काम है | 


पुढिलांचे सोयी माञझ्नया मना चार्ली ॥ 
माताची आणिली नाहीं बुद्धि ॥ 


१८८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


“धूर्वके सनन्‍्तोंके मार्गपर चले यह्दी मेरी मनःप्रवत्ति है, मैने अपनी 
बुद्धिसे कोई नया मत नहों ग्रहण किया है |? तुकारामजी कहते हैं, 'मेरा 
साध्तीका व्यवहार है !? तुकानीने बालक्रीड़ाके जो अमंग रचे उनमे 
उन्‍होंने यही कहा है कि 'शिष्टीके बल-भरोसे गीत गाऊँगा ।? दूसरे एक 
ह्थानमें तुकाजी कहते हूँ कि मेरी वाणी क्‍या है मूखंकी बकबाद है, 

बच्चेकी तौतली बाते हैं, इस प्रकार अपनेकों कवित्वहीन बतलछाते हुए 
यह भी बतला देते हैं कि आप सन्तबननोका जूठन सेवन करके, आप- 
के॥का सहारा पाकर ही मेरे सुखसे प्रासादिक वाणी निकली |! 
(झाधारे बदली प्रसादाचो वाणी | उच्छिष्ट सेवनी तुमचिया | ) तुकाजीने 
णिः भगवानसे यही प्राथना को है कि सन्त गेके तथा ठाया। 
दे/राया पाववी ॥ ( पूर्वके सन्‍्त जहाँ पहुँचे, वहीं हे भगवन्‌ ! मुझे 
पहुँचाओ | )? 


ताल, पूर्पपरम्पराफो लेकर चलनेवाले तथा भगवान मू तिमान्‌ 
करनेवाले पहुँचे हुए सन्तोके ही वचनोका पाठ तुकानी करते थे और 
उन सनन्‍्तोंकों जो मगवह॒शन हुए वे ही दर्शन तुकाराम चाहते थे । कौन 
ऐसे सन्त थे ओर कोनससे ग्रन्थ तुकाराम-प्रिय हुए यह विचार-प्रसड्भसे 
आप ही आगे आनेवाला है। पुराण-ग्रन्थो और साघु-सन्तोके ग्रन्थोका 
ही सहारा तुकाजीने लिया ओर उनका सार अपने द्वृदयमे संग्रह किया । 
बृहदारण्यकमे कहा है, 'शब्दोका अध्ययन बहुत न करे। कारण, 
बाणीकी वह व्यर्थकी थकान है ।? ग्रन्थोंके सिद्धान्त ध्यानमे आनेपर 
ग्रन्थोका प्रयोजन नहीं रहता । अन्थोके सिद्धान्त जहों शञात हुए और यह 
लगन कगी कि महात्माओके अनुभव मुझे भी प्रास हो, आत्यन्तिक 
सुखका अधिकारी मै भी बनूँ ओर इसके छिये जी जहाँ छटपटाने छगा 
वहों अन्थाध्ययन धीरे-धीरे कम होने ही छगता ह ओर अन्‍्तरज्ञका 
अभ्यास तब आरम्म होता है। पीछेकी अवस्थामें त॒कारामजीने शी 
कहा है-- 


तुकारामजीका अ्न्थाध्ययन १८८ 


पाहों मंथतरी आयुधष्य नाहीं हाती। 

नाहीं ऐसी मती अर्थ को ॥ १ ॥ 
( देखे ग्रन्थ सारे तो आयु नहीं हाथ । 

मति भी न दे साथ अर्थ जानूं ॥ ? ॥ ) 
होईल तें हो या विठोबाच्या नांवें | 
अजिलें तें भावें जीवी परूँ॥२॥ 
(होना हो सो होय विहुल-आसरे | 

आये भक्तिसे रे उर परूँ॥२॥ ) 


'सब ग्रन्थ देखना चाहे तो आयु अपने हाथमे नहीं। इतनी बुद्धि 
भी नहीं जो अर्थ समझमे आवे | इसहिये विठोबाके नामपर जो हो सो 
हो, जो कुछ ( ज्ञान ) मिलेगा उसे भावपूवंक जीसे छगा रखूँगा, ग्रन्थके 
साररूप हरिकों जब चित्त ले लेता है तब गन्थका काय समास हो जाता 
है। अस्त, तुकारामजीने कोन-से ग्रन्थ देखे, किन सन्तोके बचनोका 
पाठ किया, या पठित ग्रन्थोमेंसे कया सार ग्रहण किया, यह अब देखें | 


& महीपतिबावाके उद्ार 


तुकारामजीके ग्रन्थाध्ययनका वणन महीपतिबाबाने अपने भक्त- 
लीलामत! (अ० ३०) में अपनी प्रेम-परा वाणीसे इस प्रकार किया है- 

नामदेवके अभगोका नित्य पाठ करते हुए ( त॒काराम ) नाचते- 
गाते थे। एकादशीको जत रहकर सनन्‍्तोके साथ जागरण करते थे, उन्होंने 
अन्य सन्तोके भी ग्रन्थ देखे। विख्यात यवन-भक्त कबीरका वचनामृत 
बड़ी प्रीतिसे पान करते थे। शरीज्ञानेश्वरने अपने श्रीमुखसे जो महान 
अध्यात्म ग्रन्थ कहा उसकी शुद्ध प्रति इस वैष्णव वीरने प्राप्त की और 
उसका अध्ययन किया। सन्त एकनाथने भागवतपर जो टौका को 
उसका भी शुद्ध ग्रन्थ इन्होंने बड़े प्रयाससे प्राप्त किया | इस अन्थका 
मनन करनेके लिये तुकाराम भण्डारापबंतपर एकान्त स्थानमें जाकर 


१९० श्रोतुकाराम-च रित्र 


बैठा करते थे। पूर्वाम्यासमें तुकारामजीके सहायक स्वयं कैवल्यदानी 
भगवान थे | पवंतपर बैठकर अन्थका पारायण करके अब वह अर्थान्बय 
ध्यानमे छाते थे। ग्रन्थके वचन स्मरण रखने और कण्ठ करनेमे तुकाराम- 
ज्ञीकों विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था, दिन-रात मनन करते थे, 
इससे अक्षर कण्ठस्थ हो जाते थे । एकनाथ महाराजके प्रासादिक वचन 
जिसमें भरे हुए हैं. उस भावाथ रामायणका भो निज प्रीतिसे पारायण 
करते थे। श्रीमद्धागवतकी सरस कथाएँ उन्होंने पढ़ी और किन्हीं 
पदापुरुषके सुखसे भी सुनीं। भीहरिकी लछीछा विश्वेष अभ्यास के 
साथ देखी-सुनी । भीशानेश्वरके योगवासिष्ट, अमृतानुभव अन्थीका मनन 
कर अथंकी खोज की ओर पुराण भी बहुत श्रवण किये ।! 
महीपतिबावाने जिन अन्थोका उल्लेख किया है उन्हे तुकारामजीने 
“'एकान्तमे बेठकर देखा और उनका अथ हू ढा?, इसमे सन्देह नही । 
नामदेवके अभग पाठ करते हुए वह नाचा करते थे” यह तो स्पष्ट हा 
है। सर्वप्रथम नामदेवके ही अभगोका पाठ और मनन किया | कबीरवः 
दोहे उन्होंने बडी प्रीतिसे! पढे यह बात इससे भी स्पष्ट हो जाती हे 
कि तुकारामजीने स्वय भी वेसे ही दोहे ₹चे हैं। शानेश्वरके अ्रन्थोकी 
शुद्द प्रतियाँः उन्होंने प्रास को, महीपतिबावाका यह कथन बढ़े ही 
महत््वका है। शानेश्वरके ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव ओर योगवासिठ (१) 
ग्रन्थोंका उन्होंने मनन किया ओर अथ द्वटकर' रखा। महद्दीपति- 
बावाने इसी प्रसक्ष्म आगे चक्कर कंद्ठा हैं कि इरिपाठके श्रेष्ठ 
अमभग जिन्हें आीशानेश्वरने स्वर॒मुखसे कहा उन अभगोकों वेणायन्‍्बीर 
तुका प्रेम और आदरके साथ गाया करते थे |” अर्थात्‌ ब्वानेश्वरी; 
अमृतानुभव, योगवासिष्ठ ओर हरिपाठके अमंग, शानेश्वर महाराजके 


त॒ुकारामजीका अन्धाध्ययन १९१ 


इन चार ग्रन्थोंका तुकारामजीने मननपू्वंक अध्ययन किया था | 
अब रही बात एकनाथ महाराजकी । नाथमागवतका शुद्ध ग्रन्थ उन्होने 
बडे प्रयाससे? प्राप्त किया और भण्डारापवंतपर निर्जन स्थानमे बैठकर 
इन ग्रन्थोका पारायण किया । नाथके भावाथरामायण” का भी 
उन्होने निज प्रीतिसि पारायण” किया | भागवतकी सरस कथाएँ पढीं, 
किन्ही महापुरुषद्वारा वर्णित कथाएँ भी श्रीकृषष्णलीलाप्रेमाथ 'आयास! 
के साथ सुनीं। महीपतिबावाने तुकारामजीके अध्ययनका यह जौ 
सुन्दर वर्णन किया है वह ययाथ है, बावाकी शोधकबुद्धि और 
मार्मिकता देखकर साश्रय आनन्द होता है। तुकारामजीके ग्रन्था- 
ध्ययनके सम्बन्धमे महीपतिबावाने जो कुछ लिखा है उसका समथन 
करनेके लिये ठुकारामजीके अभगोमें ही कोई अन्तःप्रमाण मोजूद हो 
तो उन्हे अब देखें। नामदेव, कबीर, शानेश्वर और एकनाथके गन्थो- 
को तो तुकारामजीने आस्थापूर्वक देखा ही था, पर ओर भी उन्होंने 
क्या-क्या देखा था यह भी इमलोग क्रमसे देखें। भेरे विचारमे 
त॒कारामजी मूलसस्कृत भागवत और गीता प्राकृत टीकाओकी 
सहायताके बिना स्वय समझ सकते थे और कितने ही सस्क्ृत स्तोच्न, 
सुभाषित, भतृंदरिके नीति और वेराग्यशतक आदि अ्न्थ भी उन्होने 
देखे थे। तात्पयं, त॒काराम बहुश्रुव थे ओर उनके अभगोंसे यह 
अनुमान होता है कि वह सस्कृत भी सामान्यतः अच्छी जानते थे | 


७ भागवतधमके मुख्य ग्रस्थ--गीता और भागवत 


तुकाराम भागवतघमंके विद्यालयमे भर्ती हुए यह पहले कह ही 
चुके हैं। पिछले अध्यायमे यह भी दिखा चुके हैं कि उन्होंने भागवत- 
धमका आचार स्वीकार कर लिया। अब जिन ग्रन्थोमे भागवतघमंके 
तत्त्वोंका प्रतिपादन किया हुआ ही उन ग्रन्थोका अध्ययन भी सम्प्रदाय- 
के साथ आप ही प्राप्त होता है। भागवतधमंके मुख्य ग्न्थ दो हैं-- 
गीता और भागवत | वेद-शाल्लोका सम्पूर्ण रहस्य गीता अन्थमें सम्जित 


१९२ श्रीतुकाराम-चरिचत्र 


किया हुआ है ओर गीतावक्ता ओऔकृष्णचन्द्रका चरित्र भागवतमें 
वणित है। श्रीकृष्णके शानाधिकारी भक्त दो हैं, एक अजुन और 
दूसरे उद्धथ। भगवान्‌ भीकृष्णने अजुनकों गीतामें और उद्धवकों 
भीमद्धागवतके एकादश स्कनन्‍्धमे भागवतधमंका रहस्य बताया है । 
इसीको मराठीमे यथाक्रम भीज्ञानेश्वर ओर एकनाथने विशद किया 
है। भागवतधर्मके गीता और भागवत मुख्य आधारस्तम्भ हैं और 
उनसें पूण एकवाक्यता है । दोनो ग्रन्थोंकी शिक्षा एक है। दोनोंका 
यहीं एक उपदेश है कि सब कर्म कृष्णापंणबुद्धिसे करके हरिभक्तिके 
द्वारा व्वव तर जाय और दुसरोकों भी तारे । कुछ विद्वान यह कहा 
करते हैं कि गीता मवृत्तिपरक है ओर भागवत निवृत्तिररक, पर यथाथर्थ- 
मे दोनों ग्रन्थ प्रवृत्ति-निश्वत्तिका परदा फाड़नेवाल्े ग्रन्थ हैं। दोनो 
ग्रन्थोमें ज्ञान और भक्तिका मधुर मिलन हुआ है । 


गीता-एगवत कारिती खवण | आणिक ्रितन विठोबाचें ॥ 
तुका महणे मज घडो त्याची सेवा | तरी माज्नया देवा पार नाही ॥ 


जो गीता ओर भागवत अ्रवण करते हैं और श्रीहरिका चिग्तन 
करते हैं, तुका कहता है कि उनकी सेवाका अवसर मुझे मिले तो मेरे 
सौभाग्यकी सीमा न रहे ।? 'पांडुरगा करूँ प्रथम नमना? वाले ओबीरूप 
शतचरणाभगरमे भागवतका स्वतन्त्र उल्लेख भी किया है--- 


'सत्य जो कुछ है, व्यासादिने बता दिया दै। मे उन्हींका उच्छिष् 
अपनी वाणीसे कइता हूँ। ब्यासने कहा है कि भव-सिन्‍्धुके पार जानेके 
लिये भक्ति ही मुख्य है। जनोके उद्धारके लिये ही भागवत निर्माण 
किया" ११ कक केक के ७ | । 

तुकारामजीके कथनानुसार गीता ओर भागबतका “भक्ति ही सार” 


है। गीता ओर भागवतका तुकारामजीको कितना हृठ परिचय था, 
यह अब देखा जाय ! 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन १९३ 


८ गीताध्ययन 


मूलगीता तुकाराम नित्यपाठ करते थे ओर इससे उनके अभंगॉपर 
जहाँ-तहाँ गीताकी छाया पड़ी स्पष्ट दिखायी देती है! कुछ उदाइरण 
नीचे देते हैं-- 


गीता-निर्दा पं हि सम॑ बह्म । 
अभंग-बह्य सर्वगत सदा सम | जेथें आन नाहीं विषम ॥ 

ब्रह्म सबंगत सदा सम है । जहां ओर कुछ भी विषम नहीं है |” 
गीता-अन्तकाछे च मामेव स्मरन्‌ । 
अम॑ग-अंतकात्ी ज्याच्या नाम आले मुखा | 

तुका मूणे सुखा पार नाहीं॥ 

अन्तकालमे जिसके मुखरमें नाम आ गया उसके सुखका कोई 
पार नहीं ।? 
गीता-प्रश्मपन्नमिवास्मसा । 
अभैग-मग मी व्यवहारी असेन वर्तत । 

जेसे॑ जलाआत  पद्मपत्र ॥ 

“्यवहारमें में ऐसे रहता हूँ जेसे जलमे कमलपत्न !* 
गीता-ह्वाविमी पुरुषी छोके” ओर उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
अभंग-क्षरा अक्षरावेगल्वा | तुका राहिवय सोवत् ॥ 

“ल्र-अक्षरसे अछग वह बेलाग है !' 
गीता-वे त॑ झुकत्वा स्वगंलोक॑ विशाल 

क्षीणे पुण्ये सत्यंलोक विशन्ति । 
अभंग-जरी मार्गों पद ईद्राचें। तरी शाश्वत नाहीं त्याचे॥ 
स्वयं भोग मारगूं पृ्ण | पुण्य सरल्या मागुती भैणें ॥ 

तु० रा० १३--- 


१९७४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


“दि इन्द्रका पद मॉगूँ तो वह शाश्रत नहीं है। पूर्ण स्वर्गंभोग 
मॉगूँ तो पुण्य समाप्त होनेपर छोटना पड़ेगा ।! 

थयावानथ डद॒पाने! (गीता २ | ४६ ) इस कोकका भावाय 
शानेश्वरीके अनुरूप तुकारामजीने इस प्रकार किया है-- 

त्यांनी गंगेचिया अंतावीण काय चाड | 
आपलें तें. कोड. तृषेपाशी ॥ 

धड्भाका अन्त पाये बिना हमारा क्‍या काम रुका जाता है ? 
हमारा मतलब तो प्यास बुझानेसे है ।? 

“5० तत्सदिति निर्देश.” का अभिप्राय तुकारामजी यह बतछाते हैं--- 

3» तत्सत्‌ इति सत्राचें सार | कपेचा सायथर पांडुरंग ॥ १ ॥ 

(<“तत्सत्‌ शति सूत्रका सार / कपाके सागर पांडुरंग ॥ १ ॥ ) 
गीता-कमें न्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स डच्यते ॥ 
अभंग-त्यायें भोग माज्नया येतील अंतरा । 
मग मी दातारा काय करूँ॥ 

'ऐसे त्यागसे भौग मेरे अन्तरमें आ जायेंगे तब मैं कया करूँगा |! 
गीता-उद्धरेदात्मनाव्मानस्‌ । 
अभैग-आपणचि तारी आपण वि मारी | 

आपण  उद्धी आपणया ॥ 

आप ही तारनेवाला है, आप ही मारनेवाला है। अपना आप 

ही उद्धार करनेवाला हे ।! 


गीता-वार्सांसि जीर्णानि यथा विद्याय 
नवानि थभ्रृक्माति नरो5परशाणि । 

तथा शरीशणि बिद्यय जीर्णा- 
न्‍्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


तुकारामजीका प्रन्थाध्ययन १९७५ 


अभंग-जीव न देखे मरण । धरी नवी सांडी जीण ॥ 
जीव मरण नहीं देखता । नया घारण करता और पुराना छोड़ 
देता है |? 
गीता--भपि चेत्सुदुराचारो मजते मामनन्यमाक । 
साधुरेव स सन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि से ॥ 
अभंग-न व्हावी तीं जालीं कमें नरनारी | 
अनुतापें हरी स्मरतां मुक्त ॥ 


धजिनके द्वाथो ऐसे कम हुए जो कमी न दो वे नर हो या नारी, 
अनुतापसे हरिका स्मरण कर मुक्त होते हैं | 
गीता--भ्षनन्‍्याश्रिन्तयन्तों मां ८ ८ >८ 
»८ % »%योगक्षेम वहाम्यहस ॥ 


अभंग-संसारीचे वोझे वाहता वाहविता। 
तुजविण अनंता नाही कोणी ॥ १ ॥ 
गीतेमाजी शब्ददुंदुर्भिचा गाजे। 
योगक्षेम काजकरणे त्याचे ॥ 

'ससारका बोझ ठोनेवाछा और टोवानेवाला है अनन्त ! तेरे बिना 
कोई नहीं है । गीतामे दुन्दुभीका नाद निनादित हो रहा है--योगकश्षेम 
चलाना उसीका काम है ।? 

अस्त, इन उदाहरणोंसे यह पता छग जायगा कि म्रूछ गीतासे 
तुकारामजीका कितना हृढ परिचय था। तुकारामजीके पास जो कोई 
परमार्थविषयक उपदेश सुननेके लिये आता, तुकाराम उसे गीताकी 
पोथी देते और यह कहते कि गीता और विष्णुसहखनामका पाठ किया 
करो | तुकारामजीने अपने जामाता और शिष्य माछ॒जी गाडे येलवाडी- 
करसे गीता-पाठ करनेको कहा था। बहिणाबाईको उन्होंने स्वम्त दिया 


१९६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


कि राम कृष्ण हरी” मनन्‍्त्रका जप करो ओर उसी समय गीताकी पोयी 
उनके हाथमे दी और कहा कि इसका नित्य पाठ किया करो। यह 
बात स्वयं बहिणाबाईने अपने अभगमे कही है । तालपय॑ं, त॒कारामजी 
गीताका नित्य पाठ किया करते थे ओर गीताकी बहुत-सा प्रतियाँ स्वय 
लिखकर अयवा शिष्योन छिखाकर अपने पास रखते थे। ये प्रतियाँ 
जिशासुओको देनेके काम आती थी। यह भा हो सकता है कि गीताकी 
ऐसी ग्रतियों लछिख-छखकर छोग उन्हें अ पण करते हों। इस प्रकार 
तुकारामर्ज। स्वय नित्य गीता-पाठ करत थे ओर दूसरोसे भो कराते थे । 


९ भागवद-प्रिचय 


गीताके समान ही मूठ भागवत भी उन्‍होंने अच्छी तरह देखा 
था। गीता पढगा शानेश्वरी पढ़ना है और भागवत पढ़ना एकनाथी 
भागवत पढ़ना है । ऐसी साम्प्रदायिक परिषाटी होनेपर भी तुकारामजीने 
मूल गीता और मूल भागवतको अच्छी तरह देखा था, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । तुकारामजीके अभगोंम या सभी सन्‍्तोकी कविताभोमें जिन 
प्रह्द, श्रुव, गजेन्द्र, अजामिछ, अम्बरीष, उद्धव, सुदामा, शगेपी, 
ऋषि-पतनी आदि भक्त-मक्तिनोक॑ बारम्बार नाम आते हैँ उनकी 
कथाएँ भागवतपुराणमे ही हैं। अवाख्यान भागवतके चतुर्थ स्कन्धरमे 
( अ० ८-९ ) है, जडमरतकी कथा पश्चम स्कन्‍्धर्में ( अ० ९, १०, 
११ ), अजामिलकी कथा षष्ठ स्कन्वमें ( अ० १, २, ३े ); प्रह्मद-चरित्र 
सप्तम स्कन्‍्ण्मे ( अ० ५ से १० ), गजेन्द्र-मोक्षका वर्णन अष्टम स्कन्धमे 
( अ० २, रे ), अम्बरीषका आख्यान नवम सकन्धमें ( अ० ४, ५ ) 
और दशम स्कम्घमे सम्पूर्ण श्रीकृष्ण-चरित्र है। ससारके सब अन्थोमे 
भक्ति-सुखाणवस्वरूप भ्रीमद्भागवत ग्रन्थ अत्यन्त मधुर है। उसमे भी 
दशम स्कन्ध मधुरतर और उसमे फिर भ्रीकृष्णकी बाछलीला मघुरतम 
है। श्रीकृष्की बाललीछाओके सम्बन्ध्मं आगे विस्तारपूरवक वर्णन 
आनेवाला है इसलिये यहाँ केखनीको रोक रखते हैं। अन्य सन्‍्तोंके 


त॒काशमजीका अन्थाध्ययन १९७ 


समान तुकारामजीको भागवतसे स्फूर्ति मिछी | एकादश स्कन्धपर 
एकनाथ महाराजका भाष्य हे ओर द्वादश स्कन्घमें कलिसन्तारक नाम- 
सकीतंनकी महिमा वर्णित है। श्रीमद्धागवत भागवतधर्मका वेद है । 
श्रीजञानेश्वः महाराजने व्यासदेवके पद-चिह्ोको ढेँढते हुए ओर 
भाष्यकार ( श्रीमत्‌ शड्डराचाय ) से मार्ग पूछते हुए गीतारदृष्य-विशद 
किया है, तथापि ज्ञानेश्वरीपर भागवतकी ही छाप अधिक पड़ी है । 
आरतवषमे श्रीकृष्णमक्तिका प्रचार प्रधानतः मागवतसे ही हुआ है। 
भागवत ग्न्थ तुकारामजीने अनेक बार सप्मग्न छुना, देखा ओर अपनी 
भाषामे दोहराया है। भागवतके अनेक खोक उन्हें कण्ठ हो गये, 
उनका मर्म उनके हृदयये उतर आया ओर उसकी भक्तकथाएँ उनकी 
भक्तिके लिये उद्दीपक हुई। इस विपयमें किसीको कुछ सन्देह न रह 
जाय, इसलिये अन्तःप्रमाणोके द्वारा ही यह देखा जाय कि तुकारामजीके 
विचार ओर बाणीपर भागवतका कितना गहरा प्रभाव पड़ा था-- 

(१ ) चतुर्थ स्कन्ध (अ० ८) में नारदजीने अुवकों भगवत्‌- 
स्वरूपका ध्यान बताया है। इसी प्रशार भागयतमे अन्यत्र भ्रीमहा- 
विष्णुका वणन है। दशम स्कम्घमें श्रीकृष्मका रूप-ब्णन भी वैसा ही 
है | तकारामजीने श्रीपण्टरपुरनिवासी भ्रीविट्ठठका जो रूप वर्णन किया 
है वह भागवतके उस रूप-बर्णनके साथ मिछाकर देखनेयोग्य है-- 

श्रीवत्साडूं; घवरयामे॑ पुरुष पनमालिनम | 
शहुतचक्रगदापब्ररमिव्यक्तचतुभुजस्‌ ॥ ४७ ॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलूयान्वितस्‌ । 
कौस्तुमामरणग्रीवं॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वनमालिनम्‌-तुल्ञीहार गढां, रुले माल कर्ठी वेजयन्ती । 


१९८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


गछेमें तुलसीका हार है, वेजयन्ती माछा लटक रही है | 
मेघर्याम॑ पीतकोशेयवाससस्‌-कासे सोनसव्ठा पांधरे पाटोला। 
घननील सावब्या वाइयानों ॥ ४ ॥ 
( काछे पीताबर पीतपट घारे । 
घननील सावबरे मेरे कान्हा ॥ ) 
किरीटिनं कुण्डलिनस>मकर कुंडलें तलपती श्रवर्णी | 
मुकुट कुंडलें श्रीगूख शोभलें | इत्यादि 
( मकर कुंडल जगमगे ज़वन । मुकुट कुंडल श्रीमुख सो हन ॥ ) 
कोस्तुभामरणमीवस्‌-कंठी कोस्तुममणि विराजीत | 
“कण्ठमे कौस्तुभमणि सोह रहा है |! 
(२ ) भक्ति हरो भगवाति प्रवहन्‌”--अूव 
( प्रवहन्‌ पद ध्यानमें रख्िये ) 
प्रेम अमृता्ची घार। वाह्दे देवा ही सामोर ॥ 
। पघ्रिमाम्ृतकी धारा भगवानके सामने भी ऐसी ही प्रवाहित 
: होती है ।! 
! (३ ) नाय॑ देहो देहभाजां नूलोके 
कष्टान्कामानहँते. विडभुजां ये। 
तपोी दिव्य पुन्रका येथ सत्तव 
शुद्धयेद्रस्माद्‌अह्म सोख्य व्वनन्तम्‌ ॥ 
(५|।०५।१) 
विडभुज माने विष्ठा मक्षण करनेवाके श्वान-शूकर आदि तुच्छ 
योनियोमें जो कष्टदायक विषय-भोग प्राप्त होते हैं वे ही यदि नर-देह प्राप्त 
होनेपर भी बने रहें तो यह तो बहुत ही घृणास्पद्‌ है। इसलिये ( ऋषभदेव 
कहते हू ) पुत्रों | दिव्य तप करके चित्तकों शुद्ध करो, इससे अनन्त ब्रह्म- 
सुख प्राप्त करोंगे | इस श्छोकके साथ यह अभग मिलाकर देखिये-- 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन १९९ 


तरीच जन्मा यावें। दास विट्वलाचे व्हावें ॥ ? ॥ 
नाहीं तरी काय थोड़ी | खान सूकरें बापुर्डी ॥ श्र ०॥ 
जाल्याचें तें फल। अंगी लागो नेदी मठ ॥ २॥ 
तुका महणे भले। ज्याच्या नावें मानवले ॥ २ ॥ 


८6 मनुष्य ) जन्म तो ही छो जो विद्वकनाथके दास हो। नहीं तो 
कुत्ते ओर सूअर ( विडभुज ) क्या कम हैं ? जन्म ढठेना तभी सफल है 
जब अक्षमें मेल न छुगने दे ( सत््व शुद्धथेत्‌ ) ठका कहता है, वे ही 
भछठे हैं जिनका मन भगवन्नाममें लग गया |? 


(४ ) ससारमे ग्रह-सुत-दारा ओर द्रव्यादिके पीछे भटकनेवाले हर 
मनुष्यको इस भवारण्यमें प्रचण्ड बवण्डरसे उड़नेवाली धूछसे भरी हुई 
दिश्याएँ नही सूझती-- 

कचित्च॒ वात्योत्यितपांसुधूम्रा 
दिशों न जानाति रजस्वछाक्ष, 0 
(५।१३। ४) 
तुका मूणे इहलोकी च्या वेब्हारे। 
नये डोले घुरे भरूनि राहे॥ 

तुका कहता है, इस छोकके व्यवहारसे आँखें घुऐँसे भरी हुई 
न रखो |” 

( ७ ) षष्ठ स्कन्धमे अजामिलके कथा-प्रसक्ञमें कहा है-- 

न वे स॒ नरक याति नेक्षितों यमकिहुरेः। 
( २| ४८ ) 
तान्नोपसीद्त हरेगंदयाभिगुप्तान्‌ ॥ 
(२।२७ ) 
इन दो चरणोसे बिल्कुक मिलता हुआ तुकारामजीका यह 
अभंग हे-- 


२०० श्रीलुकाराम-चरित्र 


यम सांगे दूतां। तुम्हां नाही तेथें सत्ता ॥ 
जेथे होय हरिकथा | सदा घोष नामाचा ॥| ? ॥ 
नका जाऊँ तया गावां । नामधारका च्या शिवा | 
सुदर्शन यावा । घरटी फिरे भोवती ॥ शु०॥ 
चक्रगदा पेऊनी हरी । उभा असे त्याचे द्वार्री ॥ 


“यमराज अपने दूतोसे कहते हैं कि जदों इरि-कथा होती है, नाम- 
सकीत॑न होता है वहाँ घुसमेका तुमछोगीकों कौई अधिकार नहीं है | 
नामधारकोके मह्ल्याममें तुमलोग मत जाओ, वहाँ प्रत्येक गहपर 
सुद्शनचक्र घूमता रहता है, प्रत्येक द्वारपर श्रीहरि चक्र और गदा लिये 
खड़े रहते हैं | 


४22 ््छ रे ्रठ 


( ६ ) मन्‍्ये धनामिजनरूपतप,श्रतोज- 
स्तेज.प्रभाववलपीरुषबुद्धियोगा- | 
नाराधनाय हि. भवरन्ित परस्य पुसो 
मकक्‍त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
(७।९।९) 
विप्रादह्विषडगुणयुतादरविन्दनाम- 
पादारविन्द्विमुखाच्छवपर्च वरिष्ठम्‌ । 
मन्‍ये तदपितसनोवचनेहिताथ- 
प्राण पुनाति सर कुल न तु भूरिसान ॥ 
(७]।१९। १० ) 
परम भक्त प्रह्मद कहते हें--घन, अभिजन, रूप, तप, पाडित्य 
( श्रत ), ओज, तेज, प्रताप, बल, पोरुष, प्रश्ञा और अशज्ञयोग--ये 
गुण भगवानकी प्रसन्नताके कारण नहीं होते । गजेन्द्र पशु था ओर उसमें 
इन गुणोंमेंसे एक भी गुण नहीं था। भगवान्‌ केवछ उसकी भक्ति पाकर 


तुकारामजोका ग्रन्थाध्ययन २०१ 


प्रसन्न हुए ।! ( अब दूसरे इलछोकमें यही बतछाते हैं कि भक्तिके सिवा 
भगवान्‌ और कुछ नहीं चाइते- ) “उपयुक्त बारहों गुण यदि किसी 
ब्राह्मणमें है पर वह कमलछनाभ भगवानकी सेवासे विमुख है तो उसकी 
अपेक्षा वह चाण्डाल श्रेष्ठ हे जिसने अपना मन, वचन, कम, अथ ओर 
प्राण भावानकों समर्पित कर दिया है । कारण, हरि-मक्त चाण्डाछ भी 
अपने कुलकी पावन करता है, पर गबंका पुतला बना हुआ नास्तिक 
ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता | ये दोनों छोक तुकारामजी- 
के दो अभज्ोमे भावरूपसे आ गये हैं--- 

नव्हती ते संत करिता कवित्व |-पाडित्य 

संताचे ते आप्त नव्हती संत ॥ 2 ॥ 5 अभिजन 

नव्हती ते संत वेदाच्या पठणे | > श्रुत 

नव्हती ते संत करितां तपतीथाटण || >तप इ० इ० 

सत वे नहीं जो कवित्व करते हैं, जिनका बड़ा परिवार है, जो 

बेदपाठ या तप-तीथांठन आदि करते हैं ।” 


अब दूसरा अभग देखिये-- 


अभक्त बाह्मण जछ्ो त्याचे तोंड | काय त्यासी रांड प्रसवली ॥ ? ॥ 
वैष्णव चाभार धन्य त्याची माता | शुद्ध उमयरता कुछ याती ॥श०॥ 
ऐसा हा निवाडा जाव्यसे पुराणी | नव्हे माही वार्णी पदरिची ॥ २॥ 
तुका म्हणे आगी लागो थोरपणा | दृश्ित्या दुजना न पडो माज्नी ॥ है ॥ 

जो ब्राह्मण होकर भी भगवानका भक्त न हो उसका मुँह काला ! 
उसे मानो रॉडने जना हो । चमार है पर यदि वह वैष्णव हैं तो उसकी 
माता धन्य है जिसने उसे जन्म देकर उमय कुछ पावन किये | पुराणोम 
ही यह निर्णय हो चुका है, यह मैं कुछ अपने पल्लेसे नहीं कह रहा हूँ । 
त॒का कहता है, उस बड़प्पनमें आग छगे ( जिसमें भगवद्धक्ति नहीं ); 
उसपर मेरी दृष्टि मी न पड़े |! 


ब०२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


इस अमभंगमे उपयुक्त दूसरे इ्लोकका अथ स्पष्ट ही प्रतिफलित हुआ 
हे ओर साथ ही तुकारामजी यह भी बतछा देते हैं कि यह निर्णय 
पुराणोमें ही हो चुका है ! किस पुराणमे कहाँ यह निणय हुआ हे यह 
बतलानेकी अब कोई आवश्यकता न रही । भागवत-पुराणके उपयुक्त 
इलोकमे यह निर्णय किया हुआ सामने मौजूद हे । 


(७) ग्रह्मद देत्यपुत्रोकों उपदेश करते हुए कहते है 
( स्कन्ध ७०-९६ )-«- 
पुंसो.. वर्षशवद्यायुस्तद्थः चाजितात्मन. । 
निष्फल यदसौ राज्यां शेतेडन्धं प्रापितस्तम- ॥ ६ 0 
मुग्धस्य बाल्ये कोमारे क्रीडतों याति विंशति. । इत्यादि 


तुकाराम गातो वासुदेव” अभगमे कहते हैं--- 


अल्प आयुष्य मानवी देह । शत गणिलें तें अध रात्र खाय | 

पुढें बालत्व पीड़ा रोग क्षय | इत्यादि 

मानवी देहकी आयु अल्प हे। १०० व्षकी आयु गिने तो आधी 
आयु तो रात ही खा जाती है । फिर बाल्यकालमे कुछ आयु निकल 
जाती है । शेष पीड़ा रोग और क्षय चट कर जाते हैं । 

(८) अष्टम स्कन्ध ( अ० २-३ ) मे गजेन्द्रका आख्यान हे, 
उसके साथ तुकारामजीके गजेंन्दधसम्बन्धी उल्लेख मिलाकर देखनेयोग्य 
हैं। गजेन्द्रकी कथा ओर उसका मम तुकारामजी बतलातें हैं-- 


गजंद्र तो हती सहस्न वरुषें। जछामाजी नक्रों पिडीलासं ॥१॥ 
छुहृदी साडिलें कोणी नाहीं साहे | अंती वाट पाहे विठों तुन्नी ॥९॥ 
कपेच्या सागर माज्नया नारायणा | तया दोघाजणा तारियेलें ॥३॥ 
, तुकाम्हणे नेले वाहनि विमानी। मीही आइकोनी विख्ासलों ॥४५॥ 
गजेन्द्रको जलमें एक सहख वषधसे ग्राइने पकड़ रखा था। 
गजेन्द्रके कोई सुहृद्‌ उसे छुड़ा नहीं सके | तब अन्तमें दे विदठलनाथ ! 


तुकारामजीका अन्थाध्ययन २०४३: 


वह जआपकी प्रतीक्षा करने छगा। हे कृपानिधान मेरे नारायण ! उन 
दोनोंका आपने उद्धार किया । आप उन्हें विमानमे बैठाकर ले गये | 
यह सुनकर मुझे भी यह भरोसा हो गया |? 


एक हजार वर्षतक गज-आहका युद्ध हुआ यह बात भागवतमें भी 
है--तयोर्नियुद्धधतोः समाः सइख व्यगमन्‌ |? कोई सुहद्‌ छुड़ा नहीं 
सके--“अपरे गजास्त तारयितुं न चाशकन्‌ |” गजेन्द्र और ग्राह् दोनोकों 
भगवानने तारा, यह बात भागवतमे ही कही है। 'विमानमे बेठा छे 
जानेकी बात भागवतमे इस रूपमें है--'तेन युक्तः अछुतं स्वभवर्न 
गरुडासनो5गरात्‌ ! इस प्रकार तुकारामजीने भागवतकी जिन-जिन 
भक्तकथाओका उल्लेख अपने अभगोमे किया है उन कथाओको, उल्लेख 
करनेके पूर्व, मूठ भागवतमें अच्छी तरइ देख लिया है। अर्थात्‌ 
भागवतके साथ तुकारामजीका प्रत्यक्ष और हदृदू परिचय था, 
यह स्पष्ट है । 


तुकारामजीकी यह बात भी विश्येष मनन करनेयोग्य दे कि 
भगवान उन्हे विमानमे बेठाकर के गये। यह सुनकर मुझे भी यह 
भरोसा हो गया।” भगवान्‌ भक्तकों विमानमे बेठाकर अपने धाम छे 
जाते हैं यह गजेन्द्र-अम्बरीष आदि भक्तोके चरित्रोमे देखा ओर इसका 
'मुझे भी भरोसा हो गया |” तुकारामबीका यह उद्भार उन्हींकी वैकुण्ठ- 
गमनकी कथ![के साथ मिलाकर देखनेयोग्य है । 


(९ ) तेरेव सदमवति यटव्क्रियतेजपथक्त्वातू 
सर्वस्य तद्भधवति मुऊनिषेचन यत्‌ ॥ 
(८।९॥३२९ ) 
यथा हि. स्कन्धशाखानां तरोमृंलावसेचनस्‌ । 
एवमाराधनं विष्णो. सर्वषामात्मनश्च॒ हि ॥ 
(८ | ५। ४९ ) 


२०७ श्रीत॒ुकाराम-चरित्र 


श्रीमद्धागवर्में मूलसेचनका दो बार आया हुआ यह दृशान्त, 
इसी अथके साथ, तुकारामजोके अमगमे भी इस प्रकार आया है-- 
सिचन करितां मू् ॥ वक्ष ओलाबे सकछ ॥ ? ॥ 
नकी एथकाचे भरी ॥ पढो एक सार घरी ॥ २ ॥ 
मूलका सिज्लञर करतेसे उसकी तरी मजस्त बृक्षम पहुँचती है। 
पृथकके फेर्मे मत पड़ी, जो साए बत्तु है उसे पकडे रहो !? शानेश्वरीमे 
भी यही दृष्ठान्त “गया हैं--मूछसिश्वनसे जेसे सहज ही शाखा-पहलव 
सन्‍्तोषफों प्राप्त झ) हैं? परन्त “अप्ृरथकत्वात्‌ पद भागवतमें ही है ओर 
उर्स!से पृथकके फरमे मत पड़ी? यह तकोक्ति नकली दे 
( १० ) अह मक्तपराधीन (९।४।६३ ) 


अरे भक्ताराधीना | तुका म्हणे नारायणा ॥ १ ॥ 
( ११ ) बशीकुब्रन्ति माँ सक्‍त्या सत्खिय, सत्पति यथा ॥ 
(९)।४। ६६ ) 
पतित्रते जेसा अतार प्रमाण | आग्हा नारायण तेश्ापरी | 
पतित्रताके लिये जैसे पति ही प्रमाण दे, वैसे ही एमारे लिये 
नारायण हैं |! 

( १२ ) मर्जिता क्थिता धाना भ्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 

( १० | २९ । २६ ) 
बीज भाजुनि केली लाही। आम्हां जन्म-मरण नाहीं॥ 
बीज भूंजकर छाई बना डाली, तब जन्म-मरण कहाँ रहद्दा १* 

( १३ ) एकादश स्कनन्‍्घके दूसरे अध्यायमें कायेन वाचा मन- 
सेन्द्रियेवा! (१६) इस छोकसे लेकर 'विसूजति हृदयं न यस्य साक्षात्‌ 
प्रणयरशनया घृताडप्रिप्च/ ( ७० ) इस कछोकतक भागवत-धर्मका 
वर्णन है। इसमे आद्य और अन्त्य दोनों पदोका अथ तुकारामजीके 
अभंगमें हे-- 


तुकारामजीका अ्न्थाध्ययन २०५ 


ग्रेमसत्रदीरी | नेतों तिकडे जातो. हरी ॥ १ ॥ 

मने सहित वाचा काया | अवधे दिले पंढरिराया ॥ २ ॥ 

(श्रेमसत्रढझर । जाते हरि खींचों जिस ओर ॥ 

मन सह तन वचच। किया सब हरि-अपंण ॥ ) 

ग्रणयरशना--प्रेमयत्रकी डोर | 

( १४ ) भागबतके निम्नलिखित इछोकका तो ठुकारामजीने पदशः 
भाषान्तर किया है--- 


न्‌ पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्यं 

न सावभोम॑ न रखाधिपत्यस्‌। 
न योगसिद्धीरपुनमंव॑ वा 

मय्यपितास्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 


यह श्लोक एकादश स्कन्घ ( अ० १४ | ६४ ) में है। कुछ हेर- 
फेरके साथ ऐसा ही रछोक षष्ठ स्कन्धमे भी है ( अ० ११ | २७ ) इस 
रलोकका अथ यह है कि जिसने मुझे आत्मापण किया है वह मेरा भक्त 
मेरे सिवा ओर कुछ भी नही चाहता। पारमे्ठय अर्थात्‌ परमेष्टीपद 
अथवा सत्यलोक, महेन्द्रधिष्णय अर्थात्‌ इन्द्रपट, सावभोमपद्‌, रखाधिपत्य 
अर्थात्‌ पावाहुका आधिप्त्य, योगसिद्धि, अएन्मंव अर्थात्‌ मोक्षकी भी 
वह इच्छा नही करता। इन पारमेष्टयादि छः पदोकों सामने रखकर, 
तुकारामजीने देखिये, केसे इस इछोंककां अनुबाद “किया है 


फजाामासआाााकाफइकरकतातआ 


परमेष्ठीपटा । तुच्छ करीती सबबंदा॥ १ ॥ 
परमेष्ठी पदकों भी सदा तुच्छ समझते हैं । ( कोन ? ) 
हेंचि ज्याचें घन। सदा हरीचे चितन ॥शु०॥ 
'सदा हरिका चिन्तन ही जिनका धन है |! 

इंद्रादिक भोग । भोगनव्हे तो भवरोग ॥| २ ॥ 


२०६ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


“इन्द्रादिकोके जो भोग हैं वे भोग नही, भवरोग हैं ।? 
सावभोम राज्य | त्यात्ी काहीं नाहीं काज ॥ २े ॥ 
सावभोम राज्यसे उन्हें कोई काम नहीं है |” 
पाताढीचें. आधिषत्य | ते तो मानिती विपत्य ॥ 9 ॥ 
पातालके अधिपति होनेको वे विपत्ति ही समझ्षते हैं ।! 
योगसिद्धिसार । त्यांसी वाटे तें असार ॥ ५॥ 
थोगसिद्धियोके सारकी वे निःसार समझते हैं ।? 
मोक्षायेवू सुख । सुख नव्हे_ तेचि दुश्ख॥ $॥ 
'मीक्षतकके सुखको वे सुख नहीं, दुःख ही समझते हैं ।? 
तुका गहणे हरी वीण | त्यांसी अववा वाठे शीण ॥ ७ ॥ 
“का कहता है, इरिकि बिना थे सब कुछ व्यर्थ समझते हैं । 
इतने स्पष्ट प्रमाण पानेके पश्चात्‌ कोई भी यह नहीं कह सकता कि 
श्रीमद्धागवत्तके साथ तुकारामजीका दृढ़ परिचय नहीं था । 


१० पुराणोंपर श्रद्धा 


भागवतके अतिरिक्त अन्य पुराणोंकों भी तुकारमजीने बड़े प्रेमसे 
पढ़ा था। पुराणोके सम्बन्धमें उन्होंने अनेक बार जो प्रेमीद्गार प्रकट 
किये हैं उनसे यह माढूम होता है कि पुराणीका भी उनके चित्तपर 
गहरा प्रभाव पड़ा था । 

एक स्थानमे उन्होंने कहा है, मैंने पुराण देखे, दशनोमें भी दँद- 
खोज की, पर तीनों सुवनमें ऐसा ( मेरे नारायण-जैसा ) कोई दूसरा न 
देखा |? एक दूसरे स्थानमें कहते हैं, 'पुराणोका इतिहास देखा, उथके 
मीठे रसका सेवन किया और उसीके आधारपर यह कविता कर रहा हैँ, 
यह व्यर्थका प्रछाप नहीं दे ।” एक स्थानमें तुकाराम भगवानसे प्रार्थना 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन २०७ 


करते हैं कि हे भगवन्‌ ! में यहाँ ( इन चरणोमें ) अनन्य अधिकारी 
कब, केसे बन सकूँगा, यह में नहीं जानता। पुराणोके अर्थोंका जब 
ध्यान करता हूँ तो जी तड़पने छगता है।! भक्तिके बिना मगवान्‌ 
नही मिलनेके', ठ॒काराम कहते हैं कि 'यही बात पुराण बतलाते हैं। 
पुराणों यह प्रसिद्ध है कि असंख्य भक्तोको मगवानने उबारा है, 
पुराण बतलाते हैं कि भगवान्‌ ऐसे दयाछु हैं। पुराणोके बचन भेरे 
हछिये प्रमाण हैं |? 

इस प्रकार अनेक स्थानोंमें तुकारामजीने अपना पुराण-प्रेम व्यक्त 
किया है | पुराणोंकी भक्त-कथाएँ पढ़कर तुकाराम तन्मय हों जाते थे, 
इनकी-सी उत्कट भगवद्धक्ति मेरे चित्तमें कब उदय होगी, यही सोच 
उनको होता था और वह व्याकुछ हो उठते थे। पुराणोका अम्ृतरस 
पान करते हुए वह प्रेमाशुओंसे भीग जाते थे। शअुवकी ध्याननिष्ठा 
देखकर वह श्रीविद्डलरूपके ध्यानमें निमग्न हो जाते थे। नाम-स्मरणसे 
कितने असख्य भक्त तर गये, यह सोचकर वह ओर भी अधिक उल्ञासके 
साथ नाम-कीतनमे निमजित हो जाते थे। श्रीमद्धागवतादि पुराणोके 
समवलोकनका ऐसा मृदु ओर मधुर सुसस्कार तुकारामजीके शुद्ध चित्त- 
पर पड़ा। ामाचे पवाडे गजंती पुराणे! ( पुराण गरजकर नामके 
गीत गाते हैं ) वाछे अभगमे तुकारामजीने यह कहा है कि आदिनाथ 
शड्डर, नारद, परीक्षित, वाल्मीकि आदि, नामके अछोकिक रागमें 
तन्‍्मय हो गये ओर हम-जेसोंकों मार्ग दिखा गये। अस्तु, यहॉतक 
इमलछोगोने यह देखा कि गीता तथा मागवतादि पुराणोका अध्ययन 
तुकारामजीके ज्ञानाजनका कितना बड़ा अड्भ था | 


११ विष्णुसहसनाम-पाठ 


भागवतघमसियोमे विष्णुसहखनाम भी पहलेसे ही बहुत प्रिय ओर 
मान्य है। इसके नित्यपाठकी परम्परा भी बहुत प्राचीन है । यह विष्णु- 
सहस्तननाम महाभारतके अनुशासनप्वका ४९ वा अध्याय है। भगवान- 


२०८ श्रीतुकाराम-चरिचत्र 


का ध्यानपूर्वक नाम-सड्जीतंन चित्तशुद्धिका उत्तम उपाय है। नाम 
स्मरण वेदोमे भी विहित है। ऋग्वेदके अन्तिम अध्यायमे यह वचन 
है--मर्ता अमत्यस्थ ते भूरि नाम मनामहे। विप्रासों जातवेद्सः? 
श्रीमद्भागवतमे तो अनेक स्थानों, विशेषकर अजामिलकी कथाके 
प्रसड्से ( स्कन्च ६ आ० २) नाम-माहात्म्य बड प्रेमसे गाया गया है | 
नाम स्मरणके लिये विष्णुसहखनाम बड़ा अच्छा साधन है | शानेंश्वरीमे 
( अ० १२ | ९० ) ज्ञानेश्वर महाराजने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि 
सहसो नामोकी नोकाओके रूपमें सजकर मै ससारके पार पहुँचानेवाला 
तारक जहाज बना हूँ ।" नाम्देवरायके अभगोें भी सहखनामके 
बटोष्टियोको कन्घेपर चढ़ा लिया? ऐसा उल्हेख है । गीता ओर बविष्णु- 
सहखनामके नित्यपाठकी परिपाटी बहुत ग्राचीत है । नाम-स्मरण 
भवसागर पार करनेका सुख्य साधन है, यह भागवत-धर्मका मुख्य 
उपदेश है। भागवतभे सहलशः यह उपदेश किया गया है। गीताम 
भी सतत कीतंयन्ती मार! ( अ० ९। १४ ), 'यज्ञाना जपयशोउस्मि 
(अ० १० | २५ ), ओमित्येकाक्षर ब्रह्म (अ० ८। १३ ) इत्यादि 
प्रकारसे नाम-स्मरणका निर्देश किया गया है। बिष्पुसहखनाममाला 
नाम-स्मरणके लिये बनी-बनायी चीज मिल गयो, इससे छोग उसका 
उपयोग करने छये और उसका इतना प्रचार हुआ | ठुकारामजी भी 
विष्णुसहखनामका नित्य पाठ किया करते थे। वारकते सम्प्रदायमें यह 
बात प्रसिद्ध है कि तुकारामजीने विष्णुसहखनामके एक कक्ष पाठ 
किये। ठ॒ुकारामजीके अभगोंमें ७-८ बार बविष्णुसहसनामका नाम 
आया है-- 

( १ ) सहखनामकी नोकाकों ठीक कर छो जो भवसागरके पार 
करा देती है | 

( २ ) षट्शार्र, चार वेद, अठारह पुराणोकी एकीमभूत प्रतिमा- 
स्वरूप इस श्यामरूपको ओँखोंमें मर छो और विष्णुसहलनाममन्त्र- 
माला फेरो । 


तुकारामजीका भ्रन्थाध्ययन २०९ 


( ३ ) सहखनामकी प्रत्येक पुकार उत्तरोत्तर अधिकाधिक बल 
देनेवाली है। 


(४ ) सइखनामका रूप भक्तोका पश्षपाती है । 
(५ ) मेरी पूंजी सहलनाममाछा है । 
(६ ) एक नाम भी जहाँ असीम है वहाँ सहल नामोकीं माछा 
गूँथ डाली । 
( ७ ) जिसके रूप है न आकार, वह नाना अवतार धारण करता 
है, उसीने अपने सहल नाम रख लिये | 
( ८ ) सहख नामसे पूजा करना कलश ही चढाना है। 
तुकारामजीका यह कहना है कि विष्णुसइलनाम नौकाका मैने 
सहारा छिया, आपलोग भी लोजिये, इससे भव-सिन्धुकोी पार कर 
जाओगे | इस सहखनामावलिमे शकृष्णके जो केशव, पुरुषोत्तम, 
गोविन्द, माधव, अच्युत, देवकीनन्दन, वासुदेव, गरुडध्वज, नारायण, 
दामोदर, म्ुकुन्द, हरि, भक्तवत्सक, पापनाशन आदि नाम हैं--ये ही 
त॒ुकारामजीके अभगोमें बार-बार आते हईं। कई नामोपर उन्हें अभंग 
भी सूझे हेँ--- 
( १ ) धर्मो धर्मविदुत्तम- । 
धरमांची तूं मूर्ति | पाष-पुण्य तुझे हातीं ॥ ? ॥ 
'धर्मकी तुम मूर्ति हो । पाप-पुण्य तुम्हारे हाथमे है |? 
( २ ) गुप्तश्रक्रादाघरः । 
घेजनिया चक्रगदां | हाची पन्दा करीतों ॥  ॥ 
भक्ता राखे पायांपाजी | दुजनांसी संहारी ॥ २ ॥ 
“चक्र ओर गदा लिये वह यही किया करता है कि भक्तोकों अपने 
चरणोंके पास रखता ओर दुजनोका सह्यार करता है |! 


तु० रा० १४--- 


२१० श्रीतुकाराम-चरित्र 


धक्रगदाधरः पदका यह विवरण है| सुदर्शनचक्रसे वह अम्बरीष- 
जैसे भक्तोको अपने चरणोंके समीप रखता और गदासे कस-जैसे दुर्जनो- 
का सहार करता है | 


( ३ ) अम्तांशो5सरुतवधुः । 
जीवा्चें जीवन | अम्मतार्ची तनु | बल्याण्डभूषण | नारायण ॥ 2 ॥ 


१२ महिम्नादि स्तोत्र और सुमाषित 
तुकारामनीके अमगोमे सस्कृत इलोकोके प्रतिरूप या अनुवाद आ 
जाते है, बिनसे उनकी बहुश्र॒तता ओर घारणा-गक्तिका पता छगता है-- 
( ३ ) सबब विष्णुमयः जगत । विष्णुमय जगत वेष्णवाचा घर्स | 
( २ ) मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
मानने भक्त गाती जेथे' | नारद मी उम्र तेथे ॥ / ॥ 
मेरे भक्त बहों गाते हैं, हे नारद ! मे वहाँ खड़ा रहता हूँ । 
( ३ ) कामातुराणां न भय न छज्जा । 
कामातुरा मय लाज ना विचार । 
कामातुरकों न भय है, न छजा, न विचार | 
(४ ) क्षमा शस्त्र करे यस्य दुजनः कि करिष्यति । 
अतृणे पतितो वह्लि! स्वयमेवोपशाम्यति ॥ 


क्षमाशत्र जया नराचिये होतीं | दुष्ट तयाग्रति काय करी ॥ १ ॥ 
त्ृण नाहीं तेथे' पड़ला दावाग्नी | जायतो विज्ञोनी आपसया ॥ २॥ 
क्षमा-शस्त्र जिस मनुष्यके हाथमे है, दुष्टजन उसका क्या बिगाड़ 
सकते हैं ? जहाँ तृण द्वी नहीं है वहाँ दावाग्नि सुलगकर क्या करेगी ? 
आप ही बुझ जायगी ।? 
( ५ ) मुक करोति वाचारू पु लडघयते गिरिम््‌ । 


तुकारामजीका अन्यथाध्ययन २११ 


उलपितें पागुछ गिरी | मुर्कें करी अनुवाद | 
( ६ ) प्रतिष्ठा झूकरीविष्ठा गौरव न तु रोरवम ॥ 


मानदंभचेष्टा | है तो गरकशाची विष्ठा ॥ 2 ॥ 
( ७ ) परोपकार पृण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


हि 


पुण्य परउपकार पाव ते फ्रपीडा। 
आणिक नाही जोडशा दुजा यासी॥ 
पुण्य परोपकार है और पाप परपीड़ा है। इसका ओर कोई जौड़ा 
नहीं है |? 


( ८ ) सगमीनसजनाना. तृणजरूसन्तोषबिहितवृत्तीनाम्‌ । 
लुब्धकधीचरपिशुना लिष्कारएच रिणों सगति ॥ 


काय केले जछ'का | दीवर त्याच्या वावाकी | ? ॥ 
हातो ठायीचा विचार | आहे याति वेराकार ॥मश्र्‌०॥ 
खापदाते वधधी | निरपराधे पारधी ॥ २ ॥ 
तुका ऋूणे खत | संता पीडिती चाडातछ ॥ ३ ॥ 
जलचर बेचारोने क्या किया जो धीवर उनकी घातमे रहता है ? 
पर यह ऐसा ही है, यह जातिस्वभाव है, इनकी देह ही इनके वेरकी 
है | ( बसे ही ) व्याध निरपयाघ मृगोकों मारा करता है। ( और ) 
तुका कहता है, खल जो हैं चाण्डाल, वे सन्‍्तोकों ही सताया करते हैं । 
लुब्धघक, धीवर, पिशुन तीनो दृष्टान्त तुकारामजीने उठा छिये हैं और 
उन्हें अमग वाणी क्‍या खूबीसे बठाया है ! 
भतृदरिके नीतिवेराग्यशातक और आचायके पाण्डुरज्ाष्टक, षटपदी 
और महिम्नादि स्तोत्न तुकारामजीके अवलोकन ओर पाठमे रहे होगे । 
पाण्छुरज्ञाप्टकमे इस आशयका एक इलोक है कि भगवानने कटिपर जो 
हाथ रखे हैं वह यह जतलानेके लिये कि मक्तोंके लिये मवसागर कमर- 
के नीचे ही है | 


२५१२ श्रीतुकाराम-चरिज्र 


(५ ) प्रमाण. भवाब्थेरिदयं मामकाना 
नितम्बः कराभ्या छतों थेन तस्मात : 

विधालुवंसत्ये.. तो नामिकोष 
परब्रद्मलिषज्ष भजे पाण्डुरडम्‌ ॥ 


करा विद्वल. स्मरण | नामी रूपी अनुसन्धान | 
जाणोनि भक्ता भवलक्षण | जघानप्रयमाण.. दावीतसे ॥ 
कटीग्री ठेवुनी हात | जना दावबित संकेत | 
भव-जलाब्धीचा अंत | इतुलाचि ॥ 


श्रीविद्धल्नाथजीका स्मरण करों। नाममें, रूपभे, उन्हींका अनु- 
सनन्‍्धान करो। भक्तोकी जानकर बतलाते हैं कि भवसागर जॉघके 
बराबर है | कटिपर हाथ रखकर ( भक्त ) जनोंको यह सकेत करते हैं 
कि मवजलाब्धिका अन्त यहींतक दे ।? 


( १० ) असितगिरिसिम स्थात्‌ कज्जल सिन्छुपात्रे 
सुरतरुवस्शासता. छेखनी पत्नझ्लुवी । 
लिखति यदि गुहीत्वा शारदा सर्वकालू 
तद॒पि तब गुणाबामीश पार मन याति ॥ 
महिम्नःस्तोत्रका यह छोक प्रसिद्ध है । इस इलोकको छाया आगे 


दिये हुए अभगानुवादपर विशेषतः उसके चतुर्थ चरणानुवादपर कितनी 
पड़ी हुई है यह देखिये--- 


“जिसके गीत गाते हुए जहाँ श्रुतिशास्नोको मौन हो जाना पड़ता 
है वहाँ मेरी वाणी ही क्‍या जो उस स्तुतिको पूरा करे ! जहाँ शेषनाग भी 
अपने सहसमुखोसे स्तुति करते-करते थक गये, जहाँ सिन्धुपात्रमे सम्पूर्ण 
मही भी घुलकर स्याही हो जाय तो भी पूरा न पड़े, वहाँ मेरी वाणी 
ही क्‍या जो उस स्टृतिकों एरा करे | तेरी कीर्ति तेरे सामने बखान करूँ 


तुकारामजीका भस्रन्थाध्ययन २१३ 


तो अखिल ब्रह्माण्डमे भी वह न समा सकेगी, मेरकी छेखनी, सागरकी 
स्याही और भूमिका कागज तो पूरा पड़ ही नहीं सकता ।! 
१३ तुकारामजीका संस्कृत-ज्ञान 

तावपय गीता, मागवत, कई अन्य पुराण तथा महिम्नादि 
स्तोत्रोकी तुकारामनीने बहुत अच्छी तरहसे पढ़ा था। जिन छोगोकी 
यह धारणा हो कि तुकाराम लिखे-पढे नहीं थे वे आश्रय करेगे । 
तुकारामजीने मण्डारा-पवतपर ज्ञानेश्वरवे और नाथमागवतादि ग्रन्थोके 
अनेक पारायण किये थे | वह मराठी ब्हत अच्छा तरहसे लिख सकते थे | 
बाललीलाके जो अमग उन्होंने बनाये उन्हे उन्होंद अपने द!थसे लिखा । 
अब बह्ट सस्कृत जानते थे या नहीं ओर बदे ऊ.,नते थे ४ फितनी जल्‍नते 
ये, यह प्रश्न रहा ) गीता और भागवतके अबतःण देशर उनके साथ उनके 
अभगोका जो मिलान किया गया ई उछूत यह प्रश्न जहुत कुछ हल हो 
जाता है | समानाथक अवृत्रण सेकडो (दये जा सकते हैं परन्तु हमने 
केबल ऐसे ही। अवतरण दिये हैं जिन - यह बात निरदिषादखूपसे स्प४ हो 
जाय कि तुकारामजी मूल सस्क्ृत-ग्न्थोको देखते थे और मूलके वचन गुन- 
गुनाते हुए ही कई अभग उन्होंने रचे ६ । ठ॒ुकारामजीने स्वय कहा 
है कि मैने अक्षरोपर बड़ा परिश्रम किया, पुराणो+, देखा और दशनों- 
में खोज की |! इससे यह स्पष्ट है कि, मूछ सस्क्ृत-पन्थोंकों उन्होंने 
केवल सुना नहीं, स्वय देखा ओर पढ़ा थ । देखनेस भी अन्तर हो 
सकता है ! व्याकरणके नियम चाहे उन्होंने न घोखे हो उन नियमोकी 
उन्हे कोई आवश्यकता भी नहीं थी। पर भागवतादि ग्रन्थ मूल सस्कृतर्मे 
वह पढठते थे और उनका अथ्थ समझनेमे उन्हे कोइ कठिनाइ न होती 
थी । उसके पूव उन्होने किसी उत्तम विद्वानके मुखसे श्रवण भी किया 
होगा और उससे संस्कृतके साथ उनका परिचय बढ़ा होगा । कुछ छोग 
यह कहते हैं कि वराग्य हो जानेके पश्चात्‌ तुकारामजी कुछ काछूतक 
पैठणमे रहे | वहाँ उन्होंने एक विद्वान्‌ भगवद्धक्तके मुंहसे साथ सम्पूर्ण 
भागवत सुनी और पीछे भण्डारा छोटनेपर उन्होंने मागवतके अर्थ-बोधके 


२१७४ श्रीतुकाराम-घरित्र 


लिये उसके अनेक पारायण किये । भागवतसम्प्रदायके भागवतसंहिताके 
सप्ताह बहुतोने देखे होंगे अथवा चातुर्मास्थमें मागवतपुराण भी श्रवण 
किया होगा | यह परिपाटी अति प्राचीन है। तुकारामजीने भी सप्ताह 
और पुराण सुने होगे । सप्ताहमें अनेक आस्थावान ओता भागवतकी 
पोथी सामने रखकर शुद्ध पाठ भी किया करते हैं और नित्य पुराण- 
अवण करते-करते बुद्धिभान्‌ पुरुषोकों ही क्‍यों, ह्लियोकों भी मश्ृत्त्वके 
अच्छे-अच्छे इलोक कण्ठ हो जाते हैं | कुछ छोगोका यह मत है कि इसी 
तरहसे तुकारामजीको भी कुछ श्छोक याद हो गये, अन्यथा सस्कृतका उन्हें 
बोध नहीं था। पर ऐसा समझ बेठना युक्तियुक्त नहीं है | स्वय तुकारामजी 
ही जब कहते हैं कि 'पुराणोको देखा, दशनोको दूँढा !! तब इसमें उसमे 
सन्देद करनेका कोइ कारण नही है । 'पुराणोकों देखा? याने भावार्थ 
समझनेके लिये मैने स्वय पुराणोको पढ़ा और “दर्शनोंको दूँ? याने शास्र- 
अन्थोमें टरंडखोजकी; ओर इनका तात्पर्याथ यही समझा कि “विठोबाकी 
शरणमें जाओ, निजनिष्ठासे नाम-सकीतंन करो !? तुकारामजीने दो-चार बार 
जो यह कहा है कि 'वेदोके अक्षर पढनेका मुझे अधिकार नहीं? इसका भी 
मम जानना ही होगा | उनके कथनका अभिप्राय यह है कि सन्तोंके वचन 
मैंने याद किये, भागवतके कुछ श्लोक ओर स्तोत्र कण्ठ किये, इसी 
प्रकार यदि मुझे वेद-बचन कण्ठ करनेका अधिकार द्वोता तो उपनिषदोको 
देखकर उसे भी नित्यपाठके योग्व वचन-सग्रह मै कर लेता । शास्त्र-पुराण 
उन्होंने स्वय देखे, वेदीकी भी देखते यदि अधिकार होता, यही इसका 
स्पष्ट अभिप्राय है। वह इतनी संस्कृत जान गये थे कि भागवतादि 
अन्थोको मूलमें ही देखकर उनका भावाथं समझ छेते | उनकी श्रद्धा और 


त॒कारामजीका ग्रन्थाध्ययन २१५ 


बुद्धि अलौकिक थी, शाखत्र-पुराणोंके भावाथंकों तुरत ग्रहण कर छेने- 
योग्य उनकी अन्तःकरण-प्रव॒त्ति थी । इस कारण इन अन्थोंकों देखते- 
देखते उन गन्थोका अथबोध होने योग्य सस्क्ृत-भाषाका ज्ञान ग्राप्त हो 
जाना उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं था। शात्त्रों ओर पुराणोका 
रहस्य विशद करनेवाले प्राकृत ग्रन्थ भी मौजूद थे ओर उन अन्योंकों भी 
उन्होने देखा था। इसलिये मूल अन्थोंकोी देखकर उनका भावाथ जान 
लेना उनके-से प्रज्ञा-प्रतिभावान्‌ पुरुषके लिये सहज ही था। वेद-शास्त्र- 
पुराणोका रहस्य शानेश्वरी ओर नाथमागवतममे व्यक्त हुआ था, और इन 
प्रन्थोको तुकारामजीने अपने हृदयसे छगा रखा था। तुकारामजीका 
आचार उत्तम ब्राह्मणोके भी अनुकरण करने योग्य था। देवपूजादिके 
मन्त्र उन्हें कण्ठ थे। पूजा समास करते हुए 'मन्त्रहीनं क्रियाहीनम? इत्यादि 
कहकर प्राथना की जाती है | तुकारामजी कहते हैं-- 


असो मन्त्रहीन क्रिया | नका चया विचारू ॥ १ ॥ 
सेवेमध्यें जया घरा | कृणषा करा सेव्टी॥ २॥ 


'करमम मेरा मन्त्रहीन हुआ हो, रीत-अनरीत जो कुछ हो, कुछ मत 
विचारिये | सेवामें इसे जमा करिये और अन्‍्तमें कृपा कीबिये ।? 


भोजन-समयमें 'हरिदांता हरिमोक्ता” इत्यादि कहा करते हैं। 
तुकारामजीने उसीको अपनी बाणीमें यो कहा है--दाता नारायण । स्वयं 
भौगिता आपण ॥? तुकारामजीका एक बड़ा ही सुन्दर अमंग है-कासयाने 
पूजा करूं केशीराजा! एक बार ऐसा हुआ कि तुकारामजी सब पूजा- 
सामग्री पास रखकर पूजा करने बेठे, पूजा आरम्म भी नहीं होने पायी 
और तुकारामजीकों ध्यान लग गया। पूज्य-पूजक ओर पूज्ञा-साहित्य, यह 
त्रिपुटी नहीं रही, तीनो एकाकार हो गये । जिस अभंगकी बात कह रहे 
थे वह इसी समयका अभग है । यह आचायके 'परा-पूजा? नामक प्रकरणके 
भावमे है। इससे कुछ छोग बड़ी अधीरतासे यह कह देते हैं कि 


२१६ श्रीतुकाराम-चरिदत्र 


तुकारामजी मूर्तिपूजक नहीं थे। पर इस अभगसे यदि कोई बात साबित 
होती हे तो वह यही कि तुकारामजी बडे आस्थावान्‌ और नियमी 
मूर्तिपूजक थे, और चन्दन, अक्षत, फूल, धूप-दीप, दक्षिणा, आरती, 
भजन, नवेद्के साथ नित्य शाख्रोक्त रीतिसे मगवानकी प्रतिमाका 
पूजन करते थे । नित्यकर्म # यह बडे ५३७ थे, जरा भी दिलाई उनमें 
नहीं थी। उन्हीका वचन है. दाहदी नित्यनेमार्बीण । अन्न खाय तोचि 
स्वान! (कुछ नित्य नियमोंओ बिना जो अन्न खाता है वह कुत्ता है | ) 
केवल भण्ड।रेपर जाकर ग्रन्थ पढे, एकाकार भगवानकी शाब्दिक प्रार्थना 
की ओर रातकों गॉजक देवारूयसें रो पहर कीर्तन कर लिया, इतना ही 
तुकारामजीका कार्यक्रम नहीं था, कुलण्रमपरागत श्रीपाण्डुरड्ककी पूजा 
भी वह नित्य-नियमपूवक ओर डत्यन्त श्रद्धांके साथ करते थे। चेतन्यघन 
भगवानकी मूर्ति भा चेतन्यघन है, भगवान्‌ सामने खड़े हैं, षोडश 
उपचारोके साथ प्रेमपूर्वक उनका प्रजन करना परमानन्दप्रद जीव-घर्म 
है | ऐसे आनन्दमग्न हौकर वह भगवानकी पूजा करते थे । पूजामे सब 
मन्त्र पुराणोक्त ही है। भगवानकी पूजा क्रनेका अधिकार सब जीवोंको 
है। त॒कारामजीकी सश्रद्ध-समन्त्र पूजा, उनका पवित्र रइन-सहन, उनका 
सस्कृत ओर प्राकृत भाषाओके अध्मात्म-अन्थौंका अवलोकन, नित्यपाठ 
और कीतन, यह सब इतना आस्थायुक्त था कि ऐसे आचारवान्‌ पुरुष 
ब्राक्मणोसे भी बहुत कम मिल सकते हैं। बहुजनसमाजपर उनके इस 
चर्त्रिका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और उनकी भमगवद्धक्तिका डका 
सत्र बजने ऊूगा। पुराणमताभिमानियोकों तुकारामजीका यह यश 
दुःसह होने छगा। उनकी ओरसे रामेश्वर भट्ट नामके एक पुरुष 
तुकारामजीसे लड़ने-झगड़नेके लिये आगे बढे ! वह प्रसद्भ आगे आवेगा | 


तुकारामजीका भ्रन्थाध्ययन २१७ 


तुकारामजीके सस्कृत-गन्थोके अध्ययनका यहाँतक विचार हुआ, अब 
उनके प्राकृत ग्रन्थाध्ययनकी बात देखे | 


१४ ज्ञानेश्वरी 


शानेश्वरीके साथ तुकारामजीका कितना गादढा परिचय था यह 
दिखलानेके लिये ज्ञानेचरीके कुछ वचन ओर साथ ही उनसे मिलान 
करनेके लिये तुकारामजीके वचन उद्बृत करते है | 

( १ ) राम हृदयम हैं पर श्रान्त जीव बाह्य विषयोपर छुब्ध होते 
हैं। झानेश्वरी ( अ० ९ ) में इनके छिये जोक और दादुरकी उपमाएँ. 
दी हैं। 'गौका दूध कितना पवित्र और मीठा होता है ओर होता भी 
है कितना पास--त्वचाके एक ही परदेके अन्दर । पर जोक उसका 
तिरस्कार्कर अशुद्ग रक्तका ही सेवन करती है|! (५७ ) अथवा 
कमछमकरनद ओर मेढक एक ही स्थानप रहते हैं तो भी कम्रकमक- 
रन्‍दका सेवन भौरे ही करते हैं ओर मेटकऊे छिये कोचड ही बचता है! 
(५८ ) शतचरण अभगमे ठुकारामजीने भी यही दृशान्त दिया है-- 
नामनिन्दकके लिये भगवान्‌ वेसे ही दूर हैं, जैसे जोकके लिये दूध |! 

(२ ) झानेश्वरी अ० १२-९० में यह ओबी है कि 'सहसखों नामोंकी 
नोकाओके रूपमें सजकर मैं ससारमे तारक बना हूँ।! तुकारामजीका 
अभग है कि सहख नामोकी नोकाकों ठीक कर को जो मव-सिश्धुके 
पार ले जाती है !? 

(३ ) बीज फूय्कर पेड़ होता है, पेड़ गिरकर बीजमें समाता है । 
( शञानेश्वरी १७-७९ ) तुकाराम कहते हैं-पेड़ बीजके पेटमें ओर बीज 
पेड़के अन्तमें । 

(४ ) पण्डित बालछकका हाथ पकड़कर स्वय ही अच्छे अक्षर 
लिखता है ( ज्ञाने० १३-३०८ )। तुकाराम-बच्चेके लिये गुरुजी ही 
पटिया अपने हाथमे लेते हैं । 


२१८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


(५ ) सूर्यके तेजके सामने जुगुनूकी चमक क्या ? ( श्ञाने० १- 
६७ ) तुकाराम-सूरजके सामने जुगुनू पुट्े दिखावे ।! 


(६ ) अखिल जगत्‌ महासुखसे तन जाता है |? ( ज्ञाने ० ९-- 
२०० ) तुका कहता है, 'अखिल जगत्‌ भगवानसे तन गया है। उसीके 
गीत गाओ, यही काम बाकी है |? 


( ७ ) यहाँ वे ही लीलामाजसे ( अनायास ) तर गये जिन्होंने मेरा 
भजन किया । उनके छिये मायाजल इसी पार समाप्त हो गया । ( ज्ञाने ० 
७-९७ ) तुकाराम--मुखसे नारायण-नाम गाने छगे तब भव-बन्धन 
कहाँ रहा १ भव-सिन्धु तो इसी पार समास हो जायगा । 

( ८ ) सन्त ज्ञानके देवालय हैं, सेवा उसका द्वार है, इसे दखल 
कर लो | ( ज्ञाने० ४-१६८६ ) तुकाराम--सन्तोके चरणोंमें चुपचाप 
पड़े रहो | 

(९ ) देवता भाट बनकर मृत्युकोककी स्तुति करने छंगते हैं । 


( ज्ञाने० ६-४०५६ ) तुकाराम--स्वगंके देवता यह इच्छा करते हैं कि 
मृत्युकोकमे हमारा जन्म हो । 


( १० ) इन्द्रियाँ आपसमें कलह करने लछगेंगी | ( ज्ञाने० ६-१६ ) 
तुकाराम--मेरी इन्द्रियोंमें परस्पर कलछह लगी । 

( ११ ) अपने ही शरीरके रोम कोई नहीं गिन सकता, वैसे ही 
मेरी विभूतियाँ असंख्य हैं। ( शाने० १०-२१० ) तुकाराम--विरादके 
शरीरमे वेसे ही, गिनने छगे तो, अगणित केश हैं । 

( १२ ) मेरी जिससे प्रासि हो वह्दी शुद्ध पुण्य है। ( शाने० ९- 
३१६ ) तुकाराम--जिसमें नारायण हैं वही शुद्ध पुण्य दे । 

( १३ ) उस अनन्यगतिसे मेरा प्रेम है । ( १०-१३७ ) त॒काराम- 
नारायण अनन्यके प्रेमी हैं | 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन २१८ 


( १४ ) जब गर्भिणी ज्लीको परोसा गया तभी गर्भवासी अमंफकी 
तृप्ति हुईं । (ज्ञाने० १३-८४८ ) त॒काराम--माताकी तृप्तिसे ही गर्भस्थ 
बालक तृत्त होता है *"। 

( १५ ) अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा न रखकर भगवानकी इच्छाके 
अनुकूल हो जाय, यह बतलाते हुए ज्ञानेश्वरनी जलका दृष्टान्त देते हैँ--- 
माली जछको निधर ले जाता है, जल उधर ही शातिके साथ जाता है, 
वेसे ही तुम बनो |? तुकारामजी कहते हैं--“जल जिधर छे जाइये उधर 
ही जाता है, जो कीजिये वही हो जाता है। राइ, प्याज ओर ऊख 
एक ही जलके भिन्न-भिन्न रस हैं |? 

शानेश्वरनीकै दृष्टान्तको यहाँ तुकारामनीने ओर भी मधुर और 
विशद कर दिया है। उपाधि-भेदसे राई ( तामस ), प्याज (राजस ) 
ओर ऊख (सात्विक ) में जल त्रिविध होनेपर भी जल तो एक ही है । 
जलकी जेसी अपनी कोई इच्छा या आग्रह नहीं वेसे ही मनुष्यकों 
निष्काम होना चाहिये | 

( १६ ) नवें अध्यायमे गुहद्य ज्ञान बतछाते हुए शानदेव सज्जयकी 
सुखावस्था वणन करते है-- 

८ श्रीकृष्णाजुनसवादमे ) चित्त मगन होकर स्थिर हो गया, वाणी 
जहाँ-की-तहाँ स्तब्घ हो गयी, आपादमस्तक सारा शरीर रोमाश्रवित हो 
उठा । आँखें अधखुली रह गयीं ओर उनसे आनन्दजल बरसने छगा | 
और अन्दर आनन्दकी जो हरहरें उठीं उनसे बाहर शरीर कॉपने छगा | 
( ५२७, ५२८ ) ऐसे महासुखके अलोकिक रससे जीवदशा नष्ट होने 
लगी | ( ५३० ) 


8२० श्रीतुकाराम-चरित्र 


तुकाराम कहते हैं--- 


स्थिरावर्ली वृत्ति पांगुछला ग्राण। 
अंतरी की खुण पावुनिया ॥ १ ॥ 
पुंजाछले नेत्र जाले अधोन्‍न्मीलित | 
क्ंठ सहृदित रोमांच आले ॥ घ्रू० ॥ 
चित्त चाकाटले स्वरूपामाग्ारी । 
न निष्रचि बाहरी सुखावलें॥ २ ॥ 
तुंका महणे छुखे प्रेमी बुल्लत। 
विरा्लों निश्चित निश्चिताने ॥२॥ 
(स्थिर हुईं वृत्ति, रुदगति ग्राण। 
निज पहिचान, जब पायी ॥ १ ॥ 
आस्फालित नेत्र, हुए अधन्मीलित | 
कंठ. गहदित, रोमहप ॥ शु० ॥ 
चित्त सुचकित, . स्तरूप-निमसन | 
करे ने गमन, ऐसा सुखी ॥२॥ 
तुंका कहे प्रेम, सुखसे डोलत। 
निर्मंक निश्चित, निश्चित हो ॥ २ ॥ ) 


( १७ ) ससारमे रहते हुए. अपना अक्रियत्व कैसे जाना जाय, 
यह बतलाते हुए शानेश्वरमीने बहुरूपिये (अ० ३-१७६ ) ओर 
स्फटिकका दृष्ठान्त ( अ० १५--२४९ ) दिया है। ये दोनों दृशन्त 
तुकारामजी 'नटनाय्य अवबघे संपादिके सोग', ( नट्नाख्य सारा रचाया 
स्वॉग ) इस अभगमे एकत्र ले आये हैं | 


( १८ ) अज्भारोंकी सेजपर सुखकी नींद | ( ज्ञानेश्वरी ) खटमलकी 
चारपाईपर सुखकी कल्पना ( तुकाराम ) | 


त॒ुकारामजीका अन्थाध्ययन २२१ 


( १९ ) अद्वेतानुभवसे देह-माव छूटनेपर, देहके रहते हुए भी 
देहसे अलग होनेके भावको प्राप्त होनेपर कर्म बन्धक नहीं होता | 
शानदेव इसपर मक्खनका दृष्टान्त देते हैं। दही मथकर जब उससे 
मक्खन निकाल लिया जाता है तब वह मक्खन छाछमें डालनेसे किसी 
प्रकार भी नद्दी मिल सकता | इसी बातकों तुकारामजी यो कह्दते हैं कि 
'दहीसे मक्खन जब अछूग कर छिया तब दोनों एक दूसरेमें मिलाये 
नहीं जा सकते |! 


( २० ) प्यासा प्यासकों ही पीये, भूखा भूखकों ही खा जाय । 


( ज्ञा० १२-६३ ) तुकाराम-प्यास प्यासकों पी गयी, भूख भूखकों 
खा गयी । 


( ११ ) सब प्राणी मेरे ही अवयव हैं, पर मायायोगसे जीवदशाकों 
प्रात्त हुए हैं। ( ज्ञाने० ७-६५ ) तुकाराम-एक ही देहके सब अजद्ज हैं 
जो सुख-दुःख भोगते--अझुगतते हैं । 


( २२ ) गीताके अनित्यमसुख छोकमिमं प्राप्प भजस्व माम! 
( अ० ९-३३ ) इस कोकपर ज्ञानेश्वी टीका (४९१-७५०७ ) और 
त॒कारामजीके बाठे या जनाचें थोर वा आश्रय” तथा 'विषयवददी भुलले 
जीव” ये दो अभग मिछाकर पदनेसे यह बहुत ही अच्छी तरइसे 
ध्यानमें आ जाता है कि तुकारामजीके विचारोपर ज्ञानेश्वरीके अध्ययन- 
का कितना गहरा प्रभाव पडा हुआ था। ये जीव भगवानकों क्‍यों नहीं 
भजते, किस बलपर उन्मत्त होकर विषय-भोगमे पड़े हुए हैं, इनकी इस 
दशापर ज्ञानेश्वर-तुकाराम दोनोको दी बडी दया आयी है । 


जश्ञा०-अरे, ये मुझे न मजे ऐसा कोन-सा बल इन्हें मिल गया है, 
भोगमें ऐसे निश्चिन्त हौकर केसे पडे हैं ? ( ४९३ ) 


तु०-इनमे कौन-सा ऐसा दम है जो अन्तकालमे काम दे १ किस 
भरोसे ये निश्चिन्त हैं ? यमदूतोको वे कया जवाब देंगे ? 


२२ श्रोतुकाराम-च रित्र 


ज्ञा०--विद्या है या वयस है इन प्राणियोकों सुखका कोन-सा ऐसा 
बल-भरोसा है जो मुझे नहीं मजते ? (४९४ ) बितने भी भोग हें वे 
सब एक देहके ही सुख-साधनमे हछगे हैं ओर देहका यह हाल है कि 
यह कालके मुँइमे पढ़ी हुई है | ( ४९५ ) 

तु०--ससारमे कालका कलेवा बनकर कोन सुखी हुआ है ” 

ज्ञा०--बहाँ चारो ओर दवानढ् धधक रहा था वहॉाँसे पाण्डव 
कैसे न बच निककछते १ ये जोव इतने उपद्र्बोंसे घिरे हुए. है तो भी 
कैसे मुझे नहीं भजते ? 

तु०->क्‍्या ये जीव म्ृत्युको भूछ गये, इन्हे यह क्या चसका छगा 
है ? बन्धनसे छूटनेके लिये ये देवकीनन्दनको क्यो नहीं याद करते ? 

( २३ ) चाहे कोई कितना ही दिमाग खर्च करे, वह चीनीकों 
फिससे ऊख नहीं बना सकता, वैसे ही उसे ( भगवानकों ) पाकर 
कोई जन्म-मृत्युके इस चक्करमे नहीं पढ़ सकता । ( ज्ञा० ८-"२०२ ) 

तु०--साखरेचा नव्हे ऊँस | आम्हा केचा गर्भवास / ॥ १ ॥ 

न्ीनीका जब फिरसे ऊल्व नहीं बनता तत्र हमें ग्भवास केसे हवा 
सकता है ९” 

( २४ ) भगवानके गुण गाते-गाते वेद मौन हो गये और शेषनाग 
भी थक गये--ज्ञानमें वेदोंसे भी बढ़ा कोई है ? या शेषनागसे भी बड़े 
और कोई बोलनेवाले हैँ ? पर बह शेषनाग भी शय्याके नीचे जा छिपते 
हैं और वेद नेति नेति! कहकर पीछे हट जाते हैं। यहाँ तो सनका्ि 
भी बौरा गये |? ( ज्ञा० ९-१७०-७१ ) 

तु०-त्याचा पार नाही कछला वेदासी । 
आगणिकही ऋषी. विचारिता | 
सहस़मु्खें शेष शिणला बापुडा। 
चिरलिया घडा जिद्ठा त्याच्या। 
(आणि ) श्ञेष स्तुति ग्रबततला । 
जिद्ठा चिरूनी पलंग झाला | ? ॥ 


सुकारामजाका प्रन्थाध्ययन २२३ 


'वेदोने उनका पार नहीं पाया, ऋषि भी विचारते ही रह गये | 
सहखमुख शेष बेचारे थक गये, उनके घड़की जिह्माएँ बन गयीं तो 
भी बार नहीं पा सके ओर शेष स्तुति करते-करते जिह्या चीरकर पर्यक 
बन गये |? 

( २० ) ज्ञानेश्वरीमें (अ० ६-७० से ७८ तक ) यह वर्णन है 
कि देहामिमानी जीव किस प्रकार शुकनलिकान्यायसे आप ही अपने 
पैर अठकाकर आत्मघात करता है । इस शुकनलिकान्यायपर तुकारामजी 
कहते हैँ--- 

आपही तारक, आपह्ली मारक | आप उद्धारक, अपना रे ॥| 

जकनलिन्याय, फांसा आपही आप। देखतो स्वरूप,मुक्त जीव ॥ 

यह जीवात्मा आप ही अपना तारक, आप ही अपना मारक है । 
आप ही अपना उद्धारक है। रे मुक्त जीव ! जरा सोच तो सही कि 
शुकनलिका-न्यायसे तू कहाँ अठका हुआ है ।? 

( २६ ) बढ़ोके यहाँ छोटे-बड़े सभी एक-सा भोजन पाते हैं 
( ज्ञाने० १८-४८ ) 
तु०-समर्था सी नाही वर्णाव्ण-मेद्‌ | सामझी ते सिद्ध सब घरी ॥ १ ॥ 

न मूणे सुहृदसोयरा आवश्यक | 
राजा आणि रंक सारिखिचि ॥ २॥ 

समर्थोके यहाँ वर्णावर्ण-्मेद नहीं होता। सिद्धोंके यहाँ सभी 
सामग्री सिद्ध ही होती है। यहाँ अपने सगे-सम्बन्धियोकी बात नहीं है, 
क्योकि राजा और रंक सभी वहाँ समान है |? 


२२७४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


१७ एक पुरानी पोथी 

यहॉतक लिख चुकनेके पश्चात्‌ देहूमें एक पुरानी पोथी ऐसो मिली 
जिसमें ज्ञानेश्वरीके बारहवें अध्यायकी ओऔवियों और इनमेसे कई 
ओवियौके नीचे उन्हीं अर्थोक्ते तुकारामजीके अभद्ध छिखे हुए थे। 
बारहवें अध्यायमे सगुण भक्तिका उत्तम प्रतिपादन है भोर इस कारण 
वारकरी सम्प्रदायमे इसको विशेष मान्यता है, यह पोँयी तुकारामजीके 
ही खानदानमे उनके किसी पोते परपोतेने लिखी होगी। सम्पूर्ण पोथी 
यहाँ उद्द्वत करना असम्भव है। तथापि नमूनेके तोरपर दो-चार अब- 
तरण यहाँ देते हैं--- 

१ ज्ञाग--व्यक्त और अव्यक्त, निःसशय तुम्दी एक हो। भक्तिसे 
5५क्त ओर योगसे अव्यक्त मिलते हो । ( २३ ) 

तु०--जो कोई जैसा ध्यान करता है, दयालु भगवान्‌ बसे बन 
जाते हैँ | सगुण-निशुणके धाम तो इंटपर ये चरण धरे हैं । 

2] 9 9 

योगी छखकर जिसका आभास पाते हैं वह हपे अपनी दृष्टिसे सामने 
दिखायी देता है | 

२ ज्ञा०--एकदेशीय स्वरूप और सर्वव्यापक स्वरूप, दोनों समान 
डी हें। ( २५ ) 

तु०-म्हणे विह्वल बह्य नव्हे | लाचे बोल नाई कावे ॥ 

जो कहता है कि विहछ ब्रह्म नहीं हैँ वह क्‍या कहता है यह 
सुननेकी जरूरत नहीं !? 

३ ज्ञा०--जों *“कारके परे है, वाणीके लिये जो अगम्य है | (३१) 

तु०-यदि मै स्तुति कर्रू तो वेदोंसे भी जो काम नहीं बना वह मैं 
कर सकता हूँ ? पर इस वेखरीकों उस सुखका चसका छग गया है 
रसना वही रस चाहती है । 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन' २२५ 


० ज्ञाए--कर्मेन्द्रियाँ सुखपूवक उन अशेष कर्मोको करती रहती हैं 
जो वर्णविशेषके भागके अनुसार प्राप्त होते हैं। ( ७६ ) ओर भी जो- 
जो कायिक, वाचिक, मानसिक भाव हैं उन सबके छिये मेरे सिवा ओर 
कोइ ठोर-ठिकाना नहीं हैं | ( ७९ ) 

तु०--अपने हिस्सेमें जो काम आया वही करता हूँ, पर भाव मेरा 
तेरे ही अदर रहे । शरीर शरीरका धर्म पालन करता है, पर भीतरकी 
बात रे मन | तू मत भूछ । 

क ् 8 


कही किसी औरका प्रयोजन नहीं, सब जगइ मेरे लिये तृू-ही-तू 
है | तन, वाणी और मन तेरे चरणोपर रखे हैं, अब हे भगवन्‌ ! और 
कुछ बचा न देख पड़ता | 

७ ज्ञा०--अम्यासके बलसे कितने अन्तरिक्षमे चछते हैं, कितनोने 
व्याप्र और सपके स्वभाव बदक् डाले हैं। ( १११ ) अभ्यासुसे विध 
भी पच जाता है, समुद्रपर भी चछा ज्ञा सकता है, कितनोने तो 
अभ्यासके बलसे वेदोंको भी पीछे छोड़ दिया हैं| ( ११९ ) इसलिये 
अभ्यासके लिये तो कुछ भी दुष्कर नहीं है | इसलिये अभ्याससे तुम मेरे 
स्थानमें आ जाओ | ( ११३ ) 

तु०--अम्याससे एक-एक तीछा बचनाग खा जाते हैं, दूसरोंसे 
आँखों देखा नहीं जाता । अभ्याससे सॉपको हाथमें पकड़ छेते हैं, दूसरे 
देखकर ही कॉपने लगते हैं, अभ्याससे असाध्य भी साध्य हो जाता है, 
इसका कारण, ठुका कहता है कि अभ्यास है | 


१६ एकनाथ भहाराजके ग्रन्थ 


अब एकनाथ महाराजके ग्रन्थोसे तुकारामजीका कितना घनिष्ठ 
परिचय था, यह देखा जाय। एकनाथी भागवत, भावाथरामायण, 


त॒ु० रा० १५--- 


२२६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


फुटकर अभज्ञ इत्यादि साहित्य बहुत बढ़ा है। नाथ-भागवत और 
अभज्ञ ही तुकारामजीके पाठ और अवछोकनमे विभेषरूपसे रहे होगे । 
अन्तःप्रमाणके लिये अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, पर अधिक 
, विस्तार न करके कुछ ही प्रमाण यहाँ देते ई-- 

( १) मेरे भक्त जो घर आये वे सब पवकाल ही द्वारपर आये । 
ऐसे तीर्थ जब घर आते हैं, बेष्णबोके लिये वही दशमी-दिवाली है । 
( नाथ-मागवत ११-१२६६ ) 

सन्त जब घर आते हैं तब दशहरा-द्वालीका-सा आनन्द मिलता 
है | यह अनुभव तो सभीकों है, पर इस अनुभवकों मूतंरूप प्रदान 
किया एकनाथ महाराजने ! उन्होंने एक अमज्ञम भी कहा ह-- 

आजी दिवादी दसरा। श्रीसाधु संत जाले घरा॥ १॥ 

'आज ही दिवाली ओर दशहरा हे, शऔरीसाधु-सत जो घर पधारे हैं ।! 

तुकारामजीके अभड्जका यह चरण तो अत्वन्त लोकप्रिय है-- 


साधु संत येती घरा।तो दिवाब्ी दसरा॥ १॥ 

'साधु-सन्‍्त घर आये बही दशहरा-दिवाली है !? 

(२ ) आत्मबोधके लिये वेसी छट्पणाहट हो जैसे जलके बिना 
मछली छटपटाती है। ( ना० भा० ७-२३ ) 

तु०--जीवनावेगढ्ीी मासोछी | तुका तेसा तत्मकी ॥ 

'जलके बाहर मछछी जेसे छट्पटाती है, ठुका भी वैसे ही 
छटठ्पटाता है ।! 

(३ ) संत आधी देव मगः ( एकनाथ ) 

'पहले सन्त पीछे देवता |? 

देव साराबे परते । संत पूजावे आरते || 2॥ . ( ठुकाराम ) 

दिवताओंकी परली तरफ कर दे, पहले सन्‍्तोको पूजे |? 


तुकारामजीका अन्थाध्ययन २२७ 


(४ / रांडवा केले काजककुंकु | देखोनि जय ढागे थुंकूँ ॥ 
( ना० भा० ११-९६७ ) 


रॉडका काजर छगाना, माँग भरना देखकर ससार उसपर 
थूकता है !' | 
कुंकवार्ची उठाठेव | बोडकाबाई काशाला ? ॥ ( तुका० ) 
रॉडफों सिन्‍्दूर लेकर क्या करना है ?? 
( ५ ) 'छब्ध्वा जन्मामरप्राथ्य सानुष्यम 
( भ्रीमद्धा० ११९ | २३। २२ ) 


श्रीमद्धागवतकी इस कल्पनाको एकनाथजीने (अ०९) और 
फेछाया है-- 


यालायी नरदेह निधान | जेणे बद्यसायुज्यी पड़े गमन । 

देव वांछिती मनुष्यपण । देवाचें स्तवन नरदेह्य ॥ २५९॥ 

मर्नुष्यदेहीचेनि. ज्ञानें | सचिदानंदपदवों घेणें । 

एवढा अधिकार नारायणें | कपावलाकने दीपला ॥ जेरे ॥ 

इसलिये नर-देह ऐसा स्थान है कि जिससे ब्रह्म-सायुज्यकी गति 
मिलती है। इसीलिये देवता मनुष्य-जन्म चाहते हैं ओर नर-देहकी 
स्तुति करते है। ( ९०९ ) मनुष्यदेहमें ही वह ज्ञान प्रास हो सकता है 
जिससे वह सब्चिदानन्द-पदवीको प्राप्त करे । नारायणने अपनी कृपा- 
हइछिसे ( नर-देवकों ) इतना बडा अधिकार दे रखा है । 

तुकारामजी कहते हैं--- 

इहलोकीचा हा देह। देव इज्छिताती पाहे ॥ १ ॥ 

घनन्‍्य आम्ही जन्मा आलों। दास विठोबाचे झालों ॥बु०॥ 

आयुष्याच्या या साधने | सचिदानंदपदवी थेणें॥ २ ॥ 

तुका म्हणे पाठवणी | करू स्वर्यात्ती निशाणी ॥ हे ॥ 


२२८ श्रीतुकाराम-चरिश्र 


“इहलोककी यह देह, देखो, देवता भी चाहते हैं। इस देहमें जन्म 
मिलनेसे हम धन्य हुए जो श्रीविन्‍्वछके दास हुए । इसमें जो आयु 
मिली है वह सब्चिदानन्द-पदवीकों प्रात्त करनेका साधन है। स्वगंकी 
पताका, तुका कहता है कि मेंटमे भेजी जायगी ।! 

($ ) केवल जी अपकित्र | रिसे आणि बानरें। 

ग्यां पूजिली गोव्ियाची पोरे | ताकररें. राबटें ॥| 
( ना० भा० १४-२९० ) 

'सैेछ ओर बन्दर बिनमे कोई पवित्रता नहीं ओर छाछ पीनेवाले 
असमभ्य ग्वाल-बारू, इनका मैने पूजन किया |? 

गौछियांची ताकापिरें | कोण पोरें चांगली 2 || ( ठुकाराम ) 

५धवालोके छाछ पीनेवाले बच्चे कोन-से बडे अच्छे हैं ९? 

(७) चौपडके खेलमे गोटीका मरना ओर जीना जैसा है, जश्ञानीकी 
दृष्टिमें जीवॉका बन्घ-मोकर भी वसा ही है । 

सारी कोन-सी मरे पीछे, अपने पुण्यबलसे, वेकुण्ठधाम पहुँचती 
है? और कोन नरक सड्डूट्मे गिरती है ? बद्ध-म॒क्तकी बात ही समूल 
मिथ्या है ।? ( नाथभागवत २९-७६८ ) 

सारी जीयी मरी, मूठी बात सारी। 
बद्ध मुक्त वारी, बात कारी॥ . ( तुकाराम ). 
सारी मरी-जीयी, यह बात झूठी हे। वेसे ही बद्ध-मुक्त होनेवाली 
बात भी त॒का कहता है कि कोरी बात ही है | 

(८ ) क्या गहाश्रम्में भगवान्‌ नहीं हैं ? तब बनमें पागछ होकर 
क्यों मटकते हैं ? बनमे यदि भगवान्‌ होते तो हरिन, खरगोश, बाघ 
क्यों न तर जाते ! आसन जमाकर ध्यान छग़ानेसे यदि भगवान्‌ मिलते तो 
बक-समुदायोंका क्षणमाज्में उद्धार क्यो नहोता ? एकान्त गुफामें रहनेसे 


तुकारामजोीका अन्थाध्ययन २२९ 


यदि भगवान्‌ मिलते तो चूहे तरना छोड़ घर-घर चीं-ची क्यो करते रहते ? 
५ नाथभांगवत अ० ५ ) 
कहो सांप खाता अन्न | करे क्या ध्यान, बक भी / ॥१॥ 
कपट भरा भीतर | मरा उदर, मलसे ॥बु०॥ 
करे चूहा थी एकात | यद॒ह्ा भी भभूत, रमावे ? ॥९॥ 
तुका जल नकालय | काय भी नहाय, कहों तो ? ॥३॥ 
( ठ॒ुकाराम ) 


क्या सॉप अन्न खाता है ? ( नहीं, वायु-भक्षण करके ही रहता 
है | ) ओर बकज्जी केसा ध्यान करते हैं ! इनके भीतर केवछ कपट भरा 
है, पेटमें बुराई भरी है | चूहा भी बिरूमें एकान्तमें रहता है। गदहा भी 
सर्वाज्ञमे भभूत रमा छेता है। जलमे ही घड़ियाल रहता है। कौआ 
जल-स्नान करता है | पर इससे क्या ? इनके भीतर कपठ भरा हुआ 
है, पेट्मे बुराई भरी हुई है ! इससे इन्हें कोई साधु या परमार्थके साधक 
नहीं कहता | वायु-मभक्षण, ध्यान, एकान्तवास, भस्म-लेपन, जलमे 
बेठकर या खड़े ' होकर अनुष्ठान या स्नान--ये सब ईरश्वर-प्राप्तिके साधन 
हैं सही, पर इनको करते हुए भी यदि बुद्धि निमछ न हो तो इनसे कोई 
लाभ नहीं हो सकता | 

(९ ) अद्वत भक्ति और अमेद भक्तिके भाव और शब्द ज्ञानेश्वरीमें 
हैं| इसी मक्तिको एकनाथने मुक्तीवरीकू भक्ति! ( भक्तिके ऊपरकी 
भक्ति ) कहा है। नाथ-मागवतसमें ये शब्द दस-पाँच बार आये हैं। 
( अ० ९ ओवी ७१० से ८१० तक ) इसी 'मुक्तिके ऊपरकी भक्ति? 
का उल्लेख तुकारामजीके एक अभज्ञके एक चरणमे है--- 

मुक्तीवरील भक्ति जाण | अखंड मुर्खी नारायण ॥ 


'मुखमें अखण्ड नारायण-नाम ही मुक्तिके ऊपरकी भक्ति जानो ।? 


२३० शओरीत॒ुकाराम-चरित्र 


(०)देहकों मिथ्या कहके त्यागोगे | तो मोक्ष सुखसे पाओगे। 
इसे अच्छा जानके भोगोगे। तो अपर्य जावोगे नरकको । 
इसलिये इसे न त्यागे न भोगे । बीचो-बीच विभाग | 
आत्मप्षापनमें. यह ठगे। स्वभावमे पगे स्वहिता्थ । 
( नाथभागवत अ० ९ | २७२-२०३ ) 
“देहकी पघृणित समणका त्वाण् दे तो मोक्ष-सुखसे ही वश्चित होना 
पड़े, यदि ”पे रच्छा रमझपार भोगे तो सीधे नरकका रास्ता नापना 
पड़े | इसलिये इसे ने त्यागे ने भोगे, मध्यमागमसे विभाग करे, इसे निज 
स्भावणे सात्पद्ितोी लिये आत्पसाधनम ठगावे |? 
देहकी रख, न देव गोग | न दी हुश्श, न करे त्याग ॥ 
देह न परीच, ने है एचम | तुका कहे तुम, करो हशिभिएन ॥ 
( त॒ुकाराम ) 
दरीरकों सुख-भोग न दे, दुःख भी न दे, इसका त्याग भी न 
करे | शरीर न बुरा दे न झच्छा है, तुका कहता है, इसे जल्‍दी हरि- 
भजनमें छगाओऔ |? 
नाथका भावाथरामायंण भी तुकारामजीने देखा था, (हु 
नहीं । भावार्थरामायणसे दो जवतरण छेते हैं-- ँ 
/ ११ ) विराग्यकी बाते तभीतक हैँ जबतक काई सुन्दर री 
नेत्रोके सामने नी आयी है ।” ( भावाथरामांयण अरण्य आअ० ह ) 
वैराग्यकी बातें बस, तभीतक हैं जबतक किसी सुन्दर ज्ीपर दृष्टि 
नहीं पड़ी ।' ( तुकाराम ) 
(१२ ) श्रीगमनामके बिना जो मुख है बढ़ केवल चमंकुण्ड है । 
भीतर जो जिहा है वह चमड़ेका टुकडा है ।? ( भा० रामायण ) 
जिसके मुंहमें नाम नहीं वह मेंह चमारका कुडा हे |? ( तुकाराम ) 


समें सन्देह 





तुकारामजीका श्रन्थाध्ययन्त श्शे्‌्‌ 


नाथ ओर तुकाराम दोनोके ही अभर्गोंके सग्रह प्रसिद्ध हैं। नाथके 
अमभंगोका पाठ और अध्ययन तुकारामजीने किया था ओर इसका 
ठुकारामजीके चित्त ओर वाणीपर बड़ा प्रभाव पड़ा था। नाथ और 
तुकारामजीकी कुछ उक्तियोँ मिलाकर देखें। पहले नाथकी उक्ति देते 
हैं, पीछे तुकारामजीकी । पाठक इसी ऋमसे दोनोंकों मिलाकर पढें--- 

(१ ) एक सद्गुरुकी ही महिमा गाया करे, अन्य मनुष्योकी 
स्तुति कुछ काम न देगी । 

-“एक विहककी ही महिमा गाया करे, मनुष्यके गीत न गाये ! 

(२ ) चितनासी न लगे वेछ | काही तया न लगे मोल ॥ 

वाचे सदा सर्वकाछ | रामकृप्ण हरी योविद ॥ १ ॥ 

"चिन्सनके लिये कोई सप्य नहीं छम॒ता, उसके छिये कुछ मूल्य नहीं 
देना पड़ता । सब समय ही 'राम कृष्ण हरि गोविन्द! नाम जिह्ापर 
बना रहे |? 

--चितनासी न लगे वेढ | सव॑ काछ. करावें ॥ 

'चिन्तमके लिये कुछ समय नदं। चाहिये; सब समय ही करता रहे ।? 

(३ ) सदा राम कृष्ण हरि गौविन्द' का चिन्तन करे। यही एक 
सत्य सार है, व्युक्षत्तिका भार वेवल व्यथ है | 

“-यही एक सत्य सार है, व्युत्ननिका भार बेकार है | 

(४ ) द्रव्य छेकर जो कथा-छीतन करते हैं वे दोनो ही नरकमें 
जाते हैं । 

--कथा-कीत॑न करके जो द्रव्य देते या छेते हैं वे दोनों ही नरकमे 
जाते हैं । 

(७५ ) गीता और भागवतपर एकनाथ ओर तुकाराम दोनोका ही 
असीम प्रेम था। दौनोने ही नाम-स्मरणका उपदेश दिया है और 
दोनोके हृदयमे हरिहरेक्यभाव था-- 


२३२ श्रीतकाराम-चरिजत्र 


आयुष्य'अंतवरी नाम-स्मरण | गीताभागवताचे श्रवण ॥ 

विष्णुश्िवमूतिंचं.. ध्यान | हेचि देणें स्वथा ॥ 

“जबतक जीवन है तबतक नाम-रुूमरण करे, गीता-भागवत श्रवण 
करे और हरिहर्मूर्तिका ध्यान करे ।! 

>-गीताभागवत करिती श्रवण | आणिक चितन विठोबाचें ॥ 

गीता-मागवत श्रवण करते हैं ओर बिठोबाका चिन्तन करते हैं ।? 

(६ ) आपके नामकी महिमा हे पुरुषोत्तम ! में नहीं समझ पाता । 

--आपके नामकी महिमा हे पुरुषोत्तम ! मै नहीं समझ पाता । 

(७ ) कर्माकर्मके फेरमे मत पड़ो । मै भीतरी बात बताता हूँ । 
भीरामका नाम अद्वह्यसके साथ उचारो | 

--धर्मको जो समझते हैं और जो नहीं समझते, सब सुनो, मे 
रहस्यकी बात बतलाता हूँ। मेरे विठोंबाके नाम अद्वहासके साथ 
उचारो । 

(८ ) स्रीके अधीन होकर पुरुष स्त्रेण न बने, उसके इशारेपर 
नाचकर अपना परमार खो न दे। एकनाथ ओर ठ॒काराम दोनोका 
यही उपदेश है | 

ज्रीके अधीन जिसका जीवन हो जाता है उस अधमको नरकमें 
जाना पढ़ता है | झ्लीका रुख देखकर वह चलता है, ओर किसीकी बात 
उसे अच्छी नहीं लगती | ( एकनाथ ) स्रीके अधीन जिसका जीवन 
होता है उसको देखनेसे भी असगुन होता है। ये सब जन्तु ससारमें 
न जाने किसलिये मदारीके बन्द्रकी तरह जीते हैं। ज्लीकी मनोवाज्छाको 
ही जो सत्य समझ्षता है वह ज्नरेण सचमुच ही पूरा अमागा है | (त॒काराम) 


यहाँ 'मदारीके बन्दर! की बात पढ़कर शानेश्वरीकी वह ओवी याद 
आती है जिसमें कहा है, 'ल्रीके चित्तका जो आराधन करता है, उसीके 
रुखपर नाचता है, वह मदारीका बन्दर-जेसा है ।! ( अ० १३-७९३ ) 


त॒ुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन श्डेरे 


( ९ ) हरि-.हरके अभेदके सम्बन्धमें दोनोके ही अभक्ण देखने 
योग्य हैं। एकनाथके तीन अभड्ोका एक-एक चरण लेनेसे तुकाराम- 
जीका एक अभज्गज बनता है | 

हरिहता भेद । नका करू अनुवाद ॥ 
घरिता रे भेद | अधम तो जाणिजे॥ १ ॥ 

यह एक अभक्षका प्रथम चरण है। दूसरे एक अभद्गका तीसरा 
चरण ऐसा है-- 

गोडीसी साखर साखरेसी गोडी। 
निवड्ितां अथपषडी दुजी नब्हे॥ 


एक तीसरे अभक्गषका चरण इस प्रकार है--- 
एका वेलाटीची आढी । मूर्ख नेणती बापुर्दी ॥ ? ॥ 


इन तीनों चरणोंका भाव यह है कि इरि ओर हरमें भेदकी 
'कल्पनाकर उसका फेछाव मत करो । जो ऐसा भेद धारण करेगा उसे 
अधम समझो | मिठासमें चीनी है और चीनीमें मिठास है, अथको 
विचारों तो चीज एक ही है |! 


“एक आडीकी ही आड है, इस बातको मूख बेचारे नहीं जानते । 
इन तीनो चरणोंमे जो भाव हई वे तुकारामजीके जिस अभज्ञमें 
एकीभूत हुए हैं उस अभद्गकों अब देखिये--- 


हरिहरां भेद | नाहीं, नक्रा करू वाद ॥ १ ॥ 
एक एकाचे हृदयीं | गोडी साखरेचे ठायीं ॥ श्रु०॥ 
भेदकासी नाड | एक वेला्टी च आड ॥ २ ॥ 


उजवा वाम भाय | तुका मूंणे एकचि अंग ॥ हें ॥ 


“हरि-हरमें भेद नहीं है, झूठ-सूठ बहस मत करो। दोनों एक 
दूसरेके हृदयमें हैं, जैसे मिठास चीनीमें ओर चीनी मिठासमें है | मेद 


२३४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


करनेवालोकी दृष्टिके जो आडे आती है वह एक आडौकी ही आइड है| 
दाहिना ओर बारयों दो थोड़े ही हैं, अद्भ ते| एक ही हे ।! 

( ४० ) देव उभा मारे पुढे । वारी साकडे भवाचे | (एकनाथ ) 

भगवान्‌ आगे-पीछे रड़े ससाश्का सकट निवारण करते हू । 

देव उभा मार्ग पढें | उगवी कोर्डे संकट | ( तुका० ) 

भगवान्‌ थागे-यीछे खठे सकटसे उबारते हैं ।? 

( ११ ) सद्गुरु-महिमाऊ विपयसे एकनायथ महाराज कहते हैं-- 

उनके उपकार कभी उतारे नहीं जा सकते। प्राण भी उनके 
चरणोपर रख दूँ तो यह भी थोड़ा है | 

सन्त-स्तवनभे तुकाराम सहाराज कहते ++- 

इनसे उन्नण होनेके लिये इन्ह क्‍या देगा चाहिये ? यह्द प्राण भी 
चरणोपर रख दूँ तो थोडा है ! 

( १२ ) पण्दरीका वह् यार्करी धन्य है, उसका जन्म धन्य है, 
जो निप्रमपूवंक पण्ठरी जाता 8 और वारी य्लने नहों देता | ( एक० ) 

->पंदरीचा वारवारी | वारी चुकों नेदी हरी ॥ ( ठुका० ) 

'पण्दरीका बारकरी वारी और हरीको नही मूलता ।? 

( 7३ ) दोचि अक्षराचें काम | वाने महुणा रामनाम || ( एक» ) 

( दो ही अक्षरोंक्ा काब | वाचा कहों राम नाम ॥ ) 

दोधि अक्षराचें काम | उच्चारावा रामनाम || ( तुका० ) 

/ दो ही अक्षरोंका काम | उचारो श्रीराम राम ॥ ) 


( ९9 ) बार-बार लोगोंसे कहता हूँ, 
सबसे यही दान मॉँगता हूँ। 
बार-बार यही कहता हूँ 
जगतसे यही दान मॉयता हूँ ॥( एक० 2 


तुकारामजीका भ्रन्थाध्ययन २३५ 


( १५ ) भागवत-सम्प्रदायमे हरि-हरका समान प्रेम है ओर 
एकादशी तथा सोमवार दोनो ही अतोका पाछन विहित है | 

जो सोमवार ओर एकादशी-ब्रत रहते हैं उनके चरण मै अपने 
मस्तकसे वन्दन करूँगा | शिव-विष्णु दोनो एक ही प्रतिमा हैं ऐसा 
जिनका प्रेम है उन्हे वन्‍्दन करूँगा | ( एक० ) 


एकादशी और सोमवारका व्रत लो नहीं पाछन करते उनकी ने 
जाने क्‍या गति होगी ! ( ठुका० ) 


(१६ ) जो मुझे नाम ओर रूपमे के आये उन्होंने मुझपर बड़ी 
कृपा की । हे उद्धव | उन्होंने सुझ्ले यह सुगम मार्ग दिखाया | ( एक» ) 


--( भगवान्‌ ) नाम-रूपमे भा गये, इससे सुगम हो गये। (त॒ुऋा०) 


( १७ ) कहीं-कहीं ऐसा जान पडता है कि एकनाथ महाराजके 
अभज्जका मनन करते हुए. कही उनकी उक्तिकी पूत्तिके तौरपर ओर कही 
प्रेमसे उनकी बातका उत्तर देनेके लिये तुकारामजीने अभज्ग रे हैं । 
एकनाथ महाराजका एक अभक्ल हे, 'देवाचे ते आपध्त जाणावे सतः 
( भगवानके जो आप्त हैं के ही सन्त हैं )। इसी अमद्भकी मानों पृर्तिके 
लिये तुकारामजीने नव्हती ते सत करितां कवित्व” ( सन्त वे नहीं है जो 
कविता करते हैं) इत्यादि अभद्गा रचा है। बहिणाबाईका मूछ 
'स्वेधग्रहगाथा? मुझे गिऊरमें उनके वशबोके पाससे मिला। उससे 
बीचहीमे एक पतन्नेपर एकनाथ महाराजका 'ब्रह्म सवंगत सदा सम! 
इत्यादि अभज् लिखा हुआ था । इस अभज्जका श्ुबपद है, ऐसे कास- 
यानें भेटती ते साधु! ( ऐसे महात्मा केसे मिलते हैं )। इसी अभद्जके 
नीचे तुकारामजीका 'ऐसे ऐसियाने भेटती ते साधु ( ऐसे महात्मा 
ऐसे मिलते हैं ) इत्यादि अभड़ दिया हुआ है | 


( १८ ) ज्ञानेश्वरीका नाथ-मागवतपर और इन दोनों अन्धोका 
तुकारामजीके अमड्भोपर विलक्षण परिणाम घटित हुआ देख पड़ता है । 


का 3००७० 


श्३६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अजुन जब मोहसे विकल हो उठा तब 'स्नेहकी कठिनता? बतलाते हुए 
ज्ञानदेव कहते हैं--- 


भौंरा चाहे जेसे कठिन काठकों मौजके साथ भेदकर उसे खोखला 
कर देता है, पर कोमल कलिमे आकर फेंस ही जाता है । (२०१) वह 
प्राणोको उत्सग कर देगा पर कमरू-दल्कों नहीं चीरेगा। स्नेह कोमल 
होनेसे ऐसा कठिन है । ( २०९ अ० १) 

भौरेका यह दृष्टान्त एकनाथ मशाराजने अ्द्ृण किया है, साथ ही 
उसमे उन्होने ग्रहस्थोंका नित्य परिचित बाक॒कका मधुर दृश्टान्त 
जोडा है-- 


जो भौरा सूखे काठकों स्वय कुरेद डालता है वह कोमल कमलछके 
बीचमे आकर प्रीतिकी रीतिमे छग जाता है, केसरको जरा भी घकका 
नहीं छूगने देता । ऐसे ही बच्चा जब बापका पल्चना पकड़ छेता है तब 
बाप वही खड़ा रद जाता है, इसलिये नहीं कि बाप इतना दुबबल हे, 
बल्कि इस कारणसे कि वह स्नेहमे फेंसकर वह्दी गड़ जाता हे। ( नाथ- 
भागवत २ | ७७७--७७९ ) 
तुकारामजीने अपने अभड़में इन दोनो दृश्ठान्तोका उपयोग किया है- 
“जो भौरा काठकों कुछ नहीं समझता उसे फूल फेंसा लेता है । 
ध्रेप-प्रीतिका बेंबा? किसी तरइसे नहीं छूटता | बच्चा पल्चा पकड़ छेता 
है तो बाप बालकके सामने छाचार हो जाता है। ठुका कद्दता हे, भावसे 
था भवसे भगवानको भजों ।! 
तुकारामजीका एक और अभज्ज है जिसमे बच्चेका दृष्टान्त फिरसे 
आशण है-- 
ग्रीतीचा कह | पद्रासी घाला पीछ। 
सरो नेदी बाठ | मार्येंपुढें पित्यासी ॥१॥ 
काय लागे त्यासी व | हेडाविता काण काठ। 
गोंविती सब | जाली स्नेह सूत्राची ॥ 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन २३७ 


प्रेमकी कलह है। बच्चा पन्ना पकड़कर ऐंचता-ऐंठता है | बापको 
इधर-उधर हिलने नहीं देता है। यदि बाप चाहे तो बच्चेकों झटक 
दे सकता है | इसमें कोन-से बड़े बठकी जरूरत है ? झटका देनेमे देर 


भी कितनी छगेगी, पर स्नेह-सूत्रके जाल ऐसे हैं कि बलवान भी उससें 
फेस जाते हैं ।? 


एकनाथ महाराजकी शेलीमे फैछाब काफी रहता है, ठुकारामबी- 
की वाकशेली सूत्र-जेसी चुस्त और साफ होती है। शानेश्वरी और 
नाथ-भागवतका अध्ययन तुकारामजीने बहुत अच्छी तरहसे किया । 
शानेश्वरीको नाथ-भागवत विशद्‌ करता है। इन दोनों अन्थीका बिसने 
उत्तम अध्ययन किया हो वही ठुकारामजीके सूज़रूप वचनोकी गुत्थियो- 
को सुलझा सकता है | उदाहरणके तोरपर यह अभज्ञ लीजिये-- 


गोदेकाठी होता आड | करुनी कोडकवतुक ॥ ? ॥ 
देखप्यानी एक केले । आहत्या नेलें जिवनाोें ॥ब्रु०॥ 
राखोनियां होतो ठाव | अल्प जीव लाबूनी ॥ २ ॥ 
तुका रूणे फ़िटे घणी | है. सजनीं विश्रांती ॥ ३ ॥ 


गोदावरीके किनारे एक कुओं था | बरसातके जलसे लबालब भरा 
था ओर अपनी झानमें मस्त था। मै भी वहाँ अपने जरा-से प्राणको 
लिये, जगह दबाये बेठा था, पर देखनेवालोंने एक उपकार किया । 
वे मुझे नदीके बहते जलमे ले गये, वहां मेरी तृप्ति हुईं। यह विश्राम 
सत्सड़से ही मिला | 


इतनेसे पूर्ण अ्थ-बोध नहीं होता | देखनेबवालोने उपकार किया । 
ये देखनेवाले कोन हैं ? गोदावरी” कोन हैं ओर यह कुओं क्‍या है ? 
देखनेवाले सन्त हैं, ये ही नदीके बहते जलमें के गये। यह इन्होंने 
बड़ा उपकार! किया। इस उपकारकी कृतज्षता प्रकट करनेके लिये 


२३८ श्रीतुकाराम-च रित्र 


यह अभज्ञ रचा गया है। यह सनन्‍्तपरक है । ससार-सागरको पार करनेके 

अनेक उपाय हैं। उनसे मुख्य ज्ञान ओर भक्ति है। भक्ति-मार्ग स्पष्ट 

निर्विव्न और नित्य-नि्मक है, ज्ञान-मार्ग मध्यम और कलछाहीन है । 

भक्ति-माग ही गोदावरी अखण्डप्रवाह कलकछ-नादिनी नदी है और 

शान-मार्ग ही कुओ? है। नाथ-भागवतके ११ वें अध्याय ४८ वे 

लोकपर नाथ महाराजका जो भाष्य है उसमें इस अभड्जका मूल है | 
प्रायेण भक्तियोगेन. सत्सज़्ेन विनोदव । 


नोपायो विधते सध्यडः प्राय्ण हि. सतामहस्‌ ॥ 


इसी छोकपर वह भाष्य है। शलोकका भाव यह है कि 'सत्सड् से 
मिलनेवाले भक्तियोगके बिना भगवत्‌-प्राप्तिका अन्य उत्तम उपाय प्रायः 
नहीं है । कारण, सन्तोका उत्तम आश्रय में ही हूँ ।! यह भगवदह्बचन है, 
इसपर नाथ-भाष्य इस कार है-- 

'खेतमें पानी देना हो तो मोट और पाठ दो ही उपाय हैं। 
मोट्से कुएँमेसे पानी निकाछो तो बहुत कष्ट करनेपर थोड़ा ही पानी 
मिलता है। फिर मोौटके साथ रस्सा और एक जोड़ी बेल मी चाहिये । 
फिर बराबर ना” ना? करते बेलोकी ठोकते-पीय्ते, स्वींच-खाँच करते 
पानी निकालो तो उससे थोड़ी ही जमीन भीगेगी, पर नदीके पाटकी 
यह बात नहीं है। जहाँ उसके जल-प्रवाहके आनेके लिये राष््ता बन 
गया वहाँ राव-दिन घड़घड़ाता हुआ जल बहता ही रहेगा ।! ( १५३१- 
३२, २४ ) 

यह मौट्से पानी निकलना ही शान-मार्ग है--- 

मोटेच पाणी तेसें ज्ञान | करूनि वेदशास्रपठण | 

नित्यानित्यविवेकासी जाण | पंडित विचक्षण बसती ॥ 2५२५ ॥ 

भोय्से पानी निकालना जैसा है, वैसा हो शान है। वेद्‌ ओर 
शास्त्र पटुकर थे विचक्षण पण्डित नित्यानित्यविवेक करने बेठते हैँ, तब 
क्या होता है ! 


त॒ुकारामजीका प्रन्थाध्ययन २३९ 


एक कमाकडे ओढी। एक संन्‍्यासाकडे ओढी ॥ 


“एक कमंकी ओर खींचता है, दूसरा सन्यासकी ओर |? कोई 
तप बतलाता है, कोई पुरश्वरण, कोई वेदाध्ययन, कोई दान और 
कोई योग बतलकाता है। जिसकी मतिमे जों आया उसीको उसने 
ज्ञानका सार बतलाया | 


ज्ञान-मार्गकी ऐसी गति होती है | अनेक प्रकारके विध्न आते हैं। 
विकल्प-व्युत्पत्ति उड' जाती है। वहाँ मेरी “निजप्रासि! नहीं होती |” 
( १०५४१ ) 

पर मेरी भक्तिकी यह बात नहीं है। नाममात्रसे ( मेरे भक्त ) 
मुझे पाते हैं ।! ( १५४२ ) 


््छ के रे छः 


गड्भा-प्रवाह-जैसी हरि नामकी घड़घड़ाहटस विध्न बेचारोके लिये 
कोई ठोर-ठिकाना नहीं रहता। इसलिये भक्तिसे बदुकर और कोई 
मार्ग नहीं हे ।' 


यदि ऐसा है तो सब लोग भक्ति क्‍यों नहीं करते ? इसका उत्तर 
यह है । यदि कोटि जन्‍्मोकी पुण्य-सम्पत्ति गाठमे हो तो मेरे सनन्‍्तोकी 
सड़ति मिलती है ओर सत्सक्ञतिसे ही भक्ति उल्लसित होती है।? 
( १५०१ ) 


अस्तु, एकनाथ महाराजकी इन ओवियोके भाव जब अन्तःकरणमे 
भरे हुए थे उसी समय तुकारामजीके चित्तमे यह अभड्ग स्फुरित हुआ 
होगा, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। ग्रन्थाध्ययन तथा अन्य साधनोसे 
प्रात्त होनेवाले शानके भरोसे जब में बैठा हुआ था तब रसनन्‍्तोने दया 
करके मुझे परमात्माकी भक्तिरूप महागड़ामे छाकर छोड़ दिया। यही 
बात तुकारामजीकों अपने अभड़में कहनी थी। त॒ुकारामजीने एकनाथ 


२४० श्रीतुकाराम-चरित्र 


महाराजको जीके मेरे जीवन एक जनादन! कहकर कई स्थानोंमें 
स्मरण करके उनका वाकुऋण? शोध किया हे | 


१७ नामदेवके अभद्ग 


अब नामदेवकी और चके। नामदेवके अभड़ोकी गाथा? सुब्यव- 
स्थितरूपसे छपी नहीं है इसलिये, तथा तुकारामजी नामदेवके ही अवतार 
थे इसलछिये भी उनका सम्बन्ध अवतरण देकर दिखानेकी विशेष आव- 
इयकता नहीं है। जशिन-जिन विषयोपर नामदेवके अभड़ढ #ई प्रायः उन 
सभी विषयोंपर तुकारामजीके भी अभद्ग हैं। नामदेवजीकी सग्ुण 
भक्ति अ्युल्कट हार्दिक प्रेमसे भरी हुई है, उनकी मधुर भक्ति मधुरतम 
है । इस सम्बन्ध नामदेब-जैसे नामदेव ही हैं। नामदेव अपने घरके 
सब लोगोंसहित, दासी जनाके भी सहित सर्वथा पाण्डरड्के हैं ओर 
भगवानसे उनकी अर्जुनकी-सी सख्यभक्ति है | नामदेवके घरके आदमी- 
जैसे ही मगवान्‌ उनके साथ रात-दिन रश्नेवाले, खेलनेवाले, बोलनेवाले, 
प्रेम-कलह करनेवाले घरके ही आदमी बन गये हैं । मैंने पाया निज मम । 
साधू भागवत धर्म! इसीके ढिये नामदेवका अवतार हुआ था। नामदेव 
इस युगके उद्धव दी थे। भगवानके साथ इनकी बड़े प्रेमकी घुल-घुछकर 
बातें हुआ करती थीं अरी मेरी माई सतनकी छॉई । सुमिरत पनहाई 
प्रेमामृत ।? इत्यादि कहते हुए वह भगवानसे बढ़े ही मीठे लछाड़ छड़ाते 
थे और भगवान्‌ भी अपना षडशुणेश्वर्य भूछकर उनके प्रेममें पण जाते 
थे | भक्त-मगवानकी वह प्रेम सरस कोमछता नामदेवकी ही वाणीसे 
जाननी चाहिये। नामदेव भगवानसे कहते हैं कि ठुम पश्षिणी हो, मे 
अण्डज हूँ, ठुम मगी हो, मैं मुगछोना हूँ; ठम मेया हो, मैं बच्चा हूँ; 
तुम कृष्ण हो, मै रुक्मिणी हूँ; ठम समुद्र हो, में द्वारका हूं; तुम ठुछसी 
हो, मै मझरी हूँ | मगवानके साथ नामदेवका ऐसा विलक्षण सख्य था। 
यह देखकर तथा मदुतामें नवनीतकोी मात करनेवाली उनकी मधुर 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन २७ ३ै 


वाणी सुनकर पाषाण भी अपना जडत्व छोड़कर द्रवित हो जाय | बाकी 
सब बातोंमें नामदेवजीके ही संशोधित ओर परिवद्धित संस्करण तुकारामजी 
थे तुकारामजीकी वाणीमे भगवद्धक्त, छोकोद्धारक महापुरुषकी जो 
दिव्य स्फूर्ति, ज्ञो ठउसक, जो प्रखरता ओर जो ओज भरा है, वह अछौ- 
किक ही है। पर यहाँ हमें नामदेव-तुकारामकी परस्पर तुलना नहीं 
करनी है | नामदेव ही तुकारामके रूपमे धर्म-कार्याथं अवतरित हुए, 
इसलिये नामदेवका जो बड़ा काम बाकी था वही तु॒कारामजीने किया, 
यही कहना उचित हे | दोनोंके अमरगोंमें जो साम्य हे, उसका अब 
किश्वित्‌ अवलोकन करें। कई चरण दोनोंके अभगोंमें बिल्कुल एक-से 
हैं, जेसे 'देवावीण ओस स्थक्व नाहीं! यह नामदेवका चरण है, और 
तुकारामजीने कहा हे, 'देवाबीण ठाव रिता कोठे आहे ?! दोनोंका 
मतलब एक ही है अर्थात्‌ 'भगवानसे खाली कोई स्थान नहीं |!” एकाघ 
शब्दका देर-फेर है, पर एक सामान्य कथन है और दूसरा प्रश्नरूपमे 
है। नामदेवका चरण है, 'पंटरीच्या सुखा। अतपार नाहीं छेखा ।? 
तुकारामजीका समचरण है, गोकुब्ठीच्या सुखा अंतपार नाहीं देखा !” 
नामदेव कहते हैं, वीतभर पोट छागलेसे पाठीं? ( वित्ताभर पेट पीठसे 
जा छगा हे )? और तुकाराम कहते हैं, पोट छागले पाठीशीं | हिडविते 
बेशोदेशी! ( पेट पीठसे छगा हे और देश-देश घुमा रहा हे ), झूठ? पर 
दोनोके चार-चार अमज्ञ हैं। नामदेवने भक्तिकी उत्कय्तासे सारा झूठ 
स्वय ही ओद लिया हे। कहते हैं, मेरा गाना झूठा, मेरा नाचना 
झूठा, मेरा ज्ञान झूठा और ध्यान भी झूठा ।! और तुकारामजी कहते 
हैं, 'छटिके तें शान छटिके तें ध्यान | जरी इरि-कीतन प्रिय नाहदी ॥! 
( वह शान झूठा और वह ध्यान भी झूठा जो हरि-कीतेन-प्रिय न हो । ) 
तुकारामडीने झूठ स्वय नहीं औद़ा हे, झूठोंके पल्के बॉध दिया है । 


( १ ) नामदेवके एक अमगका आश्चय हे-हम पण्दरीमें थे, 
यह इमारी पुरातन पैतृक भूमि है। रानी रखुमाई हमारी माता ओर 


ट० २० १६०--- 


२७२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


पाण्डुरज्ञ इमारे पिता हैं | (शु० ) पुण्डलीक हमारे भाई और चन्द्रभागा 
बहिन हैं| नामा कहता है, अन्तमे घर अपना चन्द्रभागाके किनारे है |? 


इसी आशयका तुकोबाका अभग यों है--इमारी पैतृक भूमि 
पण्टरी है, घर इमारा भीमा-तीरपर है। पाण्डुरग हमारे पिता और 
रघुमाई इमारी माता हैं। ( प्र० ) भाई पुण्डलीक सुनि ओर बहिन 
चन्द्रभागा हैं ! तुकाका यह पुरातन परम्परागत अधिकार हे जो चरणो- 
के पास रहता हूँ । 

( २ ) भगवन्‌ ! मेरा सन अपने अधीन करके बिना दाम दिये 
स्वामित्व क्यो नहीं भोगते हो ? मै सुफ्तका नोंकर तो मिला हूँ जो 
निरन्‍्तर आपकी सेवा करनेके लिये उधार खाये बैठा हूँ । ओर ठम्द्दारे 
ऊपर कुछ भार भी तो नहीं रखता । ( नामदेव ) 


इसी भावको, देखिये ठुकारामजीने किस प्रकार व्यक्त किया हैं-- 


दान देकर लोग सेवक दूँढ़ते हैँ । हम तो बिना कुछ छिये हा 
सेवक बनना चाहते ईं। 


(३ ) बड़े आदमीका छड़का यदि चीथड़ा ओढे तो सब कछोग 
किसको हँसेंगे ? तुम तो अविनाशी त्रिभ्र॒वनके राजा हो ओर तुम्ही मेरे 
स्वामी हो | ( नामदेव ) 

बड़ेका लड़का यदि दीन-दुखी दिखायी दे तो हे भगवन्‌ | छोग 
किसको दँसेंगे ? लड़का चाहे शुणी न हो, स्वच्छतासे रहना भी न 
जानता हो तो भी उसका छालन-पालन तो करना दी होगा | ( श्रु० ) 
तुका कद्दता है, वेसा ही मैं भी एक पतित हूँ, पर आपका मुद्राड्ित 
हूँ। ( त॒काराम ) 


त॒कारामजीका अन्धाध्ययन २७३ 


(9 )मोगावरी माम्हीं घातला पाषाण। 
मरणा मरण आपियेलें ॥ 
( विषयोंका भोय जला डाला सारा। 
मृत्युकां ही मारा, निशसंत्ञय ॥ ) 
यह दोनोंके ही एक-एक अभगका प्रथम चरण हैं। आगेके चरण 
दोनोके एक-दूसरेसे भिन्न हैं | 


(५ ) 'बिठाई माउली वोरसोनी प्रेमपान्हा घाली? ये शब्द-प्रयोग 
दोनोके ही अमगोम बार-बार आये हैं ) 


(६) तत्व पुसावया गेलों वेदज्ञासी! ( तत्व पूछने वेदजशके 
पास गये ) यह नामदेवका अमग और 'शानियाचे घरी चोजविता देव? 
( ज्ञानीके यहाँ सगवानकों दूँढते ) यह तुकारामजीका अभग, दोनोका 
ह। एक ही आशय है। वेदजश, शास्त्री, पण्डित, कथावाचक आदि 
सबको देखा पर तेरा प्रेमानन्द उनक॑ पास नहीं है इसलिये तेरे ही 
चरणोकों चित्तम और तेरा ही नाम सुखमे धारण किया है | इन 
अमगोम दोनोका यही अनुभव व्यक्त हुआ है | 

उत्तर भारतके सनन्‍्त-कवियोंमे कब्रीरणशाहबकी साखियोका तुकाराम- 
जीकों विशेष परिचय था। तुकारामजीने स्वयं भी <नके ढंगपर कुछ 
दोहे रचे हैं, तथा कुछ अन्त प्रमाणोंसे भी यह बात स्पष्ट हैं | 

( ॥ ) तुकारामजी एक अमगमे कहते हँ-- 

घर भूताची ते दया | संत कारण ऐसिया ॥ 
नव्हे. माझें मत | साक्षी करूनि सागे सत | 
ध्राणिमात्रपर दया करना ही घ॒र्म है। यही सनन्‍्तका छक्षण है। 
थह मेरा मत नहीं | साक्षी करके सन्‍त ऐसा कहते हैं ।' 


२४४ श्रीतुकाराम-चरिज्र 


यह कोन सन्त हैं जिन्‍्होने साक्षी? करके 'प्राणिमात्रपर दया 
करनेको 'घर्म' बताया है और इसीको सन्तका लक्षण! कह्दा जाता है ? 
यह वहीं सन्त हो सकते हैं जिनकी साखी ओँखी श्ानकी” हे और 
जो सब जीवोको 'साँरके सब जीव हैं? बतलछाते हैं, सन्‍्तका लक्षण भी 
यही बतलाते हैं-- 
सदा झपाल दुख पर हरन, वेर भाव नहिं दोय। 
क्षमा ज्ञान सत भावखिये, हिसारहित जो होय ॥| 
(२ ) कबीर-- 
खोड खिलोना दो नहीं, खॉड खिलोना एक। 
तेसे सब जग देखिये, किये कबीर बिबेक ॥ 
तुकाराम--- 
खडा खाद्मे साखर, जाला नामाचाचि फेर । 
न दिसे अंतर, गोडी ठायी निव्डितां ॥ १ ॥ 
'मिसरी, बूरा और चीनीमे नामोका ही फेर है। मिठासको देखें 
तो कोई अन्तर नहीं !” 
(३ ) कबीर--- 
कामीका गुरु कामिनी लोभीका गुरु दाम। 
कबिराके गुरु संत है, संतनके गुरु राम॥ 
तुकाराम--- 
लोभीके चित घन रहे, कामिनी चितमें काम | 
माताके चित पूत बसे, तृकाके सन राम ॥ 
तुकारामजीके समयमे कबीर भारतवर्पमें सबंत्र विख्यात थे। कबीर 
( शाके १३६२-१४४० ) और तुकारामके बीच सौ-सवा सो वर्षकां 
अन्तर था | तुकारामजी एक बार काशी भी गये थे । तब वहाँ उन्होंने 
कबीरकी कविता सुनी होगी । 


त॒ुकारामजीका प्रन्थाध्ययन २४५ 


१९ चार खेलाडी 


तुकारामजीके डण्डोके खेलपर सात अभग हैं। इनमेसे एक 
अमंग है । खेछ खेत्ठोनियोँ निराठे! ( खेल खेलकर अछग ) | 
इसमे खेछ खेलकर भी अछग रहे हुए--प्रपश्चके दावमें न आये हुए. 
चार खेलाड़ियोका उन्होने वर्णन किया है | ये चार खेलाड़ो हैं-नामदेव, 
शानदेव ( उनके भाई-बहिन ), कबीर ओर एकनाथ | ठुकाराम इन्हीं 
चार सन्तोंकोी सबसे अधिक याने गुरुस्थानीय मानते थे | ये ही इनके 
प्यारे चार खेलाड़ी हैं । 

( १) एक खेछाड़ी है दरजीका कूड़का नामा, उसने वि्ठछक्ो 
मीर बनाया | खेला, पर कही चूका नहीं, सनन्‍्तोसे उसे छाम हुआ | 

(२ ) ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, वटेश्वर चाड्ा ओर सोपान आनन्दसे 
खेले, कृष्णको उन्होंने मीर बनाया ओर उसके चारो ओर नाचे | सब 
मिलकर तन्मय होकर खेले, अक्षादिने भी उनके पैर छुए । 


(३ ) कबीर खेलाड़ीनें रामकों मीर बनाया ओर यह्व जोड़ी 
खूब मिली । 


(४ ) एक खेलछाड़ी है ब्राह्मणफा छड़का एका, उसने छोगोंको 
खेलका चसका छगा दिया। जनादनकों उसने मीर बनाया और 
वैष्णबवोका मे कराया | तन्मय होकर खेलते-खेछते वह स्वय हो मीर 
बन गया । 

प्रत्येक खेलाड़ीका एक-एक मीर याने उपास्य था | इन चारोके 
अतिरिक्त और भी बहुत-से खेलाड़ी हुए पर उनका वर्णन करनेमें 
तुकारामजी कहते हैं कि 'मेरी वाणी समय नहीं है |? पर तुकारामजी 
अपने भोताओसे कहते हैं कि या चोघाची तरी घरि सोई रे! ( इन 
चारोके पीछे-पीछे तो चछो )-नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर और एकनाथका 
अनुसरण तो करो | इस अमंगका धुवपद इस प्रकार है-- 


२४६ श्रीत॒काराम-चरित्र 


एके घाईं खेलतां न पडसी डाइ। दुचाव्याने' ढकसिल भाई रे 

त्रिगुणांचे फेरी तुं थोर कष्टी होसी या चौघाची तरि घारि सोई रे 

“एक भावसे खेल खेलोगे तो ( प्रपश्चके ) दाँवमे न फेंसोगे | 
दुविधासे चलछोंगे तो ठगे जाओगे। त्रिशुणके फेरसे तुम बड़े कष्ट 
उठाओगे, इसलिये इन चारोका आश्रयकर इनके मार्गपर चछो |! 
तुकारामजी जिनके मा्गपर चकनेका उपदेश लोगोंकों दे रहे हैं उनपर 
उनका वेसा ही अटकछ विश्वास, गहरा प्रेम ओर महान्‌ आदर होगा 
इसमे सन्देश ही क्या हे | ऐसा प्रेम और आदर होनेसे ही तुकारामजीने 
उनके ग्रन्थोका बड़ी बारीकीके साथ अध्ययन किया, यह हमछोगोने 
यहाँतक देखा ही है । 


२० अध्ययनका सार 


भागवत-धर्म-पर म्पराके प्राचीन तथा अर्वाचीन साधु-सन्तोकी जो 
कथाएँ तुकारामजीने पी या सुनीं उनका तुकारामजीके चित्तपर बड़ा 
असर पड़ा | इनमे उनके सिद्धान्त दृढ़ हुए, विचार स्थिर हुए, हरि-प्रेम 
बढ़ा ओर जीवनकी एक पद्धति निश्चित हो गयी । सनन्‍्त-कथा-श्रवण, 
भक्ति-बछ बदा और विश्वास श्रीविद्चलमे निर्मल, निश्चल छुआ। सनन्‍्तोका 
सहारा मि्ा । सनन्‍्त-कथाएँ कामघेनुके समान इष्टकामकों पूरण करने- 
वाली, मगवत्‌-प्रेमका आनन्द बढ़ानेबाछी, सन्मार्ग दिखानेवाली, निश्च- 
यका बल देनेवाली और सिद्धान्तोकों जेंचा देनेबाली होती हैं | सन्त- 
कथाओसे तुकागमजीने अपना इष्टभाव निकारू लिया और लाभवान्‌ 
हुए । शीलवान्‌ साक्षात्कारप्रास तथा घर्म-नीति-प्रवण सन्तोके चरित्रोंसे 
आत्महितके कोन-कोन-से रहस्य तुकारामजीने प्राप्त किये यह एक बार 
उन्हींके मुखसे सुने--- 

( ? ) मानी भक्तीचे उपकार | ऋणिया महृणवी निरंतर ॥ 


“भगवान्‌ मक्तिके उपकार मानते हैं, भक्तके ऋणी हो जाते हैं।? 
इस अभगमें अम्बरीष, बलि, अजुन ओर पुण्डलीकके दृष्टान्त देकर 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन २७७ 


यह बात सिद्ध की है। अम्बरीषके लिये भगवानने दस बार जन्म लेकर 
दासका दास्य किया |? भक्तिका उपकार उतारनेके छिये भगवान राजा 
बलिके यहाँ द्वारपाल हुए | अर्जुनके सारथी बने | उसके पीछे-पीछे 
चले ओर पुण्डलीकके द्वारपर तो अद्जाईंस युगसे खड़े ही हैं । 

( २ ) कनवालू कृपाढ! । भगवान्‌ भक्तके लिये चाहे जो कष्ट 
उठाते हैं, यह बात अम्बरीष ओर प्रह्मादके चरित्रोमें तथा द्रोपदी-बस्न- 
हरण ओर दुर्वासाके घर्म-छल-प्रसक्षमे प्रत्यक्ष है । 

( १) हरिजनाची कोणा न घडावी निदा | 

साहत गोविंदा नाहीं व्याचें॥| 
इरि-भक्तोकी कोई निन्‍दा न करे, गोविन्द उसे सह नहीं सकते | 
भक्तोके लिये भग्वानका हृदय इतना कौमल होता है कि वह अपनी 
निन्‍दा सह्ट सकते हैं पर भक्तकी निन्‍दा नहीं सह सकते। मक्तोंसे कोई 
छल-छन्द करे तो यह भी उनसे नहीं सहा जाता-- 

दुर्वांसा अम्बरीषकों छलने आये तो मगवानका सुदर्शन-चक्र 
उनको जलाता फिरा | द्र।«रीकों जब क्षोम हुआ तब भगवानने उसकी 
सहायता की और कोरवोकी ठण्डा ही कर दिया। पाण्डबोसे बैर 
करनेदाडा वश्च॒ सगवानसे नहीं सह्या गया भर पाण्डजीके लिये 
बलछरामकी भी उन्होंने दूर ( प्ृथ्वी-परिक्रमा करने ) भेज दिया। 
पाण्डव-पुत्रीकी हत्या करनेवाले अश्वत्थामाके मंस्तकमे उन्होंने 
दुर्गन्ध रख ही छोडी |! इसहछिये भगवानकी भक्ति करो और 
भक्तोकी अपनाओं | 

(9 ) शुकसनकादिश्ी उभारिला बाहों | 

परीक्षिती. लाह्या.. सावा दिवसा ॥ 
शुक-सनकादि हाथ उठाकर कहते हैं कि परीक्षित्‌ सात दिनमें 
तर गये ।? भक्तोपर भगवानकी ऐसी दया है। .द्रोपदीने जब पुकारा 
तब भगवान्‌ इतने अधीर हो उठे कि गरुडकों भी उन्होंने पीछे छोड़ 


२४८ श्रीतुकाराम-चरिघत्र 


दिया | भक्तके पुकारनेकी देर है, मगवानके पधारनेकी नही । इसलिये 
रे मन, जल्दी कर । 

'उठते-बेठते भगवानकों पुकार | पुकार सुननेपर भगवानसे फिर 
नहीं रहा जाता !! 

(५७ ) भगवानके प्रेमकी महिमा सुनों। भीलकनीके बेर वह खाते 
हैं वह प्रेमके बढ़े भूखे हैं, प्रेमका अभाव ही उनके लिये अकारू 
( दुर्मिक्ष ) है । सुदामाके चावक वह ऐसे ही फॉक गये। उन्होंने 
भक्ति अद्वण की | 

( ६ ) प्रह्माट-कथाका स्मरण करक वृकारामजी कहते हँ-- 

'भक्की आवाज आते ही उछछकर कूद पड़े ओर खम्मेको 
तोड़कर बाइर निकले । ऐसी दयाछु मेरी विठामाईके सिवा और 
कोन है ९? 

( ७ ) दीन-इखी पीड़ित ससारियोके हे देवराणा ! ठु॒म्हीं तरफदार 
हो । महासड्डठोंसे तुम्हींने प्रह्दकों अनेक प्रकारसे उबारा है ।' 

(८ ) माश्या विठोधाचा केसा प्रेम-भाव' ( मेरे विद्छनाथका 
केसा प्रेम-माव है ) यह बतछाते है-- 

भगवान्‌ भक्तके आगे-पीछे उसे सेमाले रहते हैं, उसपर जो कोई 
आघात होते हैं उनका निवारण करते रहते हैं, उसके योगश्षेमका सारा 
भार स्वय बहन करते है ओर हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाते हैं। 


तुका कहता है, इन बातोपर जिसे विश्वास न हो बह पुराणोंको आँख 
खोलकर देखे ।! 


(९ ) भगवान्‌ जिन्हे अपनाते हैं वे ससारकी दृश्सिं पहले निन्‍ध 
भी रहे हों ती भी पीछे वन्य हो जाते हैं--- 


अंगीकार ज्याचा, केदा नारायणें | निद्य तेही तेणे, बंद्य केले ॥ ? ॥| 
अजामेलछ भिल्‍ली, तारिली कुंटणी | प्रत्यक्ष पुराणीं वंद्य केली ॥ घ्‌० ॥ 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन' २४९ 


ब्ह्महत्याराश्ी, पातकें अपार | वाल्मीक किकर, वंद्य केला ॥ २ ॥ 
तुका महणे येथे, भजन प्रमाण | काय थोरपण, जालाबे ते ॥ है ॥ 

नारायणने जिन्हें अज्भीकार किया वे, जो निनन्‍्य भी थे, वन्य हो 
गये | भगवानने अजामिछ, भीकनी और कुटनीतककों तारा और उन्हें 
साक्षात्‌ पुराणोमे बन्द किया। अक्ृहत्याके राशि अपार पाप जिसने 
किये उस वाल्मीकि किड्डरकों भगवानने बन्द किया | ठुका कहता है, 
यहाँ मक्ति ही प्रमाण है और बड़प्पन लेकर क्या होगा ।! 

भगवानका जो भक्त है वही यथारथमें वन्य है ओर वही भेष्ठ है । 
भगवानका अड्भीकार करना हो वन्द्ताका प्रमाण है। ज्ञानदेवने भी 
कहा है, भगवद्धक्तिके बिना जो जीना है उससे आग छगे। अन्तः- 
करणमें यदि इरि-प्रेम नहीं समाया तो कुल, जाति, वर्ण, रूप, विद्या: 
इनका होना किस कामका ? इनसे उलटे दम्म ही बढ़ता है | अजामिल, 
कुटनी और वाल्मीकिका पूर्वांचण ओर शबरीकी ज्ञाति निन्ध थी, 
नारायणने इन्हे अद्जीकार किया इसलिये ये जगद्दन्य हुए । 

(३० ) तुज॒ करिता नव्हे ऐसें काहीं नाई !! मनुष्यकी पसद्‌ 
कोई चीज नहीं है । भगवानकों जो पसद हो वही शुभ है, वही वन्य 
है ओर वही उत्तम है। 

नीति-शास्त्र संसारमे सुव्यवस्था बना रखनेके लिये नीतिके कुछ 
नियम बाँव देते है पर अन्तिम निर्णयकों देखें तो मूल-सूत्र भगवानके 
ही हाथमे है! भगवान जिसे अज्ञीकार करेंगे वही श्रेष्ठ ओर वन्द् 
होगा । भगवानकी मुहर जिसपर छगेगी वही सिक्का दुनियामें चलेगा | 
भगवानके द्रबारका हुक्म द्वी दुनियाँमें चलता हे । 

भगवानने गीतामे स्वयं ही कहा है-- 

स्वधर्मान परित्यज्य. मामेक॑ शरणं त्रज । 
अहं त्वा स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 

यह सब धर्मोका सार है। इरि-शरणागति ही सब शुभाशुभ कर्म- 
बन्धौसे मुक्त होनेका एकमात्र मार्ग है। जो शरणागत हुए वे ही तर 


०७५७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


गये । भगवानने उन्हें तारा, उन्हें तारते हुए मगवानने उनके अपराध 
नहीं देखे, उनकी जाति या कुछका विचार नहीं किया । भगवान्‌ केवल 
भावकी अनन्यता देखते हैं। अनन्य प्रेमकी गल्भामे सब शुभाशुभ कर्म 
शुभ ही हो जाते हैं। मगवान्‌ पूर्वकृत पार्पोंकों क्षमा कर देते हैं और 
अनन्यता द्ोनेपर तो कोई पाप हो ही नहीं सकता ओर इस प्रकार 
भक्त अनायास कर्म-बन्धसे मुक्त हो जाता है। अजामिल, गणिका, 
भीलनी, अब, उपमन्यु, गजेन्द्र, प्रह्दाद, पाण्डव इत्यादि सब भक्तोंको 
भगवानने उनके कुछ, जाति ओर अपराधोका विचार न करके 
तारा है । 

'तुम्हारे नामने प्रह्मदकी अग्निमें रक्षा की, जलछसे रक्षा की, विषको 
अमृत बना दिया। पाण्डवोपर जब बड़ा भारी सट्ढूट आया तब हे 
नारायण ! तुम उनके सहायक हुए. | तुका कहता है कि इस अनाथके 
नाथ तुम हो, यह सुनकर मे तुम्हारं। गरणमें आया हैँ ।? 


( ११ ) मकत भी ऐसे होते हैं कि भगवान्‌का अखण्ड स्मरण 
करते हैं-- 
पर ते गाडव अखंड. वनवासी | 
परि त्या देवासी आठविती ॥१॥ 
ग्रहादासी पिता करितो जाचणी। 
परि तो समर मनी नारायण ॥ २॥ 
एुदामा. ब्राह्मण दरिद्रि पीडिला। 
नाही वित्रला.. पाहुरंगा ॥ है ॥ 
तुका म्हणे तुझा न पडावा विसर | 
दुखाचे. डॉयर जझ्ाले.. तरी ॥ 9 ॥ 
“देखो पाण्डबॉको, अखण्ड वनवास भोग रहे हैं, पर भगवान! 
स्मरण बराबर करते हैं। प्रहादको उसका पिता इतना कष्ट देता <॑ 
पर प्रहाद मनसे नारायणका ही स्मरण करता है| सुदामा ब्राह्मणको 


तुकारामजीका ग्रन्था ध्ययन २५१ 


दरिद्रताने पीस डाला पर उसने पाण्डुरज़्को नहीं भ्रुलाया। तुका 
कहता है, पवतप्राय दुःख हो तो मी तुम्हारा विस्मरण न हो |? 

(१२ ) भगवान्‌ भक्तपर दुःखके पहाड़ ढाहते हैं, उनकी घर- 
गिरहस्तीका रत्यानाश कर डाछते हैं अर्थात्‌ ससारके बन्धरनोंसे छुड़ा 
लेते हैं । 

विपदः सन्‍्तु नः शब्वद्यासु सड़ीत्यते हरि: | 

इसी कुन्तीके बचनका ही अनुवाद तुकारामजीने हरि तू निष्ठुर 
निगुण' अभगमे किया है. ओर उसमे हरिश्चन्द्र, नल, शिवि, कण, 
बलि, श्रियाल आदि सुप्रसिद्ध भक्तोके हृदयद्रावक दृष्टान्त दिये हैं | 

( 2३ ) तुज भावे जे म्जति | त्याच्या संसारा हैं गति || 


जो भक्तिपूबंक तरा भजन करते हैं उनके प्रपद्चकी यही गति 
होती है !! पर भक्त भी पीछे हट्नेबाले नहीं हैं, अनन्य शरणागतिसे 
वे बालबराबर भी इधर-उघर नहीं होते । इसीलिये-- 

'वैष्णवौकी कीर्ति पुराणोने गायी है--आदिनाथ शड्डर, नारद-से 
मुनीश्वर, शुक-जैस नहाव अवधूत और कोई नहीं हैं । तुका कहता हे, 
यह आतोंकी विश्रान्ति ओर सवश्रेट्ठ हरि-भक्ति हे |” 

( १४ ) नारायणी जेणे घडे अतराय! ( नारायण जिनके कारण 
छूटते हैं ) ऐसे भॉ-बापकों भ, भक्त भगवानके लिये छोड देते हैं, फिर 
खत्री-पुड, पन-मान फिस मिनतोमे हे ? प्रह्मदने पेताकों छोड़ा, 
विभीषणने भाईफा त्या) किया और मरतने माता और राज्य दोनोंको 
तज दिय,। भगवानके मक्‍त ऐसे त्यागी, विशरकत ओर एकनिष्ठ 
होते हैं । 

( /५ ) न मनावे तेसे गुरुचे क्‍्चन | जेणे नारायण अंतर ते ॥ 

'गुरुका भी ऐसा वचन न माने, जिससे नारायणका विछोह हों 
यही बात दिखलानेके लिये तुकारामजीने तीन बड़े मामिक उदाइरण 
दिये हैं--एक राजा बलिका, दूसरा ऋषि-पत्नियोका ओर तीसरा 
गोपियों का | 


छणर श्रीत॒ुकाराम-चरित्र 


'शुक्राचाय॑ भगवद्धक्तिमे बाधक होने लगे इसलिये राजा बलिने 
उनकी एक आँख फोड़ डाली ओर अपने गुरुकी एक आँखसे अन्धा 
कर दिया। ऋषि-पत्नियोंने ऋषियोंकी आश्ञाका उल्लडघन किया ओर 
अन्न उठाकर ले गयीं । 


विधि-नियम, शास्राचार ओर नीति-बन्धन इन सबका पालन 
अत्यावश्यक है, यह बात तुकारामजी किसीसे कम नहीं जानते थे । 
उन्होंने इन बन्धनोडों तोड़नेवाके दुराचारियों और दाम्मिकोकों बहुत 
बुरी तरहसे फठकारा है! विषय-सुखके लिये आचार-घर्मका उल्लब्डन 
करनेवालोके लिये नरककी ही गति है इसमें सन्देह ही क्या है ? पर 
सता गतिः” स्वरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये सत्र न्योछावर करना 
पड़ता है, यह भक्ति-शाह्लका सिद्धान्त हे । भक्ति-शाज्लकी इृष्टिसे 
घर्मांघमंविवेक तुकारामनी इस प्रकार बतकाते हैं--- 


देव जोडे ते करावे अपम | अंतरे तें कम नाचरावे ॥ 2० ॥ 


“जिससे भगवान्‌ मिले वह ( छोक-हष्टिमे ) अधम भी हो तो करे; 
जिससे भगवान्‌ छूट जायें वह कम न करे !? 


बलि, ऋषि-पत्नी और गोपियोंकी अनन्य भक्तिपर भगवान्‌ सुग्ध 
हो गये, अनन्य प्रेमके वशमें हो गये, और इन भक्तप्रेंमियोके हाथो 
लोकदृष्टिम अधम, छुआ तो भी भगवानने उन्हे अनन्य भक्तिके कारण 
“ह दिया ज्ञो और किसीको न दिया।? “अन्दर-बाहर सम्पूर्ण वही 
ही गया !? 


( १६ ) भगवत्‌-प्राप्तिका मुख्य साधन नाम-स्मरण है। नाम- 
स्मरणसे असंख्य भक्त तर गये। तुकारामजीने अपने अनेक अभगोमे 
इनके उदाइरण दिये हैं| एक अभंगमें आदिनाथ शड्ढर, अखिक भक्त- 
गुरु नारद, महाकबि वाल्मीकि, सात दिनमे इरि-गुण-नाम-संकीतनसे 
सद्गति पाये हुए परीक्षित्‌ तथा एक दूसरे अभगमें उपमन्यु, गणिका 
ओर प्रह्मदके नाम आये हैं| ! 


तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन' श्णरे 


( १७ ) भक्तोके छिये हे भगवन्‌ ! आपके हुदयमे बड़ी करुणा 
है, यह बात है विश्वम्भर ! अब मेरी समझमें आ गयी । एक पक्षीका नाम 
रखा जो आपका नाम था, ओर इससे गणिकाका उद्धार हुआ | 
कुटनीने बड़े दोष किये, पर नाम छेते ही आपको करुणा आ गयी | 
तुका कहता है, हे कोमलहृदय पाण्डुरज्ञ | आपकी दया असीम है |? 


( १८ ) कालरूप होएसे डरे हुए जीबोके पुकारते ही भगवान 
कैसे दोड़े आते हैं । यह दिखानेके लिये जनक, राजा शिवि, गणिका, 
अजामिलके उदाहरण दिये हैँ | 


(१९ ) 'भक्तोंके यहाँ भगवान्‌ अपने तनसे काम करते हैं! 
घर्माके यहाँ जूठन उठाते हैं। भीलनीके जूठे फल खाते हैं ओर ये उन्हे 
अत्यन्त प्रिय हैं। क्‍या भगवानको अपने घर खानेको नहीं मिलता जो 
द्रोपदीसे सागकी पत्ती मॉँगते हैं ? इन्होंने अरजुनके घोड़ोको नहलाया, 
अजुनके कितने सड्ढूठ निवारण किये। तुका कहता है, ऐसे भक्त ही 
भगवानके प्यारे हैं । कोरे ज्ञानका तो, मुँह काला !! 


इन पुराणोक्त भक्तजनोंके समान ही आधुनिक भागवत भक्तोकी 
कथाएँ भी ठुकारामजीको अत्यन्त प्रिय थीं ओर इनकी कथाओसे भी 
त॒ुकारामजीने यही तात्पयय निकाला कि नाम-स्मरण-भक्ति ही सब साधनोसे 
श्रेष्ठ है। तुकाराम महाराजके पूव महाराष्ट्रमे जो-जो सन्त भगवद्धक्त हुए 
उन सबके बारेमे तुकारामजीने अनेक बार प्रेमोद्गार निकाले हैं। ऐसे 
अनेक भक्तोके नाम मद्शलाचरण? में दिये हुए १२ बे अभममे आये हैं 
ओर तुकारामजीने यइ कहकर ये नाम लिये हैं कि मेरा गौत्र बहुत बढ़ा 
है, उसमे सभी सन्‍त ओर महन्त हैं और मै उनका नित्य स्मरण 


करता हूँ । 
( २० ) पवित्र ते कुछ पावन तो देश | 
जेथे हरिचे दास जन्म घेती ॥ / ॥ 


२७०७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


बह कुल पवित्र है, वह देश पावन है जहाँ हरिके दास जन्म लेते 
हैं! वर्णामिमानसे कोई पावन नहीं हुआ ओर कनिष्ठ जातियोमे भी 
साधु-महात्मा हुए हैं। तुकारामजी कहते हैं--- 


अन्त्यजादि भी हरि-भजनमे तर गये, पुराण उनके भाट बन गये । 
तुठाधार बेश्य था, गोरा कुम्हार था, धागा ओर रेदास चमार थे। कबीर 
जुछाह्य था, छृतीफ मुण्छमान था, विष्णुदास सेनानाई था, कान्हृपात्रा 
वेश्या थी, दाहू ु।नवा था, पर भगवानके चरणो-भगवद्धक्तजनम कोई 
भेद्र नहीं। नोखामेरा ओर बड़ा महार ये, पर सर्वेश्वरके साथ उनका 
मेल था। नामाकां दासी जनाकी कैसी भक्ति थी कि पण्ढरिनाथ उसके 
लाथ भोजन करते थे | मेशछ जनकका कुछ क्या श्रेष्ठ था ? पर उसकी 
भक्ति-महिमाका बखान कहाँतक करूँ ?? तात्पय यह है कि “विष्णुदासोके 
लिये जात-कुजात नहीं है, यह वेद-शास्रोका निर्णय है। त॒ुका कहता 
है, आपलोग ग्रन्थॉंम देखिये, कितने पतित तर गये जिनकी कोई 
सख्या नहीं |” 


( २१ ) भगवान्‌ भावके भूखे हे, ऊँच-नीच भेद उनके यहाँ 
नहीं है-- 

भगवान्‌ - च-नीच नही देखा करते, भक्ति जहाँ देखते हैं वहीं 
ठहर जाते हैं | दासी-पुत्र विदुरके यहाँ उन्होंने चावछ॒की कनियों खायीं, 
देत्यके यहाँ रहकर प्रह्मदकी रक्षा की | कबीरसे छिपकर उनके वस्त्र बुन दिया 
करते ये | सॉवता मालीके साथ खुरपेसे खुरपते थे | नरहरि सुनारके यहाँ 
सुनारी करते ये | नामाकी जनाके साथ गोबर बटोरते थे ओर घमममाके यहाँ 
शाडते-बुहारते और पानी भरते थे। नामाके साथ निः्सक्लोच होकर 
धजन करते और ज्ञानदेवकी भीत खींचते थे । सारथी बनकर अजुनफे 
घोड़े हाँके और प्रेमसे सुदामाके चावल खाये। ग्वालोंके यहों स्वय ही 
गोएँ चरायीं और बलिके द्वार पहरा दिये | एकनाथका ऋण पटाया और 
अम्बरीषके लिये गर्भवास भोगा । मीराबाईके लिये विषका प्याला पी गये 


तुकारामजीका अन्थाध्ययन श्ण्ए्‌ 


और दामाजीका देन भरा | गोरा कुम्हारके मटके बनाये, मठटी ढोयी 
ओऔर नरसी मेहताकी हुण्डी सकारी | और पुण्डलीकके लिये तो भगवान्‌ 
अभीतक खड़े ही हैं | उनकी लीला घन्य है |? 


( २२ ) भक्तशञ्नुणी देव बोलती पुराणें! ( पुराण कहते हैं कि 
भगवान्‌ भक्तोंके ऋणी हैं )। पुराणोका यह वचन केसे सत्य है, यह 
बतलाते हुए तुकारामजीने कबीर, नामदेव, एकनाथ और भानुद्यासके 
दृष्टान्त दिये हैं। कबीर एक नया बुना हुआ कपड़ा बेचनेके लिये 
बाजार चले | रास्तेमे एक दीन बाचक मिढा, आधा वस्त्र फाड़कर 
उन्होंने उसे दे दिया। पीछे एक ब्राह्मण मिले ( जो ब्राह्मणवेषघारी 
भगवान्‌ ही थे ), आधा वद्न कबीरने उन्हें दे डाछा ओर खाली द्वाथ घर 
छोटे । भगवानने उस वबख्तरका मूल्य कबीरको देना चाहा पर कवीरने 
उसे नहीं लिया । 


नामदेवके पास जितना कपड़ा था वह उन्होंने रास्तेके पत्थरोकों 
भगवान्‌ जानकर बॉट दिया तब भी ऐसी ही बात हुईं थी । 


एकनाथकी बात तो तुकारामजी कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही है! कि 
आहन्दीमे तीन मास बराबर वारकरी भक्तोंकी एकनाथ खिलाते-पिलाते 
रहे, इससे उनपर ऋण हो गया, उसे मगवानने ही उतारा | 


भानुदासने खेतमें बोनेके लिये जो बीज रख छोड़ा था उसीको 
पीसकर उन्होने सन्‍्तोको खिला दिया, तब मगवानकों स्वय ही उनके 
खेतकी बोबाई करनी पड़ी | 


भक्त ससारम विख्यात हो ओर उनके द्वारा जड़ जीवोका उद्धार 
हो इसके लिये भगवानने अनेक अद्भुत छीलाएँ दिखाकर भक्तोके काम 
किये हैं | 


'नामदेवके छिये मगवानने अपना देवालय घुमा दिया, मगवानने 
उनके हाथों दुग्धपपान किया, इससे नामदेव जगत्‌मे विख्यात हुए । 


श्षद श्रीतुकाराम-चरिज 


नरसी मेहताकी हुण्डो सकारी | धना जाटके खेत बो दिये। मीराबाईके 
लिये विषपान किया । छाखा कोछाटका दोल पीटा । कबीरके कपड़े बुन 
दिये । कुम्हा रके बच्चेको जिछा दिया। अब तुका आपके चरणोमें बार- 
बार बिनती करता है कि दे पण्ठरिनाथ ! मुझ्नपर भी दया करी | 


२१ उपसंहार 


यह प्रकरण बहुत बढ़ गया | परन्तु तुकारामजीके अध्ययनका यथार्थ 
स्वरूप हर पहछूसे पाठकोके ध्यानमे आ जाय इसीके लिये इतना विस्तार 
किया है। इससे नये ओर पुराने दोनों प्रकारके विचारबालोकों अपने 
कुछ विचाए बदलने पड़ेंगे | पुराने विचारके अनेक लोगोकी यह घारणा 
थी कि तुकारामजीको ग्रन्थ पढनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने 
कोई ग्रन्थ पढे भी नहीं, इतना ही नहीं बल्कि वह लिखना-पढना भी नहीं 
जानते ये | पर यह घारणा गलत है, यह बात उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट हो 
गयी होगी, ओर सबके ध्यानमे यह बात आ गयी होगी कि तुकारामजी' 
केवछ कछिखना-पढ़ना जानते थे, बह्फि उन्होंने गीता-भागवतादि 
सस्कृत-ग्रन्थों तथा शानेश्वरी-नाथ भागवतादि प्राकृत ग्रन्थोंका बड़ी 
आस्था और सूद्मताके साथ अध्ययन किया था, कुछ थोड़े-से ही 
ग्रन्थ उन्होने देखे पर बहुत अच्छी तरहसे देखें। इस विषयमे भी अब 
किसीको कोई सन्देश नहीं रह जायगा कि सागवत-जेसे ग्रन्थोकों पढ़ते- 
पदठते उन्हें सस्कृत-भाषाका इतना बोध हो गया था कि वह भागवतके 
छोकोंका भावार्थ अनायास समझ छेते थे। पुराण देखे, दशन दुँढे 
यह उन्हींका कथन है और इससे यह पता चकता है कि उनका अध्ययन 
कितनी उच्च कोठिका था। उस जमानेमे भी ठुकाराम-जैसे शुद्रको 
समाजसे ऐसा अध्ययन करनेका अवसर मिलता था और तुकाराम-नैसे 
प्रशावान्‌ पुरुष उससे लाभ उठाते थे। इस बातको देखते हुए भी जो 
लोग यह कहा करते हैं कि हिंदू समाजने री, ग॒द्गादिकों जान-बूश्षकर 





तुकारामजाका अन्थाध्ययन शेण७ 


अज्ञानमें ही रखा, उनका यह कहना केवल मिथ्या प्रछाप है &। इसी 
प्रकार तुकाराम महाराजकी शिष्या बहिणाबाईं, समथ रामदास स्वामीकी 
शिष्याएँ आका ओर वेणू, ज्ञानेश्वरकालीन मुक्ताबाई और जनाबाई 
आदिके शिक्षा, अध्ययन और अन्थकतृत्वकों देखते हुए यह कैसे कहा 
जा सकता है कि हिन्दु-समाजने स्तनरियोंके मानसिक उत्कषकी और ध्यान 
नहीं दिया ? ज्ञानलोतस्वतीसे ज्ञानामृत लेकर पान करनेका अधिकार 
सबको सभी समय है। परन्तु ज्ञानगज्ञोदक पान करनेकी इच्छा और 
अवसर सभीको नहीं होता, इस कारण कया ब्राह्मण और क्या शूद्र सभी 
जातियॉपर अविद्याका प्रभाव ही अधिक पड़ा हुआ सबंत्र दिखायी देता 
है। अस्त | 


त॒ुकारामजीकी साक्षरता ओर अध्ययनके विषय्ें पुराने विचारके 
छोगोकी जेसी एक आआआान्त घारणा थी बसी उन आधुनिक विद्वानोंकी 
मति भी ठीक नहीं है जो तुकारामजीकों ज्ञानेश्वर और एकनाथकी 
परम्परासे अलग कराया चाहते हैं। शानेश्वव और एकनाथकी 
वाकतरकज्षिणीमें तुकाराम किस चावसे डुबकियाँ लगाते थे यह हमलोग 
देख चुके है| कोई भी अन्थकार अपने पूर्वजोसे प्राप्त सबश्बित घनकों 
सुरक्षित रखकर ही उसकी इृद्धि करता है। इससे किसीकी प्रतिष्ठामे 
कोई बाघा नहीं पड़ती। बाप-दादोंसे मिली हुई सम्पत्तिकों अपने 





& तुकारामजीके पूव संवत्‌ १६२१ में शिद्धणापुरके कवि महालिज़- 
दासने विक्रमबतीसी? नामका एक बडा ओवीबद्ध ग्रन्थ लिखा जो २० वर्ष 
पहले मै देख चुका हुँ। सबत्‌ १७५५ में अवचितसुत काशीने (्रोपदी- 
स्वयंवर' नामक ग्रन्थ लिखा जो प्रसिद्ध ही है। ये दोनो लेखक शूद्र थे । 

[ शूद्रोको या ख्तियोको ज्ञान प्राप्त न हो यह लक्ष्य तो हिन्दूतसमाजका 
कभी नही था, प्रत्युत अपने-अपने कर्मको करते हुए सब परमज्ञानको प्राप्त 
करे यही हिन्दू-समाजका प्रधान लक्ष्य रहा है ।--भाषान्तरकार ] 


तु० रा० १७-- 


२५८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अधिकारमें करके उसे भोगते हुए. और बढ़ाना सत्पुत्रोंका तो काम ही 
हे | ज्ञानेश्वर महाराजने व्यासदेवग्रथित गीताकों ग्रहणकर उसे अपनी 
प्रतिभाके आभूषण पहनाये । एकनाथ महाराजने ज्ञानेश्वरी और 
भागवतकों आत्मसात्‌ करके उनसे अपनी वाणी रज्लित की ओर तुकाराम 
सहाराजने शानेश्वर-एक्नाथद्वारा निर्मित र्नोकी खानिका स्वत्वाधिकार 
श्राप्त किया और उनसे अपने अभंगोके हीरे निकाछ॒कर उनसे ससारकों 
चकित कर दिया । यह क्रम अनादिकालसे चला आया है ओर ऐसे 
विजयवीयंशाली पूर्वजॉफे कुछमे हमलछोग उत्पन्न हुए हैं, यह अपना 
धन्य भाग्य समकझ्षना बाहिये। परन्तु कुछ छोग जो दुकारामजाकों 
ज्ञानेश्वर-एकनाथसे अछग करना चाहते हैँ उनकी यह चेष्टा देखकर 
बढ़ा अचरण होता है। शानदेव नामदेव एका तुका? ओऔपाण्डुरड़ 
भगवानके कानके चार मोतियोँंकी चोकड़ी है जो सवापउसान्य, 
सबप्रिय और स्ंपुज्य ऐ | इसे कोई तोड़-फोड़ नहीं सकता। भीज्ञानेश्वर 
महाराज सब सन्‍्तोंके मुकुठ्मणि हैं, ज्ञानामाईका दुग्धघपान कर बहुतेरे 
अध्यात्म-बलढूसे बलवान हुए.। ज्ञानेश्वरके शिष्य विसाजी खेचर नामदेव- 
के गुरु थे अर्थात्‌ शानेश्वर नामदेवके परम गुर थे। एक और नामदेव 
विक्रमकी १६ वीं शताब्दीमें हुए हैं, उन्होंने ओवियोंमें महाभारतके 
कुछ पर्व, कुछ अभंग ओर कुछ सन्त-चरित्र लिखे हैं। नामदेवके अभगों- 
का जो सग्रह छपा है उसमें मूछ नामदेव और इन पीछेके नामदेव 
दौनोकी कविताएँ एक दूसरीमें मिल गयी हैं ओर उनसे बड़ा भ्रम 
फेलता है। तथापि शानेश्वर-समकालीन नामदेव ही सबसन्तमान्य 
नामदेव हैं, इसमें कोई सन्देश नहीं। शानेश्वर, नामदेव ओर एकनाथ-- 
इसी परम्परामे तुकारामज्ची आ बाते हैं। इस अध्यायमें इमलोग यह 
देख चुके हैं कि शानेश्वरी और एकनायथी भागवतके साथ तुकारामजीका 
कितना घनिष्ट अन्तरज्ञ परिचय था। इस घनिष्ठताकों कोई केसे नष्ट 


तुकारामजीका अन्थाध्ययन श्ण्र, 


कर सकता है--केसे तुकारामको शानेश्वर और एकनाथसे अछूग कर 
सकता है ? नामदेव ओर ठुकाराम ही भक्ति-अन्थके प्रवतंक हुए और 
शानेश्वर-एकनाथका इससे कोई सम्बन्ध नहीं, यह त्रिखण्ड-पण्डितोका 
मत भी भरपूर प्रमाणोंके सामने एक क्षण भी नहीं ठह्टर सकता | 


यह भागवद-सम्पदाय बहुत प्राचीन है, शानेश्वर महाराचसे भी 
बहुत पइलछेका है| इस सम्प्रदायके मुख्य प्रचारक अवश्य ही शानेश्वर, 
नामदेव, एकनाथ ओर तुकाराम हुए। श्रेष्ठ युरुषोंगे मागवत-घम्मकी 
निष्ठा है पर व्यक्तिनिष्ठ सम्प्रदाय नहीं है, यह भगवान्‌ भीक्ृष्णके 
उपासकोंका सम्प्रदाय है। शरीकृष्णकी उपासना इस सम्प्रदायका परम- 
धरम है | जो कोई भी भ्ीकृष्ण-भक्त होगा बद्ढ इस सम्प्रदायमें सम्मान्य 
है, उसकी जाति या वर्ण कुछ भी हो । ज्ञानेश्वर महाराज केवछ इस 
कारण मान्य नहीं हैं कि वह ब्राह्मण थे, प्रत्युत इस कारणसे पृज्य ईं कि वह 
प्रम क्ृष्ण-भक्त थे। नामदेव ओर तुकाराम भी इसी कारणसे मान्य हैं। 
भागवत-सम्प्रदायमें जाति-पाँतिका बखेड़ा नहीं है ओर जाति-द्वेष और 
जातिसड्ूर भी नहीं है | उपयुक्त चार प्रधान महामान्य महन्तोंके समान 
हीं नरहरिं सुनार, रदास चमार, सलन कसाई, सूरदास, कबीर, 
वेश्या कान्हूपात्रा, चोखामेला मद्ार, मानुदास, कान्हू पाठक, मीराबाई, 
गोरा कुम्हार, दाहू धुनिया, शेखमहम्भद, मुक्ताबाई और जनाबाई, 
बेदरके हाकिम दामानी, दौलताबादके किकेदार जनाद॑न स्वामी, 
साँवता माली, ठुलाघार वेश्य आदि--सभी मगवद्भक्तोंकों यह सम्प्रदाय 
परमपूज्य मानता है। इरि-भक्तकी जाति नहीं पूछी जाती, इंत्ति नहीं 
पूछी जाती, पू्-चरित्र भी नहीं पूछा जाता। इरिभक्तिकी कसोंटीपर 
जो कोई बावन तोछे, पाव रत्ती उतरे उसीको सन्त मानते हैं। इन 
चच्चे सन्‍्तोमें भी शानेश्वर, नामदेव, एफनाथ, तकारामकों सन्‍्तोने ईं। 
महाराष्ट्रमें अग्रगण्य माना है | जातिके अभिमान या द्वेंपसे इस चोकडीकों 


२६० श्रोतुकाराम-चरिज्र 


कोई तोड़कर अछग करना चादे तो वह सम्भव नहीं है। 'शानदेव, 
नामदेव एका तुका” अथवा “निवृत्ति, शानदेव, सोपान, मुक्ताबाई |? 
“एकनाथ, नामदेव, तुकाराम” ये भजन ही जो महाराष्ट्रकी स्वंसम्मतिसे 
बने हुए. भजन हैं, इस बातके साक्षी हैं कि यह चतुष्टय एक हैं | 
एकात्म-भावसे इन्हें बन्दनकर हम यह प्रकरण समाप्त करते है । 


यहाँतक तुकारामजीके ग्न्थाध्ययनका विचार हुआ । सस्कृतग्रन्थों- 
में गीता, भागवत, कुछ पुराण, भतृदरिकि शतक और महिम्नादि स्तोन्न 
और मराठीमे ज्ानेश्वरी, नाथ-भागवत, नामदेव-कभीरादि सम्तोके पदो- 
के सूक्ष्म अध्ययनका तुकारामजीके आचार-विचारपर तथा भाषापर भी' 
बढ़ा भारी प्रभाव पड़ा है, यह बात पाठकोके ध्यानमे अच्छी तरहसे 
आ गयी होगी। जिनके अन्थोका उन्होंने अनेक बार आदर ओर 
विश्वासके साथ पारायण किया, जिनकी उक्तियों और उनके अन्तर्गत 
बना-प्रधान सुविचारोंके साथ वह मनसे इतने तन्‍्मय दो गये, जिनकी 
कथित भक्ति-शान-बराग्यपूण सत्कथाआ। के साथ उनका पूण तादात्म्य 
हो गया उन्हींकी विचार-पद्धति ओर भाषाशेलीका अम्यास उन्हें भी 
हो गया, इसमे आश्रयकी कोई बात नहीं | यह तो बढ़ी हुआ जो होना 
चाहिये था। परमार्थकी रुचि उत्पन्न होनेपर कुल-परम्पराप्राप्त तथा 
सहइजसुलूम पण्टरीके वारकरी सम्प्रदायका साधन-पथ तुकारामजीने छुदय- 
की सच्ची रूगनके साथ ग्रहण किया ओर इसी पथपर चलते हुए इस 
पन्यके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथादि पृव्वाचार्यकि ग्रन्थोका उन्होंने 
अध्ययन किया और इनके द्वारा निर्दिष्ट मार्गसे जाकर भगवत्कृपाके 
पूण अधिकारी हुए. और अन्तमे भक्तिके उत्कषेसे सद्धमके आचरणसे 
तथा प्रबोधकी शक्तिसे उन्हींकी मालिकामे जा बठे । 


“2 कक पट नी फ.7:पशतलाा 


सातवां अध्याय 
गुरु-कपा ओर काबित्व-स्फा्तिं 


सपनेम पाया गुरु-उपदेश | नाममें विश्वास हृढ घरा | 

--ठुकायम 
१ विषय-प्रवेश 

बड़ी उत्कण्ठाके साथ तुकारामजीका अभ्यास चल रहा था। वे 
सबसे यही जानना चाहते थे कि कब भगवान्‌ सुझपर कृपा करेंग्रे 
क्या भगवान्‌ मेरी छाज रखेगे।” वह यह जाननेके लिये झत्यन्त 
अधघीर हो उठे थे कि क्या मेरा भी उद्धार होगा,' क्‍या नारायण 
मुझपर अनुग्रह करेंगे ? वे चाहते थे किसी ऐसे महात्माके दशन हो 
जायें जिनसे यह आश्वासन मिक्े कि हॉ, भगवान्‌ ठुझपर झपा करेंगे । 
उनका चित्त विकक था यह जाननेके किये कि कब मेरे बुद्धि स्थिर 
होगी, कब भगवानका रहस्य में जान ढूँगा, केसे यह शरीर छूट्नेसे 
पहले नारायणसे मेंट होगी, कब उनके चरणोपर छोट्टूंगा, कब उनके 
डिये गदुगदकण्ठ होकर मैं अपना देह-भाव मूढूँगा, कैब वह मुझे 
अपनी चारो भुज्ाओते गले छगावेंगें, कब ये नेत्र उनका स्वरूप देखकर 
शान्ति और तप्ति-ठाम करेंगे। बस, यही एक घुन थी। वह अपने ही 
मनसे पूछते कि क्‍या मुझे ऐसे सत्पुरेष मिलेंगे बिन्होंने भगवानके 
दर्शन किये हों | जिनके लिये प्रपञ्च छोड़ा, बड्ीखाता इन्द्रायणीमे 
छुबा दिया, धनकों गोमास-समान माननेकी शपथ की, घरूद्वार- 


श्दर श्रीतुकाराम-चरित्र 


तक छोड़ दिया, स्वश्ननोंमें कुख्याति छाभम की, एकान्तवास किया 
ओर वायु-वेगसे ग्रन्थाध्ययन तथा 'राम कृष्ण इरी” का सतत भजन 
किया, वह विश्वव्यापक पाण्डुरक्ष कहाँ केसे मिलेंगे ? यह कोन 
बतलावेगा ? वह्ट सत्पुरुष कब मिलेंगे जिन्होंने पाण्डुरद्गके दर्शन किये 
हों ? इसी प्रतीक्षामें तुकारामजीके प्राण उथरू-पुथछक कर रहे थे | 
भगवान्‌ कल्पबुक्ष हैं, चिन्तामणि हैं, चित्त जो-जो चिन्तन करे उसे पूरा 
करनेवाले हैं, यह अनुभव जो सभी भक्तोंकों श्राप्त शेता है, इस समय 
तुकारामजीको भी ग्राप्त हुणा | उन्हें महात्माके दशन हुए, स्वप्नसे दशन 
टुए ओर उन्होंने तुकारामजांके मस्यकपर हाथ रखा, तुकारामजीकों 
यो अन्त प्रेय था बह्दी गम-कृष्णमन्त्र उन्होंने इनको दिया आर 
वुकाराम्जीके जे, १रमत्रित इ० थे पणु रक्ष, उम्हींकी निष्गपूर्वक उपासना 
करनेको' उग्दोन इनसे एह्ा। एुछागामजीकी चंह विश्वास हों गया कि 
में लिस राम्तेपर झाठ स्गा था वह ठीक हो था। राम-कृष्ण-हरीका 
भजन पडेसे ही ही रहा था ५६ वहीं सन्त अब अधिकारी महात्माक 
मुऊ० प्रास (आ, उपासनाडा रहस्य खुला, निश्चय हद हुआ, चित्त 
समादेत हो गया। न्यापराउऊसे मामलेका क्‍या फेसछा होगा यह तो 
पक्ष रोकी पहछँसे ही झालण रहता है, वकीझ भी बतकाते रहते हैं, 
पर एबतक अजके बुँदइसे पोरुला नहीं सुना जाता तबतक चित्त स्वस्थ 
नहीं होता । कुछ वैसी ही बात यह भी है | अधिकारी पुरुषक मुखरसे 
जब मन्त्र स॒ुया जाता है अथवा धीर पुरुषसे जब कोई आशीर्वाद 
मिरदा ह तब उससे जीवकों शान्ति मिलती है | उसे अपना रास्ता 
सही होनेका विश्वाद हो जाता है | ग्रन्थ पटुकर भी जो बात समझ्मसें नही 
आती वह एक क्षणरों ध्यानमें आ जाती है। बुद्धि जहाँ पहुँच नहीं 
पाती उस पदका साक्षात्कार दोता है। स्वानुभव-प्रास साक्षात्कारसम्पन्न 
महात्माके एक क्षण समागमसे सब काम बन जाता है! पारमार्थिक 


गुरु-कूपा ओर कवित्व-स्फूर्ति २६३ 


कृतविद्य महापुरुषके दशनमात्रसे परमार रोम-सेममें भर जाता है। 
तुकारामजीके पुण्य-बलसे उन्हें ऐसा अपूब शुभ संयोग प्रास हुआ । 


२ सद्शुरु बिना कृताथता नहीं 


सद्गुरु-प्रसादके बिना कोई भी अपना परमा्थ सिद्ध नहीं कर सका 
है। जो छोग यह समझते है कि हमने प्न्थीका अध्ययन कर लिया है, 
परोक्ष ज्ञान इसे मिल चुका है, हमें अपनी बुड्धिसे ही ज्ञानका रहस्य 
अवगत हो चुका है, अब हमें किसीकों गुर बनानेकी क्‍या आवश्यकता 
है ? हम जो कुछ जानते हैं उससे अधिक कोई गुरु भी क्या बतछावेंगे (- 
जो छोग ऐसा समझते ईँं--वे अन्तर्मे अदड्डारके छालरूमे ही फंसे हुए 
दिखायी देते हैँ | गुरु-कृपाके बिना रज-तम घुठकर निमछ नहीं होते 
ज्ञान अरथांत्‌ आत्म-ज्ञानमें पूछ शोर इृठ्तम निष्ठा भी नहीं होतो, जञानक। 
साक्षात्कार होना तो बहुत दूरकी बात है| शानेश्वर महाराज ( धर १०- 
१७२ में ) कहते हैं कि उमग्र वेद-शासत्र पद डाके, योगादिकोका भी 
खूब अभ्यास किया, पशर इनकी सफलता तभी है जब ओरीगुरुकी कृपा हो |? 
कमाई तो अपने ही परिभ्रमकी होती है तथापि उसपर जबतक अ्रींगुरु- 
कृपाकी सुहर नहीं छगती तबतक भगवानके दरबारन उसका कोई मूल्य 
नहीं होता । अत्यन्त सूक्ष्म ओर विशुद्ध बुद्धिके द्वारा ज्ञान प्रास्त होनेपर 
भी दीपकसे पेदा होनेवाले काजछके समान ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाढा 
अइड्डार सद्शुरुके चरण गहे बिना निःशेप न४ नहीं होता। श्रीराम 
ओर श्रीकृष्णकों भी श्रीगुर चरणोका आश्रय छेना पढ़ा, तब ओरोकी 
तो बात ही क्या हें ? वेद, शासन, पुराण ओर सन्त सब इस विषयसे एक- 
मत हैं | भ्रुतिकी यह आशा है कि श्रोत्िय” अयांत्‌ श्रुति-शासत्र-निषुण 
और “्रह्मनिष्ट! अर्थात्‌ स्वानुभवसम्पन्न सदृगुरुकी शरण लो, उससे 
ब्रह्मविद्याका अनुभव प्राप्त करोगे । शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपस- 
माश्रयम! ऐसे सदूगुरुकी शरण लेनेकी भागवतकारने कहा है ओर 


२६७४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


गीतामे भगवानने भी 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया” कहा है। 
आचायवान्‌ पुरुषों वेद” आत्मवेत्ता महापुरुषके चरण गहनेकों वेदोने 
कहा है ओर श्रीमत्‌ शड्ड राचार्य भी यही कहते हैं--- 
पडज्ादिवेदी झुखे शाखविद्या 
कवित्वादि गद्य सुप्या करोति । 
गुरोरडप्रिपदें सनश्रेज्ष छग्नं 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किस ॥| 

महृद्‌ भाग्यसे सदूगुरुके दशन होते हैं और जब ऐसे दशन हों तब 
अनन्य मन हो उनकी शरणमें जाना और “यथा देवे तथा गुरो? अर्थात्‌ 
भगवानके समान ही उनका पूजन ओर भजन करना सनातन रीति है। 
सद्‌गुरु सदा तृप्त ही रहते हैं, इससे अधिकारी जीवोपर उन्हें करुणा 
आती है | कहते है-- 
.. "मेरा पेट तो भरा, पर अब ऐसी प्यास छगी है कि अन्य जीवोकी 
आस पूरी करूँ। नावका भार आखिर जलपर ही रहता है; वह मार 
चाहे हृछका हो या भारी, इससे क्‍या १? 

अपरम्पार स्वानन्द-सगुद्र भें चलनेवाढी गुरुू्प नोकाके लिये दो- 
चार पथिफोका भार ही क्या ? दो-चार चढ़ लिये या दो-चार उतर गये 
तो इसका उसपर बोझ दही क्‍या ! सच तो यह है कि सद्शुरुको 
सत्‌-शिष्यके मिलनका ही आनन्द है, इससे अद्वेतानुभवका आनन्द 
हतरूपमें वह भोग सकते हैं। गीताशानेश्वरीमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर 
भगवान्‌ यह कहकर अपना आनन्द व्यक्त करते हैं कि हे अज्ुन ! 
तुम प्रश्न करके मुझे मेरा वह आनन्द दिला रहे हो जो अद्वेतानन्दके 
भी परे है| ( ज्ञानेश्वरी १५--४०५० ) अबाघ शब्द-शासत्र, परिपू्ण 

कम कक के लडकी 8 


गुरुकृपा ओर कवित्व-स्फूर्ति २६५ 


स्वानुभव, उत्तम प्रबोध-शक्ति, देवी दयाढुता और परमा-शान्ति--ये 
'पौँचों गु्ण भीगुरुमें नित्य बास करते हैं | एकनाथी भागवत (आअ० ३ ) 
में श्रीगुरुके छक्षण बतलाते हैं कि बह दीनोंपर तन, मन ओर वाणीसे 
बड़े दयारु होते हैं, शिष्यके भव-बन्धन काट डाछते हैं, अहड्डारकी 
छावनी उठा देते हैं। वह शब्द-ज्ञानमें पारक्षत होते हैं, ब्रह्मशानमें 
सदा शूमते रहते हैं, निज-भावसे शिष्यकों प्रबोध करानेमें समर्थ 


होते हैं ।! 


गुरु-मअसादके बिना ही कोई सन्त-पदवीको प्राप्त हुआ हो, ऐसा 
एक भी पुरुष नहीं है। सभी सतोंने गुरु-प्रसादका महत्त्व और माधुय 
बखाना हैं | गुरु-भक्तिके सहसों अवतरण दिये जा सकते हैं, पर विस्तार- 
भयसे सक्षेप ही करना पड़ता है | गुरु-स्तुतिका साहित्य बहुत बड़ा है, 
वह अनुभवका साहित्य है ओर अत्यन्त हृदयक्षम है । जिसे गुरु-प्रसाद 
मिला हो, गुरु-सेवाका परमानन्द जिसमे मोग किया ही वहीं उसकी 
माधुरी जान सकता है | ज्ञानदेव और एकनाथ दोनोने ही गुरु-भक्तिकी 
अपूर्व ओर अपार माधुरी पायी थी। इन्होंने सद्युरु-समागम और 
सद्गुरु-सेबाका आनन्द खूब ढछूटा। दोनोंकि प्रस्थोंमें सब मद्जलाचरण 
भीगुरु-स्तवन-परक हैं ओर ये अत्यन्त मधुर हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके १३ वें 
अध्यायमे ७ वें छोकका आचार्योपासनम? पद देखते ही श्रोश्रीज्ञानेश्वर 
महाराजको गुरु-भक्तिकी घारा महाग्रवाहके रूपमे जो उमड़ पड़ी है 
बह सो ओवियोंको पार करके मी उनके रोके नहीं रुकी हे। उनकी 
शुरुभक्तिका आनन्द जिन्हे लेना हो वे औीशानेश्वर-चरित्रमे उपासना 
और गुरु-भक्ति' अध्याय पूरा पढ जायें। उसी प्रकार एकनाथ महाराजकी 
गुरु-भक्तिका जिन्हें दर्शन करना हो वे एकनाथ-चरित्र देखें। गुरुभक्तके 
लिये मुद और उपास्य एक होते हैं। श्ञानेशवर और एकनाथने भीगुरु- 
मूर्तिमं ही भगवानके दर्शन किये। तुकारामजीने भगवानहीको ओऔगुरु 
देखा । गुरु साक्षात्‌ परतब्रक्ष हैं और परबरह्म परमात्मा ही गुरुके सगुण 


च्घत 


२६६ श्रीतुकाराम-च रित्र 


रूपमें साधककों कृता्थ करते हैं। गुरु-प्रसादके बिना कोई साधक कभी 
कृताथ नहीं हुआ । भीगुरु बोलते-चालते ब्रह्म हैँ । उनकी चरणधूलिसमे 
लोटे बिना कोई भी कृतकृत्य नहीं हुआ । 


३ स्वामी विवेकानन्दका अनुभव 


आधुनिक काले सुविख्याय सत्पुरुष स्वामी रामती० ओर स्वामी 
डिवेदानःठ भी ओर रुके शरणागत होकर ही कृठाथ हुए। स्वामी 
फिवेकानन्द अपने भक्ति-यौग-विपयक पबन्धर्म कहते हेँ--शुरुकी 
कृपासे सन॒ष्यकी छिपी हुई अलोफिक शक्तियों पिकसित होती हैं 
उन्हे चेदन्य प्राप्त होता एैं' और उनकी आध्यात्मिक वृद्धि होती है और 
अन्तगें वह नरणे नारायण होत। है । शात्म-विकासका यह काय पअन्थोके 


' पढ़नेशे गहीं होता । जीवनमर इजारों स्थोंकों उछटते-पकटते रहो, उससे 
' अधिक-से-अध्कि तुम्त्यरा बॉद्धिद, ज्ञान बढ़ेगा, पर »न्तर्में यही जान 


पड़ेगा कि इससे दाध्यात्म-बछ कुछ भी नहीं बढ़ा । बौद्धिक शान बढ़ा 
तो उसदे, साथ <ध्य(त्प-ाऊ भी बढ़ना ही. चांदियं, यह कोई कद्दे तो 
वा सम नही है । अन्धों) ऊदययनसे इस अशरका श्रम होता ६, पर 
सा ताके साथ ऊवधचकम करनसे यह जाए पड़ेगा कि लुद्धिका ती खूब 
विकात (वां तो भी हध्याध्म-्भक्ति जहॉ-की-तहोँ ही रह गयी। 
अब्यत्म-शक्तिका बिफाग करानेम कंवछ ग्न्थ आअसमथ हैं, और यहीं 
कारण है ७ अच्यात्मको बाते करनेवाले छोंग बहुत मिलते हैं पर 
व लीक लाथ रहनीका गेह हो, ऐसा पुरुष अत्यन्त दुरूभ है । किसी 
जीपको पवाध्यात्मिक ससकार करानेके लिये ऐसे ही महात्माकी 
आवश्यव्ता होती है जो जीवकोटिसे पार निकक गया हो | यह 
ताकत अन्‍्थोंसे नहीं है । आध्यात्मिक संस्कार जिसका द्वीता है 
वह है शिष्य और सस्कार करनेवाला है गशुरु। भूमि तपकर जोत- 
जातकर तैयार हो, ओर बीज भी शुद्ध हो; ऐसे उभय-संयोगसे ही 


अनंठ 42% 4५४". अकेों 


गुरुकृपा ओर कवित्व-स्फूर्ति २६७ 






हे अध्यात्मकी तीत्र श्लुधाके 
 तेयार होते ही उसमें ज्ञान-बीज बोया 
जाता है। सष्टिका यही नियम है। आत्मप्रकाश अहण करनेकी 
क्षमता सिद्ध होते ही प्रकाश पहुँचानेवाली शक्ति प्रकट हीती है। 
““* सत्यश्ञानानन्दस्वरूप सदूशुरुकों संसार ईश्बर-तुल्य मानता द। 
शिष्य शुद्धचित्त, जिशञासु ओर परिश्रमी होना चाहिये। जब शिष्य 
अपनेको ऐसा बना केता हे तब भोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, निष्पाप, दयाल 
ओर प्रवोधचतुर समर्थ सदूशुरु उसे मिलते हैं ।'**'“'सदूगुर शिष्योक्रि 
नेत्रोंमि शानाज्न लगाकर उसे दृष्टि देते हैं। ऐसे सदगुरु 
बड़े भावयसे जब मिले तब अत्यन्त नम्नता, विमरक सद्भाव और इंड 
विश्वासके साथ उनकी शरण को, अपना सम्पूण हृदय उन्हें अप करो 
उनके प्रति अपने चित्तमें परम प्रेम चारण करो, उन्हें प्रत्यक्ष परो, | 
समझो, इससे भक्ति-ज्ञानका अपना समुद्र प्रामकर कृतकृत्य शोगे | 
महात्मा सिद्ध पुरुष इश्वरके अवनार ही होते ६ । वे देव धद्पे, एक 
कृपा-कटाक्षसे, केवछ सकल्पमात्रसे भी शिष्यकों कृता्थ करते हैँ, पवतपाय 
पापोंका बोझ दोनेवाके श्रश जीवनको भी अपनी द्यापे क्षणा्थम 
पृण्यात्मा बनाते हैं। वे शुरुओंके शुरू हैं। मनुष्यरूपमें प्रकट होनेयाले 
साक्षात्‌ नारायण ईं। मनुष्य इन्हींके रूपमें प्रमात्माकों देख लकत' है ! 
भगवान्‌ निगुंण निराकार हैं। पर हमछोंग जबतक मनुष्य हैं तबनक हमसे 
उन्हें सनुष्यरूपमें ही पूजना चाहिये | तुप्र जो चाही कहो, चाहे जितना 
प्रयत्न करो, पर तुम्हें सनुष्यरूणी (बगुण ) ण्ससेश्रका ही सजन 
करना ड्ोगा । निगशुण-निराकारका पाण्डित्य चाहे कोई कितना ही 
बधारे, सशुणका तिरस्कार करे, अवतारोंकी निःदा करे, सूथ, उन्द्र, 
तारागणोंकी दिखाकर बुद्धिवादसे उन्हींमें देवत्व देखनेकी कद्दे--पर 
उसमें यथाथ आत्मज्ञान कितना है यह यदि ठुम देखों तो वह केवल शून्य 
है। हम लोग मनुष्य हैं, परमात्मा हमसे सगुणरूपमें--सदगुरुरूपमें ही 


“द८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


मिलते हैं, इसमे कुछ भी सन्देश नहीं ।! ( स्वामी विवेकानन्दके 
समग्र ग्रन्थ भाग ३ प० ५१६-५२१ मूकछ अग्नेजीसे ) 


स्वामी आगे ओर कहते हैं, 'भगवानसे मिलनेकी इच्छा करनेवाले 
मुमुक्षके नेत्र श्रीगुरु ही खोलते हैं | गुरु और शिष्यका सम्बन्ध पूव॑ंज और 
वंशजके सम्बन्ध-जेसा ही है । श्रद्धा, नम्नता, शरणागति और आदर 
भावसे शिष्य गुरुका मन मोह ले तो ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति 
हो सकती है| ओर विशेषरूपसे ध्यानमे रखनेकी बात यह है कि जहाँ 
गुरु-शिष्यका नाता अत्यन्त प्रेमसे युक्त होता है वहीं प्रचण्ड अध्यात्म- 
शक्तिके महात्मा उतन्न होते हैं। स्वानुभूति ज्ञानकी परम सीमा है, वह 
स्वानुभूति ग्न्थोसे नहीं प्राप्त दो सकती। प्रथ्वी-पर्यटनकर चाहे आप 
सारी भूमि पादाक्रान्त कर डाले, हिमालय, काकेशस, आल्प्स-पर्वत लाँघ 
जायें, समुद्रकी गहराईमे गोता लगाकर बेठ जायें, तिब्बत-देश देख लेंया 
गोबीका जंगरू छान डालें, स्वानुभवका यथार्थ धर्म-रहस्य इन बातोसे, 
श्रीगुदके प्रसादके बिना, त्रिकालमें भी नहीं ज्ञात होगा। इसलिये 
भगवानकी झपासे जब ऐसा भाग्योदय हो कि ओगुरु दशशन दें तब 
सर्वान्तःकरणसे श्रीगुरकी शरण लो, उन्हें ऐसा समझो जैसे यही परबद्य 
हों, उनके बालक बनकर अनन्यभावसे उनकी सेवा करों, इससे तुम 
धन्य होगे | ऐसे परम प्रेम ओर झादरके साथ जो भीगुरुके शरणागत 
हुए, उन्हींकी--ओर केवल उन्हींकौ--सब्चिदानन्द प्रभुने प्रसन्न होकर 
अपनी परमभक्ति और अध्यात्मके अलछोंकिक चमत्कार दिखाये हैं |? 


४ दीरेकी खोज 


हे तुकारामजीका परमार्थ ऊपर-ही-ऊपरका नहीं था, इसलिये उन्होंने 
। जल्दबाजी नहीं की कि जो मिछा उसीको उन्होने गुरु मान लिया | 
अहुतोकों उन्होंने कसोटीपर कसकर देखा और दूरसे ही प्रणाम कर विदा 


3३३ हु) प३ जय जा घुटण रुपुड रा ःद< 


किया । जहा-तहाँ ब्रक्षश्ञानकी कोरी बातें ही सुन पड़ी, कहीं उसका मूर्त 
लक्षण नहीं देख पड़ा । वह रुच्चा ब्रह्मशान चाहते थे। हाथ प्रसारकर 
उन्होंने यही याचना की थी कि--- 
निरें कोणापाशी होय एक रज | तरी यारे गज दुर्बब्अशी ॥ 
“निर्मल बह्मज्ञान यदि किसीके पास हो तो उसका एक रजःकण 
मुझे दे दो |? 
7” बड़ी दीनताके साथ उन्होंने यही पुकार की थी। पर जहॉ-तहाँ 
उन्होने दिखावके पवत देखे, बिना नींचकी ही दीवार देखी ! पाखण्ड 
और दम्भ टेखकर वह चिट गये। उन्होंने पाखण्डी भुरुओ और 
दाम्भिक सतोकी, अपने अभगोमें खूब खबर ली है । 
काम क्रोध लोग चित्ती | वरिवरि दाविती विरक्ती ॥ 
तुका मणे शब्दज्ञाने। जय नाडि्यिल तेणें॥ ? ॥ 
'बित्तमें तो काम-क्रोष-लोभ भरा हुआ है पर ऊपरसे विरक्त बने 
हुए हैं। कोरे शब्दशानमे ससारकों धोखा दे रहे हैं |” 
् ् 9 
डोई वाब्वूनि केन्न | भूर्ते आणिती अंगास ॥ १ ॥ 
तरी ते नव्हती संतजन | तेथें नाहीं आत्मखण || २॥ 
“सिरपर जया बढ़ाये हुए हैं, भूत-पेत बुला छेते हैं। पर वे सतनन 
नहीं हैं, वहाँ कोई आत्मलक्षण नहीं है | ४ 
9 2] ् 
रिड्विसिदधीचे.. सापक | वाच्रासिद्ध होती एक। 
त्यांचा आम्हांसी कंटाठा | पाहों मावडती डोब्ां ॥ 
कोई ऋद्धि-सिद्धिके साधक हैं, कोई वाक्‌-सिद्ध हूँ । पर ..इन 


सबसे हमारा जी ऊबा हुआ है, इन्हें हम आँखों नहीं देखना चाइते ।' 
च्ठे पक शक 


२७० श्रीतुकाराम-चरित्र 


दावुनि वैरास्याची कव्ठा | भोगी विषयांचा सोहवब्य ॥ 
ज्ञान सागतों जनासी | अनुभव नाहीं आपणांसी ॥ 7 ॥ 


व ैराग्यकी चमक दिखा देते हैं पर विषयोकों ही भोगते रहते हैं। 
छोगोंकी ज्ञान बतलते है पर स्वयं अनुभव कुछ भी नहीं करते ।! 


््ठ रे ररठ 


ऐसे दाम्मिक, अकचरे और पेटू आदमी जहॉ-तहाँ भी कोड़ी के 
तीन-तीन मिलते हैं। तुकाराणजीकी शुद्ध और सुक्ष्म दृष्टिकों सच्चे- 
झूठेका निष्दारा करने कितनी देर छगती ? साधारण मनुष्य ऊपरी 
दिखावमे फेटते हैं, पर ठुकारामजी फेंसनेवाले नहों थे। “नव्हती ते संत 
करिता कवित्व' बाठे असगमे बह बतलाते हैं कि जो कबिता करते हैं वे 
सत नहीं हैं, सतोके घरवाठे सत नहीं हैं, अपना घर भरकर दूसरोंको 
निरामाका भाव बतलछानेवाले सत नहीं हैं, केबल कथा बॉजनेजाछे, 
बी॑न कस्मेदाके, माला-मुद्रा घारण करनेबाले, भभूत ग्गानेवाले, 
जगलोंमें रहनेवाके, कर्मठ, जप-तप करनेवाले सत नहीं हैं| ये नर बाह्य 
लक्षण हैं, इनमे किसीकी साधुता नहीं जानी ज्ञातों । 


तुका रूणे नाहीं विरिसला देह । तंबवरी है अवधे सासारिक ॥| 


“जबतक देहका निरास नही हुआ, देहबुद्धि नष्ट नहीं हुईं, तबतक 
थे सब सासारिक ही हैं |” तुकारामजी इन्हें अपने मुखसे सत नहीं कद्द 
सकते” जबतक इनके अन्दर द्वव्यका छोम और बड़ाईकी इच्छा है। 
जिनका बाह्य वेष साधुका-सा है_ पर अन्तः्करण विषयासक्त है उन्हें 
तुकारामजी दूरसे 'हीरेके समान चमकनेवाले ओडे! कहते हैं | ऐसे बने 
हुए सत अनेक होते है, पर इनमेसे कोई भी तुकारामज्ीकी आँखोमे 
धूल नहीं झीक सका । 


सच्चे सत बहुत दुल्म हैं। सतोंको दूँढते-ढूँड़ुत तुकारामजी थक गये । 


कषफतकफ्ाहिलनि हय 


गुरुकऊकूपा आर कावत्व-रस्क्कत शुक्र 


उनकी भाशा निराशा हो गयी। उस समय उनके मुखसे ये उद्गार 
निकले ईं-- 


ज्ञानियोंके यहाँ भगवानकों दूँदना चाहा, पर देखा यही कि 
अहड्डार इन शानियोंके पीछे पड़ा है। वेद-परायण पण्डितों और 
पाठकोको देखा कि एक दूसरेको नीचे गिरानेमें ही छगे हुए, हैं | देखनी 
चाही इनकी आत्मनिष्ठा, पर उल्टी ही चेश दिखायी दी | योगियोको 
देखा, उनमें भी शान्ति नहीं, मारे क्रोधके एकन-दूसरेपर ग़ुरगशुराया 
करते हैं। इसलिये हे विद्वछ ! अब मुझे किसीका मुहृताज मत करो | 
मेने इन सब उपायोको छोड़ तुम्हारे चरण हृदतासे पकड़ छिये हैं ।? 


५ गुरु ही मुमृक्षकों हू ढ़ते हैं 


'सत दुर्लूम तो हैं, पर अलम्य नहीं । चन्दन महँगा मिलता है, पर 
मिछता तो है। कस्तूरी चाहे जब चाहे घह्ाँ मिद्दीकी तरह सस्ती नहीं 
मिलती, पर जिसके पास उसके दाम हैं उसे मिल्ती ही है । हीरे-जेसे 
र्नॉको गरीब बेचारे देख मी नहीं सकते, पर घनी उन्हें खरीद सकते 
हैं | इसी प्रकार खिसके पास प्रचुर पुण्य-धन है उसे सत्सज्ञ-छाम होता 
है | सत्सज्ञ हुल॑भ है, पर अमोध भी है। भाग्यभीका जब उदय हीना 
होता है तभी सत मिलते हैं, इनमे जिन्हें भगवानकी आशा होगी वे 
स्वय ही चले भावेंगे ओर इंताथथ करेंगे। मुमुझुको ग्रुर दूँदना नहीं , 
पड़ता, गुरु ही ऐसे शिष्योको जो इतार्थ होनेयोग्य हुए हो, ढूँढ़ा 
करते हैं । फलके परिपक्व होते ही तोता बिना बुलाये ही भाकूर उसपर 
चोचू मारता है । उसी प्रकार विरक्त जीवको देखते शी दयाकुछ शुरु 
दोड़े आते हैँ और आत्म-रइस्य बदछाकर उसे इृता्थ करते हैं। सब 
सत सदगुरुख्॒रूप ही हैं, तथापि सब ख््रियोँ माताके समान होनेपर भी 
स्तनपान करानेवाली माता एक ही डोती है, वैसे ही सब सत सदुद्के 

के पा वरुण 





समान होनेपर भी स्वानुभवामत्र..- पान... 





श्छरे श्रोतुकाराम-चरित्र 


सद्गुरमाता भी एक ही होती हैं ओर म॒म॒क्षु शिशु जब भूखसे व्याकुछ 
होकर रोने लगता है तब सद्र॒ुरु-मातासे एक क्षण रहा नहीं जाता और 
वह दौड़ी चली आती और शिशुकों अम्ृतपान कराती है।. गुरु 
ईइवरनियुक्त होते हैं, सुरु-शिष्यका सम्बन्ध अनेक जन्मजन्मान्तरोंसे 
चला आता है और यह गुरु निश्चित समयपर निश्चित शिष्यकों कृतार्थ 
क्या करते हैं। तुकारामजीके सद्गुरु बाबाजी चैतन्य इसी प्रकारसे 
भगवदिच्छानुसार यथाकाल यथोचित रीतिसे तुकारामजीके सामने प्रकट 
हुए और उन्हें उन्होंने अपना प्रसाद दिया । 


६ बाबाजीका स्वप्नोपदेश 


;ल्‍ तुकारामजीको गुरूपदेश प्रात हुआ, उस प्रसद्धके उनके दो अभग 
हैं | पहला अभग विशेष प्रसिद्ध है, उसीका आशय नीचे देते हँ--- 


गुरुराजने सचमुच ही मुझ्पर बड़ी कृपा की पर मुझसे उनकी कुछ 
भी सेवा न बन पड़ी। स्प्नमे, गल्भा-स्नान (इन्द्रायणी-स्नान ) के 
लिये जाते हुए, रास्तेमे वह मिले और उन्होंने मस्तकपर हाथ रखा। 
उन्होंने भोजनके लिए. एक पाव घी माँगा पर सुझे इसका विस्मरण हों 
गया | कुछ अन्तराय हो गया इसीसे उन्होंने जानेकी जल्दी को। 
उन्होंने गुरुपरम्पराके नाम बताये 'राघव चेतन्य”ः और किशव चेतन्य' 
अपन! नाम बताया बाबाजी चेतन्य और राम कृष्ण इरी? मन्त्र दिया | 
माघ शु।« द्थमी गुरुवारको गुरुका वार सोचकर ( इस प्रकार गुरुने ) 
मुझे अज्भीकार किया। 

इससे निम्नलिखित बातें माठूम हुई-- 

(१) सदगुरुने तुकारामजीपर अनुग्रह किया और उन्हें 
राम कृष्ण हरी? का मन्त्र दिया । 

(२ ) यह उपदेश उन्हें स्वप्नमें इन्द्रायणीमें स्नान करनेके लिए, 
जाते हुए प्राप्त हुआ | गुरुने उनके मस्तकपर हाथ रखा । 


गुरुकूपा ओर कवित्व-स्फूर्ति श्छ३्‌ 


( ३ ) सदगुरुने भोजनके लिये एक पाव घी माँगा पर तुकाराम- 
जी घी छाकर देना भूल गये । जागनेपर तुकारामजीको इस बातका 
बड़ा दुःख हुआ कि सद्शुरुकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी और उन्हें 
यही समझ पड़ा कि सेवामे प्रत्ववाय होनेसे ही सदगुर जल्दीसे 
चढ़े गये । 

(४ ) सदगुरुने अपनी गुरु-परम्परा बतायी-राघव चेतन्य, केशव 
चैतन्य और अपना नाम बाबाजी चेतन्य बताया | 

(५७ ) यह गुरूपदेश तठुकारामजीको माघ शुक्क दशमी गशुरूवार- 
को मिला । 

( ६ ) इस प्रकार सद्गुरुने तुकारामजीकों अज्ञीकार किया | 

तुकारामजी फिर कहते ईं--- 


शुरुराज मेरे मनका भाव जानकर वैसा ही उपाय करते हैं। 
उन्होंने वही सरल मन्त्र बताया जो सुझे प्रिय था, जिसमें कोई बखेड़ा 
नहीं | इसी मार्गसे चलकर अनेक साधु-सत भवसागरसे पार उतर 
गये | जान-अजान जो जेंसे शिष्य होते ईं गुरू उन्हें वैसा ही उपाय 
बतलाते हैं| शिष्योमें कोई नदीके उतारमें तेरनेबाले, कोई सज्भीके सद्भ 
चलनेवाले, कोई जहाजपर चढ़नेवाले और कोई कमरबन्द कसे रहने- 
वाले होते हैं, जो जेसे होते हैं. उन्हे उनके अधिकारके अनुसार वैसा ही 
उपाय बताया जाता है !? 

तुका कहता है, गुरुने सुझे कृपासागर पाण्डुरड् ही जहाज दिया |? 
इससे तीन बाते मिलीं-- 

(७ ) मेरे मनका भाव जानकर सदगुरुने ऐसा प्रिय और सरल 
मन्त्र दिया कि कहीं कोई बखेड़ा नहीं | 

गुरूपदेश पानेके पूर्वले ही तुकारामजी बड़े प्रेमसे श्रीवि्कको 
उपासना करते ये और 'राम कृष्ण इरी'का ही मन्त्र जपा करते थे | 
विदल उनके कुछदेव थे। उपास्यदेवका हीं प्रिय मन्त्र गुरुने बताया 


तु० रा० १८०- 


२७७ श्रीतुकाराम-चरिश्र 


इससे कोई बखेड़ा नहीं दुआ । यदि गुरने गणेशकी उपासना और 
गणेशका मन्त्र दिया होता अथवा अन्य किसी देवताके मन्त्रकी दीक्षा 
दी होती या योग-यागादि साधन करनेको कहा होता तो अवश्य ही 
बखेड़ा होता | पहलेसे जो साधना हो रही है उसीको आगे चलानेका 
गुरुने उपदेश दिया, इससे तुकारामजीका उत्साह दिंगुण हो गया। 
ऐसा यदि न होता तो यह झगड़ा आ पड़ता कि पहलेसे जो उपासना 
चली आ रही है वह केसे छोड़ दी जाय ओर गुरुकी बतायी उपासना 
भी कैसे न की जाय ? इससे संशयको आश्रय मिल सकता था, मन 
विचलित होकर गड़बड़ा सकता था। पर गुरुने मुझे कृपासागर पाण्डु- 
रछु ही जहाज दिया? मेरा जो प्रिय था वही राम कृष्ण हरी? मन्त्र 
दिया और जो उपासना में कर रहा था उसीको निष्ठाके साथ आगे 
चलानेका उपदेश दिया, इससे कोई बखेड़ा नहीं पैदा हुआ । 


(८ ) अनेक साधु-सन्त-शानेश्वर, नामदेव, एकनाथादि-इसी 
मागसे चढठकर भवसागर पार कर गये | 


तुकोबारायकों जेसे विह्चछकी उपासना प्रिय थी, “राम कृष्ण हरी” 
नाम प्रिय था वेसे ही ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथादिका नित्य अन्थ- 
सत्सज़् भी प्रिय था, क्योंकि इन्हींके ग्रन्थोंका वह नित्य पठन, श्रवण 
और मनन किया करते थे । सद्गुरुका ऐसा अनुकूछ उपदेश मिलनेसे 
यह क्रम भी उनका बना रहा । शुरुने उन्हें दत्तात्रेयका मन्त्र देकर 
श्रीगुरु-चरित्रके पारायण करनेको कहा होता तो उससे भी उनका काम 
बन जाता, पर पू्वसस्कारसे जो उपासना हृढ हो चुकी थी वह एकदम 
छोड़ देनी पड़ती और नया साधन नये ढगसे करना पड़ता ! इससे भी 
कुछ-न-कुछ बखेड़ा ही होता । इस प्रकार स्वभावसे ही प्रिय उपास्य, 
प्रिय मन्त्र ओर प्रिय सम्प्रदायपरम्परा छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं 
पड़ी प्रत्युत उसीको ओर हृढ करनेका उपदेश गुरुसे प्रास होनेके कारण 
कोई बखेड़ा नहीं हुआ | 


गुरुकृपा ओर कवित्व-स्फूर्ति २७५ 


(९ ) मुझे मेरा प्रिय मार्ग ही सदगुरुने दिखा दिया, पर इसका 
यह मतलब नहीं है कि मेरे सदगुरु यही एक मार्ग जानते थे या बतलाते 
थे; गुरुणज तो समथ हैं, वह जान-अजान सबको मार्ग बतलानेवाले हैं, 
जो शिष्य जिस अधिकारका हुआ उसे उसी अधिकारका उपदेश देते 
हैं--'उतार सांगडी तापे पेटीः-'उतार, संग, जहाज, कमरबन्द !? ये 
सभी उपाय वह बतलछाते हैँ । इस चरणका, बल्कि यह कहिये कि इस 
अभंगका रहस्य समझनेके लिये ज्ञानेश्वरीका आश्रय लेना पडेगा | 
गीताके दिवी छोघा शुणरयी? ( अ० ७। १४ ) ओर तिषामह समुद्धर्ता' 
(आअ० १२। ७ ) इन दलोकोंपर ज्ञानेश्वर महाराजकी जो ओवियों हैं 
उन्हें सामने रखकर इस चरणका अथ ठीक छूगता है! जान-अजान 
सबको अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही मार्ग बताया जाता है। जो 
अकेले हें ( अथांत्‌ ब्रक्चारी, सन्‍्यासी आदि ) उन्हें योगमार्ग दिखाते 
ओर जो परिग्रही ( ग्रहस्थ ) हैं उन्हे नाम-नोकापर बिठाते हैं। माया- 
नदीको तैरकर पार करते हुए कोई 'उतार!'के रास्तेसे जाते हैं| अहभाव 
त्थाग कर 'ऐक्यके उतार'से जाते हैँ। ( ज्ञानेश्वरी ७-१०० ), कोई 
“वेदत्र॒यीकों सगीः बनाकर उनके सग चढछते हैं ( ८४ ), कोई “यजन- 
क्रियाका कमरबन्द कमरमे कस छेते हैं? (८९) ओर कोई “आत्म- 
निवेदनके जहाज! पर चदंते हैं। तुकारामजीके कथनका तात्पय भी यही' 
है कि समथ सद्गुरुके पास सभी साधन मौजूद हैं, पर शिष्यकी रुचि 
देखकर वैसा इष्ट उसे बतछाते हैं। मुझे श्रीगुरुने ऐसा ही प्रिय मन्त्र 
बताया, इसलिये इन विविध साधनोंका कोई झमेला नहीं पड़ा | 


ओर भी चार-पॉच स्थानोमे गुरूपदेश-सम्बन्धी उल्लेख हैं। एक 
स्थानमे कहा है कि श्रीगुरुने 'कर-स्पश करके सिरपर हाथ फेरा ओर 
कहा कि चिन्ता मत करो? एक दूसरे स्थानमें कहा है कि श्रीगुरुने 
राम कृष्णमन्त्र बताया, सब समय वाणीसे यही उच्चार करता हूँ ।? 


२७६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


ओ्रीसद्युरुने स्वप्नमें तुकारामजीको दर्शन देकर राम कृष्ण” मन्त्र 
बताया, इसके सिवा और कुछ मेदकी बात बतायी हो तो उसे 
तुकारामजीने नहीं प्रकट किया है। साम्प्रदायिक रहस्य खुल्लमख॒ल्ला 
कोई बतलाता भी नहीं | 


4 (््‌ 
७ दिनकर गोसाई 


बाबाजी चैतन्दने ठुकारामजीको स्वप्नमें जेसे उपदेश दिया, ऐसी 
ही घटमा इसके २० वर्ष बाद नगर-जिढेमे मिगारसे उत्तर-पूर्ष १४ 
कौसपर बृद्धेग्वरमे भी हुई थी, जिसका उल्लेव्व मराठीसाहित्यमे मौजूद 
है | स्वानुभवदिनकरः नामक सुन्दर अन्थके कर्ता दिनकर गोंसावी 
( गोसाईं ) समर्थ शीरामदासस्वामीके शिष्य थे । यह भिंगारके जोशी 
थे, इनका कुलनाम मुक्ठे था, पर ज्योतिषी दीनेके कारण यह पाठक 
कहलाने छंगे | दिनकरका ऐन योवनकाल था । जब उन्हे वैराग्य प्रात 
हुआ और वह अपना गॉव छोड़कर बृद्धेश्वरकी सुरम्थ कन्द्रामे शाके 
१५७४ में जा रहे | उस एकान्त स्थानमे उन्होंने एक वर्ष यथाविधि 
पुस्थ्वरण किया | शाके १५७० को फाल्युनी पूर्णिमाकी रातमे नाम- 
स्मरण करते हुए, उन्हें निद्रा लग गयी | दिनकर स्वामी कहते हैं, वह 
जाग्रत्प्ननिद्रान्त तुर्या अवस्था थी, मन अष्टभावसे विनीत था ओर 
नेत्र उन्मीलित थे! उस समय समथ श्रीरामदासस्वामीके सेषमें 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तकपर 
अपना बायों हाथ रखा | और दिनकर गोसाबी तुरत जाग पडे | उन्हें 
परम आनन्द हुआ पर वही मूर्ति जागतेमे दर्शन दे इसके लिये उनका 
चित्त वक्‍ल हो उठा । और 'स्वानुभवके आनन्दसे बह चित्त तत्काल 
उसी लक्ष्यम ध्यान-सलरूग्त हो गया |! 

माताके न दिखायी देनेसे नन्हे बच्चेकी अथवा गौके समयपर घर 
न आनेसे बछडेकी या धन खर्च हो जानेपर कृपणकी जो दवालत होती है 
वही हालत दिनकरकी हुई | कुछ स्वप्न, कुछ जाग्ति, कुछ सुषु्ति तीनो 


गुरुकूपा ओर कवित्व-स्फूति २७७ 


ही अवस्थाएँ कुछ-कुछ थीं, तीनोंकी सन्धि थी। उस सन्धिमें चित्त 
तुर्यावस्थामें जहॉ-का-तहों विरत इोकर तटस्थ हो गया और भगवान्‌ 
ओऔरामचन्द्रने समथ श्रीरामदासस्वामीके रूपमें दिनकरके मस्तकपर बायों 
हाथ रखा । स्वप्नमें जिस मूर्तिके दर्शन हुए ये बह मूर्ति चित्तमे बैठ गयी 
और उन्होंने यह निश्चय किया कि जाग्रतमें उस मूर्तिके दशन जबतक 
नहीं होंगे तबतक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा । वह एक वर्षतक 
इस हालतमे रहे | बाह्योपाधि उनकी छूट गयी, स्वप्न-मूर्ति अद्र-बाइर 
व्याप गयी | इस प्रकार जब एक वध पूरा हुआ तब सबत्‌ १७११ 
फाल्युन-मासकी पूर्णिमाकों साक्षात्‌ समर्थ प्रकट हुए। तब दिनकरके 
आनन्दकी कोई सीमा न रही | समथने उनके मस्तकपर दाहिना हाथ 
रखा और उन्हें कृतार्थ किया। दाइना हाथ सद्मुरुके सिवा और 


कोई भी नहीं रख सकता | यह सम्पूर्ण कथा स्वानुभवदिनकर' ग्रन्थ 
( कछाप १६ किरण ४ ) में लिखा है । 


तुकारामजीके स्वप्नानुअह ओर दिनकर गोस्वामीके स्वप्नानुग्रहमे 
विलक्षण साम्य है। महीपतिबाबा कहते हैं कि श्रीपाण्डुरड्रन बाबाजी 
औैतन्यके रूपसे तुकारामजीपर अनुग्रह किया ओर 'स्वानुमबद्निकर” यह 
बतलाया है कि भीरामचद््धने रामदासके रूपमे दिनकर गोस्वामीपर अनुग्रह 
किया | तुकारामजीके गुरु बाबाजी चेतनन्‍्य उनपर अनुग्रह करनेके कितने 
ही वर्ष पहले समाषिस्थ हो चुके थे, ओर सोते-जागते पाण्डुरदड्की ओर ही 
तुकारामजीकी आँखें छगी थीं। इस कारण वुकारामजीको पाण्ड्रज्ञके 
इस प्रकार दर्शन हुए, ओर दिनकर गोसाइको स्वप्नमे देखी हुई मूर्तिको 
जागते हुए, प्रत्यक्ष देखनेकी ही छगी हुई थी, इस कारण ठीक एक वर्ष 
पूरा शेते ही श्रीगुरु-मूर्ति उनके सामने प्रत्यक्षमें प्रकट हुईं। इन दोनो 
उदाहरणोसे यद्ट बात सिद्ध होती है कि जिसे जिसकी छगन लगती है उसे 


२७८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


उसके स्वप्नमें ओर जायतिमें भी दर्शन होते हैं। यह क्‍या चमत्कार 
है अथवा किस ग्रकार महात्मा छोग दूसरोंके स्वप्नमें प्रवेशकर उन्हें 
शानदान कर आते हैं यह इमारे-जैसे ग्राइतत जीव भक्ता केसे समझ 
सकते हैं ? पर तुकाराम ओर दिनकर गोसाइ-जैसे निष्काम भगवद्धक्त 
जब यह बतलछाते हैँ कि स्वप्नमें गुझने दर्शन देकर हमें उपदेश दिया 
तब उसपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। ऐसी बातोम 
विश्वासके बिना प्रतीति नहीं होती और प्रतीतिके बिना विश्वास भी 
नहीं होता, इसलिये भावकजन पहले विश्वास करते हैं, पीछे उनके 
पूवभाग्यसे अथवा मगवत्कृपा-बलछसे प्रतीतिका समय भी कमी-न-कभ्भी 
आता है। ख्प्नमें दी क्‍यों, गर्भतकमे उपदेश दिये जानेकी कथाएँ. 
हमारे पुराणोमें हैं। इन कथाओको मिथ्या तो नहीं कह सकते | 
महात्मा चारो देहोसे अकग ओर पूर्ण स्वाधीन होनेके कारण चारो 
देहोपर उनका हुक्म चढता है। वे इन देहोंके मालिक होते हैं, 
अर्थात्‌ चाहे जो देह वे जब चाहे धारण कर सकते हैं ओर चाहे जिस 
देशको जब चाहे छोड़ सकते हैं। बाबाजी चेतन्यने स्थुछ देहका त्याग 
करनेके पश्चात्‌ भण्डारा-पवंतपर आत्मोद्धारके छिये सतत छठ्पटानेवाले 
तुकारामको शुद्धचित्त ओर अधिकारी जानकर उनपर अनुग्रह किया 
ओर जो उपासना वह कर रहे ये उसीको आगे भी करते रहनेके लिये 
प्रोत्साहित किया | इस ग्रकारका प्रोत्साइन श्रेष्ठ कोटिके जीवोंसे कनिष्ठ 
कोटिके जीवॉको मिक्ता करता है। सच पूछिये तो गुरु ओर शिष्यके बीच 
ऊच-नीचका कोई भेद-भाव बाकी नहीं रइता । जैसे दो ताछाब पास-पास 
रेबालब भरे हुए हो ओर इनमेसे पहले किसी एकका पानी दूसरेमे आ 

ओर उस एकको दूसरा गुरुत्वका मान प्रदान करनेकी तेयारी करे 
में करे इतनेमे ही दोनोकी रूहरें एक-दूसरेमे आने-जाने लगे ओर दोनो 
मिलकर एक महासरोवर बन जाये, वैसा ही कुछ गुरु-शिष्यका सम्बन्ध 
ट्ीता है। दोनो एक-दूसरेसे मिलकर एक हो जाते. हैं...शिष्य गुरु-प्रदप 






मुरुकूपा ओर कवित्व-स्फूर्ति २७९ 


कब आरूद होता है और कब दोनो एक हो जाते हैं यह बतढानेमें 
जितना समय छूग सकता है उतना समय भीं दोनोंके एक होनेमें नहीं 
लगता | उद्धरेदात्मनात्मानम? ही सत्य है, तथापि सबके ऊपर मुहर 
गुरुकी ही छगती है। साधक जिस साधन-मागसे जा रहा हो उस माग- 
पर चलते हुए, उसे किसी ऐसे मार्गदशंक पुरुषंकी आवश्यकता होती है 
जिसने वह मार्ग देखा हो, जो उस मार्गके अन्तिम गन्तव्य स्थानतक 
हो आया हो । वही गुरु है |, उसके मिलनेसे मोक्ष-मार्गके पथिकका 
ठाठस बेँघता है, उसे यह निश्चय हो जाता है कि इम जिस रास्तेपर 
चल रहे हैं वह रास्ता गछत नहीं है | मोक्ष-मार्गमें ऐसे अनेक गुरु मिल 
जाते हैं | साधु-सन्त ऐसे ही मार्गद्शक होते हैं । अन्तसे जो शुरू मिलते 
हैं वह इसे पृणकाम करके अनुभव-सुख्‌ इसके पल़ले बॉधकर इसे पूर्ण 
बनाते हैं, वही सदगुरु हैं | सदगुरुका काय अत्यत्प पर अत्यन्त उपकारक 
होता है । वह जीवात्माकों शिवात्मासे मिला देते हैं | 


८ गुरु-नाम बारम्वार क्‍यों नहीं ! 


इस विषयमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया है कि तुकारामजीके 
गुरु बाबाजी चेतन्य थे। तुकारामजीने स्वय ही कहा है--बाबाजी 
सद्गुरु दास तुका !? ज्ञानदेव, नामदेव और एकनाथके भ्रन्थोमें बार- 
बार जैसे गुरुका नाम आता है वैसे तुकारामके अभगोमें नहीं आता, 
यह बात सही है। पर इससे किसी-किसीका जो यह खयाल होता है कि 
तुकारामने कोई गुरु ही नहीं किया, किसी गुरुसे उपदेश नहीं लिया 
अथवा भगवानने ही उन्हें स्वप्न देकर अपना नाम बाबाजी चेतन्य 
बता दिया, यह खयाल बिल्कुल गछत है। एक अभगमें तुकारामजीने 
कह्दा है, 'सद्गुरुसेवन जो है वही अमृतपान है? ओर एक दूसरे अमग- 
में उन्होने स्पष्ट ही कहा है--गुरु-कृपाका ही बल था जो पाण्डुरड्ने 
मेरा भार उठा लिया ।? ( तुका म्हणे गुरू कृपेचा आधार । पाड्रगें 


२८० श्रीतुकाराम-च रित्र 


भार घेतछा माश्ा ॥ ) गुरुकी आज्ञा ओर'तुकारामजीके मनकी पसन्द ए.क 
रूप हुईं, ध्याननिष्ठा दृद हुई, नाम-सड्जीतंन-साधन स्थिर छुआ | गुरूपदेश 
उन्हें स्वप्नमें मिछा, इससे अन्य सन्तोँके समान उन्हें गुरुका सद़्लाभ 
नहीं हुआ। ज्ञानेश्वके सामने निबृत्तिनाथकी, नामदेवके सामने 
विसाजी खेचरकी और एकनाथके सामने जनाद॑नस्वामीकी मूर्ति 
अहोरात्र क्रीडा कर रही थी। शुरुके साथ सम्माषण करनेका सुख इन 
सतोने खूब छूटा । उनके दशन, स्पर्शन और पदसेवनका नित्य आनन्द 
प्राप्त करनें ओर उनके शुद्ध स्वरूपकों जाननेका परम मद्भल अवसर इन 

नित्य ही मिलता था। प्रतिक्षण उन्हे प्रतीति होती थी कि निशण ब्रह्म 
ही गुरुख्पमे सशुण होकर आये हैं। तुकारामजीकों गुरूपदेश स्वप्नमे मिक्का । 
उस समय गुरुने उनसे पावभर घी माँगा था, पर तुकारामजीकी उसकी 
सुध न रही ओर आगे भी गुरू-सेवाका कोई अवसर नहीं मिला। गुरू 
भी पाण्डुरज्ञका ही ध्यान करनेंको बताकर गुप्त हो गये । इसी कारणसे 
तुकारामजीके अभगौमे गुरु-वर्णन नहीं हुआ है और ग़ुरुका नामोल्लेख 
भी दो ही चार बार हुआ है। शुरूपदेशके पश्चात्‌ उन्होने पाण्डुरड्धका 
जो ध्यान किया, उन्हें जो सगुण-साक्षात्कार ओर निगशुण बोध हुआ वह 
सब गुरुके उपदिष्ट मागपर चलनेसे ही हुआ, पाण्डुरड्ड-स्वरूपमे ही 
गुरुस्वरूप मिल गया और गुरुकी आज्ञासे ही पाण्डुरद्गकी सेवा की गयी, 
इस कारण पाण्डुरज्जकी भक्तिमें ही गुरु-मक्ति भी हो गयी। इसीलिये 
तुकारामजीके अभंगोंमें गुरका नामोल्छेख बहुत कम हुआ है। तथापि 
जितनेमे ऐसे उल्लेख हैं उनसे यही निश्चित होता है कि तुकारामजीको 
स्वप्नमे बाबाजी चेतन्यने गुरूपदेश दिया | शुरूपदेश स्वप्नमें ही हुआ 
करता है | स्वरूप-जाग॒ति होनेपर उपदेशकी आवश्यकता नहीं रहती 
ओर मोह-निद्रामे जब जीव रहता है तब उसे उपदेशकी इच्छा ही नहीं 
होती, अथांत्‌ मुक्‍्तावस्था ओर बद्धावस्था ये दोनों अवस्थाएँ गुरूपदेश- 


गुरुकूपा ओर कवित्व-स्फूति २८१ 


के छिये उपयुक्त नहीं | गुरूपदेश उसी मुमुक्षावस्थाके लिये है जब जीव 
न तो आत्मस्वरूपमें जाग रहा है न विषयोंकी मोह-निद्रामें सो रहा है, 


अथांत्‌ मध्यम स्वप्नकी अवस्थामें है । 
९ गुरु-चेतन्यत्रयी 


जिन बाबाजी चेतन्यने तुकारामजीकों स्वप्नमें उपदेश दिया उनके 
विषयमे ओर भी कुछ ज्ञात होता तो अच्छा होता पर दुर्भाग्यवश ऐसी 
कोई बात नहीं ज्ञात होती। दो-चार कथाएँ उनके विषय प्रसिद्ध ई 
पर उनमे परस्पर विरोध ही अधिक है| इसलिये ऐसे टूठे-फूटे, अधुरे और 
परस्पर-विरोधी आधारपर तकंसे चरित्रकी हवेली उठाना ठीक नहीं | 
संत-चरित्र कोई कपोल-कल्पित उपन्यास नहीं है, आधारके बिना यहाँ 
कोई बात नहीं कही जा सकती । माघ शुक्ला दश्षमीकों तुकारामजीकों 
शुरूपदेश मिक्ा, इसलिये वारकरी-मण्डछ इस तिथिको विशेष पवित्र 
मानता है और उस दिन स्थान-स्थानमे भजन-पूजन-कीत॑नादिद्वारा 
उत्सव मनाया जाता है, यही एक बात पस्तुत प्रसज्षमें निश्चित है । 
तुकारामजीके गुरु कोन थे, कहाँ रहते थे, बह समाधिस्थ कब हुए, 
इनकी पूर्व परम्परा क्या थी ? इत्यादिके बारेमे वारकरियोंकों कुछ भी 
ज्ञात नहीं है ओर इस विषयमें कोई ग्रन्थ भी नहीं मिक्का है। स्वप्नमें 
थोड़ी देरके लिये गुरके दशन हुए और उन्होने उपदेश दिया, राघव 
चेतन्य केशव चैतन्य” कहकर पूर्वपरम्पराका संकेत किया और अपना 
नाम बाबाजी” बताया, तुकारामजीको राम कृष्ण इरी” मन्त्र दिया 
जो उन्हें प्रिय था ओर फिर अन्तर्घान हो गये । बस, इतना ही वाबाजी 
चेतन्यके विषयमे प्रमाण है, इतके अतिरिक्त ओर कोई विश्वसनीय 
बात नहीं ज्ञात होती। 'मानियेला स्वप्नी गुरूचा उपदेश” ( स्वप्नमें 
गुरुका उपदेश माना ), तुकारामजीके इस कथनसे यह नहीं जान 
पड़ता कि उनके गुरू फिर कभी उनसे स्वप्नमें या जागतेमे मिले हो, 
अथांत्‌ तुकारामजीकों गुरुसे इस उपदेशके बाद ओर भी कुछ मिला 


२८२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


यह नहीं कद्दा जा सकता । ऐसी अवस्थामें तुकारामजीके गुरुके विषयमें 
चरित्रकार भी ओर क्या लिख सकता है ? इसके सिवा अन्य बातोपर 
स्वय मेरा विश्वास नहीं है, वारकरियोका भी विश्वास नहीं है तथा 
उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती, यह स्पष्ट बतछाकर अब 
उन कथाओको भी जरा देख ले जो बाबाजी चेतन्यके विषयमे प्रसिद्ध 


हुई हैं । 


“चेतन्यकथाकल्पतरः नामक एक अन्थ प्रकाशित हुआ है । यह 
ग्रन्थ निरक्षन बुवा नामक किसी पुरुषने संवत्‌ १८४४ ( शाके १७०९ ) 
प्लवक्गष नाम सवत्सरमे छिखा ओर कार्तिक शुक्छ एकादशीकों लिखकर 
पूर्ण किया | इसमें राघव चेतन्‍्य और केशव चेतन्यके विषयमे कुछ बातें 
हैं। अ्न्थके अन्तमे यह कहां है कि यह अन्य एक प्राचीनतर ग्रन्थके 
आधारपर छिखा है, वह प्राचीनतर गन्थ सबत्‌ १७३१ ( शाके १५९६ ) 
में परम भक्त कृष्णदास वेरागीने छिखा !? इन क्ृष्णदास वैरागीका कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है जिससे यह ग्रन्थ मिलाकर देखा जाय | अस्तु, 
निरज्ञन बुवाके इस ग्रन्थमे $ अध्याय और ७६० ओवियाँ हैं | इसमें 
तुकारामजीकी गुरु-परम्परा इस प्रकार दी है--श्रीविष्णु--ब्रह्मदेव-- 
नारठ--व्यास--राघव चेतन्य--केगब चेतन्य उफ बाबाजी चेतन्य-- 
त॒काजी चेतन्य । राघव चेतन्यकों स्वय वेदव्यासने उपदेश दिया। 
राघव चेतन्यने उत्तम नास नगरमे माण्डवीयुष्पावतीके तीरपर” बहुत 
कालतक तप किया | 'हाथ-पैरके नखोकी नालियोँ बन गयी, शरीरपर 
धघलके तइ-के-तह जमा हो गये, जठा बढ़कर प्रथ्वीकों छुने छगी, 
शरीर सूख गया ।” ऐसा तीत्र तप देखकर श्रीवेद॒व्यास प्रकट हुए ओर 
उन्होने उन्हे प्रणवके साथ नमो भगवते वासुदेवाय” मन्त्रका उपदेश 
दिया | उत्तम-नगरका आधुनिक नाम ओतुर है | यह गॉव पूना-जिले- 
में जुन्नसे चार कोसपर है। वहोंसि चार मीछूपर पुष्पावती उफ 
कुसुमावती ओर कुकडीनदीका सद्गधम है । राघव चेतन्यकों ओतुर 
आममें शुरूपदेश प्रात्त हुआ। उनका राघव चेतन्य नाम गुरुका ही 


गुरुकृपा ओर कवित्व-स्फूनिं २८हे 


दिया हुआ था। गुरूपदेशके पश्चात्‌ राघव चेतन्यने ओर भी तीत्र 
तप किया | कुछ कालपश्चात्‌ वहाँ तृणामल्ल ( तिनेवज्ली ? ) के देशपाण्डे 
नसिह भट्टके द्वितीय पुत्र विश्वनाथबाबा उनसे मिले | म्ा्सिह भट्ट बड़े 
कमनिष्ठ ब्राह्मण थे। तृणामल्लका शिवालय यवनोंने भ्रष्ट किया तब 
तसिह भट्ट वहाँसे चछ॒ते बने ओर घूमते-फिरते पुनवाडी ( तत्कालीन 
पूना ) पहुँचे । वहाँ वह अपनी सहधर्मिणी आनन्दीबाईके साथ सुख- 
पूर्वक काल व्यतीत करने छगे | इनके तीन पुत्र हुए-ब्यम्बक, विश्वनाथ 
ओर बापू । द॒सिंद भट॒ठका जब देहान्त हुआ तब तीनो पुत्रोंमे कलह हो 
गया। विश्वनाथ “उदासीन थे, त्रिकारू स्नान-सच्या करते थे, घमसम 
बड़े उदार थे। पर घरका काम कुछ भी न देखते थे।! उनके दोनां 
भाश्योने सलाह करके उन्हें घरसे निकाल दिया। विश्वनाथबाबाकी 
सइधर्मिणी गिरजाबाई भी अपने पतिके साथ हो छीं | पति-पत्नी तीर्थ- 
यात्रा करते हुए ओठ॒र ग्रामम आये । दोनों ही विपत्तिके मारे भठक रहे 
थे | प्रारू्ध-बलसे वहाँ राघव चतनन्‍्यसे उनकी भेट हो गयी ओर राघव 
चेतन्यने उनपर कृपादृष्टि की। विश्वनाथ बाबा ऋग्वेदी ब्राक्षण थे ! 
ससारमे इन्होंने बहुत दुःख उठाया। भाइयोंने इन्हें घरसे निकाल 
दिया । ज्ञीने भी इन्हें दरिद्र पाकर कठोर वचन सुनानेमें कुछ कमी न 
की । 'सोहागके पूरे अलड्आलार भी इनके जुठाये न जुटे, कभी कोई 
अच्छी-सी साड़ीतक नहीं छा दी, आधी घड़ी भी कभी श्नके साथ 
सुखसे नहीं बीता ।” यही उसका रोना था। सुनते-सुनते विश्वनाथ- 
बाबाके कान थक गये। राघव चेंतन्यके दशन पाकर वह उनकी शरण- 
में गये | उस समय उनकी आयु २० वर्ष थी। कुछ काल बाद इनके 
एक पुत्र हुआ | उसका नाम दृसिंह भटुट रखा गया। ज्ीके ऋणसे इस 
प्रकार उद्धार हुआ ओर चित्त भी शुद्ध हो गया! तब विश्वनाथबाबाने 
गुरुसे संन्यास-दीक्षा मॉगी । गुरुने उन्हें सन्‍्यास दिया और उनका नाम 
केशव चेतन्य रखा | गुरु ओर शिष्य दोनों ही ओठर ग्रामसे कुछ दूर 


२८७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


एक वनमे जा बसे ओर वहाँ ब्रह्मानन्द भोगने छंगे | कुछ काल बाद 
दोनों ही वीथयात्राके लिये निकले । नासिक, व्यम्बकेश्वर, द्वारका, 
प्रयाग, काशी, जगन्नाथ आदि क्षेत्रोकी यात्रा करते हुए कलबुगां 
पहुँचे | वहाँ जलकी अतिबृष्िसे अस्त द्ोकर वे एक मसलजिदमें पहुँचे | 
वहाँ भीतके एक बीचके आलिमे उन्होंने अपनी खड़ाऊँ रखी, उस 
ससबिदके सुल्लाने आकर जब देखा कि खड़ाऊँ आलेमें री ई तब 
उन यात्रियापर बेतरइ बिगड़ा | उसने शहरके काजीसे इसकी फरियाद 
की | वाद निजामशाहके कानोतक पहुँची और उस गाँवके छोटे-बड़े 
सभी मुसलछमानोंके आग छग गयी। और जहाँ-तहों बिना कारण 
ब्राह्मपोपर अत्याचार होने छगे | स्वय निजाम मसजिदमें पहुँचे । कहते 
हैं, उस अवसरपर उन दो यतियोंने कोई सड्छेत किया जिसके करते ही 
मसजिंद जो उड़ी सो वहॉसे आध मीलपर जाकर ठहरी । यह चमत्कार 
देखकर निज्ञाम चकित हुए और यह विश्वास हुआ कि ये दोनो फकीर 
कोई बड़े पीर हैं, तत्काल ही दोनों यति अन्तर्धान हो गये। निजाम 
उनसे मिलनेके लिये बहुत व्याकुछ हुए.। आहन्दगुज्लोटी नामक 
स्थानमें निजामको उनके दर्शन हुए। निजामने अभय-दान माँगा | 
यतियोंने उन्हें अभयवचन दिया। निजामने इन यतियोके सम्मानाथ 
उस मसजिदमे दो स्मारक बनवाये और उनपर राघवद्राज और 
केशवद्ाज नाम खुदवाये । राघव चेतन्य इस घटनाके कुछ काछ बाद 
ही छोकोपाधिसे छूटनेकी इच्छा करते हुए समाधिस्थ हुए। उन्होंने 
अपने शिष्यकी ओतुर जानेकी आज्ञा दी। राघव चेतन्यकी समाधि 
आलहन्दगुझ्जोटीमें है। वहॉसे तीव कोसपर मान्यहाल नामक आराममें 
केशव चेवन्यने अपने लिये एक मठ बनवाया और कुछ काकृतक 
इस मठमें रहे । यहाँ रहते हुए. वह बार-बार गुरु-समाधिके दशनोंके 
लिये आहन्दगुज्लोटी जाया करते थे। राघव चेतन्य बड़े रूपवान्‌ 


भुरुष थे। उनके दिव्य रूपका कबिने वर्णन किया है कि “चन्द्रके 


गुरु-कूपा ओर कवित्व-स्फूति श्टण 


समान सुन्दर मुख था, उसपर हेमवर्ण जा सोहती थी, सर्वाद्भमे भस्म 
रमाये रहते थे, बड़ी ही सुन्दर दिगम्बर मूर्ति थी ।? केवल चेतन्य पीछे: 
बहाँसे ओतुर चले गये। उनके शिष्योने मान्यहाक आ्रमसे उनकी 
पाहुका स्थापित की । यही केशव चेतन्य तुकोबारायके गुरु थे | बाबाजी 
इनका पू्वाअमका नाम था। इस अन्थके तीसरे अध्यायके अन्तमे कहा 
है, सब लोग इन्हें केशव चेतन्य कहते हैं, भावुक बाबा चेतन्य कइते 
हैं; दोनो नाम एक ही हैं जो अति आदरके साथ लिये जाते हैं|? 
अन्तिम अध्यायमे पुन- गह उल्लेख है कि पूर्वाशममे बाबा भी कहते 
थे !? पहले तीन अव्यायोमे यह विवरण हैं | इसके बाद चौथे ओर पाँचवें 
अध्यायमे केशव चेतन्यकें चरित्रकी कुछ बातें कहकर छठेमें तुकाराम- 
जीको गुरूपदेश प्राप्त होनेकी बात उनके अल्प चरित्रकें साथ कही 
गयी है । केशव 'चैतन्यके पुत्र हुसिह भट्ट और श॒सिह मटटठके पुत्र केशव 
भट्ट हुए। केशव चैतन्यने केझव मटटठपर अनुग्रह किया और जगदुद्धार- 
के लिये अनेक चमत्कार भी दिखाये। केशव चेतन्यने सवत्‌ १६२८ 
( शाके १४९३ ) प्रजापतिनाम सवत्सरसे ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशीकों ओतुर 
आममें समाधि ली। समाधि छेनेके पश्चात्‌ भी उन्होंने अनेक चमत्कार 
किये । अपने पूर्वाश्रमके पोते केशव भट््‌टकों सम्पूण भागवत सुनायी ! 
समाधि छेनेके पश्चात्‌ ही वह काशीमें प्रकट हुए और एक ब्राक्षणपर 
कृपा की ! इसी प्रकार कई वर्ष बाद तुकारामजीको स्वप्न देकर उन्होंने 
गुरूपदेश दिया । निरक्षन बुवाने राघव चेंतन्‍्य और केशव चेतन्यके 
बारेमे जो कुछ लिखा है यहोंतक उसीका साराश इमने बताया है। 
इसके सत्यासत्यकी जॉँचका और कोई साधन अबतक उपलब्ध नहीं हुआ 
है | कृष्णदास वेरागीके जिस अन्थके आधारपर निरक्षन बुवाने अपना 
ग्रन्थ लिखा, वह अन्थ सवत्‌ १७३१ में छिखा होनेसे अर्थात्‌ तुकाराम 
महाराजके प्रयाणके पचीस वर्ष बादका ही छिख़ा हुआ होनेसे बहुत कुछ 


२८६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


प्रमाणभूत हो सकता था | पर बद आज उपलब्ध न दोनेसे 'चेतन्यविजय- 
कल्पतरु? अन्थकी कौन-सी बात कृष्णदास लिख गये हैँ और कोन-सी 
बात निरज्ञन बुवा किसी अन्य आधारपर कह रहे हैं यह जाननेका 
इस समय कोई साधन नहीं है । 


श्रीराचव चेतन्य सिद्ध पुरुष थे और श्रीकृष्णके परम भक्त थे। 
इसमें सन्देह नहीं | हमारे गोमान्तकस्थ मित्र श्रीविटुठलराय कामतने 
उनका अत्यन्त मधुर इलोंक दस बष पहले इमारे पास भेजा था-- 


पुञ्ीमूत प्रेम गोपाडनानां 
े म॒र्तीभुत॑ सागधेयं यदूनास्‌ । 

सान्द्रीभूत॑ युप्तवित्त श्र तीनां 
स्यामीभूत बह्म में सन्निधत्ताम्‌ ॥ 


“गोपियोके पुश्ञीभूत प्रेम, यादबोके मूर्तिमान्‌ भाग्य, श्रृतियोके 
एकत्र घनीभूत गुम धन, ऐसे जो मेरे खावरे ब्रह्म हैं वह निरन्तर मेरे 
समीप रहें ।! 


राघव चेतन्यकी और भी कुछ कविताएँ हैं ऐसा सुना है । केशव 
चैतन्यका एक पद मुझे बहिणाबाईकी गाथामें मिक्का। उसका आशय 
यह है कि विषयोके छोमसे मन भटक रहा है, णह, पुत्र, कलन्रमें हीं 
सुख मान बेठा है । पर अब इसका दुःख मुझसे नहीं सहा जाता, 
इसलिये हे कमछापति हरि ! आपसे विनय करता हूँ। दे दीनानाथ, 
दीनबन्घु ! आपकी शरणपमें हँँ। इस भवसागरकों पार करनेका कोई 
उपाय नहीं दीखता | साधु-सड़ या साधु-सेवा मुझसे कुछ भी न बन 
पड़ी, शिश्नोद्र-व्यापारके ही प्रवाइमे बहता रहा हूँ। अब इसमेसे 
हे भगवन्‌ | मुझे उबारो | है दीनानाथ ! दीनबन्धु ! मै आपकी शरणमे 
हूँ। मुझे चित्त-शुद्धिका रास्ता दिखाओ, वेद-शासत्र-पुराणोकी गति 
सुझाओ, निरन्तर नवविधा भक्तिमें लगाओ, इसीमें आपकी भी शोभा 
है। हे दीनानाथ ! दीनबन्ध्र ! मै आपकी शरणमे हूँ ! 


गुरुकूपा ओर कवित्व-स्फूति २८७ 


१० बंगालके चेतन्य-सम्प्रदायसे सम्बन्ध नहीं 


कुछ छोग बंगालके श्रीकृष्णचेतन्य-सम्प्रदायके साथ श्रीत॒कारामजी- 
का सम्बन्ध जोड़ते हैं, परन्तु यह मान्यता ठीक नहीं ज्ञान पड़ती | 
बंगालमें श्रीकृष्ण चेतन्य या गोराज्ध प्रभु पद्रहवीं शताब्दीमें विख्यात 
श्रीकृष्ण-भक्त हुए | बंगालभरमें उन्होने श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार किया 
ओर आज भी बंगालमें श्रीकृष्ण नाम जो इतना प्यारा है वह 
उन्हींके प्रभावका फल है। श्रीचेतन्य महाप्रश्र॒का अत्यन्त प्रेम-रसमरित 
चरित्र अग्रेजी माषामे स्वर्गीय शिशिरकुमार घोषने लिखा है। अंग्रेजी 
जाननेवाले पाठक उसे अवश्य पढटें। उस ग्रन्थके २६२ वें पृष्ठपर 
( सन्‌ १८९८ ई० का सस्करण ) शिशिर बाबू छिखते हँ--पूनाके संत 
तुकाराम गोराड्ध प्रभुके अथवा उनके शिष्यके शिष्य थे, यह बतल्ानेकी 
कोई आवश्यकता नहीं अथांत्‌ यह बात स्पष्ट ही है ।! इस बातके समर्थन- 
में उन्होंने ये बाते लिखी हैं कि गौराद्भ प्रभु पण्दरपुर होकर गये थे, 
पण्टरपुरमे तुकारामजी रहते थे, गौराड्ड प्रभ्नु स्वप्नमे उपदेश दिया करते 
थे, इत्यादि | इन बातोंसे कुछ छोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि स्वय 
गौराड़ प्रभु अथवा उनके किसी शिष्यसे तुकारामजीने उपदेश अहण 
किया था | परन्तु बंगालके चेतन्यसम्प्रदायके साथ तुकारामजीका कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता । तुकारामजीका जिंस समय जन्म हुआ 
उस समय कृष्ण चेतन्यकों समाधिस्थ हुए. ७० वर्ष बीत चुके थे। 
चेतन्य प्रभुका समय संवत्‌ १५४२-१५९० है, इसके ७० वष बाद 
तुकाजीका जन्म हुआ । कृष्ण चेतन्य ही बाबा चेतन्‍्य होकर तुकाराम- 
जीको स्वप्नमें उपदेश दे गये, ऐसा कहें तो कृष्ण चेतन्यकी पूर्वपरम्परा 
वही होगी । जो बाबाजी चैतन्य तुकारामजीसे कह गये अथांतू राघव- 
चैतन्य और केशव चैतन्य | पर यह बात किसीकों स्वीकार न होगी | 
इसलिये यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि श्रीचेतन्य ठुकारामजी- 


२८८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


के शुरु थे। अब यदि कोई यह कहे कि राघव चेतन्य ह कृष्ण चैतन्य- 
के शिष्य थे तो श्रीकृष्ण चेतन्यके प्रसिद्ध शिष्योमे राधघव चेतन्य नामके 
कोई भी शिष्य नहीं हैं ओर इस बातका कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि 
राघव चैतन्यके गुरु कृष्ण चैतन्य थे। इसलिये कृष्ण चेतन्य अथवा 
उनके कोई शिष्य तुकारामजीके गुरु थे, यह बात प्रमाणित नहीं होती । 
फिर दूसरी बात यह है कि बगाल-उत्कलमें श्रीकृष्ण चेतन्यका जो 
सम्प्रदाय है वह मध्वाचायके द्वेत-सम्प्रदायसे निकला है | इस सम्प्रदाय- 
में राघा-कृष्णकी भक्ति प्रधान है। तुकारामजीकी उपासनामे अथवा 
यह कहिये कि मद्दाराष्ट्रके किसी भी भक्तकी उपासनामें राधाकी विशेष ' 
महिमा नहीं है | तुकारामजीका भक्तिमार्ग भी होत नहीं, अद्वत है । 
तुकारामजीके अभगोमें अद्वेत-सिद्धान्त स्पष्ट ही दे। इसलिये किसी 
भी द्वेत-सम्प्रदायके साथ तुकारामजीका नाता नहीं जोड़ा जा सकता। 
चेतन्य-सम्प्रदाय ओर महाराष्ट्रीय मागवत-सम्प्रदाय दोनों ही ऋृष्ण- 
भक्तिके सम्प्रदाय हैं सही, पर चेतन्य-सम्प्रदायकी कोई भी विशिष्टता 
तुकारामजीके अभगोमें नहीं है ओर महाराष्ट्रीय भागवत-घर्मके प्रवर्तक 
जानेश्वर, नामदेव, एकनाथादि कृष्ण-भक्तोके आचार-विचारोसे रक्ती- 
भर भी भिन्नता तुकारामजीके चरित्र और अमगोंमें नहीं हे। फिर 
ऐसी कोन-सी बात है जिससे यह कहा जा सके कि उनके चित्तपर 
जी सस्कार थे वे महाराष्ट्रके नहीं, मद्गाराष्ट्रसे बाहरके थे? ऐसी 


निराघार बात कहनेमें हेतु भी क्‍या हो सकता है ? बगालके श्रीकृष्ण 
चेतन्यके प्रति इमारा पूण प्रेम ओर आदर है, पर यह्ट सी स्पष्ट बतछा 
देना आवश्यक है कि चेतन्य-सम्प्रदायके साथ उनका कुछ भी लगाव 
मानना स्वंथा निराधार है। कृष्-भक्तिके वैष्णव-सम्प्रदाय भारत- 
वर्षमें अनेक हैं, पर प्रत्येक सम्प्रदायकी अपनी कोई-न-कोई विशिष्टता 
है | पण्दरपुरके वैष्णव-सम्प्रदायकी भी कुछ विशिष्टता है | यह विशिष्टता 
पहले जानेश्वरीमें प्रकट हुईं ओर उसी लकूकीरपर नामदेव, एकनाथ, 


गुरु-कूपा ओर कवित्क-स्फूर्ति २८९ 


ठतुकाराम आदि सभी सत चढे हँ। इन सबको सब बांतोम एक 
मति है। महाराष्ट्रीय स्वभावमे जो एक प्रकारकी हृढ़ता है, एक 
प्रकारका ऐसा अपमान है कि अपना छोड़ना नहीं और दूसरेका 
सहसा छेना नहीं, ओर ठ॒कारामजीके स्वभावमें भी मराठेकी जौ छूगन 
ओर तेजी है उसको देखते हुए. भी बगालके चेतन्य-सम्प्रदायके साथ 
ठुकारामजीका कुछ भी मेक नहीं बठता । 


११ कवित्व-श्फूर्ति 

तकारामजीने आत्मचरितके अमगोंच यह कहा है कि स्वप्नमें 
गुरूपदेश होनेके पश्चात्‌ ही छु ने कवित्व-स्फूर्ति हुई, यह पाठकोकों स्मरण 
होगा। तुकारामजीकी इस डक्तिने ही इ स्पएट हैं कि गुरूपदेशके पूर्व 
उन्होने कोई कविता नहीं दं” । यद्र छवित्व-स्फूर्ति उन्हें नामदेवकी 
प्रेरणासे हुई | व्युत्स्तिके बछहपर कबिता करनवारे कवि बहुत होते हैं, 
पर प्रसादगुण देबी स्फूर्तिके बिना नहीं उत्पन्न होता | ठुकारामजीकों 
कवित्व-स्फूर्ति कैसे हुईं, इस विपयमे उनके दो अभंग हैं। एकसे 
ठ॒काराम कहते हैं कि नामदेव पाण्डुरड्के साथ स्प्नमें आये ओर यह 
काम बता गये कि कांवता करो, वाणी व्यर्थ व्यय न करो, तुले हुए 
शब्दों कविता किये चल्णे, ठुम्झश अभिभान श्रीविद्धलनाथने ओद 
डिया है | यह कहकर उन्होंने सुझे सावधान किया । नामदेवने शतकोटि 
अमंगोकी सख्या पूर्ण करनेकों कहा, जो अभंग उन्होने रचे थे उनसे 
जो बाकी रहे वे मैने पूरे किये ।! दुसरे अभंगमे तुकारामजीने भगवानसे 
प्रार्थना की है कि है भगवन्‌ ! आप सुझे अपनी शरणमें छेंगे 
तो मैं आपके सक्ञ, संतोकी पक्तिमें आपके चरणोके पास रहेूंगा। 
कामनाका ठाँव छोड़कर आया हूँ, अब मुझे उदास मत 
करो | आपके चरणोमें सबके अखीरमे भी सुझे स्थान मिछे तो भी 
सन्‍्तीष है। मेरी चित्तबृत्ति अभी मलिन हे। आपका आधार 


तु० रा० १९.-*- 


२५९० श्रीत॒ुकाराम-चरित्र 


मिलनेसे मुझे विश्रान्ति मिछेगी । नामदेवकी बदौलत तुकाकों स्वप्नमे 
भगवान्‌ मिले | वही प्रसाद चित्तमें भरा हुआ है |! 


दोनो अमंगोका स्पष्टाथ ऊपर दे दिया है। उससे यही समझ 
पड़ता है कि तकागमजीकों स्वनमें पाण्डुरड् और नामदेवके दर्शन 
हुए ओर नामदेवने भगवानके सामने तकाराए्जीमे कहा कि अब 
लोगोसे तुम व्यथंकी बातचीत करनेमे अपनी वाणी मत खर्च करो, 
कविता करो, मुखसे अभग-पर-अमग निकाछते चलो, पाण्डुरड्ने तुम्हारा 
अभिमान ओढद लिया है, वह सदा ठम्हारे पीछे खड़े रहेगे और तुम्हारी 
वाणीम प्रेम, प्रसाद, स्फूर्ति भरते रहेगे। नामदेवने शतकोटि अमग 
रचनेका सकहप किया था पर यह सकलह्प पूरा होनेमे कुछ फसर 
रह गयी थी, वह तुकारामजीने पूरी की | इस प्रकार झतकोदि 
सख्या& पूण हुई। दूसरे अभंगमे तुकारामने भगवानसे जो 
प्राथना की है उसमें तुकाराम अपनी यही इच्छा प्रकट करते 








# महीपतिबाबाने 'भक्तलीलामृत' अ० ३२ मे शतकोटि सख्याका हिसाब 
यो दिया है-नामदेवने चौरानबे कोटि चाीस छाख अभग रचे, पीछे नौ लाख 
अभग ललितके रचे ओर बाकी पाँच कोटि इककावन लाख अभग रचनेको 
तुकारामसे कहा | तुकारामजी के मुखसे कुल कितने अभग निकले, इसकी गणना 
करना असम्भव हैं। इस सम्बन्धमे दो अभग प्रसिद्ध है वेदाचे अभग केले 
श्ुतिपर यह अभग इन्दुप्रकाश-गाथाके चरित्र-भागमे है। इसमे यह कहा है कि 
तुकारामजीने एक कोटि अभंग भक्तिपरक, एक कोटि ज्ञानपरक, एक कोटि 
अनुभवपरक, पचहत्तर लाख वैराग्यपरक,पचहत्तर छाख नामपरक--इस प्रकार 
साढे चार कोटि और साठ हजार उपदेशपरक, साठ हजार रूपवर्णनपरक तथा 
कुछ श्ुति,आत्मबोध आदिपर रचे | कुल हिसाब इसमे पॉच कोटि सत्तर छाखका 
दिया है | इसके सिवा एक अभंग मुझे और मिला है जिसमे यह कहा है कि 
तुकारामजीने सात कोटि अभंग रचे जिनमेसे साढे छ. कोटि स्वय गणेशजीने 


गुरुकृपा ओर कवित्व-स्फूति २९१ 


हैं कि भगवान्‌ मुझे अपने चरणोंमे शरण दें और मै ज्ञानदेव, नामदेव, 
एकनाथ, कबीर आदि महात्माओका सत्सज्ञ छाम करूँ, उनके अनुभवो- 
को अनुभव करूँ, उन्हींके साथ रहूँ चाहे उनकी पक्तिमें मुझे सबके 
बाद ही स्थान मिले, क्योंकि वे पुण्यपुञ्न सिद्ध महात्मा हैं ओर मेरी चित्त- 
वृत्ति अभी मछिन है | पर भमगवन्‌ ! आपका ओर इन सतोंका आश्रय 
मिलनेसे मेरी मति शुद्ध हो जायगी ओर में आपके निजरूपमें समरस 
होकर परमानन्द प्राप्त करूँगा |! स्वप्नमं मगवान्‌ मिले, इसके लिये 
तुकाराम नामदेवके कृतज्ञ हैं, कहते हूँ कि नामदेवकी ही यह कृपा है जो 
म्वप्समें भगवान्‌ मिले | स्वप्ससे जागनेपर तुकारामजीने इस स्वप्नकों 
अन्य स्वप्नोके सददश मिथ्या नहीं साना । वह सत्य-स्वप्न था, भगवान्‌ 
और भक्तके मिलनकी वह एक विशेष अवस्था थी और तुकारामनीने 
यह अनुभव किया कि उस मिछन और भगवत्कृपाका आनन्द स्वप्नके 
बाद भी हृदयमे भरा हुआ है | तुकारामजीने यह जाना कि सचमुच 
ही भगवानका अनुग्रह हुआ है ? 


अपने हाथसे लिखे ! यह जो कुछ हो, इस समय हमारे लिये तो तुकाराम 
महाराजके साढे पाँच हजार ही अभंग बचे हैं | 





तुका मन राखो, अंकुस-अधीन | 

ग्रतिदिव नवीन, . जागरण ॥ १ | 

के कै के 
एकांतमे बेठ, शुद्ध करो चित्त । 

सो सुख अनंत, पार नाहीं॥ ॥ 
आयके हियमें, रहेंगे गोपाल। 

साधन सुफल, घर बठे॥ ९॥ 


९ अध्यात्म-सार 


जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्मसे भिन्न नहीं। और यही यदि शास्त्रका 
सिद्धान्त ओर सर्तोंका अनुभव है तो इसकी प्रतीति सब जीवोंको 
क्यों न हो? ब्रह्म सवंगत ओर सदा सम है; परमात्मा समीप 
अन्तरमें हैं, भूतमात्रके हृदयमे हैं, वह सव॑मूतान्तरात्मा हैं, सबंब्यापी 
ओर सर्वसाक्षी हैं, जलमें, थलमे, काष्ठ और पाषाणमें सर्वत्र रम 
रहे हैं, उनसे कोई स्थान खाली नहीं, यह यदि सत्य है तो 
सबकी सब समय वह सुलरूम क्‍यों नहीं होते ? वह परमात्मसुख 
“यदि पवित्र और रम्य, वैसे ही सुखोपाय सुगम्य और सुसुरक 


चित्तशुद्धिके उपाय २०३ 


परम धघम्य है! (ज्ञानेश्ररी अ० ९।७५ ) तो सच जीव उसीपर 
क्यो नहीं टूट पड़ते ? कोड़ी-कोड़ीके छहिये जो छोग रातदिन मरा 
करते हैं वे अनायास मिलनेवाके इस परम सुखके पीछे क्यों नहीं 
पड़ते ? उससे किनारा काटकर ससार दुश्खसागर हैं, भवनदी छुस्तर है, 
मायामोह दुघंट है, विषय-बासना बड़ी कठिन है, इत्यादि रोना नित्य 
रोते हुए मी ये छोग ससारमें ही क्यो अटके रहते हैं ? अपना सहजसिद्ध 
अमरपद छोड़कर ये जन्म-मृत्युके नामको क्‍यों रोया करते हैं ? उन्हें 
मोक्ष दुर्लभ और परमार्थ दुर्गंम क्यो जान पडता है ? जप-तप-व्यानादि 
नानाविध साधनोंके कष्ट क्‍यों उठाते हैं ? निजका स्वानन्द-साम्राज्य 
छोड़ विषयकी नकली चमकवाले कॉचके टुकडे बटोरनेवाले कगार बने 
क्यो फिरते हैं ? 


सत्पुरुषोंको यही तो बड़ा अचरज लगता है ! जीव जो ऐसी उलटी 
बोली बोलते हैं, उसे सुनकर उन्हें बड़ी हईँसो आतो है | झत्युछोककी यह 
उल्टी रहन-सइन देखकर वे विस्मित होते हैं । वे यह कहते हें, यह 
भाषा छोड़ दो' इसे उठकर बोलो, उछूवकर देखों। इस समश्षको 
छोड़ो कि मै जीव हूँ, सासारिक हूँ दुखी हूँ, ओर यह फहो कि में ब्रह्म 
हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सुली हूँ, तो ठुम सचमुच हां ब्रक्ष, मुक्त ओर 
सुखी हो | चाभीको दाहिने घुमा रहे हो सर बायें घुमाओं तो ताछा 
खुल जायगा | जिधर जा रहे हो उधर पाठ फेर दो, आगे न देख पीछे 
देखी, बाहरकी ओर ऑख छगाये हो सो अदरकी ओर छगाओ, प्रवाह 
छोड उद्गमकी ओर सुड़ो तो सचमुच ही ठ॒म मुक्त हो, सुखी हो, 
ब्रह्मस्वरूप हो | इसमे कठिनाई ही कया है ? यही तो परमार्थ है | जीव 
अपने संकल्पसे ही बँधा है, संकल्पसे ही मुक्त दे | मैं बद्ध जीप हूँ, यही 
रैना रो रहे हो, इसीसे जन्म-मरण, पाप-पुण्य, विधि-निषेध ओर बन्ध- 
मोक्षके चक्कर में पड़े हो; पर पेरोंकोी छुड़ाकर नलिका-यन्त्रसे उड़ 
जानेवाले तोतेकी तरह यह जीव यदि अह और मम दोनों संकल्प छोड़ 


*ञछ जय ब९ 9४१६ ५-६४३४ ८४४५ ९.४७ 


दे तो यह उसी क्षण ब्रद्म ही है। कोन किसको बॉथता है, कोन किसको 
छुड़ाता है ! यह सब सकह्पकी माया है। मन जेसा संकल्प करता है, 
बसा ही चित्र उसपर खिंच जाता है। सकल्प, कल्पना, ससार, वासना, 
वृत्ति, मन, माया--ये साती एक रूप हैं। जिस सकत्पसे जीव बंधा 
है, उसके छूटते ही जीव मुक्त है । अहं और ममकी दो रस्सियोसे यह 
बंधा है, इन रस्सियोकों काटते ही जीव स्वमावतः ही मुक्त है। सकह्पके 
खादके जलठते ही जीवका काछापन कट जाता है ओर वही उज्ज्वढ 
सोना होता है| कल्पनाका ह्वी बन्चन होता है और कल्पनाका ही मोक्ष 
होता है और जोब जहाँ-का-तहाँ बन्धमोक्षरद्दित निर्विकल्प निरण्जन 
आनन्दस्वरूप सदासे हैं ही, परन्तु+- 


अश्रददधाना,.. पुरुषा धर्मस्यास्यथ परंतप । 
अप्राप्प मां निवतन्ते रूत्युसंसारचत्मनि ॥ 
(गीता ९। ३ ) 


जीवकी ऐसी श्रद्धा हो तो तत्थण ही मुक्त है। पर जीवकी ऐसी 
श्रद्श सहसा नहीं होती, इसीलिये परमार्थके लिये उसे इतना प्रपश्न 
करना पड़ता है, अनेक साधन करने पड़ते हैं, अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। 


२ चिरज्लीव पद 


यह सारा वेदान्त तुकारामजीने सेकड़ों बार पढ़ा, सुना ओर कहा 
भी था। वह अपने निश्चित साधन-मार्गपर चले जा रहे थे । पण्टरीकी 
बारी, एकादशी ब्त, कथा-कीतन-भवण, सदूअन्थ-पाठ इत्यादि वह 
नियमपूवक करते थे । गुरुका प्रसाद उन्हें मिल चुका था | नामदेवरायने 
स्वप्नमें उन्हें दर्शन दिये ओर कवित्वकी स्फूर्ति प्रदान की, तबसे कीत॑न 
करते हुए तथा अन्य अवसरोपर भी उनके मुखसे अभंग घाराप्रवाह 
निकलते ही जाते थे । श्रोता गद्गद होकर उन्हें धन्यवाद देते थे । चारों 


चित्तशुद्धिके उपाय २९५ 


दिशाओमें उनकी कीर्ति फेछ रही थी। बहुत छोग उन्हें सत कह- 
कर पूजने छंगे थे, उनके चरणोमें मस्तक रखकर कोई उनके वकक्‍्तृत्वकी, 
कोई कवित्वकी ओर कोई उनके साधुत्वकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया 
करते थे । इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा बदृती ही जा रही थी, उस 
समय उनकी २७-२८ वर्षकी आयु रही होगी । इस वयसम इतनी 
लोकमान्यता विरलेकों ही नसीब होती है । परन्तु अधकचरे पारमार्थिक 
इतनेसे ही सम्तुष्ट होकर गुरु बन जाते ओर शिष्य बनानेकी दुकान 
खोल देते हैं, गुरुपनेके आडम्बरपर चढ़॒ते हैं ओर अन्तसे बुरी तरहसे 
नीचे गिरते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे-आपके सामने भी बहुत हैं । 
चार-पॉच वर्ष साधन किया, स्वप्नमे दो-चार दृष्ठान्त मिल गये, साक्षा- 
त्कारकी झलक-सी मिल गयी, बस हो गये कृतकृत्य ! सीघे-सादे, भोलें- 
भाके, आस-पास, जमा होने लगे, स्तुति-स्तोत्र गाने लगे | बस, शुरुजी 
जम गये और ऋद्धि-सिद्धिका जरा-छा चमत्कार देखकर उसीमे अबक 
गये, जित रास्तेसे ऊपर चढे थे वह रास्ता भी भूठ गये, होते-होते 
जितना ऊपर चढे थे उससे दूना नीचे जा गिरे। ऐसी विडम्बनाएँ, 
अनेक हुआ करती हैं। ज्िउका परमाथ-साधन दम्भसे हो आरम्भ होता 
है उनकी बात छोड़ दीजिये, पर जो शुद्ध अन्तःकरणसे परमार्थ साधने- 
की चेष्टा करते हैं उनमेसे भी कितने ही इसी तरह घहराकर नीचे जा 
गिरते हैं। ऐसे छोगोके लिये एकनाथ महाराजने 'चिरज्ञीव पद! के 


नामसे ४२ ओवियोंका एक फड़कता हुआ प्रकरण छिखा है। साधकोके 
सावधान रहनेके लिये वह बड़ा ही उपकारक है। इसमें एकनाथ 
महाराजने यह बतलाया है कि विषय केवर् सांसारिकोका ही नाश नहीं 
करते, प्रत्युत साधककोीं भी अनेक प्रकारसे धोखा देते हैँ । साधकके 
लिये सबसे पहले यह आवश्यक है कि उसे अनुताप ओर वेराग्य हुआ 


हो। वह देहसुखसे यदि छछचायेगा तो उसके परमाथकी जड़ ही 
कट जायगी ) 


२०६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


त्याय कला पूज्यते कारणें। सत्संग सोडूनि पूजा घेणे। 
शिष्यममता परानि राहणें | ह. वरास्य. राजस ॥ 


अर्थात्‌ पज्य हानेके लिये जो त्वाग किया जाता है, सत्सग छोड़कर 
जो पूजा छी जाती है ओर डिष्बोकी ममता झो नहीं छूट्ती, वह राजस 
वैराग्य है। यह वेगग्य ण्रमाथंकीं डुच्प्रशेबार्य दोता है। घर छोड़ा 
और मठ बनवाया, स्लरी-पुत्र छोड़े और शिष्य बटोरे तो इससे क्या 
बना ? विषय-भोगेच्छा जिस वैराग्यसे निर्मूठ हो और प्रारब्धकी गतिसे 
जो भोग प्राप्त हाँ उनमेसे भी मनकों निःसग अछग निकाल लेते बने, 
वैसा सात्विक वैराग्य ही साधकके दिये आवश्यक है। विषय-भोग 
और लौकिक ग्रतिष्ठाकी साधक सर्वथा त्याग दे | शब्द, स्पश, रूप, रस, 
और गन्ध--ये पॉचो विषय किस प्रकार साधकको ठगते हैं यह देखिये | 
जब छोग किसीमे जरा-सा भी वैराग्य देख पाते हैं. तब वें उसकी स्तुति 
करने और उसे पूजने छगते हैं । कभी-कभी तो यहाँतक कहने छंगते हैं 
कि यह भगवानके अवतार हमे तारनेके लिये आये हैं। महाराज! कह- 
कर उसे सम्ब्रीधन करते हैं। अपने ये गीत साधकको प्यारे छगते हैं, 
दूसरी बाते अब उसे अच्छी नहीं लगती । पर बड़े मजेकी बात यह ्टे 
कि ये ही छोग पीछे उसकी निन्‍्दा भी करने छगते हैं । पर यह स्त॒तिके 
ही शब्दोंमे भूछा रहता है और स्वहितसे हाथ धो बेठता है। शब्द 
इस प्रकार साधककों नष्ट करता है। इसके आसपास इकडे होनेवाछे 
भक्त! इसे बेठनेके लिये उत्तम आसन देते हैं, सोनेके छिये पछंग 
छा देते हैं, पहननेके लिये उत्तम-से-उत्तम वस्र अपण करते हैं, 
देवी-देवताओके योग्य इन्हें भोग छगातें हैं, नरनारी सेवा-शुभ्रषा 
करते हैं, हाथ, पेर, सिर दबाते हैं, उस मदुस्पशमें यह अटठक 
जाता है, फिर उसे देहकष्ट कठिन जान पड़ते हैं। इस प्रकार 
स्पशंविधय. साधककी साधनामे बाधक होता है। इसी प्रकार 


चित्तशुद्धिके उपाय २९७ 


लोग साधकको मेवा, मिठाई, उत्तमीत्तम पक्कान्न खिलाते हैं, उसकी 
जिस चीजपर इच्छा चलती है वही वे ला देते हैं, गलेमें फूलोके 
हार पहनाते हैं, भालमे क्षेसर-कस्त्रीकी खौर ओर चन्दनका लेप 
लगाते हैं, मधुर गायन सुनाते हैं इत्यादि प्रकारसे रूप, रस. गन्ध 
भी उसे धोखा देते हैं। और साधक सावधान न होनेसे इन 'भक्तों'की 
ममताझे फँसता है। कोशछ कॉटेके समान इसका कोमल वेराग्य ऐसी 
सगतसे टूटअर नश्ट हो जाता है | यह छोकप्रतिष्ठाके पीछे पड़ता हैं| 
इस प्रकारसे सहखो स्गघक अपनी दाने कर बेठते हैं। इस प्रकार गिरे 
हुए. साधक फिर ऊपर नहीं उठ सकते ! हाँ, 'जरी कृपा उपजेंछ 
भगवती । वरीच माशुता होय विरक्त |! यदि भयवानकोीं दया आ 
जाय तो ही वह फिरसे विरक्त हो सकता हे ।! सच्चा विरक्त कैसा होता 
हैं? एकनाथ मद्दाराज उसके लक्षण बतछाते ईँ-- 


६ - जो स्थान प्रिय होता है उसे बह त्याग देता है। सत्सड्गस 
सदा स्थिर रहता है, प्रतिश पानेके लिये कभी बेचेन नहीं होता, अपना 
कोई नया पथ नहीं चछाता, वह समझता हे कि उससे अहता बढेंगी, 
जीविकाके छिये वह किसोकी ठकुरसुह्यती नहीं करता । प्रापश्वचिक 
लोगोमें बेठना, व्यर्थ बातचीत करना, अपना बढ़प्पन दिखाना, अच्छा 
खाना यह सब उसे पसन्द नहीं होता । वह झोकदप्रियता नहीं चाहता, 
व्चरालड्वार नही चाहता, परान्नका स्वाद नहीं चाहता, द्रव्य जोड़ना 
नहीं चाइता | ज्लियोमे बेठना या ज्ियोकों देखना या खियोँसे पर 
ठबबाना या उनका बोलना उसे पसन्द नहीं । अपनी ख्रीसे भी मतरूब 
भरका ही वास्ता रखना चाहिये, आसक्त होकर चित्तकों कदापि 
उसमें छगाये न रहना चाहिये | नर-मारी शश्रषा करते हैं, 
भक्तिममता उपजाते हैं, पर जौ शुद्ध पारमार्थिक है वह ख्तियोको 
सोहबत कभी नहीं करता। अखण्ड एकान्तमें रइना चाहिये, 
प्रमदाके साथ तो कभी नहीं, जो निःसज्ञ निरभिमान है उसीका 


२९८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


सक्भ करना चाहिये। परिवारके भरण-पोषणके छिये और कुछ न 
मिले तो न सही, सूखा अन्न ही सही, ऐसी स्थितिमें जो रहना है, 
वही शुद्ध वेराग्य है | 
ऐसी स्थिति नाहीं ज्यासी | तेव कृष्ण-ग्राप्ति केची त्यासी | 
यालागी. कृष्णमक्तासी | ऐसी स्थिति असावी ॥ २८ ॥ 


ऐसी स्थिति जिसकी ने हो उसे कृष्ण-प्राप्ति कैसों ? इसलिये 
कष्ण-भक्त जो हो उवकी ऐसी स्थिति होनो चाहिण ।! 


एकनाथ महाराजने यह कैसा अच्छा रास्ता दिखा दिया है ! सच्चे 
विरक्तमे ये सब लक्षण स्वभावतः ही ढोते हैं। जिनका वेराग्य सुकुमार 
हो वे इस आदशको सदा अपने सामने रखें। चाल-चलनमें टीले-ढाले 
रखनेवाले अन्तमें फेंसते ही हैं और ऐसे लछोगोकी सख्या सदा-स्त्र हो 
बहुत काफी होती है! ठुकोबाराय-जैसे सच्चे आदश विरक्त अत्यन्त 
दुलम होते हैं ओर उन्हींको कृष्ण-मिछ्नका आनन्द और चिरज्जीव 
पद प्राप्त होता है । तुछारामका वेराग्य अत्यन्त ज्वरून्त था, आत्म- 
सशोधन-सम्बन्धी उनकी साववानता अखण्ड' था, अन्तरड्धमे कोन-कॉन 
चोर घुस बेठे ई उन्हें दूँढ-दूँढकर पकड़ना ओर कान पकड़-पकड़कर 
निकाऊ बाहर करनेके काममे उनकी तत्परता असामान्य थी। आत्म- 
प्रीक्षणका ऐसा अभ्यास ही वह चीज है जिससे चित्तशुद्धि होती हैं, 
महिन संस्कार धुल जाते हैं, ओर नये जमने नहीं पाते । साधककों 
हाथ धोकर इसके पीछे पड़ना पड़ता हे। अब इमे यह देखना 
है कि तुकारामजीने यह अभ्यास केसे किया? प्रन्थाध्ययन हुआ, 
गुरूपदेश हुआ, तथापि आत्मशोधनका कार्य अपने-आप ही करना 
पडता है । इसके लिये सदा चोकन्ना रहना पड़ता है। मन सरपट 
भागनेवाल्ला घोड़ा है। वेराग्यके छगामसे उसकी चाह काबूमें 
करके उसे बशमें करना होगा । मनोनिग्रहके बिना सब साधन 
व्यर्थ होते हैं। मनोजय न होनेसे बड़े-बढ़े उग्र तप भक्ल हो” 


चित्तशुद्धिके उपाय २६८५, 


गये हैं, बड़े-बड़े वीर चारों कोने चित गिरे हैं और बड़े-बड़े पण्डित 
ज्ञानके शिखस्से गिरकर रसातल पहुँचे हैं। मन बड़ा बली है; हुजय है 
दुर्धर है। तुकारामजी कहते हैं कि बड़े-बड़े बुद्धिमानोंकों इसने चौपट 
किया है !! इसलिये विषयोकी ओर सतत दौड़नेवाले इस मनोव्यात्न- 
पर आसन जमाकर जो इसे पीछे खीचेगा वही पुरुष सबस बढ़ी 
करामाती है । बात कुछ भी नहीं हे पर मन अपने ह्ाथम नहीं हैं, 
यही तो सबका रोना हे, इसछिये-- 


मार्ये परतवी तो बत्ठी । झूर एक सूमंडव्यी ॥ 


“इसे जो पीछे फिरा छेया वही बढी हे, वही एक हस भूमण्डलम 
सूरमा हे । 

“अस्तु, तुकारामजीने मनसे केसे-कैसे युद्ध झिचा. मगवानऊकी झईंपा 
और सहायतासे उसे राहपर ले जानेके लिये बया-क्या उपाय किये 
आशा, ममता, तृष्णा, प्रतिष्ठा, गव, छोम इत्यादि वृत्तियोकी साव- 
धानतासे कैसे जीता भोर इस प्रकार चित्तगुद्धिका मा बय और 
निग्नहसे केसे तय किया यही अब देखना हें | 


३ सिद्धको साधनसे क्या काम ६ 


लोकप्रियताका रहस्य 


भावुकोंके चित्तमें यह शट्ढठा| उठ सकती है कि ठकारामनी तो सिद्ध 
पुरुष थे, उनका तो ससार-कल्याणके छिये वेकुण्ठघामसे अवतार हुआ 
था, उन्हे चित्तश॒द्विके साधनोकी क्‍या आवश्यकता पड़ी ? तुकारामजी 
जब स्वय ही यह बतढा रहे हैं कि ससारकों वेदनीतिका मार्ग दिखाने 
भगवद्धक्तिका डका बजाने ओर सताँका मार्ग परिष्कृत करनेके लिये 
हम वेकुण्ठधामसे भगवानका सन्देशा केकर आये हैं तब सामान्य जनोके 
समान उन्होने चित्तशद्धिके उपाय ढ्वेंढ़े और उन उपायोंद्वारा साधना 


'३०० श्रीतुकाराम-चरिश्र 


करके वे लोक-कल्याण-कार्य करनेमें समथ हुए इत्यादि बातोमे क्‍या 
रखा हे ? ससारका उद्धार करनेके लिये ज्िकका आगमन हुआ उनका 
चित्त अशुद्ध ही कब था जो उन्हें उसे शुद्ध करमेकी आवश्यकता पड़ी ? 
वह तो मूलतः ही मनके स्वामी थे, उन्हें मनोजय करने या महिन 
वृत्तिको शुद्ध रुमनेके छिये कुछ साधना करनी पड़ी, यह कहना ही 
विपरीत जान पड़ता है ! रस प्रकरणकों पढ़ते हुए भावुक पाठकोके 
चित्तमे ऐेडी झड्ढडा उठ समझती है, इवछिये उसका समाधान पहले ही 
कग्गा :खित है । भगवान्‌ ओर भगवदबतारस्वरूप मदात्माओके जो 
च>त्र हे वे उनकी मनुष्यरूपसे अवतीर्ण होकर की हुई लीलाएँ हैं । 
उन चरित्रभरमे ज्ञाताओंकों विभूतिमत्त्व स्पष्ट ही दिखायी देता है । 
वेभू'तेमत्वके बिना उनके चरित्र इतने पावन, उज्ज्बल ओर लोक- 
फल्याणकारक हो ही नही सकते थे । विभूतिमत्त्वके बिना ऐसी निर्विध्न 

यसिद्धि, इतनी तजस्विता, इतना यश उन्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता 
था। मनने जो चाहा, कर दिखाया, यह सामान्च बात नहीं हे। यह 
सब सच है, तनतापे विभूतियोंक्ी मी मनुष्यदेह धारण करनेपर मनुष्यो- 
चित लोकव्यवह्र करना ही पड़ता दै। ऐसा यदि न हो तो सामान्य 
जीवोफो उनके चरित्रसे कोई काम न द्ेता-कोई बोध ग्रहण करनेका 
अवसर ही न मिलता। महात्माओके चरित्रोके दो अड़ होते हैं--एक 
देवी और दूसरा मानवी । दैवी अज्ञ देखकर हमछोग साश्चर्य कौतुक 
अनुभव करते हैं और उससे उनका विभूतिमत्व पहचानते हैं, ओर 
मानवी चरित्र हमारे अनुकरण करनेके लिये उदाहरणस्वरूप होता 
है। श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान श्रीकृष्णने विश्वरूप दिखाकर अपने 
ईश्वरत्वगी प्रतीति करा दी है और-- 


मम वर्त्मानुवतेन्ते महुष्याः पार्थ स्शः ॥ 


“यह बतछाकर वर्णाश्रमादि घमसे छोक-सग्रह्मर्थ नियम भी बॉच 
भेंसेसे 
दिये | भेंसेसे वेद कहलवाना, भीतकों चलाना इत्यादि चमत्कारोंके द्वारा 


चित्तशुद्धिके उपाय इे०६ैं 


ज्ञनेश्वर महाराजने अपना ऐडवर्य दिखा दिया ओर पेठणके ब्राह्मणोॉसि 
शुद्धिपन्न प्राप्त करनेके उद्योगके द्वारा मनुष्योचित व्यवह्ारका दृष्टान्त 
भी सामने रखा | तुकोबारायने इहलोकसे चलते-बछाते अन्तमे सदेह 
बैकुण्ठगमन करके अपना बविशभूतिमत्व ससारकों दिखा दिया और 
जीवनमर साधककी अवस्थामे रहकर संसारकों भगवद्धक्तिका सीधा 
मार्म भी बतछा दिया। भूत-दया ही स्तोंकी पूँजी है! इस अपनी 
कहानीको उन्होंने अपनी रहनीसे ही चरिताथ कर दिखाया है। इस 
बातको तुकोबारायने चित्तशुद्धिके उपायोका विवरण पढ़ते हुए ही नहीं, 
उनके सम्पूर्ण चरित्रकों अवोकन करते हुए. पाठक ध्यानमे रखें। 
तकौबाराय जितना अपना हृदय खोलकर बोले हैं उतना और कोई 
नहीं बोला है। सबको एक ही जगह जाना होता है। कोई कूदता- 
फॉदता जाता है, कोई धीरे-धीरे चलता है। शेर एक ही छलोंगमे बारह 
हाथ पार करता है | कोई पिपीलिका-मार्गसे जाते हैं, कोई विहड्म- 
मार्गसे जाते हैं। कोई गणितश चार ही कड़ियोंमें हिसाब छगाकर 
सबवालका जवाब निकाल छेता दै, किसीको बारह कड़ियाँ हिसाब लगाना 
पड़ता दै। पहलेकी बुद्धिमत्ताकी प्रशसा की जाती है, पर हिसाब 
फैछाकर सम्पूर्ण कर्म दिखानेकी रीति सभी विद्यार्थियोकी समझमें आती 
है। चार ही कड़ीमे सबवालका जवाब छे आनेकी रीति जानते हुए भी 
जो शिक्षक बीचकी कोई कड़ी न छोड़कर सम्पूर्ण क्रम समझाकर दिखा 
देता है बह अत्यन्त छोकप्रिय होता है, उसकी बतायी रीति सबको 
समझसें आती है, उसीके बताये मार्गसे सब चलते हें, ओर जो कोई 
उसके पॉँवपर-पॉव रखकर चलता है वह भी गन्तव्य स्थानको पहुँचता 
है। तुकारामजीका यही मार्ग था और ऐसे मार्गदशक होनेके कारण 
ही वह अत्यन्त लोकप्रिय हुए । 


संसारतापें तापलों मी देवा। 


३०२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


हे भगवन्‌ ! सखारके तापसे में दग्घ हो चुका |? यहाँसे छेकर--- 
तुका झाला.. पॉडुरंग / 
(ुका पाण्डुरज्ञ हो गया ।--तक बीचमे जो-जो पड़ाव हैं उन 
सबको ठुकोबारायने अपने अभगोमे स्पष्ट दिखाया दे । 
पतित भी पापी शरण आलो तुज। 
ये गतित पापी तेरी भरण्स आया हूँ।! यहाँ पहला पत्थर 
गड़ा, ऑर-- 
बीज भाजु्नी केली लाही। 
आम्ह्या जन्‍्ममरण नाही॥ 


बीज भूंजकर छाई बना डाछा। अब इम जन्म-मरण नहीं 
रहाः--यहाँ आकर यात्रा समाप्त हुईं, आखिरी पत्थर गड़ा। इसके 
बीचमे मील-मीलूपर पत्थर ग्राड़कर उन्होने भक्तिमार्गके इस रास्तेमें 
ऐसी सुविधा कर दी है कि ठ॒कारामजीकी अभगवाणी हृृद्यमें घारणकर 
कोई भी इस पनन्‍्थका पथिक मील-मीलपर गड़े हुए, पत्थरोको देखते हुए 
चलता चले । आजतक बहुतोने बहुत रास्ते बनाये होगे, पर छोटे-बड़े, 
सुजान-अनजान, ब्राह्मण-चाण्डाल, सबरछ-दुबछ, पुण्यवान-पापी सबके लिये 
निघड़क जानेयोग्य ऐसा सुगम, प्रशस्त और आनन्द देनेवाला रास्ता जैसा 
तृकारामजीने बना दिया वैसा ओर किसीने कहीं न बनाया | भूमि तो 
वेदीनारायणकी ही है, पर तुकारामजीने कुछ पुराने और कुछ नये 
स्वयं फोड़कर तेयार किये हुए. पत्थर देकर यह राजमार्ग--राजमार्ग 
नहीं, संतमाग--तैयार किया है। इस मार्गपर जिसे जो अभीष्ट हो वह 
मिलता है। मार्ग भी परिचित जान पड़ता है। तुकारामजीकी 
सोहबतसे मनका उत्साह बढ़ता है। मार्ग लंबा होनेपर भी सुगम 
जान पड़ता है। यहाँ अपने मनका सल्ुत्प पूरा होता है, जो चाहिये 
वही मिक्ता है, अनायास ही रास्ता तय हो जाता है। रास्तेमें 


चित्तशुद्धिके उपाय ३०३ 


सुरम्य उपवबन हैं, चाहे जितना रमिये और त्रिबिध तापसे मुक्त 
होइये | स्थान-स्थानमे अभग-दर्पण छगे हुए हैं, उनमें निश्चिन्त 
होकर अपना रूप निहारिये और उसकी मेल निकाछकर उसे 
न्वच्छ कीजिये ।! चलता रास्ता होनेसे सग-साथकी कमी नहीं । निर्भय 
और सुरम्य मार्ग है। तुकारामजीने जी-जान लड़ाकर, बड़े कष्ट उठाकर 
यह दिव्य माग निर्माण किया है । उनके साथ हमलोग यहाँतक चढ़े 
आये हैं, आगे भी उन्हींका सग पकड़े चलते चछे। उन्होंने कैसे-केस 
कष्ट सहे इसकी कथा उन्हींके मुखसे घुने । वह स्वयं अनेक कष्टोंकों थार 
कर गये है पर इस मार्गपर उनकी दृष्टि है। चोर-डाकू इस मार्गपर 
बहुत कम आते हैं। चलिये तो अब तुकारामजीने केसे मनोजय किया, 
छोक-झाज केसे छोड़ी, जन-सम्बन्ध तोड़कर वह एकान्तवासमे कैसे रमे, 
बरमे घुसे हुए अहड्डायदि चोरोको उन्होंने केसे खदेड़ा, मगवानसे केसे 
सहायता मॉँगी ओर पायी, एकान्तवास और सत्संगमे कितने प्रेमके 
साथ उन्होंने नाम-सड्डीतन किया जो रुब साधनोका सार है; यह सब 
उनके चरिन्रका मनोरम भाग उन्हींके मुखसे निश्चिन्‍्त होकर श्रवण 
करे और उन्‍्हींकी कृपासे हमछोग भी उनके पीछे-पीछे चहें। 


४ मनोजयका उपाय 


तुकारामजीने अपने मनकों कितना मनाया है ! मनोजयके बिना 
परमाथ मिथ्या है। ससारका साम्राज्य मिकू सकता है, पर मनोजय 
करना बड़ा ही कठिन है । इसलिये सावमोम राज्य प्राप्त करनेवाले 
चक्रवर्ती राजाकी अपेक्षा मनको अपने वशमें रखनेवाके साधुकी योग्यता 
सभी देशोमें बहुत बड़ी मानी जाती है । यूरोपमें इंसा और सुकरातकी 
ज्ञो प्रतिष्ठा हुई वह किसी राजाकी कभी न डुई। इमारे इस युण्य- 
भारतवर्ष देशमें भी 'असंख्य जीव पैदा हुए), पैदा होकर मर मिटे; राव 
भी हुए, रंक भी हुए और सब आये और चले गये। पर शुक्राचाय, 


३०४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


भीष्म, हरिश्वन्द्र, इनूमान्‌, भरत, शड्डराचायं, तुलसीदास, मीराबाई, 
रामदास, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहल्याबाई 
इत्यादि मनोजयी पुरुषोका जो मान है वह दूसरोंका नहीं है। इसका 
कारण यही है कि मनपर जीन कसकर अन्तः्शन्नुओंकीं पछाड़लेवाले 
बीरकी योग्यता घोड़ेपर सवार होकर युद्धमे शत्रु सहार करनेवाले योद्धाकी 
अपेक्षा कहीं अधिक है। प्रह्मदने अपने पितासे कहा-'पिताजी पहले 
अपने चित्तमे बठे हुए आसुरभावकों निकालिये, क्योकि वही आपका 
यथाथ शत्रु है। सम॑ मनो घत्स्थ न सन्ति विद्विब” सनको समलसे 
रखिये, उच्छुडुल ओर कुमा्यकी ओर सहज ही भागे जानेवाले मनसे 
प्रचक ओर कोई शत्रु नहीं है, मनकी समता बनाये रइना ही अनन्तवी 
पूजा है !! ( भागवत ७। ८। १० ) योगवासिड्ठ और भागवतमे मनो- 
निग्ररके उत्तम साधन बताये हैं। भागवतके ( स्कन्ध ११। २३ ) 
मिक्षुगीतकी पाठक अवश्य पढ़े । इमारे सुख-दुःखके कारण दूसरे छोग 
नहीं, देवता नहीं, णह-कर्म-काल भी नहीं, प्रत्युत हमारा ही मन है । 
ससार मनःकल्पित है। त्रिगुणात्मक अनन्त बृत्तियों मनसे उठती हैं। दान, 
धर्म, यम-नियम, कम, ज्ञान, बत, तप-“हन सबका उद्देश्य मनको ही 
नियत करना है | 


परो हि योगो मनसः समाधिः | 


अर्थात्‌ मनकी समाधि--समता ही परम योग है। जिसका मन 
समाहित हे--शान्त, स्थिर है उसे दानादि करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं और जिसका मन समाहित नहीं हैं उसके लिये ये साधन[अनुप- 
युक्त हें। इन्द्र-चन्द्रादि देव मनके अज्ित हुए, पर मन किसीके वशम 
नहीं रहता । ऐसे दुर्नय' मनपर जो सवार होगा, वह बलवानोंसे भी 
बलवान है| मन काल्‍में नहीं समाता, मनको रोग नहीं होता, मन कृश 
नहीं होता, मनकों पकड़ना चाहें तो उसका ठोर-ठिकाना नहीं मिछता । 
ऐसे मनको कोई वसच्चमें भी केसे करे ? एकनाथ महाराजने कहा है--- 


चित्रशुद्धिके उपाय इ३०७्‌ 


जेवि हिरिनि हिरा चिर्जि।| 
तेवि. मरनेंचि. सन पधरिजे ॥| 


जैसे हीरेसे हीरा चीरा जाता है बसे ही मनको मनसे ही धरना 
होता है !! मनोज्ञयका यह सर्वोक्क्ृट्ट उपाय है। हीरेसे हीरा चीरा जाता 
है, वेसे ही मन मनसे ही जीता जाता है। मनको पुचका<कर हरि- 
गुरु-भमजनमें जोतना, उसीमे रण,ना, स्रूपमे लगाये रहना यही एक- 
मात्र मनोजयका उपाय है । 

मना सजना भक्तिपंथोचि जावे। 

(रे सजञन मन | भक्तिके ही रास्तेपर चला कर! समथ रामदास 
स्वामीका उपदेश है । इस मनोबोधके २०० छोकोद्वारा उन्होंने मनकों 
मना-मनाकर इरिभिजनका चसका छगाया है। मन चश्चलरू ओर दुर्निग्रह 
है, यह अजुनने जब कह्टा तब भगवानने-- 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च॑ गृझते ॥ 
( गीता ६ | २५ ) 
यही मनोजयका उपाय बताया है। इसपर शानेश्वर महाराज 
कहते हैं-- 

वेरग्याचेनि आपारें | जरी लाविलें अभ्यासाचिये मोहरे ॥ 

तरी केतुलेने एके अवसरे | स्थिरावेल ॥ ४१९॥ 

यया मनाचे एक निके | जे देखिले गोडीचिया ठाया सोके ॥| 

मणोनि अनुभवसुखति कवतिकें | दावीत जाइजे ॥ ४२० ॥ 

'वेराग्यके सहारे यदि इस मनकों अम्यासमें छगाया जाय तो कुछ 
काल बाद वह अवश्य स्थिर होगा। (४१९ ) मनकी एक बात बड़ी 

अच्छी है, जिस चीजका इसे चसका छगता है उसमें वह छग ही 
जाता ऐ | इसलिये इसे आत्मानुभवका सुख बराबर देते रहना 
चाहिये |? ( ४२० ) 


तु० र[्‌8 २६०--- 


३०६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


एक ओरसे वेराग्यकी धूनी र्माकर चित्तसे विषयोका त्याग करना 
और दूसरी ओरसे इरि-चिन्तनका आनन्द छेना, इस प्रकार वैराग्य 
और अभ्यास दोनों अस्न-शत्मोंकी मारसे मनोढुग दखछ करना होता 
है। गुरुभक्त गुरुभक्तिका अभ्यास करें, प्रेमी सगुण-भक्तिका अभ्यास 
करें ओर ज्ञानी स्वरूपानुसन्धानका अभ्यास करें। सबका तात्पर्य और 
फल एक ही है। गुरु, तगुण और निगण तीनो तत्वतः एक ही हैं। 
यथारुचि कोई भी अभ्यास हृढ हो जाना चाहिये | इस मनमें 
एक बड़ा भारी गुण यह है कि यह जहाँ छग जाता है वहाँ छग 
ही जाता है, फिर वहाँसे इ्ता नहीं । उसे यदि यह प्रपश्च ही प्यारा 
है तो उसे बराबर यह समझाते रहना चाहिये कि यह विश्व-रचना 
दग्घपटवत्‌ है ओर ऐसा वेराग्य दृढ़ करना चाहिये कि मन विषयोसे 
ऊब जाय ओर दूसरी ओरसे उसे परमार्थवा चसका छगाते हुए हरि- 
भजनमे समाधि देनी चाहिये। मनसे ही मनकों मारना, हरि-मजनमे 
लगाकर उन्मन करना, हरिस्वरूपमें मिलाकर मनको मनकी तरह रहने 
ही न देना, यही वो मनोजय है। एकनाथ महाराज कहते हैं-- 


या मनाची एक उत्तम गती | जरी स्वये लागलं परमार्थी | 

तरी दासी करी चारी मुक्ती | दे बांधोनी हा्ती परवक्म ॥ 

इस मनकी एक उत्तम गति है। यदि यह कहीं परमार्थ्में छग 
गया तो चारों सुक्तियोंकी दासियाँ बना छोड़ता है ओर परब्रह्मको 


बॉथकर हाथमें ला देता हे ।? ऐसे परब्रह्म इस्तगत हो' जाता है । इतना 
बडा छाभ मनके वश करनेसे होता है । 


गति अधोगति मनाची है युक्ति। मन लावी एकार्ती साधुसंगें ॥ 


'मनकी बड़ी अधोगति है, पर इस युक्तिसे उस मनको सत्सड्षसे 
णकान्तमें छगाओ !? 


चित्तशुद्धिके उपाय ३०७ 


७ मनपर विजय 


मनोजयका यह रहस्य ओर यह महत्त्व ध्यानमे रखकर अब यह 
देखें कि तुकारामजीने मनको केसे जोता । 
मन करा रे ग्रसत् | सवसिरद्धाचे.. साधन ॥| 
योक्ष अथवा वंधत। 7 समाधान इच्छा ते | 
अरे ! मनको प्रसन्न करो जो सब सिद्धियोंका साधन ३, जो ही 
मौक्ष अथवा बन्चनका कारण है। + उसे प्रसन्न कर ) उस सुख-समा- 
घानकी उच्छा छरो |! 


उत्तम गति अथवा अधोगति देनेवाढा मन हँ। नने ही सबकी 
प्राता है। रापक, पाठक, पण्डित, ओोता, वक्ता सबसे ठुकाराम हाथ 
उठाकर यह कह रहे हैं. कि मनकों छोड़ ओर कोई दवता नहीं, पहले 
इसे प्रसन्न कर लो |? मनको प्रसन्न करना उसे विषय-प्रवाइसे खींचकर 
हरेभजनके लड्जरमे बॉबना है, मनर्की बड़ी रखबाली करनी पड़ती है, 
यह गा जाय वहाॉ-वहाँसे इसे बड़ी सावधानीके साथ खींच लेना 
पडता हैं | 


तुका गणे मना पाहिजे अंकुश । नित्य नवा दीन जाशतीचा ॥ 


तुका कहता है कि मनपर अड्भश चाहिये, जिसमें जाण्तिका नित्य 
नवीन द्विस उदय हो |? 


नित्य जागकर इस मनको सेभालना पड़ता है, मदोन्मत्त हाथी जेसे 
अकुशके बिना नहीं समलता वैसे ही यह चश्चल मन अखण्ड सावधान रहे 
बिना ठिकाने नहीं रहता। ठुकारामजीने मनको कभी देव कहा, कभी 
चञ्बछ कहा, कभी दु्जन कहा पर हर बार भगवानकों यादकर उसे 
समालनेका भार उन्हींपर रक्खा। मनुष्य अपनी बुद्धिेसि इस चश्चल 
मनको कहाँतक रोक सकता है ? कितना सावधान रह सकता है ? एक 


३०८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


क्षणमें पचासों जगह चक्कर लगा आनेवाले इस मनको, भगवान्‌ दया' 
करें तो ही रोक सकते हैं | 


आवरिता मन नावेरें दुजंन। घात करी मन मां मज ॥ 
अंतररी संचार भक्ति बाह्यात्कार | म्हणोनि अंतर तुह्यापार्यी |॥ 


पपनको रोकना चाहें तो यह हुर्नन नहीं रुकता | मेरा मन सुझे 
ही द्वानि पहुँचाता है | इसके अन्तरमे ससार भरा हुआ है, भक्ति केवल 
बाहर है | इसलिये यह अन्तर आपके चरणोमें रखता हैँ ।? 


यह मन संसारकी बातें ही सोचता रहता है। हे मगवन ! मेरे-तेरे 
बीच यही एक बडी भारी बाधा है। में तो भजन-पूजन करता हूँ पर 
अंदर मन संसारका ही ध्यान करता रहता है, वह ध्यान नहीं छूटता; 
यह तो मुझे भक्तिका ढोंग ही छगता है। हे नारायण !' आओ, दोड़ 
आओ, तुम्हीं इस अन्तरमें आकर भरे रहो | 


काम क्रोप आड़ पडले पर्वत | राहिला अनंत पेलीकडे ॥ १ ॥ 
नुल्लंध्रवे मज न सापडे वाट | दुस्तर हा घाट बैरियांचा ॥ २ ॥ 


काम-क्रोधके पवत आड़े आ पडे हैं ओर मगवान्‌ अनन्त परली 
तरफ रह गये। में इन पह्ाड़ोंको नहीं लॉब सकता, ओर कोई रास्ता 
नहीं मिलता | वैरियोंका यह घाट तो बडा ही ढुस्तर है |? 


इस मनके कारण, है भगवन्‌ ! में बहुत ही दुखी हूँ। क्‍या मनके 
इन विकारोंकी तुम भी नहीं रोक सकते | 


आवरितां तुओ तुज नावरती | थोर वाटे चित्ती आश्चर्य हें ॥३॥ 
तुका गहणे माइया कापव्याचा गुण । तुला होते कोण समर्थातरी ॥9॥ 


तिरे ( ये बिकार ) तेरे रोके भी नहीं रुकते, यह तो चित्तकों बडा 


चित्तशुद्धिके उपाय ३०९, 


अचरज छगता है, तुका कइता है, यह मेरे लछाटकी कम रेखा दे, ठुझे 
कोई क्या हँसेगा ?? 

मनकी अनन्त ऊर्मियोंकों देखकर कभी-कभी तुकारामजी अत्यन्त 
निराश हो जाते थे तुका महणे माझ्मा न चके सायास” ( अब मेरा बस 
नहीं चलता ! ) यह भगवानसे दिछ खोलकर कह देते थे । 

आता केचा मज सखा नारायण | गेला अंतरोन पांडुरंग ॥ 

अब नारायण मेरे सखा कहाँ रहे ? वह तो झुझे छोड़कर 
चले गये [?? 

भगवन्‌ ! मैं तो दुखी हुआ हूँ, पर चाप दुखी मत होइये । 

जे रूम ऐसा चशत्चक है कि एक घड़ी, एक पल भी स्थिर नहीं 
रहता । अब हे नारायण ! तुम्हीं मेरी सुध लो, सुझ ठीनके पास 
दौड़े आओ ।! 

इस मनको लितना ही बद रखो उतना वश बेकाबू हो ताता है-- 

“इसे बहुत रोको, बंद कर रखो तो यह ख्ोझ उठतण है. फिर चाहे 
जिधघर भागता हे; इसे भजन अिय नहीं, अवण प्रिय नहीं, विषय 
देखकर उसी ओर मागता है ।? 

सोते-भागते इसे कब-कहाँतक रोका ज्ञाव ? 

यसज राखे आता | तुका ऋूणे पंढरिवाथ ॥ ७॥ 

है पण्दरीनाथ | अब तुम्हीं मेरी रक्षा करो |! 

नित्य इस मनका विचार करता हूँ तो देखता यह हूँ कि यह तो 
बेबस विषय-छोभी है।? अपने बलसे इसने रोक रखना चाहता हूँ पर 'इस 


उल्झ्ननको सुछक्षानेका कोई उपाय न देख! निराश होता हूं। अनंत 
उठती चित्ताचे तरंग” ( अनन्त उठतीं चित्तकी तरंगें) यह हे 


भगवन्‌ ! क्‍या आप नहीं जानते ? 


३१० श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


कोण तुम्हावीण मनाचा चालक | दुजे सागा एक नारायणा ॥ 


आपके बिना इस मनका दूसरा कौन चालक है, हे नारायण | 
यह तो बताइये ।! 


आपके सिवा ओर कोई यदि मनका चालक हो ती कृपाकर 
उसका पता-ठिक'ना बता दीजिये, तो आपको क्‍यों कष्ट दे, उसीको 
जाकर पक़डे ? 


'मनका निरोध करता हूँ पर जिकार नष्ट नहीं होता। ये विषय- 
द्वार बड़े ही दुस्दर हैं। यदि ऋाप अन्तरमे भरे रहते तो में निविषय 
होकर तदाकार हो जाता ।' 


मनका निरोध करनेक, दड्श यत्न किया पर मनके दुष्ट विकार नष्ट 
नहीं होते। विषयोजे द्वाररूप ये इन्द्रियों बड़ी! कठिन हैं, ये सदा ही 
बाहरसे विपयोको अइर 5 आया करदी हैं। मन ओर इन्द्रियोझा सख्य 
बडा पुराना होने ज्यों ही ये इन्द्रियोँ विषयोको के भातो है त्यों ही 
यह मन अ्रवण, मननादि साथनोके जमा किये हुए विचार श्षणार्मे 
भुलाकर विषयाकार बन ज्ञावा है। अतएब है नाशायण | आय हो 
अन्तःकरणको व्यापे रहें तो ही मिस्तार है। अन्तरमे आयकों आसन 
जमाये देखकर ये विषय बाइर-पऐ्रे-बाहर ही रहेगे। हे भगवन्‌ | है 
करुणाकर नारायण | अब वेगरों आओ। मेरे अन्तरभ भरकर आप 
ही यहाँ रदा विशाजें। आप कहेगे कि तुम इन इन्द्रियोकों सम्हालों, 
हम मनको देख छेगे |? देखिये, भगण्न्‌ | ऐसा न कहिये । 


“कका भो दम्नन मुझसे नहीं होता, सबका नियमन केसे करूं ?? 


इन्द्रियोका दमन करते बनता नहीं, मन वशमें आता नहीं ! सारा 
अन्धकार-ही-अन्धकार है ! 


तुका महणे झाली अंधलयाची परी | आतां मज हरी बाट दावी ॥ 


चित्तशुद्धिके उपाय ३११ 


तुका कहता है कि अन्धेकी-सी द्ालत मेरी हो गयी है, हे हरे ! 
अब मुझ ( हाथ पकड़कर रास्ता बताओ !? 


रह 24 24 


बीचमे ही कभी वह मनको मीठे झब्दोंद्वारा मनाते भी थे । कहते, 
रे मन | तू अब पण्दरीकी लो छगा, फिर तू जो कहेगा, में मार्देँगा | 


मना एक करों | मूणे भी जाइन पढरी । 
उ्या विटेवरी | ठी पाहन सावकछा ॥ ? ॥ 


५ सन ! एक काम कर--यह कह दे कि में पण्ठरी जाऊँगा और 
वहाँ इट्पर खड़े श्यामकों देखूँगा ।? 

धव्थन ! ८ चआं ८ ष न जुह थ्‌ 

रे मन ! यह कह कि मे राम कृष्ण हरी” कहूंगा, उल्छासके सा 
हरि-कथा सुनूँगा, संतोके पैर पकड़गा | तू इतना जरूर कर फिन- 


मैं रंगशिक्रापर (ह-्िप्रेमसे ) नाचेंगा तब तू मी अबरकी मेल 
छोड़कर तेयार रह और ताल्पर ताढी बब्ाता चछ ।? 

रे मन ! इन इन्द्रियोंए पीछे भठकतें-भठकत अब तू थक गया 
होगा ! तुझे अखण्ड विश्रान्तिका स्थान दिखाता हूँ, हम तुम वहाँ 
चलकर अखण्ड सुख-सम्भोग करें । 

'रे मन | अन्न मगवानके चरमोम डीर हो जा, इच्द्रियोके पीछे 
मत दौड़ | वह सत्र सुख एक “'थ हैं. भोर वे कभी क्व्पान्तमें मी 
नष्ट होनेवाले नहीं । जारा-जान, दाइना-भटकंना, चकरमसें पड़ना-- 
यह सब वहाँ छूठ जाता दे, वहाँ परवेतोपर चढ़नेका कोई परिश्रम नहीं 
करना पड़ता | अब सुझे तुझसे इतना ही कहना है कि तू कनक ओर 
कान्ताकों विषतुल्य मान | तुका कहता है, उपकार करना तेरे हाथमे 
है, तू चाहे तो इम-तुम भव सिन्धुके पार उतर सकते हैं । 


६24 रे रे 


३१२ श्रोतुकाराम-चरित्र 


मनको इस तरह समझाकर तुकाराम फिर उसकी फरियाद भगवानके 
पास छे जाते, मगवानपर ही सारा भार छोड़ते, शरणागत हो जाते, 
प्रेमवश मगवानपर क्रोध भी करते, कहते-- 


तुम्ही देवा माझा करा अंगीकार। 
भगवन्‌ ! आप सुझे अद्भीकार कीजिये। ऐसा अब में नहीं 
कहेूँगा | जो होना था, वह तो हो चुका। आपकी और मेरी भी पत 
तो जाती रही-- 


आता दोही पक्षी छागले लाछन | देवभक्तरण लाजबीले ॥| 


'अब तो दोनोकोी छाञ्छन छग ही गया। आपका देवपना और 
मेरा भक्तपना दोनों ही छाडञ्छित हुए |? 


आपके छिये सब ठीक ही है, क्योंकि आप विश्वनाथ हैं, बड़े हैँ | 
लोग यह केसे कहें कि आपकी पत जाती रही! पर मेरी हालत जो 
हुई--आखिर क्या हुई ? बताऊँ १ घुनो--- 

एकान्तमें अकेला यह मन एक पक भी एक स्थानम सस्थर नई 
रहता । परोमें महत्वकी बेड़ियोाँ ५॥ थी, गछेमे स्नेहकी फाँसी छगी 
देहको तो ऐसी आदत पड़ गयी हे £ जो सुख देखा वही उसे चाहिये 
ओर मुँह ऐसा हो गया है कि कदन्न उसे स्वीकार नहीं। ठुका कहत 
है कि में अवगुणोकी खानि बना हूँ, निद्रा और आलूध्यका तो पृछन 


ही क्या हे।' 


में आखिर किस काम आया ? छोग मुझे साधु मानने छगे, महात्म 
कहने छगे, यह महत्व मुझे क्‍या मिला, मेरे पेरोमें बेड़ियाँ पड़ गयीं 
कारण, हालत तो मेरी यह है कि ज्ली-पुत्र घर-द्वारके ममत्व-स्नेहव 
फॉसी मेरे गलेमें छगी हुई है। यह मनका हाल हुआ, और तनका य 
डाल है कि जो सुख सामने आता है वही यह मॉग बेठता है| जीभ भी ऐ 


चित्तशुद्धिके उपाय ३१३ 


चटोरी हो गयी है कि यह कदन्न खा ह्वी नहीं सकती, इसे उत्तम मिशन्न 
और षडग्स मोजन चाहिये | निद्रा और आलूस्य दिन-दिन बढ़ते हो जा 
रहे हैं | इस प्रकार सब दोपोका घर बन बेठा हूँ। थोड़ी देर एकास्त्में 
बेठकर स्थिर होकर तेरा ध्यान करना चाहूँ तो यह मन एक पछ भी 
स्थिर नहीं रहता ! भगवन्‌ ! बताओ, मेरा भक्तपना अब कहाँ रहा और 
आपका भगवानपतना भी कहाँ रहा--दोनोंही पर तो स्वथाही पुत गयी ! 
ते संडते अब | मज ने गेववे बन ॥  ॥ 
>टणउनी नाययणा | की भाकितों करुणा ॥ २ ॥ 
उन्न छोड़ा नहीं पाता, सुझसे बन सेया नहीं जाता। इसलिये हें 
नारादण | यही कहता हूँ कि करुण” करो )! 
मेरे अदर क्या-क्या दोष हैं, उन सबका में जानता हूँ, पर क्या 
करूँ ? मनपर बस नहीं चलता, इन्द्रियोको खीचते नहीं बनता. वाणीसे 
कहता तो बहुत-कुछ हूँ. पर कथनी-जेसों करनी नहीं बन पडता | ऐेसी 
विषम अवस्थामें जब मन और इन्द्रियाँ एक तरफ हो गयी हे और 
दूसरी तरफ मै हूँ--मेरी-उनकी ऐसी तनातनी है. तब आप ही मध्यस्थ 
होकर उस कलूहकों मिटाइये, इसके सिया ओर कोई उपाय नहीं है । 
साझे »ज कछो येती अवगण | काय द्ः बन अनादर ह| ! ॥ 
आता आड उगा रहे वारायणा | दयासिंघएणा साच करों ॥मु०॥ 
वाचा बे पा करण॑ कर्टाण | छोद्रेया आधीन ज्लालो देवा ॥ ९२ ॥ 
तुका रूणे जेसा जेचा तु दात। व पर उदास मायबापा ॥ है | 
करे दुरगुण सुझे जान पड़ते हैं, पर क्या करूँ | मनपर बस नहीं 
चलता | अब आप ही हे नारायण ! बीचमे आ जाइये, ओर अपने 
दयासिन्धु होनेको सत्य कर दिखाइये। वाणी तो कहती है पर करना 


३१४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


कठिन है । में इन्द्रियोंके इतना अधीन हो गया हूँ | तुका कहता हे, मैं 
३. दी पट मेरे + न 
जसा भी हूं, ठ॒म्हारा दास हूँ ! मेरे मॉ-बाप ! सुझे उदास मत करो |! 


मै जेसा हूँ ऐसा ही तुम सुझे अपना हो और अपने दयाशलिन्धु 
हेनेकी सत्य कर दिखाओ। 'मनको रोकी, मनको रोको” कहकर भगवान- 
से कितनी विनती की, पर मन नहीं रुकता, नहीं स्वाघीन होता, और 
दयासिन्य चुपचाप बेंठे हैं, कुछ बोछतेतक नहीं | इस भावनासे खड़बढ़ा 
कर तुकार।स पहुते ह्रं--- 


एज दाज आता या बता 5 संडी विषयायी वातना | 

८० |तीहय सारे ना। आदरे पतनत्ाा नें घाली ॥ £ ॥ 

अधग पाने घावे गा हरि | दाया गेलों नाही तरी | 

न दिल कोगी जाबरी | ८जिक्न दुआ तयातों ॥बु०। 

ने पर एके ठायी एस ण्डी | वित तरतडा तोड़ा | 

सग्ट विपय मोबडी / वा; वाहे उडी सवडाईं #॥# ९ ॥ 

आशय वृणा कलाना प।+जी + घाव बाडला बानाओआर्ण । 

तुका रंगे चक्राणों। ऊझब आदूनी गहरे ॥ 

'क्या करूँ अब इस सनऊझो ? यह विषयकी वालया दा नहीं छो ड़ता, 
मनाने> थो नहीं मानता, ठाक् पतनकी ओर छिये जा रहा है। हे 
श्रीहरि ! पत्र दोडो, दोड़ो, दही तो में अब गया | ओर कोई नही दिखायी 
देता जो इस मनको रोक रख । एक घडी भी एक स्थानसे नहीं रल्ता, 
बन्धन तड़ातड़ तोड़कर भागता है। विषयोक्ते भंवरमरे भव-सागरम 
कूदा चाइता है। आशातृष्णा-कल्मना-पापिनी मेरा नाश्व करनेपर तुली 
हुई हैं ओर तुका कहता है हे चक्रपाणि ! तुम अभी देख ही रहे हो । 

पत्थरका भी कलेजा निकल पड़े ऐसे करुणा स्वस्से मनको सयत 
करनेके लिये तुकाराम नारायणसे इतना गिड़गिड़ाये, पर नारायण चुप ! 


चित्तशुद्धिके उपाय ३१५ 


ठुकाराम इतने विकछ, इतना यत्न करनेवाले, फिर भी भगवान्‌ मौन 
साथे बेठे हैं ! क्यो ? क्या इसका यह मतलब है कि भगवान यह चाहते 
थे कि तुकाराम ऐसे ही विकल होकर प्रयत्न करते रहें ? क्या इसी विकल 
प्रदत्नमें मनोजयका बीज हे ? शायद भगवान्‌ बाह्यतः इसीलिये तय्स्थ 
थे। भगवान्‌ यह देख रहे थे कि तुकारामजीकी छगन इतनी जबरदस्त 
है कि उसपर भगवस्कृपा करनी ही होगी, यही निश्चय करके भगवान्‌ 
तुकारामजीके मनोजयके उद्योगकों कोतुकके साथ देख रहे थे ! 


तुका महणे नाहीं चालत तातडी। 
ग्राप्तकाठ्यर्डी आल्याबीण ॥ 


तुका कहता है, अधीरतासे कुछ नहीं हांगा जबतक उडका समय 
न आ जाय |! 


अत्यन्त कोमलहृनदय सक्त-बन्यक मगबान्‌ प!ण्डुरड्र इसीछि4 मौन 
साथे तुकारामनीकी ओर उत्यन्त प्रेमसे देख रहे थे, बीच-बाॉचस 
प्रसादकी झछक दिखा देते थे, पर जबतक हृष्ठफाल उपल्वित नहीं 
हुआ है तबतक तुकारामकों ।वक्त-शुद्धिके उद्योगम ऐस हो रुगे रहने 
दो, इसी विचारसे भगवान्‌ तट्स्थ बने हुए थे। चित्नशुद्वके 
पूर्ण होते ही, आस्थाकी भृमिक्रे तपकर तैयार हीते ही वह करुणा- 
घनश्याम बरसे, पर उस मधुर मझलमयव प्रतदकी और चलछनेके 
पूव अभी हमलछोग “ह्‌ ढेख के ओर क्षमस् ले 
पूण 


& तुकाराम अपने 
खित्तके सब बकारोकी दूर ऋरके दझित्तण्ी पूण शुद्ध करनेके कैस-केसे 
उपाय कर रहे थे | 


६ धन, स्लरी ओर मान 


प्रमाथ-पथमे घन, सत्री और मान--तीन बड़ी खाइयों हैं। पहले तो 
इस पथपर चलनेवाके पथिक ही बहुत थोड़े होते हैं फिर जो होते हैं 


३१६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


उनमेसे कुछ तो पहली पेसेकी खाईमें ही खो जाते हैं । इससे जो बचते 
हैं वे आगे बढ़ते हैं। इनमेसे कुछको दूसरी खाई ( स्रीकी ) खा जाती 
है। इससे बचकर जो आगे बढे वे तीसरी खाई ( मानकी ) मे खपते 
हैं! इन तीनो खाइयोको जो पार कर जाते हैं वे ही भगवत्कृपाके पात्र 
होते हैं पर ऐसा पुरुष विरछा हो होता है । 


न्यच ७, 


किख्ठा ऐसा कोणी | तुका त्याचे लोटागणी | 

किया किला जो कोई हो, तुका उसके चरणोमे लोटता है ।” 

ठुकारामजीका मनःसंयम बड़ा ही प्रचण्ड था, इससे पहली दो 
खाइबीकोी तो वह अनायास पार कर गये, तीसरी खाईको पार करनेमे 
उन्हें मी कुछ कठिनाई पड़ी, ऐसा जान पड़ता है| तुकाराम रणधीर 
पहावेध्यव बर थे, उनका वीरताका बाना ऐसा कसा हुआ था कि 
कहं/६ उत्तम ऐेई दिलाई नहीं, पहलेसे ही वह कसोटीपर कसा हुआ 
था इठलिय बह नानी खाइयोंकी पार कर गये। पहले घनकी खाई 
आती है। पर तुबाएमचीने बराग्यकी प्रथम अव्य्यामे ही धनकों 
जमन्थरके सघन दतुच्छ मानकेद्ा निश्चय लिया, अपना सब बही-खाता 
इ्म्तापर्णीके दहये डुबाकर लेन-देनवे चगडेसे दुफ़्त हो गये, छत्रपति 
शीजिणजी महाराजने उनके पात्त डीरे-मो्ती भेजे थे, तुकारामजीने 
5४ है डेखातक नहीं गैर छोटा दिया। वेराग्य-लाभके पश्चात्‌ 
अत्ततक उन्होने घनकों स्पशतक नहीं किया, इससे यह जान पड़ता 
है कि उन्हें घनका मोह कभी हुआ ही नहीं दूसरा मोह स्रियोका 
होता है। इल विषयर्म भी उनका चरित्र आरम्मसे ही अत्यन्त 
उज्ज्वछ था। अपनी ज्लीका भी जहाँ स्मरण नहीं वहाँ पर-सत्रीकी बात 
ही कया ? उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी कि रातकों श्रीविद्चल-मन्दिर- 
में कीर्तन समाप्त होनेपर घटे-दो-घंठे वह यदि सो ही गये तो मन्दिरमे 
या अपने घरमें सो छेते थे, उषाकालमें उठकर स्नान करके भ्रीबिद्चल- 


चित्तशुद्धिके उपाय ३१७ 


पूजा करके सूर्योदयके समय इन्द्रायणीके पार हो जाते थे, सो रातकों 
फिर गॉवमे आते ओर आते ही कीतन करने छग जाते) दिनभर 
भण्डारा-पव॑तपर ग्रन्थाध्ययन ओर नाम-स्मरणसे रमे रहते थे । इस 
दिनिचयांमें दिनको भी, खीसे मिलनेका अवसर नहीं मिलता था| इस 
कारण जिजाबाईकों बड़ा क४ था ओर वह घाटपर या अड़ोस-रह्टेसमें 
अन्य झ्लियोके पास अपना रोना रोती हुई प्रायः दिखायी देतो था ! 
जिस पुरुषम ऐसा प्रखर वैराग्य हो उसे ल्लीका मोह क्या ? पर-पुरुषको 
मोहनेवालों स्त्रियों तो उन्हे रीछनी-सी जान पड़ती थीं | 


तुका महणे तशा द्सितील नारी । रिसाचिया परी आम्हा पुढें ॥ 


तुका कहता है, वेसी नारियों हमारे सामने आती हैं तो रीहनी- 
सी लगती हैं।” रीछनी गुदरुदी करके प्राण हरण करदी हैं! बेसे ही 
परमार्थी पुरुष यह जाने कि स्वियोका सद्ध नाश करनेवाला है ओर 
उनसे दूर रहे । यही तुकारामजीके मनका निश्चय या। स्त्रेण घुरुषं।की 
दो-चार अभड्नोमें उन्होंने खूब खबर की है। साधक केसा होना 
चाहिये, यइ बतलाते हुए! वह कहते हैं--- 


एकांती लोकांती ज्रियांसी भाषण | ग्राण येला जाण करूँ नये ॥| 


“'एकान्तमे या छोकान्तमें ( भीड़-भड़क्केमें ) भी स्त्रियोसे भाषण, 
प्राण जाय तो भी, न करे |! 


साधकसे इतनी इृटता होनी चाहिये, तभी तो उसका वैराग्य टिक 
सकता है। इस हृढ़ताके न होनेसे नये-पुराने सेकड़ों गुरु, बाबाजी, 
महाराज, परम्परामिमानी ओर सुधारक दयादाक्षिण्य ओर वनितोद्धारकी 
बात करते-करते कहॉ-से-कहाँ जाकर गिरते हैँ यह तो हमलोग नित्य ही 
देखा करते हैं! त॒ुकाराम या समथ रामदास-जैसे वैराग्यशिखामणि 
सत्पुरुषोंका ही यह काम है कि स्त्री-जातिकी उन्नतिका उपाय करें, यह 
अधकचरोंका काम नहीं है। जिन्होंने अपना उद्धार नहीं किया या 


३१८ श्रोतुकाराम-चरित्र 


नही जाना वे दूसरोका उड्ार क्‍या करेंगे ? उद्धार और उन्नतिके 
नामपर केवल अपनी अधघोगति कर छेंगे। इसलिये इन बातोमें साधको- 
को साधन-ध्वस्थामें अत्यन्त सावधान रहना चाहिये। इसीमे उनका 
अ्ज््याण है | अस्त! तछ्ादामजी वैराग्यके मेबमणि थे। एक बारकी 
कथा है कि वह भण्डारा-ए्वंतपर हरि-चिन्तनमे निमग्न थे। जब एक 
स्री अपने रण्स हो या दिसीके उमारनेसे हो, तुकारामजीकी परीक्षा 
करते ८तव्य पास एकान्त गयी । उस अवशरपर तुकारामजीके सुखसे 
दो झुभाडा टिलके हैं। एक उस स्त्रीका भाव जाननेपर भगवानसे 
निवेदन किया है और दूसरेमे उस स्त्रीसे उन्होंने अपना निश्चय बताया 
है। वे दोरो पभज्ञ प्रसिद्ध हैं -- 
अआ्खिया तो गंग, व को तारायणा । दाष्ठा या पाषाणा मृनिकेच्या ॥ 
नाठवे हा देव, ने बडे बजन | छाचावलें मन, आवरेना ॥आु०॥ 
हष्यिखे मरण, इंडियाच्या द्वारे | लावण्य ते खरे, दुःखमूछ ॥२॥ 
तुका रहणे जरे, अग्विजाला साधु । तरो पावे बाबू संबडणे ॥ह॥ 
“हे नारायण ! स्त्रियोका सद्ध न हो, काठ, पत्थर ओर मिट्टीकी 
भी स्त्रीकी मूर्तियों सामने न हो। उनकी माया ऐसी है कि भगवानका 
स्मरण नहीं होता, भगवानका भजन नहीं होता । उनसे परचा हुआ 
मन बसमें नहीं आता। उनके नेत्रोके कयाक्ष और मुखके हाव-माव 
इन्द्रियोके रास्ते मरणके कारण होते हैँ। उनका छावण्य केवल दुःखका 
मूल है | त॒का कहता है, अग्नि यदि साधु भी हो जाय तो भी उसका 
ससर्ग बाघक ( जछानेका कारण ) ही होता हे। इसलिये इनसे 
बचाओ, इनका सज्ञ जिसमे न हो ।! 
तुकारामजी फिर उस स्त्रीको सम्बोधन कर कहते हैं-- 


पराविया नारी, रखुमाईसमान | हें गेले नेमून, ठार्यीचेंचि ॥!॥ 
जाई वो तूं माते / न करी सायास । आसरहीं विष्णुदास, तेसे नब्हों ॥ 


चित्तशुद्धिके उपाय ३१९, 


न साह्ावे मज, तुझे हें पतन | नको हैं वचन, दुष्ट वर्दों ॥२॥ 
तुका म्हणे तुज, याहिजें अतार | तरी काय नर, थोड़े झालें ॥२॥ 
पर-स्त्री रक्मिणीमाताके समान है, यह तो पहलेसे ही निश्चित है । 
इसलिये माँ ! तुम जाओ, मेरे लिये कोई चेष्टा न करी । हमलोग विष्णु- 
दास हँ--बह नहीं हैं | ठुम्हारा यह पतन सुझसे नहीं सहा जाता, फिर 
ऐसी बुरी बात मत कहो। तुका तो यही कहता है कि यदि ठुम पति 
चाहती हो तो ससारमे नर क्‍या कम्त हैं ?! 


तुकारामजीने उसे भी रखुमाई कहा, माता कहा, अपना निश्चय 
बदाया ओर विदा किया । तात्पय, परमार्थभे कनक और कान्ताकी जो 
दो बडी भारी बाघाएँ हैं वे तुकारामजीके चित्तमे कभी ब्िंच नहीं सकीं, 
इससे इस विषयमें इन्हें मनोनिम्नदका कोई विश्वेष प्रयत्न करनेका कारण 
ही नहीं था। जन्मते ही वे शीर्वान्‌ ओर विरुक्त थे। पर-घन और 
परदाराकी इच्छा पामरोके ही चित्तमे उठा करती है | ठुकारामजीने उनके 
सम्बन्ध्में कहा है कि परस्त्रीकों माता कहते हुए उनका चित्त आप ही 
अपनेको छजित करता है !? जो छोंग ऐसी अशुभ वृत्तियोसे पीडित हैं 
पर जो विवेक ओर वेराग्यसे उनका निरोघध करते हैं उनकी वीरता भी 
प्रशंसनीय है। परन्तु जिनके हृदयाकाशमें ऐसी हीनबृत्तियोंके बादल 
उठते ही नहीं वे ही सच्चे सदाचारी हैं। जिस सदाचारमें फिसलनेका 
भय या सशव रहता है वह सच्चा सदाचार ही नहीं है। पापकल्पनाकी हवा 
भी पुण्यपुरुषोंके चित्तकों छगने नहीं पाती ! ऐसे पुरुष ही शुचि और 
पवित्र होते हैं। त॒काराम ऐसे ही पुरुष ये यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं | जिनकी निष्कलदड्ध शुचितासे देहू-सा गाँव पुण्य्क्षेत्र हो गया 
और इन्द्रायणी पतितपावनी हुई, जिनके दशनसे हजारों जीव तर गये, 
जिनके नाम-संकीतनसे प्रसिद्ध पापी पछताकर पुण्यात्मा हो गये, वह 


३२० श्रोतुकाराम-चरित्र 


तुकोबाराय विशुद्ध शुश्र पुण्यराशि थे यह कहनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं। तात्पय, कबक और कान्ता, जिसके चकरमें सारा ससार पडा 
हुआ है, तुकाराम उनसे सदा ही विश्ुक्त रहे | उनका वेराग्य 


अचल था । 


मनुष्यमात्र मानकी इच्छा करता है । कोन नहीं चाहता कि छोंग 

हमें अच्छा कहें, छोगोगें हमारी बात और इजत रहे ? वेब दो ही ऐसे 
हैं जिन्हें पानमकी परता नहीं होती, एक वह जो किसी ज्यसनम फंसा, 
दुराचारमे घेंसा रहता है. और दूसरा वह जो सत्यासत्यमें मनको साक्षी 
रखकर नारियलके वृक्षके समान सीधा ही बढ़ा जाता हे | ये दोनों ही 
निःखड़् ओर निज बने रहते हैं! पहला रहता तो हैं सक्षम ही, पर 
व्यसन-दुराचारसे वह इतना पाषाणहृदय हो जाता है. कि उसे छोक- 
निन्‍्दा या छोक-स्तुतिकी कुछ भी परवा नहीं रहती । दूसरा चित्त-शुद्धिके 
लिये तथा अपने उद्योगकी सिद्धिके छिये जान-बूझ्कर जनसमुदायसे 
लग ही रहता है ओर आत्मविश्वास होनेसे निन्दा-स्तुतिकी परवा नहीं 
करता। दोनों ही प्रकारोके मनुष्य संसारमें बहुत ही कम हैं, बाकी सब 
लोग लोकिक मानके ही पीछे छगे हुए हैं। आचार-विचार, छोक-लछाज 
या वैदिक कर्मानुष्ठानमें सबका बस यही ध्यान रहता है कि लोग हसें 
अच्छा कहें | इसके परे वे ओर कुछ नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते | 
गरहाचार ओर लोकाचारका पालन प्रायः इसीलिये किया जाता है कि 
यदि ऐसा नहीं करेंगे तो छोग बदनाम करेंगे। सबसे हिले-मिले रहना, 
सबके यहाँ आना-जाना, बात-चीत, दावत-पार्दी, लाइब्रेरी, समा-सोसायटी, 
व्याख्यान सबंध नाम और मान छगा हुआ है, कहीं यह न हो ऐसा 
नही है । चन्दा भी छोग नाक-भों सिकोडकर दे डालते हैं इसीलिये कि 


अपनी बाद रहे, मेल-माफकत बनी रहे । सामान्य जनोंका यही लछौकिक 
आचार हैं| जीवनका कोई महान्‌ ध्येय नहीं, कोई बडा कर्मानुष्ठान नहीं, 
समयका कोई मूल्य नहीं, जन्मकी साथकताका कुछ ध्यान नहीं, जबतक जीवन 


चित्तशुद्धिके उपाय ३२१ 


है तबतक जी रहे हैं, न उस जीवनका कुछ मतलब है, न उस जोनेका, 
सिवा इसके कि एक दिन पैदा हुए और एक दिन मर जायेंगे! ऐसे 
ही जीव लोकिक मानके बड़े भोक्ता होते हैं! जो कार्यकर्ता पुरुष हैं 
इनका काम ऐसे छोकिक मानके पीछे पड़े रहनेसे नहीं चछ सकता | 
अस्तु, तुकोबाराय सत्यासत्यसें मनकों साक्षी रखकर अपने परमाथ- 
मार्गपर चछते गये, छोग बात कहते हैँ इसका विचार करनेकी उन्होने 
आवश्यकता ही नहीं रखी--लछोंकिक मानका ही त्याग कर दिया । 
यह त्याग उन्होंने तीन प्रकारसे क्िया--( १ ) लोगोका ही त्याग 
किया, ( २ ) एकान्तम रहने छगे और (६ ) निन्दा-स्तुतिकी कुछ 
परवा नहीं की | यह सब उन्होने कैसे किया, यही आगे देखना है । 
७ अश्तिजेनसंसदि' 

परमाथके साधकको चाहिये के छोगोके फेरमें कर्मा व पड़े | छोग 
दोमूँहे शेते हैं। ऐसा भी कहने है, बेसा भी कहते हैं। प्रपश्चसे रहिये तो 
कहेंगे कि दोषी है और प्रण्श छोड़ दीजिये तो कहेँगे कि आल्सी है | 
आचार-पालन कोजिये तो कहेंगे फ्रि आाडम्घर है ओर आचार छोड़ 
दीजिये तो कहेंगे मद्राश्रष्ट है। सत्यज्ञ कीचिये तो 'बडे भगत बने हं? 
कहकर उपहास करेंगे ऑर सत्सक्ष न करें तो कहेंगे कि बढ़ा अभागा 
है | नि्धनकों द्रिद्र कईंगे ओर घनीको उन्‍्मस कहेंगे। बोलिये तो 
वाचाल और न बोलिये तो अभिमानी ! मिलने जाइये तो खुशामदी 
और न जाइये तो अमिमानों ! विवाह करें तो छम्पट, न करें तो 
नपुंसक ! निःसम्तानकों कहेंगे चाण्डाल है, और जहाँ बाढू-गोपाल 
दिखायी देंगे, वहाँ कहँगे यह तो पापकी जड़ है। मृदह्ञ जैसे दोनों 
तरफसे बजता है वेसे ही छोग दोमुंहसे बात करते हैं। तातपयं, बमनकी 


तरह जन भी ग्रहण करते नहीं बनते”, इसलिये ज्लो अपना हित चाहता 
तु० रा० २१--- 


३२२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


हो वह जनको त्याय कर! इरि-भजनका उरपछ मार्ग आदर ओर प्रेमसे 
स्वीकार करे । संसारमें तो धनवाचका ही मान द्ोता है!” अपने 
माता-पिता, भाई-बहिन, स्री-पुत्रतक भी द्रव्य होनेसे ही अधिक मानते 
हैं, यह अनुभव तो सभी को है। इसके अपबाद भी हैँ पर उस्से 
सिद्धान्त ही पुष्ठ दोता है। पर प्रश्न वह है कि घनके पीछे पढ़वर 
उसीमें सारा जीवन छगा ढेनेका अन्तिम फछ क्या है ? साथमे तो 
ढेंगोटी भी नहीं जाती! । सृत्युमबमे अपने प्यारे भी तो किली काम 
नहीं आते | तुझावटचो उडत हैं, घनकों अशश्वित भाशल सप्नझ्नो ( 
अशाश्तलात्रसे दु्ाारामारका जो जैगे डतांड डुगा और एगश्वत 
परमात्म-सुख प्रगत करनेका निश्चय हुआ; वैसे ही जन और जना वारमे 
समय और बुद्धि छगाना उनके लिये भार हो गण, मरंज्ञमे जी ऊबा 
और निःमक्क प्रिय होने लूगा | 

तकी नकी ग्गा युंतूँ सायाजाली। 

क्राक्क जाला. जब्छी गराप्तादया ॥ 

“हे मन | मायाजालमें मत फंसी, काछ ऊँचे ग्रसना चाहता डे 
इस प्रकार मनको उपदेश देते हुए तुकाराम श्रीपाण्डरक्षकी शरणमें गये | 
एकान्तमें इरि-नाम-संकींतका सुख यथेष्ट छूटते बनता है ओर छोंग भा 
वहाँ तंग करने नहीं आते, इसलिये तुकाराम एकान्तमें ही समने छगे | 
तुकारामजीका एक अंग द-- देवाचा भक्त तो देवासीच गोड! 


( भगवानका भक्त भगवानकों ही प्यारा होता है )। इस अमभंगमे ठुका- 
राग्जी बतछाते हैं कि भगवानका प्यारा भक्त औरोंका प्यारा नहीं होता, 


लोग उसे पागल समझते हैं, कोई भी उसे अपना नहीं कहता, वह निजन 
बनमें या ऐसे ही स्थानोंमें रइता दे जहाँ छोग नहीं रहते, बह प्रात+स्नान 
कर भूत रमाता और कण्ठमें ठुलसी-माछा घारण करता है, उसका यह भेष 
देखकर अपने-पराये सभी उसकी निन्‍्दा करते हैं। यद्द सब तुकारामजीने 


चित्तशुद्धिके उपाय ३२३ 


मानो अपना ही चरिन्न सक्षेप्से कहा है, और फिर कहते हैं-- 
जन्मकर वह सबसे अछग हुआ, इसीछिये व्ह दुरूस होकर 
भगवानूको प्रिय हुआ | ठुरआ कहता है, इस समारसे जो रूठा 
उसीने सिद्ध-पन्थपर पेर रखा |? तुकाराम गाँवों केबल कीतंनके 
लिये आते थे, पर इतनेसे भी उपाधि हुईं । तुछाराम यह सोचते थे कि 
सब लोग कीतन-शभ्रवण करें, नाम-सुख भोगें और आत्मोद्धार कर ले | 
पर कितने ही लोग ऐसे थे कि घर ही सों रहते भोर कितने ऐसे भी थे 
कि कीत॑न सुनने आते थे पर मन झुगराकर कभी सुनते नहीं ये ! इसलिये 
तुकाराम जी कहते हँ-- 

ते अपना ही विचार करूँ दों अच्छा है इनके उद्धारका विचार 
करे तो इससे इन्हें कया ? मेरी सी इन्हे दा परवा ? अपना-अपना 
हित तो सभी जानते है, इनकी दच्छाके वेरुद्ध इन्हे भण्उन्नाम-कीतंनम 
छगाते दुःख होता हैं। हरि-कोतन कोई सुनें, ने सुने, या जपने घर 
सुखस सो रहें, जो पच्छा हो कर | ठुका ऊश्ठदा है, में भपने लिये कदणा- 
प्राथना करता हूँ | जिसकी जो वासना होयो वह उसे फछेगी | 


८ कुतर्कियोंके कारण मनक्षोभ 


इस प्रकार भगवानको प्रसन्न करनेके लिये ही वह अब कीतन करने 
लगें ! पर इस अवस्थाम भी अनेक प्रकारके तक-कुतर्क लेकर लोग 
उनके पास अ'ते, कोई वाद उपस्थित करते या कोई शड्ढा उठाते और 
उन्हें तम करते । तुकारामजीकों यह भी बड़ी उपाधि जान पड़ी । 
कोणाच्या आधारें, करूं मी विचार । 
कोण देइल घीर, माध्या . जीवा | 
“किसके आधारपर में विचार करूँ? मेरे जीको धीरज कौन देगा ?? 
सतोकी आज्ञासे मैं मगवानके गुण गाता हूँ। में शाजह्जी नहीं, वेदवेत्ता 
नहीं, सामान्य शुद्र हूँ। ये छोग आकर मुझे तग करते हैं, मेरा बुद्धिमेद 


३२७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


किया चाहते हैं, बतलाते हैं कि भगवान्‌ निगगुंण-निराकार हैं, इसलिये 
है भगवन्‌ ! अब ठुम्हीं बताओ तुम्हारा भजन करूँ या न करूँ--- 
कलियुर्गी वहु कुशल है जन | छब्ठतील गुण तुग्े गाता ॥ है ॥ 
मज हा संदेह झाला दोहीसवा | भजन कर देवा किवा नकी ॥ ५ ॥ 

'कलियुगमे छोग बढ़े कुशल हैं। तम्हारे गुण जो गायेगा उसे ये 
सतावेँंगे । इसलिये मुझे यह सदेह हो गया है कि अब तुम्हारा भबनन 
करूँ या न करूँ” है नारायण ! अब यही बाकी रह गया हे कि इन 
लोगोको छोड़ दूँ या मर जाऊँ ! 

पकसीके घ६ मै तो भीख मॉगने नही जाता, फिर भी ये कॉटे 
जबरदस्ती मुझे कर देने आ ही जाते हैं। मै न किसीका कुछ खाता हूँ 
न किसीका कुछ छगता हूँ ! जैसा समझ पडता है भमगवन्‌ ! वम्हारी 
सेवा करता हूँ ।' 

नाना प्रकासते शुष्क वाउ करनेवाले अहमन्य विद्वान और भगवतू- 
भजनका विरोध करनेवाले पाखण्डी मानो हाथ धीकर त॒कारामजीके 
पीछे पड़े थे । ठकारामजीकी निष्ठाको कसोंटीपर कसनेके छिये मानों 
उन्होंने रण-ककण बाधा ही। प्रायः प्रस्येक साधककों उत्पीडन करनेके 
लिये ऐसे लोग सदा सबंत्र ही तैयार रहते हैं, पर इन श्ब्द-छल- 
बादियों और पाखण्डियोका यही उपयोग दोता द कि उनके द्वारा 
साधकका वेराग्य दृढ़ द्ोता है। भक्तका भक्ति-प्रेम और भी बढ़ता 
हैं। साधकको अपने दोष दूँदनेमें मी इनसे बडी सद्दायता मिलती 
हैं। तुकारामजीने एक अमगमे जो यह कहा है कि “निन्दकका 
घर पढड़ोसमे होना चाहिये! ( निनन्‍्दकाचे घर असावे शेजारीं ) 
इसका भी यही मर्म है। निनन्‍्दक, पीडक, बाचाल, कुतकों, 
संशवी आदि जीवोकी आगे जो भी गति होती हो, पर इसमें 


चित्तशुद्धिके उपाय श्श्ण 


सन्देह नहीं कि साधकके आत्मोद्धार-साधनमें इनसे बड़ा काम 
निकलता है, इसलिये उसके लिये ये एक प्रकारसे गुरुस्थानीय 
ही हैं! अस्तु ! 

पाखण्डी मेरे पीछे पड़े हैँ ! हे विह्चछ!! में उनसे क्‍या कहूँ ! जो 
मै नहीं जानता वही ये मुझसे छलपूबंक पूछते हैं | मैं इनके पॉव गिरता 
हूँ तो भी नहीं छोड़ते । तेरे चरणोंकों छोड और कुछ मैं नहीं जानता | 
मेरे लिये सब जगह तू ही तू है |? 


»८ ५८ ५ 
नकोी दुष्ट संग | पड़े भजनामधी भंग ॥ ? ॥ 
तुज॒ जिपेधिता | मज न साहे सवंधा ॥ २॥ 
एका याज्या जीवें | वाद करूँ कोणासवे ॥ २ ॥ 
तुझे वण गुण | की हे राखो दृष्ट जन ॥ 9 ॥ 
काय करूँ एका | मुखे साग रूण तुका ॥| ५ || 
<दुए-सज्भ न हो, उससे भजन भक्ञ होता है। तुझे नीचा दिखाते हैं 
यह मुझसे जरा भी नहीं सहा जाता । अपने अकेले जीसे में किस-किससे 


बाद करूँ ? तेरे गुण बखानें या इन दुष्टजनोको रखें ? तठुका कहता है 
बताओ, एक सुखसे क्या-क्या कर्रूँ १? 


९ एकान्तवासका परम सुख 


एकान्तवासमे अनुपम छाम ओर अपार आनन्द है। केवल 
एकान्त ही भाधी समाधि है | लोगोकी भीड़से जब तुकारामबीका चित्त 
उचणा तब उन्हें एकान्त अधिक प्रिय हुआ। 'निरोधका वचन मुझसे 
नहीं सहा जाता? क्‍योंकि उससे जीको बड़ा कष्ट होता हे। 'जन-सक्धछ 
छोड़कर एकान्तमें बेठ रहना मुझ्ने अच्छा रुयता है |” सक्भ चित्त-बृत्ति- 
निरोधमे बड़ा बाघक है | 


३२५६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


संगे वाढे शीण न घडे भजन 
त्रिविध है जन बहु देवा॥ 


जनसड्धसे आल्स्य ही बदता है, भजन नहीं बनता। भगवन्‌ ! ये 
त्रिविध ज्ञन ही अधिक हैं |! इनके अनेक छल-छन्द देखनेमे आते हैं |? 
आनन्दकन्द मगवान्‌ गौविन्तटका ही छनन्‍्द जो चाहे वह इन नाना 
छन्दोके फन्‍्दोंने न पड़े | एकानतमे एकनिष्ठभाव स्थिर रखते बनता है 
इरि-प्रेम जमाते बनता है। जाब्दिकोंकों अपने हितका बोध नहीं होता 
और तो क्या, इरि-प्रेमी उन्हें शत्र जान पड़ता है | इसलिये 'अब अकछ 
हो चुपचाप बठे रहना अच्छा है |!” एकान्त-सुखकी झाधुरी क्‍या बखानों 
जाय ? स्वय चखकर देखनेसे ही उसझू| स्वाद मिझ सकता है | एकान्त- 
का प्रिय होना ही ज्ञान-भाग्यका महाल्जण हैं | ज्ञामश्वर महाराज गीता 
शानेश्वरीके अध्याय १३ वेम शानीके लक्षण बतछाते हैँ--- 


पवित्र तीथ, शुद्ध घोत नरीतठ, रमणीय उपबन और गुह्य आदि 
स्थानोंमे रहना जिसे अच्छा छगता हैँ, ( ६१२ ) को गिरिशुहयओभोमे और 
सरोवरोंके किनारे ही आदरपूवक बस जाता है और नगरमे आकर 
रहना पसन्द नहीं करता, ( ६१३ ) जिसे एकान्तवास अत्यन्त प्रिय 
होता है, जनससद्से जिसे अरति हो जाती है उसीको श्ञानकी मनुष्या- 
कार मूर्ति जानो |? 


ज्ञानीका यह लक्षण तुकारामजीपर ठीक-ठीक घट्ता है। 
जनपदसे उनका चित्त इठा, नगरमसे रहना उन्होंने छोड ही दिया। 
गोराडा, भामनाथ या भण्डारा, इन्हींमेंसे किसी परवंतपर वह 
सारा दिन रहते थे। भण्डारा पव॑तपर पश्चिम तरफ एक गुदा है 
ओर उसके पास ही एक झरना है। इसी स्थानमें वह रहते थे । 
पर्वतके शिखरपरसे चारों ओरका दृश्य बडा ही सुहावना है-- 
दूर-दूरतक छोटे-बड़े अनेक पव॑त हैं, चारों ओर हरियाली 





चित्तशुद्धिके उपाय ३२७ 


छायी हुईं है, बीचमें इन्द्रायगी बह रही हैं ओर जहाँ-तहाँ छोटे-बड़े 
अनेक जल-प्रवाइ दिखायी देते हैं। ऐसे सुशोमित उस भण्डारा- 
पवतकों तुकारामजीके समागमसे तपोबन होनेका सोमाग्य प्राप्त 
हुआ | उनके इसरि-नामसड्डीतनसे भण्डारा-पबत गसूजता था | 
वहाँकी तरू-लताएँ और पशु-पक्षी तुकारामकी पुण्य-मूर्तिके नित्य उशन 
कर आनन्दित होते थे चौर उनका आनन्द तुकारामजीके हृदयम भी 
प्रतिध्चनित होता था। श्रोविदठलरममे रेंगे हुए भण्डारा-पवंतक इन 
तपोनिधिकी दिव्य मूर्तिके जिन नेचरोने दर्शन किये होगे वें नेत्र धन्य ईं, 
ओर ती और बहके बृक्ष, पोषे, छताएँ, फहू-फूछ तथा उस पुण्य-भूमिमें 
तिहार करनेवाले पशु-पक्षी और वहाँके चिरकान्से मान साधे हुए 
पाषाण भी धन्य हैं| सुकारामजीरें एकनग्वात बहुत हा प्रव और 
पथ्यकर हुआ । निर्मलीदोी जड़ पानोमे डालर देनेसे पानी जैसे स्वच्छ 
हो जता है, वेसे ही एफ्ान्तवास्से इनके चित्का मलिन इृत्तियोँ 
स्वच्छ दो गयों, उनका अस्तःक्रमण रमणोंब आर प्रसन्न ही गया। 
गीताके छठे अध्यायमें 'शुद्चों देशे प्रतिष्ठाप्श' आसन छगानेके छिये 
शुचि देश” का जो सड्ढेंत किया है उसपर भाष्य करते हुए शानेश्वर 
महाराजने एकान्तवाएका बढ़ा हो मनोरम वर्णन किया है। वह शुचि 
अथांत्‌ पवित्र देश ऐसा सुरम्य होता है कि वहाँ सुख-समाधानके लिये 
एक बार बेठनेसे फिर ( जल्दी ) उठनेकी इच्छा नहीं होती, वेराग्य 
दूना हो जाता है। उतोने जो स्थान बसाया वह सन्तोषका सहायक, 
मनका उत्साहवधक और घेयका देनेवाला होता है। ऐसे स्थानमे जो 
अभ्यास करता है वह हृदयमे अनुभव बरण करता दे। रम्यताकी यह 
महिमा वहाँ अखण्ड रहती है (? ( १६४-१३६६ ) तालय, एकान्त- 
वासके शुचि प्रदेशमे शान-वेराग्यका बल दूना होता है, इच्छा हो या 
न हों तो भी अभ्यास स्वय हो हृदयम प्रवेश करता है, चित्तके मालिन 
संस्कार नष्ट हो जाते हैं ओर ेत्त प्रसन्न होता है, इतना सुख और 
समाधान होता है कि दिन-रात केसे बीतते हैं सो भी नहीं जान पड़ता, 


३२८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


भगवसद्येमके तरज्ञॉमें विहार करते-करते जीव-भावमे ही विछीन हो जाता 
ओर अखण्ड अद्वयानन्दका अनुभव प्राप्त होता है, इसीलिये तो साथु- 
सत गिरि-कन्दराओमे, नगरसे दूर जलछाशयके तीरपर स्वंसक्भ परित्याग 
करके बेठ जाते हैं | नगरोंमें बेठे-बेठे चाहे जितने ग्रन्थ एढ जाइये या 
लिख डालिये, व्याख्यान सुनिये या दीजिये, रात-दिन चर्चा कीजिये, तो 
भी शब्दोंके खिलवाड़के सिवा और कुछ भी इनसे हाथ न आवेगा, 
अनुभव और उसका आनन्द इनसे बहुत दूर है। नर-नारियोसे भरे 
हुए. नगगेमे अनेक प्रकारके ससग होते हैं, उनसे गुण-दोष अपने अदर 
मी आ ही जाते हैं; शब्दोका कोछाहइछ खूब होता है, पर निःशब्दका 
आनन्द नहीं मिलता | एकान्तके बिना ज्ञान नहीं ठहरता, अनुभवका 
दिव्य सुख नहीं प्राप्त होता। सभी सत्पुरुष इसीछिये अपने जीवनके 
कुछ बष एकान्तवासमे बिताते हैं। घर-गिरस्तीके सम्बन्ध इस आशय- 
की एक कहावत भी है कि कमाना शहरका और खाना देहातका' 
इसी प्रकार परमाथके विषयमें मी कह लकते हैं कि सत्सड़से उपाजन 
करे और एकान्तमें भोगे। एकान्तक बिना परमार्थ अज्धभीभूत नहीं 
होता, मन निर्मल नही होता । तुकारामजीने जो कुछ अध्ययन किया, 
प्रायः एकान्तमे किया। देहू गाँवम उनका आना-जाना छगा रहता था 
पर इतनेसे भी उनका चित्त दुखी हुआ, ओर इसका बदला उन्होंने 
एकान्तमें बेठकर ही चुकाया | एकान्तबासके अपने अनुभवके सम्बन्धमे 
उनके दो अभग है--- 
उक्षवर्ली आम्हां सोइरी वनचरें। 
पक्षीये. युस्वर आलवीती ॥ / ॥ 
येणे खुर्खें रुचे एकांताचा वास । 
नाहीं गुणदोष आंगा येत ॥प्रु०॥ 


चित्तशुद्धिके उपाय ३२९, 


आकाञ्ममंडप॒ प्रथिवी आसन। 
रमे तेथ मन क्रीडा करूँ ॥ २॥ 
कंथाकुमंडल.. देह उपचारा । 
जाणवीतो वारा अवसर | हे ॥ 
हरिनामे भोजन ग्रव॒डी विस्तार | 
करूनी ग्रकार सेवूं रुची | ४ ॥ 
तुका महणे होये मनासी संवाद | 
आपलाची वाद आपल्यासी || ५ ॥| 


इस एकानन्‍्त उपवनमें, वक्षक्ञी ओर वनचर ही इमारे अपने 
छोग हैं। पश्ठी भी सुत्वर गायन कर मरन्‍ाते रहते हैं। इसी सुखके 
कारण एकान्तवास अच्छा छूगता है, किसीके गुण-दोधष अपनेको नहीं 
लगते | ऊपर आकाशका मण्डप तना है, नीचे प्रथ्वीका आसन है, 
जहाँ मन रमता है वहीं बेठकर आनन्द करता हूँ। इसि-नाम-रसके 
उत्तम मोजन तैयार कर यथारुचि सेवन करता हूँ। त॒ुका कहता है, 
मन-ही-मन संवाद-सुख भोगता हूं, आप ही अपनेसे वाद-विवाद कर 
लेता हूँ ।!” ये सब सुख एकान्तमें प्रात होते ई, इसलिये एकान्त मुझे 


प्रियहै। 


खेलों मनासवे जीवाच्या संवादे | 

कोतुके बिनोदें निरंजनी ॥ ? ॥ 
पर्ची पडढिले तें रुचे वेलोबेव्या | 

होतसे डोहछा आवडीसी ॥घ्ृ०)॥ 
एकाताचे यूख जडले जिब्हारी । 

वीट परिचारी बरा आला ॥ २ ॥ 
जगाऐसी बुद्धि नव्हें आता कदा | 

लंपट गोविंदा झालों पायी ॥ हे ॥ 


३३० श्रीतकाराम-चरित्र 


आणिक ते चिता नलगे करावी | 
दित्य नित्य नवी आवडी है ॥ 9 ॥ 
तुका महणे घद्ा राहिल पडोन 


3 


हरु॑ंगी मन विसाविल ॥ ५ || 


घट 


(निरख्नन ( मायतीत ! थे चरण) बेंठऊर कोठुक और विनीदके 
साथ अपने जीछी बातें वय अगता होर मतके साथ खल्ता रहता हू । 
जो पच जाता है वी इ"“बाए रचना है. वह रुचि बगबर बढ़ती ही 
जातो हैं। एकानजका सुख हो कब हुदब्स बठ गया हैं, जनसग ओर 
बाह्य उपाधियौसे चित्त उलट गया हे |! अब जग-जसी बुद्ध हो नहीं रहें 
भगवानके चरणोदा पट हो गया ई , अब और कोई चिन्ता नहीं 
करनी पडती, यह साधु ऐसा ” कि ननेत्य-नया आनन्द मिलता है | 
तुका कहता है, अब ण्डी अभ्यास हों गया है। श्रीपाण्डुरज्मे मनकों 
विश्राम मिल गया है !? 

श्रीपाण्डुरड्धके चरणोंम आपकी वह विश्वाम-सुख मिला कि आपके 
मनकी सारी चिन्ता ओर व्याकुलता दूर हो गयो, और अ्पाण्डुरज्ञके 
चरणोमे आपको वह आनन्द मिलने छगा जिरुके निरन्तर भागते रहने- 
की इच्छा ही बढ़ती जाती है, ओर यही इच्छा, यही रुचि नित्व-नये 
स्वाद ले रही है। यह नित्य-नया आनन्द भोगिये खूब भोगिये, काल 
आनेपर इसी आनन्दके गर्भस श्रीकृष्णका जन्म दोनेवाला है, तब हमे 


भी उनके जन्मपर बधाईकी मिठाइयों मिलेगी | उन्हींके लिये इम अधीर 
हो उठे है | 


१० अहंकार केसे गला ! 


जीवसे अहंकार सहज ही होता है! आत्मस्वरूपकों वह ढॉँके रहता 
है, इसीलिये शासत्र वतछाते हैं कि अहकार तामस है | इस तमोमय अहंकार- 
के अनन्त प्रकार हैं ! देह मे हूं, जीव मैं हूं, ब्रह्म में हुं, ये सब अहंकारके 


चित्तशुद्धिके उपाय श्झ्श्‌ 


ही भेद हैं। देह में हूँ, इसे मलिन अहंकार कह सकते हैं और ब्रह्म में 
हूँ, इसे उज्ज्वल अहंकार कह सकते हैं| देह मै हूं” कहनेके साथ ही 
अहकारकी छाखों चिनगारियों निकरूती हैं। रूप, धन, विद्या, गुण, 
कीर्ति आदि जीवके अहकारके विषय होते हैं। देश, भाषा, घम, वर्ण, 
जाति, कुक आदि भी अहंकारके विषय बनते हैं| वेदान्त-भात्र यह 
बतलाता है कि गुण-दोष प्रझृति-स्वभाव हूँ. इसलिये जीवकों उनसे कोई 
इष-विधाद न होना चाहिये, एककी स्तुति ओर दूसरेको निन्‍्दा करनंका 
भी वस्तुतः कोई कारण नहीं है, पर मजा यह है कि शानी-अश्ञानी सबके 
सिरपर यह अहक'र सवार रहता है। प्रकृतिके परे जी परमात्मा हं 
उनको ओर अबतक आँखे नहीं छूग ज्ञाती तब्रतक यह अहकार केंसीकोी 
भी नहीं छोड़ता | जीव ओर परमात्माके बीच यह परद, हुटक रद ३, 
जबतक यह नहीं हटता तबतक परमात्माके दशन भी नहीं होत्र . ज्ञानबर 
मशराज कहते हैं कि 'बहु घन त्याग दो, अपना शब्इश्ान भूछ जा, सब 
छोटे बन जाओ, ऐसा करनेसे मेरे समापष आओगे |? ( जाने दशा ९- 
३७८ ) यह सच है, पर भगवत्कृपाके बिना अहकार स्था ढूँर नहीं 
होता। जैसे-जैसे अहकारका एक-एक परदा फटता जायगा वैसे-वेस 
परमात्मा सम्मुख होते जायेंगे, जब सब परदे फट जायेंगे तब उनसे 
मिऊन होगा । अहकार विद्वानोके पीछे तो सबसे अविक लगता दे। 
ज्यो ही कोई कछा या विद्या प्रास हुईं त्यो ही यह उसके आड़में अपना 
आसन ज्ञमाता है। कोई शुण या विद्या न होते भी अहकारका उम्र हो 
उठना केवल अज्ञान और मूखेत्वझा लक्षण है। चित्तमें ऐसे अहंकारकां 
पालते-पोसते हुए ऊपरी दिखावमें नम्नता धारण करना धूर्तोकी एऊ 
धूत॑ता है, उससे कल्याणका साधन कुछ भी नहीं होता। अहकार 
मौजूद है और इसे जानकर क्लछेश भी होता है, यह साधकका छक्षण 


है। ओर अहंकार है तो कहाँ दे, इसका कोई स्मरण ही नहीं? यह 


ज३२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


ज्ञानवानका रक्षण है। अस्तु ! तुकारामजीको पहले-पहल जब छोग 
जानने और मानने रंगे, उनका जहाँ-तहाँ सम्मान होने छगा, छोगोपर 
उनकी वाणीका प्रभाव पड़ता दीखने छगा तब अहकारकी कुछ उपाधि 
उन्हें भी होने छगी थी! पर तुकारामजी गाफिल नहीं थे, उन्होने इस 
चौरको अदर घुसते देख लिया और भगवानको पुकारा, ऐसा पुकारा 
कि अहंकारकी बत्ति ही उनकी मिट गयी। मगवसद्मेम जैसे-जैसे बढ़ता 
है कर्ता भगवान्‌ हैं, में नहीं--यह नो कुछ है मगवानका है मेरा नहीं, 
यह भाव जैमे-बैसे बलवान हो उठता है तेसे-तेंसे अहंकारकी हवाका बहना 
ओऔ बन्द होता जाता है ! 
पदोपदी नारायणा | तुमची करन भावना ॥ 

पद-पदपर दे नारायण ! तुम्हारा ही बयान कखूँगाः--इस अमन्तरज्ञ 
अभ्याससे यह सब नारायणरूप भासने छगता है भौर उसके साथ अहकार 
भी नष्ट होता जाता है | अहंकारादि सब जीव-भाषों के नइ्ट होनेका एक ही 
उपाय है और बढ़ है छिचको प्रेमानन्‍्दके साथ नारायणके ध्यानमें छगा 
देना | तुकारामजीने भक्तिके बलसे ही इन सब बृत्तियोंकों जीता । 
अहकार, छोकप्रियता, मान--ये सब छोकेषणाओके बादक उत्कट 
भक्तिके सूर्योदयके होते ही गछ गये। इस उत्कठ भक्तिका उन्हें जो 
अभ्यास करना पड़ा वह उन्हींके मुखसे सुनें। एकान्तमें मगवानकों 
पुकारते हुए उनके मुखसे जो वचन निकले हैं उन्हें सावधान होकर 
अवण करें--- 


हीन माञ्नी याती। वरि स्तुति केली संतों ॥ १ ॥ 
अंगीं वहयूं पाहे गर्व | माझें हरावया से ॥शु०॥ 
मी एक जाणता | ऐसें वाठतसे चिता ॥ रे ॥ 
राख राख गेलों वाया | तुका रहणें पंढरिराया ॥ है ॥ 


“जाति मेरी हीन होनेपर भी संतोंने मेरी स्तुति की। इससे मेरे 


चित्तशुद्धिके उपाय ३३३ 


अन्द्र गये घुस बेठना चाहता है इसलिये कि मेरा सब॒स्व इरण करे। 
चित्तको ऐसा जान पड़ रहा है कि में हो एक ज्ञाता हूँ । तुका कहता है, 
हे पण्टरिनाथ ! मेरा जीवन व्यर्थ नष्ट हो रहा है, भत्र रप्ा करो, 
प्रभु, र्या करो |! 
् ्छ के 

मजपुदें नाही आणीक बोलता | ऐसे काहीं चिचा वाटतंय ॥ १ ॥ 

याचा काही तु्हीं देखावा परिहार | सवज्ञ उदार पाडुरंगा ॥ह०॥ 

कामक्रोघे नाहीं साडिलें आसन | राहिले वली न देहामध्ये ॥ ९ ॥ 

तुका ग्हणे आता जालों उतराईं । कछ्ो यावें पाड निरोपिलें | ३ ॥ 

पचित्तको कुछ ऐसा जान पड़ रहा है मानो मेरे सामने और कोई 
वक्ता ही नहीं है | हे सर्वज्ञ उदार पाण्डरड् | इसका कुछ परिहार तो 
कीजिये । कास-क्रो घने अमी शासन नहीं छोड़ा, देशमें जमे ही हुए हैं। 
तुका कहता है, अब मेरे ऊपर कुछ भार न रह्य । आप जानें, आपके 
चरणोमें सब निवेदन कर दिया ।! 
इस प्रकार भगवानके सामने अपना छुद॒य खोलकर रख देना और 

हर काममे उनसे सहायता मॉगना बड़ी उत्हट भ्दि है। चित्तमें 
अहड़ारकी ऐसी दृत्तियाँ उठती हैं जिनसे यह मासने छूगता है कि में 
बड़ा पण्डित हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, कितने ग्रन्थ देख डाले हैं, में उत्तम 
वक्ता हैं, शाता हूँ, उत्तम कीतनकार हूँ इत्यादि | परन्ठ भगवन्‌ ! ये 
बक्तियाँ सर्वस्व छोननेव'लो दें, इसलिये आप ही दयाकर इनका परिद्धार 
कीजिये | हे नारायण | आप सवज्ञ हैं, उदार है, रुगर हैं। आप इस 
अहड्जारको मेरे चित्तसे निकाल बाहर कीजिये | 


कथनी पठणीं करुनि काय | बाचुनि रहणी वाया जाय ॥ १ ॥ 


'कथनी-पठनी करके क्या होगा ? बिना रहनीके सब व्यथ ही 
जाता दे ।! 


३३४ श्रीतुकाराम-चरित 


ग्रन्थावलोकन खूब किया और लोसोको ज्ञान भो खूब बताया, पर 
इह ज्ञान रनीम-आचरणम यदि न भाया तो उससे क्‍या लाभ ? सुखसे 
नो चमृतवाणी मिकल 7ही' है पर स्वय भूखसे व्याकुल हैं तो ऐसी वाणी 
हुई तो क्‍या ओर न हुई तो क्या ? चीनीको चास्नीमे यदि पत्थर डाल 
हे ती उस एस्थरकों उस आसनीसे क्या ? मधुझक्खी मधु चमा कर 
रखती है पर >7 के छत्तेजोे कोई भौर डी मार ले भाता है। लोभी कोडी- 
ओडी जोदरार द्रव्य सम्रह करता है प्वैर “से अगीना अग्ने हाथमे 
ड़ रलता * एर बह दूलरंशीं हाथ आता है. हथ झाथ चर झुंहमे 
सिट्ठा है, लगता ३। इस अकार अनेक साभिक दहृड न्‍त देकर तुकारामजा 
कहते हैँ--- 


आपुलें केलें आपण खाय | तुका बंदी त्याचे पाय ॥ $ ॥ 


अपना किया जो आप खाता है तुका उसके चरण-बन्दन करता है।? 

महाप्रयास करके गुरु-श/ज-मुखसे शानाजनकर जो उस ज्ञानान्नकों 
स्वयं अक्षण करता हो, अपने जानभोगसे जो आपडी तूस द्ोता हो, जिछका 
ज्ञान आचरणम उतर आया हो वही वक्ता धन्य हे। स्वय ज्ञान भोगकर 
जो दुसरोबो ज्ञान-भोज देता हे बडे शानदाता घन्य हे ! इरिकीतंन 
करते हुए शञानानन्दकी वर्षा करके श्रोताओंके अन्तःकरणोंको शान्त और 
मिमछ करतेवाला जो इरिमिक्त कीतेनकार उत्त ज्ञानानन्दकी वृष्टिम 
भींगकर शान्त हुआ हो, तुकारामजी कहते हैं कि उसके चरणोका में 
दासानुदास हूँ, सुझमें यह सामथ्य नहीं, छोग मेरी कथा सुनकर डोढने 
लगते हैं। पर मुझें अपनी वाणी नीरस ही जान पड़ती है, क्योंकि 
भगवन्‌ ! आपका उसमें प्रसाद नहीं, आपका उसमें आधन नहीं | 

अब हे पाण्डुरज्ञ | अब क्या कहेँ ! कोरी बातोंसे ही इस बेखरीकी 
खातिर मत कीजिये। वह प्रेमा भक्ति दीजिये जो सोभाग्यकी सीमा 


है | तुकाको अपना प्रसाद दीजिये ।! 


खचित्तशुछ्तिके उपाय ३३५ 


११ स्वदोष-निवेदन 


मगवन्‌ ! मै नित्य आपके गुण बखानता हूँ, श्रोताओपर भक्तिमाव 
छा देता हूँ, छोग मेरी प्रशवा करते हैं, पर मेरे अन्दर वह रस नहीं, 
कहनी-जैसी करनी नहीं ! 
तुम्में देखनेकी इच्छा करता हूँ, पर इसके अनुकूछ आचरण नहीं 
बनता: जैसे कोई बाहरी वेष इना के, सिर उुँड़ा के, दण्ड घारण कर 
ले. पर मन न छुंड़ावे । 
रे डे कै ५9 


पी अपने हीं चतुर बन बेठा हैं, एर हृदबस कोई भाव नहीं है 
केबल यह अइड्जार हो गया है कि में भत्त हैं | अब यी बाकी रह गया 
है कि नष्ट हो चाऊँ, कॉकि ऋम-भप अंदर झसभ जमाये हुए बैठे 
ही हैं। कोगोके गुण-दोष टेंदलि-निलप्लते मेरे ही अदर आकर बेठ गये 
बुड्धिसे प्राणियोंके प्रति मात्यय था गत । तुग कहता है, लोगोंकों मैं 
उपदेश देता हूँ पर मै तो एक दोएओ भी पार गंदी कर पाया | 

में कीतन करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, पर अन्त/करण मेरा 
अभी पत्यर-सा ही कठोर बना हुआ है, वह श्रेम ही भभी नहीं मिला 
जो उसे 'पेघछा दे। प्रेमकी बातें तो में बहुत जता हूँ पर प्रेग्मे चित्त 
अभो दत्य नहा झ्यता, नेत्रो]स प्रेमाश्रवारा नहीं बह निकछती | चिन्तन- 
मुखसे हृदय अभोतक प्रेममय नहीं हो उठता ! 


वोलविसी तेसे आणी अनुभवा | नाई: तरी देवा विटंबना ॥| 


जैसे तुम बुलवाते हो वैसा अनुभव यदि नहीं होता तो हे मगवन ! 
यह विडम्बना ही नहीं तो ओर क्‍या है ९? 

मीठा हो पर उसमे मिठास न हो तो वह मीठा क्‍या ? शरीर- 
आक्लार हो पर उसमें प्राण नहीं, स्वॉग हो पर उसमें तन्मयता नहीं, 


३६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


रूप हो पर उससे गुण नहीं, सम्पत्ति हो पर सन्तति नहीं तो इनके होने- 
में कया रखा है ? तुकारामज्ी कहते हैं कि ऐसा ही मेरा हाल हो रहा 
है ओर अदर ग्रेमभाषका पता ही नहीं छगता कि कहाँ है। इस्से 
अच्छा तो तुकारामजी कइ्ते हैँ कि यही हे फि छोगोमे मेरी बदनामी 
हो, साधु कहकर जो छोग मेरी सेवा करते हैं वे सब निनन्‍्दा करते हुए. 
मेरा तिरस्कार करें, क्योंकि ऐसा होनेस मे तुम्हारी सेवा एकान्त मनसे 
कर सकूँगा | 

धापकी मै गठरी हूँ । अप्ने पैरोस मैने अपनी चरणसेवारूप चोर 
बैठा रखा है। दण्ड दो मुझे हे नारायण आर मेरा मान-अमिमान 
उतारो। हे भगवन्‌ | धूतंता करके छोगोंसे मे अपनी सेवा कराता हूँ | 
त॒का तेरा हुआ न ससारका, दोनोसे गया, केवछ चोर बना रहा !! 


सच्चे हरि-प्रेमसे अन्तरग रैंगने छगा, सारा खेल भीडइरिका है, 
वही कर्ता, हतां, झर्ता है, छीषके अहमावके किये कही जय-सी भी 
जगह नहीं, नरकका द्वार आभनिमान सगवानभे अल्ग करनेका ही 
काम करता ३, यह सत्य जंसे-जसे तुकारामदीकों प्रतीत होने छगा 
तैंसे-तेस जन-मान पाजेकी इच्छा उनकी समूल नप्ठ हो गयी। लोग 
साधु-महात्मा बइकर मचते हैं, देवता कहदार पृथते हैँ, <विस्तीत्र 
गाते हैं, प्रेम और आग्रइसे उत्तम 'मेष्टान्न नोकस कराने ४, इस रमूच 
लोकादरदाण्डते तुकारामबीका जी ऊब गया, उन“ ध्यानभे यह बात 
आ गयी कि यह जन-मान मुझे घरतीपर पटककर मेरे परमाथका 
सत्यानाश कफरनेवाला है । जिस मान, सेवा, स्तुति और ग्रौरबके लिये 
ज्ञानी भी तरता करते हैं उसके तापसे तुकारामजीका चित्त दग्ध होने 
छगा, जन-मानका वह ताप उनके छिये दुस्‍्सइ हो उठा ! 


भक्ता म्हणे जन । परी नाहीं समाधान ॥ ? ॥ 
मार्मेतठ्मक्ती चित्त | अँतरलें दिसे हित ॥ २॥ 
कपेचा आधार । नाहीं, दम्म जाला फार ॥ २ ॥ 


चित्तशुड्िके उपाय ३२७ 


जन कहते हैं, तुम भक्त हो, पर इससे समाधान नहीं होता । 
चित्त विकल रहता है, द्वित दूर हा रह जाता है | कृपाका आधार नहीं, 
केवल दम्म बढ़ गया है !? 
नव्हे मुख मज न लगे हा मान | न राहे हे जन काय करू ॥2 ॥ 
देह उपचारे पोछतसे अंग | विषतुल्य चाय मिष्टान्न हें ॥शुण॥ 
नाइकवे स्तुति गानिता थोरीब । होतो माज्ना जीव कासार्वीस ॥ २ ॥ 
तुज पावे ऐसी सांग काह्ीं कब्आ | नको मयजला ग्रोवूंमज ॥ ३ ॥| 
तुका ग्हणे जाता करों माजे द्वित | काढावें जछूत आगाीतूनी ॥ 9 ॥ 

“इसमें मुझे कोई सुख नहीं है, ऐसा मान रुझे नहीं चाहिये, पर ये 
लोग नही मानते, क्‍या करूं २ देहके इन उपचारोसे शरीर झुलस रहा 
है, यह उत्तम मिष्ठान्न विष-सा लग रहा हे। छोग बड़ी प्रशसा करते हैं 
पर मुझसे वह सुनी नही जाती, जी छट्पटठाया करता हैं। तुम जिसमें 
मिलो ऐली कोई कछा बताओ, मृग-नबलके पीछे मत लगाओ | तुका 
कहता हे, अब मेरा हित करो, इस जछती हुई आगसे निकाली ।? 

्छ ५ 2: 
लोक म्हणती मज देव | ह तों अधघरम उपाव॥ 7? ॥ 
आता कल्ठेल तें करी | ज्ञीस तुल्ले हातीं सुरी ॥बुण। 
अधिकार नाहीं | पूजा करिती तसा काहीं ॥ २ ॥ 
मन जाणे. पाषा | तुका म्हणे मायबापा ॥ रे ॥ 

“छोग मुझे ( ईश्वर ) बतलाते हैं, यह तो अधम ही पल्‍्छे बॉघ छेना 
है। अब जैसा समझ पड़े बेसा करो, यह शीश तुम्हारे हाथमे ओर 
कृपाण भी तुम्द्ारे हाथमें है । लोग मुझे जेसा पूजते हैं बेसा तो मेरा 
कोई अधिकार नहीं हे, क्योकि मन तो पार्पोंको जानता हे। तुका 
कइता है, तुम्हीं मेरे मॉ-बाप हो |! 


३३८ आओतुकाराम-चारिेत्र 


संसार तो बाहरी रंग देखता है, उसीपर मोहित होता है, पर मनका 
हाल तो मन ही जानता हे । छोगोंसे अपनी पूजा कराना ता अधर्म है, 
अधोगतिका मार्ग हे ओर फिर मे तो इसके योग्य नहीं । इसलिये कहते हैं 
कि सुझे दण्ड दीजिये अपना सिर मेने आपके हाथ्थोंमे दे दिया है, 
अधर्मका उच्छेद करनेके लिये हो तो आपका भवतार है। 


तुम्हारे गुण तो गाता हूं, पर अन्त+करणमे तुम्हारा भाव नहीं हे, 
केवछ संधारसे शोमा पानेका यह एक ठग हो रहा हे। पर तुम पतित- 
पावन हो, अपनी इस बातकों सच करो | सुखसे में दास कहता हूँ पर 
चित्तम माया-छोम-आस भरी हुईं हैं। तुका कहता हे, में जेसा वेष 
दिखाता हूँ बसा अंदर छेश भी नहीं है । 


पेट के के 


“बिना सेवा किये ही दास कहाता हैँ ओर घतंतासे अपना पेट 
भरता हूँ । ठम्हारे चरणोंमें झूठ भी कहीं चछ सकता है ? हे पाण्डुरज्ञ ! 
अंदरका हाल तो तुम जानते हो ।* 


््छ रे रछ 


तुम्ही कपा केली नाहीं। माह चित मज खाही॥ २॥ 
तुका मज देवा |मज वायां का चाल्ववा॥ 9 ॥ 


“'तुम्हारी कृपा मेंने नहीं प्रात की, मेरा चिच ही इसमे मेरा साक्षी 
है । मुझ तुकाकों हे भमगवन्‌ ! क्‍यों नष्ट होने देते हो ?? 


कृब्हों आला भाव माझ्ा मज देवा । 
पायांवीण जीवा आट केली॥ १॥ 
जोडूनी अक्षर केली तोडपिटी । 
न लगे श्ञेवर्टी हाती कांहीं ॥ह०॥ 
देव जोडे महणुन सांगतसे लोकां। 


चित्तशुद्धिके उपाय ३३९ 


साझा मीच देखा दुःख पावे ॥ २ ॥ 
तुका ग्हणे मान्ने गेले दान्ही ठाव। 
संसार न पाय तुन्े देवा ॥ २ ॥ 


मेरा भाव क्‍या है सो मुझे अब मालम हो गया। दे भगजन्‌ ! मैने 
जो कुछ किया वह तुम्हारे चरणोंके बिना जींवकों केवल कष्ट दिया। 
अक्षर जोड़कर गाल बचाया, उशरू अन्त कुछ भी हाथ न आया | 
लोगोमे कदता फिरा कि भक्तकों ऋग्वाय ऐिलते हैँ, पर मे स्वयं ही 
दुःख भोग रहा हूँ, तुका कहता है, इस तरह मरे दोनों टठोंव गये, 
ससारसे हाथ घो बेंठा ओर तुम्हारे रूएप का रा7 नहीं हुए ।? 
52 ० ०] 
काय आता आस्ली पोर्टाच बराते | 
जय चाछठयाद भा हुए ॥ १ ॥ 
मा तरी सत्य गायाडी विचार 
बहु ह्वाता छार कायाब/स ॥प्र०॥ 
काय कविताची पालूनिय। खझूढी | 
करू जोडाजोर्डी अक्षराचा | २॥ 
तुका रहणे काय गुंपोनि दुकाना । 
राह्ों नारायणा कछून घात | हे ॥ 


दो क्‍या अब पेट ही मरनेका धन्धा कर्रू ? भक्त कहइलाऊँ और 
ज़गके पीछे चढ़ेँ ? ओर कुछ नही तो यही एक बात बता दीजिये, जी 
बहुत ही छट्ायण रहा है, उसे कुछ तो शान्ति मिले। क्‍या कविता 
बनानेकी रूढि चलाकर अक्षरोंकों जोड़ा कर्रू ? तुका कहता है, हे 
नारायण [| बताओ क्‍या करूँ ? क्‍या दूकानका जार बुनकर आत्मघात 
करके रहूँ १! 
्छ ब के 


३४० श्रीतुकाराम-चरिदत्र 


नामाचा महिमा बोलिलों (उत्कर्ष | 

अंगा काहीं रस नयेचि तो ॥ 2 ॥ 
तुका महणे करा आपुला महिमा । 

नका जाऊं घर्मावरी माध्या | २॥ 


लामकी महिमा बडे उत्कषके साथ बखानी, पर उसका रस कुछ 
भी अपने अदर नहीं पाया | ठुका कहता है, मगवन्‌ | अब आप अपनी 
महिमा दिखाइये, मेरे घमंका ख्याक मत कीजिये |? 

ग्न्थोकों देखा ओर सुना, वे ही देखी-सुनी बातें मैने छोगोसे कहीं 
पर मेरे ही अन्तःकरणमे नहीं बेठी । जो बोलकर जेसे-सीखे, बेसे मँहसे 
निकाले, पर वसा रस तो नहीं मिला ।! अनेक सड्डल्प चित्तमे भरे हुए, 
हैं, सछुल्पका नाश तो नहीं हुआ; यह करूँगा, बह करूँगा इत्यादि बातें 
मन अभी सोचता ही रहता है। बुद्धिमें स्थिरता नहीं। बुद्धि नाईीं 
स्थिर | तुका मूणे शब्दा घीर ॥! तातपये, ग्रन्थोका ज्ञान मै कीतंनमें 
लोगोंको बड़े आवेशके साथ बतछाता हूँ सही, पर मेरा चित्त अभी हरि- 
प्रेमसे नहीं मीगा, बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं हुईं, नानाविध सड्डल्पोंसे 
अ्सी हुई है ओर मेरी यह हारुत है कि कहता कुछ हूँ और करता कुछ 
ओर हूँ, नामकी महिमा छोगोकों बतलाता हूँ, पर वह नाम-रस मेरे 
अन्तःकरणमें नहीं उतरा | 

'तोतेको जो सिखा दीजिये वही वह पढ़ा करेगा, मेरी भी वेसी ही 
दशा है। स्वप्नके राज्य-भोगसे कोई राजा नहीं बनता, परमाथविषयक मेरा 
अनुभव भी वसा ही स्वप्न है। वाणी ही ऐसी अछड्डत क्‍यों हुईं जिससे 
भगवानके चरण तो दूर ही रह गये १ पढ़े हुए शब्दोका शान बतलाता 
हूं, पर उससे मुझे क्या छाभ ?? 


सतोसे भी तुकाराम विनय करते है--- 


यह बड़ा अछड्ढार मुझे शोमा नही देता, मेरे लिये तो यह नकली 
ही है। में तो आपकछोगोंकी चर्णरज्का एक कण हूँ, आप संतोंके पैरोकी 


चित्तशुद्धिके उपाय 3. 84 


जूती हूँ। मुझ्ले निजस्वरूपकी कुछ भी पहचान नहीं, भजन कर छेता सो 
भी दूसरोंकी देखा-देखी । मुझे क्षरकी पहचान नहीं, अक्षरकी पहचान 
नहीं, महाशून्यकी पहचान नहीं; आत्मानात्मविवेक नहीं | तुका क्‍या है, 
कुछ भी नहीं, आपके चरणोंमे वह अपना मस्तक रखता है। इतना ही 
उसका अधिकार जानिये ।! इसछिये 'संतः नामसे मुझे अछछ्डत मत 
कीजिये, में उसका पात्र नहीं | सत वही है जिसे आत्मसाक्षात्कार हुआ 
हो, जिसने क्षर, अक्षर ओर सबका अपने अदर छूय करनेवाले महा- 
शुन्यकी जाना हो, जिसकी बुद्धिम आत्मानात्मविवेक सिद्ध हुआ हो। 
'सतः नामका अछड्ढार उसीको शोभा देता है; मुझे नही । 


महात्मा तुकाराम सतोंसे प्राथना करते हैं कि आप छोग कृपा कर 
मेरी स्तुति न करें। स्तुति अमिमानका विष पिलाकर मुझे मार डालेगी | 
भगवान्‌ अमिमानको क्षमा नहीं करते | मुझे यदि असिमान दुआ तो 
मेरे भीविद्ठलनाथ मुझे छोड़ देंगे ओर आप छोग भी छोड़ देंगे | 


न करावी स्तुति माञ्नी संतजनी | होईल यावचरनी अभिमान ॥ ९ ॥ 
भारें भवनदी नुतरवे पार। दूरावता दूर ठुमचे पाय ॥म०॥ 
तुका रहणे गर्व पुरवील पाठी | होईल माश्या तुटी विठोबाची ॥ है ॥ 
'>त-सऊून मेरी स्तुति न करें, उनके स्तुति बचनोने सुझे अभिमान 
होगा | उब् मारते भव-ददीके पार -तरते नहीं बनेगा और आपके 
न च भा आप हे पके जि मेरे 
चरण दूर ओर दूर हो बायेंगे। तुका कहता है, गयव॑ हाथ धोकर मेरे 
पीछे पड़ जायगा और मेरे विद्चवलनाथ मुझसे बिछुड़ चार्येगे |? 


१२ सत्सह्न 


अब हमलोग सत्सकुका विचार करें। तुकारामबीकों कीतनके 
प्रसड्से सत्सद्ष छाभ हुआ, भगवानके गुणानुवाद सुनने ओर गानेका 
अवसर मिला | 


४७२ श्रीत॒काराम-चरित्र 


कथा त्रिवेणी संगम | देव भक्त आगि नाम ॥ 


यह आनन्द अद्भुत है। बाद करनेवाले, निन्‍्दा करनेवाले, छलने- 
वाले और पाखण्ड रचनेवाढे--इन सबकी सड़तिसे त॒ुकारामजीकों कष्ट 
ही हुआ, पर इसऊी क्षतिपूर्ति सजनोंके सद्गसे हो गयी। ससारमें प्रेमी 
भावुक और अद्धालु समी स्थानोमे सदा हीं होते हैं। ऐसे छोग कीर्तन- 
प्रसज्षसे तुकारामजी दी ओर खिंचे चले आये | इनके सत्सक्षमे तुकाराम- 
जीके आलन्‍्दइका कन्‍्ग पूछना है * 

तुका रणे येणें आनंदी आनंद । गोबिंदे गोविदु पिकेविला ॥ 


'तुका कहता है, इससे आनन्द-ही-आनन्द हो गया, गोविन्द 
( बीज ) से गोविन्दकी फसल तेयार हो गयी ।! 
तुकाराम सत्सड्धके छाम अतेटसे ई +- 
हरिदास जब मिलते द तंब उत्र पापन्ताप, देन्य भोर जजाक छूट जाता 
है। त॒का कहता है, वेध्णवीके च रण-दरशंन करनेसे मनकी समाधान हुआ ! 
2 के के 
वैराग्याचे. भाग्य | संततंग हाचि लोभ ॥ ९ ॥ 
संत छपेचे हे दीप | करी साधका निष्पाप ॥शु०॥ 
तुका ग्रेमे नाचे गाये | गाणियात विरोनि जाये ॥ ₹ ॥ 
'सत्सड़-छाम ही वैराग्यका सौभाग्य है । संत-कृपाके ये दीप साधक- 
को निष्पाप कर डालते हैं। इन सर्तोंके बीचमें तुका प्रेमसे नाचता- 
गाता है और गानोमें छीन दो जाता दे ।! 
४] के कट 
पृजसके ह॒ृद्य-सम्पु्में नारायण भर गये अथवा जो भावुक और 
विश्वासी हैं, ठुका कहता है, मे उन्हें वन्दन करता हूँ । 
ल्‍< »< ५८ 


चित्तशुद्धिके उपाय ३४३ 


'सत-चरणोकी रज जहां पड़ती हे वहाँ वासनाका बीज सइज ही 
जल जाता है। तब राम-नाममें दवचि होती है, ओर घड़ी-घड़ी सुख 
बढ़ने लगता है | कण्ठ प्रेमसे गद्गद होवा, नयनोंसे नोर बहता और 
हृदयमे नामरूप प्रकट होता है! तुका कहता है, यह बड़ा ही सुलूभ 
सुन्दर साधन है, पर पू्व-पुण्यसे ही यह प्राप्त होता है ।! 

५८ ५८ ५५ 
सत-चरणेक्ी रजका अनुभव मुझे अपने अद्र प्रास हुआ, इसके 
सेवनसे वह सुख मिला जिसमे कोई दुःख नहीं होता ।” 
>८ ५८ >< 

काया, वाचा मनसा मैं हरिदासोढा! दास हुआ। कारण, हरि- 
दासोके हरि-कीतनमे प्रेम-ही-प्रेम भरा है, करताक और मद हका कल्लौल 
है | दुष्बुद्धि सब नष्ट हो जातो है ओर हरि-कीतनमें समादि छग जाती है । 

५८ >< ५८ 

'सत-मिलनकी बड़ी इच्छा थी, बड़े भाग्यसे वह मिलन हुआ। 

तुका कहता है, इससे सब परिश्रम सफल हो गया |? 
ञ< ८ >< 

यहाँ 'सतः शब्दका अर्थ अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये। 
तुकारामजीने इन अभगोमें हरिदास ( इरि-कीत॑न करनेवाले ), भावुक, 
प्रेमी वारकरी इन सबको ही संत कहा है । 'सत! शब्दका इतना व्यापक 
प्रयोग जो ठुकारामजीने किया, इससे कया समझा जाय ? क्‍या उस समय 
संतोंकी इतनी भरमार हो गयी थी या ठुकाराम अपनी सिघाईसे सब्रको 
ही संत समझते और कहते थे ? नदी, ये दोनों कल्पनाएँ गत हैं। सच्चे 
संत तो सदा ही दुलम होते हैं। ऐसे सत तुकारामजीके समयमें थे ओर 
तुकारामजीका उनसे समागम भी हुआ था। चिन्तामणि देव, पूनेके 
अनगठ शाह, नगरके शेख महस्मद, बोघलके बाबा और दैठणकर बोवाके 
साथ उनकी मेंट-सुलाकात थी और ब्रद्धावस्थामें समर्थ रामदाससे मी उनकी 


३७४ भीतुकाराम-चरित्र 


भेंट हुई थी। पर ऐसे संत तो विरके ही होते हैं । सच्चे संतोके लक्षण 
तुकारामजीने अपने अभगोमें दिये हैं। तुकाराम सत किसको मानते थे, 
सतोकी उनकी कसौटी क्‍या थी इसका वणन पहले आ चुका है | संतोके 
सम्बन्धमं उनकी कसोंटी सामान्य नहीं थी। फिर बह बात भी नहीं है 
कि तुकाराम किसीकों अश्ञानसे या भोलेपनसे संत कहते। उन्होने बने 
हुए. भेषधारी साधुओ, पाखण्डियों और दाम्मिकोकी खूब खबर ली है। 
तुकारामजीकी सत्यनिष्ठा इतनी ज्वलन्त, भक्ति इतनी आन्तरिक ओर 
वाणी न्यायमे ऐली निठुर थी कि झूठ उन्हें जरा भी सह्य नहीं था। 
उनके समयमे न तो सतोकी ही रेल-पेछ थी, और न ठुकाराम ही 
भोले-माके थे । तब उन्होंने सत”! शब्दका प्रयोग इतना टीला-ठाला 
क्यों किया है ? इसका समाधान यह है कि कई स्थानोमें तो उन्होंने 
इस शब्दका प्रयोग गोरवाथ किया है | सच वारकरी तुकाराम नहीं थे । 
किसी भी सम्प्रदायमे सामान्य जन-समूह जेसा होता है वेसे ही वारकरी 
भी थे | पर सम्पदाय-प्रवर्तकोकों अपना सम्प्रदाय बढ़ाने के लिये सामान्यो- 
मे भी जो कुछ विशेष हुए, जिनमे उत्साह, दक्षता आदि शुण कुछ 
अधिक मात्रार्ें दीख पड़े उन्हें गोरवान्वित कर और अधिक कायक्षम 
बनानेके हेतु उन्हें सम्मान देकर उत्साहित करना होता है ! इसमें कोई 
धूत॑ता या झूठ द्वो ऐसी बात नहीं है। जो छोग यह समझते हैं कि 
हमारा सम्प्रदाय जनसमाज ओर राष्ट्रके छिये कल्याणकारक है, इसका 
प्रचार होना आवश्यञ हे, इससे छोगोका उद्धार होना चाहिये, वे हर 
तरहसे उस सम्प्रदायकों बढ़ानेका उद्योग करते हैं |& इसके लिये उन्हे 





६ इस समय भी ऐसा ही होता है । देशका काम करनेवालोको देश- 
भक्त' कहकर गौरवान्वित किया जाता है । शिवाजी महाराजकी-सी देश- 
भक्ति जिसमे हो वही सच्चा देश-भक्त है, पर देशकी किख्वित्‌ू-सी सेवा करने- 
बालोको भी देद-भक्त कहकर गौरवान्वित करता अनुचित नही कहा जा सकता । 


चित्तश्ुद्धिके उपाय ३४५ 


उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब प्रकारके छोगोंकों सम्हाले रहना पड़ता है। 
इस न्यायसे नामदेव-एकनाथके समयसे यह रिवाज-सा चला आया था 
कि गल़ेमें माछा डाके नियमपुवक पण्टरीकी बारी करनेवालोको, कथा- 
कीतंन-मननमें रमनेबालोको, भीविद्ठछनाथकी प्रेमसे उपासना करनेवाले 
वारकरियोंकी, विशेषकर कीतंनकारोकी तथा भमजनमण्डलियोंके नेताओं- 
को सत” ही कहकर गौरवान्वित किया जाता था। तुकारामजीने भी 
इसी प्रकारसे अनेक स्थानोंमें सत' शब्दका प्रयोग गौरवाथ ही किया 

है। जो शीविद्वकके दास हैं, मजन करनेवाले वारकरी भक्त हैं, भजन- 
कीत॑नमें बिनका साथ होनेसे कीतनका आनन्द सबको प्राप्त होता है, 

लोक-कल्याण-साधक कीर्तन सम्प्रदायकी बृद्धिमें जिनसे सह्वायता मिलती है, 

उन्हें कृतशतवाके साथ गौरवान्वित करना सौचन्यका ही लक्षण है | 

त॒कारामजीके सक्भ करताक बच्नाते हुए. मजन करनेवाढे भक्त या 
उनका कीतन झुननेवाले भोता सभी वो तुकाराम नहीं थे । देश-भक्तोंमें 

शिवाजी-जैसा कोई विरछा ही होता है वेसे ही वारकरियोमें भी ठुकाराम 

कोई विरिछा ही हो सकता है ! इसके अतिरिक्त अपना भक्ति-प्रेमानन्द 
जिनका सज्ञ होनेसे बढ़ता है, ज्ञान-वेराग्य प्रज्यलित हो उठता है, जिनके 

मिलनेसे दृदयमें मक्ति-रसकी बाद आती है, उनमें कोई दोष भी हो तो 
भी उन दोषोंकी उपेक्षा करना या काछ पाकर ये दोष नष्ट होनेवाले हैं 
यह ज्ञानकर उनका प्रेम बनाये रहना सज्जनोका तों स्वभाष ही है! 

समुदायमे रब प्रकारके छोंग होते ही हैं । तुकारामजी कइते हैं--- 


(इरि-मक्त मेरे प्यारे स्वजन हैं। उनके चरण में अपने दुुदयपर 
घरूँगा | कण्ठमें जिनके ठुछूसोका माला है, जो नाभके धारक हैं वे मेरे 
भव-नदीमें तारक हैं। आलहलूस्यके साथ हो, दम्भसे हो अथवा भक्तिसे 
हो, जो हरिका नाम गाते हैं वे मरे परछोकके साथी हैं। ठुका कहता 
है, मैं उनके उपकारोंसे बँधा हूँ, इसलिये सतोकी शरणमें आया हूँ ।” 


व २५ ५ 


३४७६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


हो का दुराचारी। वाचे नाम उच्चारी! ह॥ 
त्याचा दास मी अंकित | कायावाचामनेतहित ॥छुण। 
नसों. भाव चिर्तती | हरिये गुण गाता गीती ॥ २ ॥ 
करी अनाचार | वाच इरिनाम उच्चार ॥ हे 

हो का मलते दुढ् | शुचि जथवा चांडाछ ॥ 9 ॥ 
मह॒णवी हरिचा दास | तुका महणे धन्य त्यास । 3 ॥ 


“याहै वह दुराचारी ही क्यो न हो, पर यदि वाणीसे दरि-नाम छेता 
है, तो में कायान्वाचा-मनसा उसका दास हूँ। स्वथा उसके अधीन 
हू । उसके चिंत्तमें भक्तिका कोई भाव न हो, बिना भावक्े हरि-गुण 
गाता हो, अनाचार करता हो पर हश्नाम उच्चारता हो चाहे जिस 
कुलमें उत्पन्न हुआ हो--शुचि हो या चाण्डाल हो, पर अपनेको हरिका 
दास कहता हो तो ठुका कहता है, वह घन्य है । 


कोई केसा भी हो--हुराचारी, अनाचारी, अभक्त, अकुछीन जैसा 
भी हो वह यदि हरिनाम छेनेवालछा है तो तुकारामजी उसे घन्य 
क्ते हैं; कहते हैं, में उसका दास हूँ। इसमें तत्वकी तीन बाते हैं । 
एक तो यह कि हरि-नाममे इतनी सामथ्यं है कि कोई कितना भी पतित 
क्‍यों न हो वह इसके द्वारा उद्धार पाता है-- 


अपि चेल्सुदुराचारों मजते मासनन्‍्यसांक। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
( गीता ९ | ३० ) 


कोई मनुष्य पहले दुराचारी रद्या हो; पर पीछे जब वह हरिभजनके 
मार्मपपर आ जाय तब उसे साधु ह्वी समझना चाहिये, कारण, उसका निश्चय 
पविन्न है, वह सन्मार्गपर आरूठ है, अर्थात्‌ यथाकाछ उसका उद्धार होगा 
ही । इसलिये यदि वह दुराचारी भी रहा तो भी वइ अब अनुताप-तीयमें 


चित्तशुद्धिके उपाय ३४७ 


नहा चुका, नहाकर वह सर्वमावसे मेरे अदर आ गया ।? ( ज्ञानेश्वरी 
९-४२० ) दुराचारीके छिये दुराचारीके नाते यह बात रही | वुकाराम- 
जी कहते हैं कि हरिका नाम लेने और गानेवारका मुझे अपनी ही 
जातिका प्रतीत होता है | हरि-भक्त ही क्यों, हरिके भागपर जो आ गया 
वह भी, तुकारामजी कहते हूँ कि मेरा सखा है । तीसरी बात यद्द है कि 
दूसरॉके दोष देखनेसे मेश कोई छाम नहीं। बनियेकी दुकानसे गुड़ 
ढेना है तो गुड़ छे लो, उसकी जात-पॉाँत पूछनेसे क्‍या मतठब २ 
“<दूसरोके गुण-दौष मैं क्‍यों कहता फिरूँ', 'डनमे कोई दोष भी हो तो 
मुझे उससे क्या ?? दूसरोके दोष देखें मो तो वे दोष मेरे अंदर उनसे 
भी अधिक हैं |? मुझसे अधिक दुष्ट और लबार ओर कोन है ? में दोषोकी 
राशि हूँ, अपने ही घरयें जब इतना कूडः मरा हुध्ग है तब उसे साफ 
स कर दूसरेके घर ज्ञाड देने जाटा कौन-मी बुद्धिधारी है! हपने 
और दुसरोके भी गुण-दोप देखनेसे तठुकागमर्जाका जे ऊबे साया का , 
अब मेरे गुण-दोष मत बखानिये! यह वह दूसरोंसे भी कहा करते थे । 
कीर्तनके प्रसद्धसे यदि कोई गुण-दोष-चर्चा निकलक ही पडी तो वह किसी 
व्यक्तिकी निन्‍्दाके रूपमें नहीं, ईर्ष्या-देघ नहीं, बल्कि इसी आसल्तरिक 
प्रेमसे होती थी कि वे दोष निकल जायें। मानके लिये या दम्भके 
लिये मै किसीकी छलना नहीं करता, यह श्रीविद्चलके इन चरणोंको 
शपथ करके कहता हूं ।? 


अस्तु, तुकारामजीने अपनी अन्तःशुद्धिके द्वारा अपने भजन-कीतेन- 
प्रेमी सक्लियोंकी पूज्य मानकर उनके सद्धसे अपना भगवत्‌-प्रेम बढ़ानेका 
काम लिया। इनमें कोई साधारण भक्त रहे होंगे तो कोई बड़े अधिकारी 
पुरुष भी रहे होंगे । तुकारामजीको अनेक ऐसे सजन मिले जिनस 
उन्होने कोई-न-कोई गुण सीखा । उनसे इरि-चर्चा और सत्सज्ञका उन्हें 
बड़ा छाम हुआ | विश्रामके स्थान, प्रेम-मूर्ति, सत-शीछ, ब्रह्मनिषठ हरि 
भक्‍्तोंके साथ उनका समागम उनके घरपर, भण्डारा-पर्वतपर, कीतनके 


३४८ श्रोतुकाराम-चरित्र 


अवसरपर तथा मन्दिरोमें समय-समयपर होता ही रहा । जो संत नहीं थे 
उन्हे भी सत मानकर तथा उनमे जो कोई गुण होता उसे ग्रहणकर वह 
अपना भगवद्येम बदढ़ानेका अभ्यास अन्तःकरणपूर्वक बरावर करते ही 
रहते थे। सतोंके यहाँ प्रेम-दी-प्रेम रहता है?, दुःखका नाम भी नहीं 
रहता, क्योंकि उनका धन स्वयं श्रीविद्वल है। सत प्रेम-सुख ही छेते- 
देते रहते हैं। 'सतोका भोजन कया है अमृत-पान है, सदा कीतन ही 
करते रहते हैं', तुझारामजणो कहते हैं, ऐसे दयाकु सत मुझे निरन्तर 
सावधान रखते हैं उनके उप्कार' कहाँतक बखानूँ। इस प्रकार संतोकी 
महिमा त॒कारामजीने बार-बार गायी है । इरि-कथा-माताका अम्रत-क्षीर 
जिनके सत्सड़से, तुकाराम कहते हैं कि मै सेवन कर पाता हूँ उन मेरे 
दयालु इरि-मक्तोके दासोका मैं दास हूँ। दीन और ढुबंढके लिये सुख- 
राशिस्वरूप दरि-कथा, माता सतोके समागममें ही पन्‍्हाती हैं। अस्त, 
इस प्रकार सतोके सज्ञसे तुकारामजीने अपने अन्तरक्षमें सत होकर 
छाभ उठाया | 


२१३ नाम-स्म्रणाननन्‍द 


यहॉतक हमलोगोने यह देग्वा कि तुकारामजीने अखण्डः सावधान 
रहकर किस प्रकार मनोजगका अभ्यास किया, मनसे केसे-कैसे झगड़े 
किये और निपटे, दानक-कास्ताके विषयमे उनका कैसा ज्वहन्त 
बेशग्प था, बाब ओर छडना करनेवाछोकों उपाधिसे तथा जनसंसदूसे 
उकताकर उन्होंने एकान्त-वास केसे स्वीकार किया, एकान्‍्त-सुखसे 
उनका चित्त कैसे शान्त हुआ, अहड्जार केसे नष्ट हुआ, अपने दोष वह 
कैसे भगवानके चरणोंमे निवेदन करते थे और उनका कैसा सत्सक्ष 
था। अव आत्म-शुद्धिके प्रयत्नोंका जो शिरोर्त है उस नाम-सड्जीतनके 
विषयमें कुछ लिखकर यह प्रकरण समाप्त करेंगे । 


एकान्तसे उन्हें जो आनन्द मिला वह एकान्तका फल तो था ही पर 
इसमें साक्षात्‌ सुखका जो अंश था वह नाम-स्मरणके अभ्यासका ही फछक 


चित्तशुद्धिके उपाय ३७४९. 


था | केवछ एकान्तसे जन-ससग या बाह्योपाधियोसे होनेवाले हुःखका 
नाश हो सकता है ओर उससे शान्तिका सुख मिकत सकता है | पर यह 
सुख अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सुखका जो झरना तठुकारामजीके हृदयमे प्वरने 
लगा वह नाम-सड्रीवनके अभ्यासका ही फल हो सकता है। कीतन- 
भजनादिमें समशील साधु-संतों ओर भावुक भक्तोंके नत्सक्गषसे तो वह 
नाम-स्मरणका छाम्र उठाते ही थे, पर जब एकान्त मिला तब उससे 
सारा समय नामस्मरणके लिये ही खाढी मिका | इरि-कीतनमे सत- 
समागमका तथा करताल, वीणा, मुदकज्ञादिकी सहायतासे होनेवाले नांद- 
ब्रह्मका आनन्द तो अपू्ब है ही, पर उतनेसे काम नहीं चछता | अखण्ड 
नाम-समरणका आनन्द अहर्निश प्राप्त हुए बिना चित्तशुद्धिका साक्षात्कार 
नहीं हो सकता | एक पहर कीतन हुआ, उतने कारूतक तन्मयता हो 
गयी, पर बाकी समयमें भी सनकों कह्टींन-कहीं समाधि दिये बिना 
उसके छछल-हछन्दसे छुटकारा नहीं मिक् सकता | ठुकागम विष्णुसइलनाम- 
के पाठ तो किया ही करते थे, पर इससे भी अधिक उन्होने यह किया 
कि अखण्ड नाम-स्मरणका चंसका छगा छिया। यही उनका साधन- 
सवस्व है | नाम-स्मरणका चसका लगना बढ़ा शी कठिन है, पर जहाँ 
एक बार यह चसका छगा वहाँ फिर एक पक भी नामसे खाली नहीं 
जाता | नाम-स्मरण यह है कि चित्तमें रूमका ध्यान हो ओर झुखमें 
नामका जप हो | अन्तःकरणमें ध्यान जमता जाय, ध्यानमे चित्त रंगता 
जाय, चित्तकी तन्‍्मयता हो ज्ञाय, यही वाणीमें नामके बेठ जानेका 
लक्षण है | चित्तमें ( ध्यान ) न हो तो न सह्दी, पर वाणीमें तो हो? यह 
नाम-स्मरणकी पहली सीढ़ी है । तुकारामबीका नामाभ्यास यहीँंसे 
आरम्म हुआ और बस अवस्थामें उसकी पूर्णता हुईं उस अबस्थामें 
तुकारामजी कहते हैं कि 'वाणीने इस नामका ऐसा चसका छगा लिया है 
कि मेरी वाणी अब नामोच्चारसे मेरे रोके भी नहीं रुकती । इस बीचके 


अभ्यासका जो आनन्द है वह अनुभवसे ही जाना जा सकता है | उसे 


३७० श्रीतुकाराम-चरेत्र 


कहकर बतलाना असम्भव है | कुलाचार, सम्प्रदाय-परम्परा, पुराण और 
साधु-सतोके ग्रन्थ, गुरूपदेश सबने तुकारामजीकों यही बतलाया कि 
नामस्मरण ही श्रेष्ठ साधन है, यह हमलोग पहले देख ही चुके हैं। 
केवल कहनेसे क्‍या होगा, उसे करके दिखाना होगा। तुकारामजीने 
नामका अभ्यास किया व्गर वह धन्य हुए। श्रीपाण्डुरज्ञका रूप देखने 
या ध्यानमें छानेगे तुकबारश्मजीके चित्तमे प्रेमानन्द इलोर मारने लगता 
था और वह स्ूय उस शब्नन्दमे नाचने-गाते हुए तल्लीम 
हे जाते थे !' 

'कठिपर दर परे तुम्द्दारी मूर्तिफों देखकर मेरा जी ठण्डा होता है, 
ऐसी इच्छा होती है फि इन चरणोको पकड़े रहें । मुखसे गीत गाता 
हूं, हाथसे ताली बचाता हूँ, प्रेमानन्दसे तुम्हारे मन्दिरमे नाचता हूँ | 
तुका कहता है, तुम्हारे नामके सामने ये सब वेचारे मुझे तच्छ जान 
पड़ते हैं 


है ८ ३८ 
'ह मूर्ति देखी जो मेरे हृदयकी विभान्ति है |? 

2५ है 8 ५८ 
नुम्हारे प्रेम-सुखके सामने बेकुण्ठ बेचारा क्या है ?? 

4 ३८ २८ 


धन्य हे यह कार जो गोविन्दके सड्ढल्प वहन करता हुआ 
आनन्दरूप होऊर बहा जा रहा हे !? 


| >< >< 

गुण याते हुए, नेन्रोंसे रूप देखते हुए तृप्ति नहीं होती । पाण्डुरड्ग 

मेरे कितने सुन्दर हैं, सुवर्णश्यामकान्ति कैसी शोमा देती है | सब 

मज्ञछोंका यह सार है, मुख सिद्धियोका भण्डार है। तुका कहता हे, 
यहाँ सुखका कोई ओर-छोर नहीं ।? 

श्रीविंट्ठछरूपमे चित्त-इत्ति जब इतनी तन्मय हुई हो, पाण्डुरड्ड को 

दृदय-सम्पुटमें स्थिर करनेका जब ऐसा हट अभ्यास हो रहा हो तब इस 


वित्तशुद्धिके उपाय हे०१ 


अभ्यासके लिये अखण्ड नाम-त्मरण ओर ध्यानसे बटुकर ओर भी कोई 


उपाय कभी किसीने बतलाया है ” नाम-ध्मरण सबके छिये सब समय 
अत्यन्त सुरुम है | 


नाम घेता न लगे मोल | नाममंत्र नाहीं खोल ॥ 


नाम छेते कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता और नाम-मन्जसे कोई गूढु 
बात मी नहीं हें? ओर यह साधन भी ऐसा है कि तुरत फछ देनेवाला 
है, नकद व्यवहार है। सुखी नाम हातीं मोक्ष । ऐसी साक्ष बहुतासी' 
( मुखमे नाम हो तो द्ाथसे मुक्ति रखी हुईं है, बहुतोकों इसकी प्रतीति 
मिल चुकी है । ) पर दूसगेका हवाठा क्‍यों ? 'ठुकारामजी कहते हैं, 
रामनामसे हम कृतकृत्य हुए !! यह तुफाराम अपना अनुभव बतलाते 
हैं! जीमको एक बार नामकी चाट छूग जानी चाहिये, फिर आण 
जानेपर भी नामकों वह नहीं छोड़ती |! नाम-विन्तनमें ऐसा विहक्षण 
माधुय है। चीनी और मिठास जैसे एक है वंसे ही नाम और नामी 
भी एक ही हैं, पर यह अनुभव नाम-स्मरणानन्द भोगनेवालोको ही प्राप्त 
होता है। नाम केबल साधन नहीं है, नाम-छन्दसे साध्य-साधनकी 
एकता प्रत्यक्ष होती है। तुकारामजीने अपार नाम-सुख छूटा, बल्कि 
यह कहिये कि अखण्ड नामसुख भोगनेके लिये और यह्द सुख दूसरोंको 
बिलानेके लिये ही उनका अवतार हुआ था। उठते-बेठते, खाते-पीवे, 
सोते-जागते, चक्ते-फिरते उनका नाम-चिन्तन चला ही करता था और 
'विन्तनसे तद्गरपता? का अनुभव भी उन्हें होता था। नाम-चिन्तनसे 
जन्म-जरा-मय-व्याधि सब छूट जाते हैं । भव-रोग-जेला रोग भी जाता है, 
फिर और चीज ही क्‍या है ?? त॒कारामजीने नामका आनन्द कैसे लिया, 
उससे उनके संसार-पाश कैसे कट गये, हस्स्प्रिमका चसका बद़नेसे 
रसना कैसी रसीली हो गयी, इन्द्रियोंकी दौड़ केसे थमी, अनुपम 
सुख स्वय केसे घर दूँदता हुआ चछा' आया, इउ विषयमें सहलों 


शेण०२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अवसरॉपर उन्होने अपने मधुर अनुभव अनुपम माधुरीके साथ बणन 
किये हैं। भगवानकी छबिकों देखते, चित्तमे उसका ध्यान करते छुए 
नाम-रज्ञ चित्तपर आ जाते ये ओर नाम-रज्जमे चित्तके रेंगते-रँगते भी रज्ञ 
अन्तःकरणसे आकर प्रकट होते ओर नाम-नामीकी एकरूपतामें तुकाराम 
घुछ जाते थे। एक बिट्वलके सिवा तब और कुछ नहीं रह जाता था | 
ठतुकारामजीके यहॉका यह परमाम्रत भोजन देखकर भबिसके छार न 
ट्पके ऐसा भी कोई अभागा हो सकता है ? अब तुकारामजीके भी मुखसे 
नामासृतमाधुरीका किलड्ित शास्वादन इमलोग भो कर के-- 

नाम घेता मन निवे | जिव्हे अमग्नतवि ख़बे | 

होताती. बरे। ऐसे शकुन लागाचे ॥ ? ॥ 

मन रंगले रंगले | तुझ्या चरणीं स्थिरावले | 

केलिया. विड़ले । कझग्ा ऐसी जाणावी ॥ २ ॥ 


नाम छेते मन शान्‍्त होता है, भिह्यासे अमृत झरने छगता है और 
छाभके बड़े अच्छे शकुन होते हैं। मन तुम्हारे रगमे रंग गया, तुम्हारे 
चरणोंमें स्थिर हो गया । ओऔविद्वलनाथने ऐडी कृपा की, इसढिये 
ऐसा हुआ ।! 
»< है >< 
बेसूं खेढू' जब | तेथे नाम तुझे गांवूं ॥  ॥ 
रामकृष्णनाममातठा | घालू ओवूनिया यव्य ॥ ९ ॥ 
हों भी बेठे, खेले, भोजन करे वहाँ तुम्हारा नाम गायेंगे | 
रामकृष्णके नामकी माला गूँथकर गछेम डालेंगे ।! 


+५ +५ २८ 


संग आसनी शयनीं। पड़े भोजनी गमनी | २ ॥ 
तुका म्हणे काछ | अवधा गोविन्दे सुकाछ ॥ 9 ॥ 


चित्तशुद्धिके उपाय ३५३ 


आसन, शयन, भोजन, गमन, सवंत्र सब काममें श्रीविद्वलका 
सद्भ रहे | तुका कहता है, गोविन्दसे यह अखिल काल सुकाछ है |? 


49 49 49 
इन्द्रियांची हांव पुरे | परि हें उरे चिंतन ॥ 
“इन्द्रियोंकी हबस मिट जाती हैं। पर यह चिन्तन सदा बना 
रहता है |! 
व रे 2] 


काल बल्यानन्दें सरे। उरलें उरे चितन ॥| 
प्ह्मानन्दसे कारक समाम हो जाता है | जो कुछ रहता है वह 
चिन्तन दी रहता है |? 
रे के न 
समर्शली वाणी । पांडुरंगी पेते घणी ॥ १ ॥ 
घार अखंडित ।ओपघ चालियेला नित्य ॥ २ ॥ 
यह समर्पित वाणी पाण्छुरज्की ही इच्छा करती है। इस रसकी 
घारा अखण्ड है, इसका प्रवाह नित्य हे !' 


49 48 ] 
बोलणेंचि नाहीं | आता देवाविणें कांहीं ॥ ? ॥| 
एकसर केला नेम | देवा दिले क्रीध काम ॥ २ ॥| 
धअब भगवानकों छोड़ ओर कुछ बोकना ही नहीं इं | बस, यही 
एक नियम बना लिया है । काम-क्रोध भी भगवाबको दे चुका |? 
्छ 5] ] 
पवित्र ते अब | हरिचितनी भोजन ॥ ? ॥| 
तुका महणे चवी आले | जेंका मिश्रित श्रीविट्े ॥ ९ || 
प्वृद्दी अन्न पवित्र है जिसका भोग इरि-चिन्तनमें है। ठुका कहता 
है, वद्दी भोजन स्वादिष्ठ हैं जिसमें श्रीवि्डल मिश्रित ईं !! 
लागलें भरतें | बल्मानन्दाचें वरतें ॥ र ॥ 


ठु० रा० २३--- 


शे38 श्रीतुकाराम-चरित्र 


तुका म्हंटे वाट | बरवी सापड्टी वाट ॥ 9 ॥ 
प्रह्मानन्दकी बाठ आ गयी । ठुका कहता हे, यह अच्छा रास्ता 


मिला |! 
्े ्छ 


के 

'भुझमे इतनी बुद्धि नहीं जो मैं त॒म्हारे उस ध्यानका वर्णन करूं 
जिसका वर्णन करते-कस्ते वेद भी मौन हो गये | अपनी मतिके अनुसार 
गठकर तुम्दारे सुन्दर चरणकमल चित्तमे धारण कार छिये हैं! ठम्हारा 
यह श्रीमुख ऐसा दीखता है जैसे सुखका ही दछा हुआ हो. इसे देख 
मेरी भूख-प्यास इर जाती है) तुम्हारे गीत गाते-गाते रदना मीठी ह्दों 
गयी, चित्तको समाधान मिछा । तुका कहता है, मेरी दृष्टि इन चरणो- 
पर, कुड्ठमके इन सुकुमार परशेपर गड़ी हे ।! 

् के $ 

“इसके समान सुख त्रिशुवनमें नहीं है; इससे मन यहीं स्थिर हो 
गया। तुम्हारे कोमल चरण चित्तमें घारण कर लिये, कण्ठमें एकावलि 
नाम-माछा डाल ली । काया शीतल हुई, चित्त पीछे फिरकर विश्नान्ति- 
स्थानमें पहुँच गया, अब वह आगे ( संसारकी ओर ) नहीं आता है | 
तुका कहता है, मेरे सब हौसले पूरे हुए । सब कामनाएँ. श्रीपाण्डरज्धने 
पूरी की ।? 

2३ ६2०] 9 

प्वाम लेनेसे कण्ठ आदर और शरीर शीवछ होता है, इन्द्रियाँ 
अपना व्यापार भूल जाती हैं । यह मधुर सुन्दर नाम अमृतकों भी मात 
करता है, इसने मेरे चित्तपर अधिकार कर ढिया है । प्रेम-रससे शरीर- 
की कान्तिको प्रसन्नता और पुष्टि मिली। यह नाम ऐसा है कि इससे 
क्षणमात्रमें त्रिविध ताप नष्ट होते दें ।! 

यह नाम-स्मरण ऐसा है कि इससे भीहरिके चरण चित्तमें, रूप 
नेत्रोमें और नाम सुखमें आ जाता है और यद्द जीवकों हसिप्रेमका 


लित्तशुद्धिके उपाय इ्णज 


आनन्दामृत पान कराकर उसका जीवत्व हर लेता है तब 'विद्धल ही रह 
जाते हैं” अद्वयानन्दका भोग ही रह जाता हे । ठुकाराम स्वासुभवसे 
बतलाते हैं कि नाम-स्मरणसे वह चीज ज्ञात होती है जो अज्ञात हे वह 
दिखायी देने लगता हैं जो पहले नहीं देख पढ़ता, वढ़ याणी निकलती 
हे जो पहले मौन रहती है, बन मिथ्व होता £ जो पहले निरविरहमे 
छिपा रहता हे और यह सत्र साय-ही-आाग होने लगता हे | 

तुका महणे जो जो भजनाती वे | 

अंग तों तों इडठ्े संनिषता |] 

नुका कहता है, भजनकी और वित्त ज्वोन्‍ज्यों शुल्‍ता हे स्पोन्यों 
अगवत्मान्रिध्यका पता लगता है |! पर घद्च अनु मत सो मल सकता 
है जो इसे करके देखे | नामकी छोड़ उद्धारका योर कोई उपाय उर्द्ध 
है, यह तुकारामजीने श्रोविद्डलनाथक्री झपल करके कहा है। कहनेयी 
हद हो गयी | अस्त, तुकारामबजीके तीन अभग इस प्रसड्मे और देकर 
यह प्रकरण समाप्त करते हैं । 

'विषयका निःशेष विस्मरण हो गया, चित्तर्म ब्रह्मरस वर गया। 
मेरी वाणी मेरे वश्षमें न रही, ऐसा चसका उसे नामका कूग गया। 
लाभकी अभिलाषा लिये वह मनके भी भागे चली, जेसे कृपण घनके 
लौमसे चलता है । तुका कहता है गद्जासागर-सगममे मेरी सब उमझें 
एकामयी हो गयीं !? 

2) ्छ रे 

'प्रेमामृतसे मेरी रसना सरस ही गयी, ओर मनकी वृत्ति चरणोंमें लिपट 
गयी | सभो मद्भछ वहाँ आकर न्योछावर हो गये, आनन्द-जलूकी वहाँ 
यृष्टि होने लगी । सब इन्द्रियों ब्रह्मरूप हो गयीं, उसीमें स्वरूप ढला | 


श्ण्द्र श्रीतुकाराम-चरित्र 


तुका कहता है, जहाँ मक्त रहते हैं वहों भगवान्‌ भी विराजते हैं, इसमें 
कोई सन्देह नहीं ।? 


रे कै रद 


अनन्त प्रकारके आनन्द इमारे अइर समा गये। प्रेमका प्रवाह 
चला, नामनिर्भर झरने छगे | राम-कृष्ण नारायणरूप अखण्ड जीवनमें 
कोई खण्ड नहीं | तुका कहता है, इह-परछोक उसी जीवनके दो तीर हैं । 


नाम्की महिमा अनेकोंने अनेक स्थानोंमें गायी है। पर तुकारामबीने 
सबको मात कर दिया। तुकारामजीकी-सी अमृतरस-तरक्षिणी अन्यत्र 
कहीं नहीं मिकेणी | तुकारामछीके गोमुखसे सुमघुर गम्भीर नादके साथ 
बहनेवाढली नाम-सन्दाकिनीमें सारा विश्व समा गया है। नामाम्ृत-सेवनसे 
तुकागमजीकी रसना रसमयी हो गयी,, वाणी मनके आगे बढ़ चली, 
सब इन्द्रियों अद्चरूप हो गयीं, तुकाराम और नाम एक हो गये । इन 
नाम-भक्तोकी छोड़कर भगवान्‌ भन्यत्र कहाँ रह सकते हईं १ भक्त, भगवान्‌ 
और नामका तिवेणी-संगम इुआ | ठुकारामनीका असीम नाम-प्रेम 
देखकर भगवान मुग्ध हो गये और उन्हें तुकारामनीके सामने, तुकाराम- 
जीने ज्ञिस रूपमें चाश उसी रूपमें आकर प्रकट होना पढ़ा। 
अच्युतावा योग नामछदे! ( नामके छन्दसे अच्युतसे मिलन 
होता हे | ) यह उन्हींका वचन हे ओर इसी वचनके अनुसार अच्युत 
भगवानको नाम-रूप धारण करके तुकारामनीसे मिकने आना पढ़ा। 
तुकारामजीकों भीपाण्डुरक्का साश्षात्‌ दशन हुआ, सगुण-साक्षात्कारका 
महायोग ग्राप्त हुआ | यह दिव्य चरित्र पाठक आगेके तीन प्रकरणोमें 
देखेंगे | साधनोंकी इति होनेपर साध्य आप ही साधकके पास चला 
आता है। कैसे, सो पाठक चित्तको स्थिर करके देखें, योग करें ओर 
स्‍्वानन्दको प्रास हों | 


नवों अध्याय 
/5 जे नो .. 
सगुणा भाक्त और दुशनोत्कराठा 


१ तीन अध्यायोंका उपोद्घात 


पिछले भ्रध्यायमें यह देखा गया कि तुकारामजीने चित्त शुद्धिके 
लिये कोन-कोन-से उपाय किये, किन साघनोंने जीवास्मा-परमात्माके 
बचीचका परदा हटाया, ओर केसे अखण्ड नाम-स्मरणके द्वारा साधरनोंकी 
परमावत्रि की | पहले कहे अनुसार सत्सज्ञ, सत-शासत्र और सदूरुरु- 
कृपा ये तीन मनिलें पार करके, अब साथ्षास्कारकी चोथी मजिलपर 
पहुँचना है | 'बढीखाता डुबाकर, घरना देकर, तुकाराम बेठ गये, तब 
उस ध्यानाबस्थामें 'नारायणने आकर समप्माधान किया? यह खस्रों कुछ 
तुकारामली कह गये हैं वही प्रसदड़ अब इमलोग देखें। इस प्रसड्भमें 
भक्तिमागंकी श्रेष्ठता, सगुण-निरुंण-विवेक, तुकारामनीकी रूगुणोपासना, 
श्रीविडठके दशनोंकी छालूसा, इस छाहसाके साथ मगवानसे प्रेम- 
कलह, भगवानसे मिलनेकी छटठपटाइट इत्यादि बाते बतलानी हैं | 
भगवानके सगुण-दर्शन होनेके पूर्व भक्तके अन्तःकरणकी क्‍या हाकूुत 
होती है यह इम इस अध्यायमें देख सकेंगे । इसके बादके प्रकरणमें 
त॒कारामजीके प्राणप्यारे पण्ठरिनाथ भीविद्धलभगवानके स्वरूपका पता 
लगानेका प्रयत्न करना होगा ! श्रीविद्चलस्वरूपका बोध होनेपर उसके 
बादके प्रकरणमें वह दिव्य कथा-माग हमलोग देखेंगे जिसमें रामेश्वर 
भट्टके कइनेसे तुकारामजीने बह्ढी-खाता हुवा दिया, तेरह दिन और 
तेरह रात श्रीविद्धछके चिन्तनमें निमग्न डोकर एक शिलापर पड़े रहे 
ओर फिर उन्हें श्रीविहलके जगदुलभ दशन द्ुए। यथाय॑में ये तीनों 


इ५८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


प्रकरण एक 'सगुणसाक्षात्कार! प्रसक्षके अंदर ही आ सकते थे। पर 
साक्षात्कारका वास्तविक स्वरूप पाठकोंके ध्यानमे अच्छी तरह आ जाय 
इसके लिये एक प्रकरणके तीन प्रकरण करके इस विषयका साड्रोपाड़ 
विचार करनेका संकल्प किया है। पहले दर्शनकी उत्कण्ठा, फिर 
जिनके दर्शनकी उत्कण्ठा है उन श्रीविदवलनाथके स्वरूपकी देँढ-खोज, 
और इसके पश्चात्‌ अत्युत्क: भक्तिकी अबस्थामें उसी स्वरूपमें 
भगवानके दर्शन, इस क्रमसे होनेवाली ये तीन बाते तीन प्रकरणोंमें 
क्रमसे ही के आनी हैँ। पाठक सावधान होकर ध्यान दे यह विनय 


करके अब हमलोग सगुण-साक्षात्कारके प्रसद्धका पूर्व रंग देखना 
आरम्म करे | 


२ भक्ति-मा्गकी श्रेष्ठता 


नर-जन्मकी साथकता भगवानके मिलनमे ही है। संतोके सुखसे 
तथा शास्त्र-यचनोसे यह जानकर सुमुक्षु भगवद्माप्तिका मार्ग ढूँढता है | 
मार्ग ती अनेक हैं। मुसुक्ष यह सोचता है कि अपनी मनःभप्रवृत्तिके 
लिये कौन-सा मार्ग सहज, सुलम और अनुकूल है, और जो मार्य 
ऐसा दिखायी देता है उसीपर वह आरूद होता है। भगवस्पातिक्रे 
चार मार्ग मुख्य हैं--योग-मार्ग, कर्म-मार्ग, श्ञान-मार्ग, और भक्ति- 
मार्ग | श्रुति काण्डत्रयरूपिणी है अर्थात्‌ कर्म, उपासना ओर ज्ञान-- 
ये तीन मार्ग बतानेवाली है और चौथा योग-मार्ग पतञ्लछि ऋषिने 
स्पष्ट करके बताया है। आजतक स्टखों मुसुझ्ठु इन्हीं चार मार्गमिसे 
अपनी सुल्मता और प्रियताके अनुसार कोई-न-कोई मार्ग चुनकर 
उसपर चले हैं और क्ृतार्थ हुए हैं। साध्य एक ही है और वह 
प्रमात्मपद है। साधनोंमे सबने अपनी पसदका उपयोग किया है | 
चारों मार्ग अच्छे हैं, तथापि इस कलियुगके लिये शाख्त्रकारोंने भक्ति- 
मार्गकों ही श्रेष्ठ बताया है और सइसो सत-महात्मा भी यही कद्द गये हैं। 
भगवान्‌ भीकृष्णने गीतामें और मागवतमें मी भक्ति-मार्गका उपदेश 


सगुण भक्ति और दशनोत्कण्ठा ३्ण९, 


मुख्यतः किया है। गीता और भागवत भक्ति-भवनके आधघार-स्तम्भ 
हैं। मगवानने गीतामें कम, शञान ओर योग इन तीनो मार्गोंको भक्ति- 
मार्गम ही छाकर मिला दिया है। भगवानने अजुनकों अपना जो 
विश्वरूप दिखाया वह न वेदयज्ञाध्ययनैन दानैन॑ च॒ क्रियामिने 
तपौमिर्मे? ( अ० ११ | ४८ ) चारो वेदोंके अध्ययनसे, यथाविधि 
यज्ञोंके अध्ययनसे, दानसे, श्रोतादि कर्मोंसे या धोर तपादि साधनोंसे 
कोई भी नहीं देख सका था, वह केवल अजुनकी मक्तिसे ही मगवानने 
प्रसन्न होकर दिखाया । भगवानकी भक्तिसे ही भगवानका रूप दिखायी 
देता है | गीताके उपसंहारमें भी भगवानने जो शुह्याद्युह्यतरं शानमर 
बताया वह भी यही था कि--- 


तमेव द्वरर्ण गच्छ सबमावेन सारत | 


सबके ह॒ृदयमें जो विराजते हैँ उन ईश्वरकी शरणमे जानेका ही 
यह उपदेश है और सब कुछ कह चुकनेके पश्चात्‌ सवशुह्यतम भूयः? 
कहकर जो अन्तिम मधुर कौर अजुनके झुँइमें ओर अज्जुनके निमित्तसे 
सबके मुँहमें डाछा हैं वह मधुरतम भक्ति-रसका ह| हँ-- 


“सन्‍्मना सव मद्धक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। 
'सवधर्मान्परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज 
अनित्यमसुख छोकमिमं प्राप्य सजस्व माम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ यह छोक अनित्य हें, दुःखका देनेवाला है, यहाँ आकर मेरा 
भजन करो | यही गीताका उपदेश हे । यही गीताका रहस्य है | सब 
सतोंने भमगवद्बबनकों सामने रखकर स्वानुमवसे भूतहितके लिये इसी 
भक्ति-मार्गका निर्देश किया है। तुकारामजीका हृदय भक्तिके अनुकूछ था 
और भागवव-सम्प्रदायके सत्सड्भसे उनकी भक्ति-प्रवण चित्त-बत्ति ओर भी 
भक्तिमय हो गयी । उनका यह विश्वास अत्यन्त दृढ़ हों गया कि भगवान्‌ 
भक्तिसे ही मिलेगे ओर उससे इम कृतकृत्य होगे। 'भगवानमें निष्काम 


३६० भ्रीतुकाराम-यरित्र 


निश्चवक विश्वास हो, ओरोकी कोई आस न हो |! उन्हें यह निश्चय केसे 
हुआ यह हम उन्हींकी वाणीसे सुनें-- 

योगास्यास करना अच्छा हे पर योग-साधनकी क्रिया मै नहीं 
जानता, ओर उतनी सामथ्य मी मुझमें नहीं हैं। और फिर मुरूष बात 
यह है कि भगवानके सिवा मेरे चित्तमें ओर कुछ भी नहीं है । 


थोगास्यास करनेकी सामथ्य नहीं, साधनकी क्रिया माछूम नहीं । 
अन्तरज्ञमें केवछ ठमसे मिह्नेका प्रेम है'*"**' ! 


दूसरी बात यद्ट कि 'भक्तिका भेद! जो जानता है, उसके द्वारपर 
अष्ट महासिद्धियों छोटा करती हैं, जाओ कहनेसे भी नहीं जाती |? 
योगकी सिद्धियाँ मक्त न भी चाहे तो भी उसके अदर आकर बेठ 
जाती हैं। जन्र यह बात हे तब योगाम्यास अछग करनेकी आवश्यकता 
ही क्‍या रही ! योग-भाग्य अपनी सब शक्तियोंसमेंत आप ही, घर बेठे, 
चला आता है !! अस्तु, योगकी केवल क्रिया करनेसे चित्त-शुद्धि नहीं 
होती | यदि किसी योगीके पास चाइये तो वह मारे क्रोषके गुर्राते ही? 
दिखायी देते हैं! सच्चा योग तो जीव-परमात्म-योग हे--सक्त- 
भगवानका ऐक्य हे जो भक्तियोगसे लिद्ध होता हे । 

अन्य मार्ग उन युगोंके किये ठीक थे पर कलियुगमे तो भक्ति-मार्ग 
ही सबसे अधिक कल्याणकारक हे। क्म-मार्गके विधि-विधान ठीक 
समझमे नहीं आते और उनका आचरण तो और भी कठिन हे। 

“सब रास्ते सकरे हो गये, कलिमें कोई साधन नहीं बनता | उचित 
विधि-विधान समझमे नहीं आता ओर हाथसे तो होता ही नहीं । 

भक्ति-पन्थ सबसे सुलभ है। इस पन्यमें सब कर्म भीहरिके समर्पित_ 


सगुण भक्ति और दर्शनोत्कण्ठा ३६१ 


होते हैं, इससे पाप-पुण्यका दाग नहीं छगता और जत्म-मृत्युका बन्चन 
कट जाता है । ह 
'क्ति-पन्ध बढ़ा सुूम है। यह पाप-पुण्योंका बल इर देता दे, 
इससे आने-नानेका चक्कर छूट जाता हे ।! 
और फिर यह भी बात है कि योग या ज्ञान या कर्मके मागपर 
चलनेवाक्वेको अपने हो बंपर चलना पड़ता है। भक्तिमार्ग्में यह 
बात नहीं | इब मार्गपर लनेवालेके सहाय स्वय भगवान्‌ होते हे! 
उमारोनि वहे | गिठो. पालवीत आहे। 
दासा मीच साहे। मुर्खें. बोले आपुल्या ॥ ३॥ 
दोनों ह्वाथ उठाकर भगवान पुकारकर कहते हैं कि मेरे जो भक्त 
हैं उनका मैं ही सहाण हैं ।” पन में भक्तः प्रणश्यतिः ( गीता ९ | रे) ) 
पतेषामहं समुद्धतो मृत्युसंसारसतागरात्‌' ६ गीता १९ | ७ ) यह भगवानले 
स्वयं ही कहा है। तालये, भक्तिमार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अन्य उपाय 
हैं पर उनके अनुपान कठिन हैं | और भक्तिमार्ग दी ऐसा मार्ग है कि 
जीव अनन्यभावसे भगवानकी शरणसे जब जाता है तब भगवान्‌ ड्से 
( गोदमें ) उठा छेते हैं। मन्त्र, तन्‍्त्र, जग; तप, ब्रत--ये सब विकट 
मार्ग हैं, इनमें सफलता अनिश्चित ह्टे। 
ते इठ्िया आधात | क्षणें एफ बाताहमत | हे ॥ 
मंत्र चफे थाडा। नरी घटा व ह्ोय वेडा ॥ ४ 
ब्रतें करिता साथ | तरी एक उकता भंग ॥ ५॥| 
के कट ्छ 
तैसी नव्हे भोव्ठी सेवा | एक भावत्रि कारण देवा ॥ रे ॥ 
'वपसे इन्द्रियॉपर आधात होता है, एक क्षणमें न जाने क्‍या दो 


३६२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


जाय ! मन्त्रमे यदि जरा भी इधर-उघर हो गया कि भक्ता-चजद्ा आदमी 
भी पागल हो जाय | साड्भ बत करो पर यदि एक भी भूल हुईं तो सब 
गुड़ गोबर हों जाय |? & & & 'पर यह भोंडी-माली सेवा ऐसी नहीं 
है, इसमें तो भगवानकों बस, छृदयका भाव चाहिये |? 

इससे कोई यह न समझे कि तुकाराम ब्रत, जप, तपादिकों बुरा 
बतलाते हैं। इनमे कुछ भी बुरा नहीं है। ये साधन भी भगवानमें 
चित्त लगाकर किये जायें तो ये भक्तिरूप ही हैं। ओवी-सहश अमड्डोमे 
उन्होने कहा है-- 

करा जप तप अनुष्ठान याग | सर्ती जे मारय स्थाफि्यिले || 
सत्य मानूनिया संता च्या वचना | जरे नारायणा शरण तुम्हीं॥ 

“जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, यश्ञ-्याग करो; सतोने जो-जो' 
मार्ग चलाये हैं उन सबको चलठाओ । सोफे बचनोकी सत्य मानकर 
तुमलोंग नारायणकी शरणसें जाओं ।? 

शान-मार्ग देखिये ती 'दुरूम ज्ञानकी बातें करना चाहे सुलम हो 
पर इससे अनुभव तो कुछ भी नहीं होता ।! शुद्ध शान तो अत्यन्त 
ढुलूम है। किसी भी वासनाका छूत न छगा हो, ऐसा शुद्ध शान जब 
में देन चछा तब यह देखा कि ज्ञानकी पीठपर प्रायः अहड्ढजारका भूत 
सवार रहता है| इसलिये आठों पहर चिन्तनमे ही मज्ञ जानकर मैंने 
भजनका भाग ही स्वीकार किया । 

मनौवागतीत जो तुम्हारा स्वरूप हैं. वह, जीवके ध्यानमें कैसे उतरे, 
इसका विचार करते हुए त॒काराम कहते हैं 'इस देहके द्वारा योंग, याग, 
तप करनेसे या शानके पीछे पड़नेसे तुम नहीं मिलते, इसलिये भोली-भाली 
भक्तिके द्वारा तुम्हारी सेवा करनेमे ही कल्याण है? यही मैने निश्चय किया ! 
भक्तिके मानसे में भगवानकों नापता हूँ, ओर किसी नापसे मगवान नहीं. 


सग्ुण भक्ति ओर दशनोत्कण्ठा शेद्३े 


नापे जा सकते ।? सगवान्‌ अनन्त हैं, उनका अन्त, उनका पार वेदों- 
समेत कोई भी नहीं पा सका, योग, ज्ञान, कर्म उसे नहीं जान सके, 
इसलिये मैंने भक्तिको ही पकड़ा है | 


'शातापनसे मै बहुत डरता हूँः---शानसे शानका अमिमान कह 
सिर॒पर न चढ़ बेठे, इस भयसे मैने ज्ञानका मांग ही छोड़ दिया | मुझे 
प्रेम-निश्लर चाहिये, तुम्हारी भक्तिका रख चाहिये। इस प्रेमाम्रतकी-- 
इस भक्तिरसकी बराबरी ओर कोन कर सकता है ? 


यासी तुले ऐसे काहीं। हुजे तरिश्ववर्नी नाही। 
काठ्य सात दही | बल्मादि का हुलंस॥ २॥ 


जिभुवनमें कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं जिसकी इसके साथ तुलना 

की जा सके । हरि-कीतनके इस दही और भातके कॉदोंका जो आनन्द 
है वह ब्रह्मादिके लिये मी दुर्लभ है। फिर तुकारामजी कहते ईं, 
आजतक अद्गैत-जश्ञानकी बातें मैने बहुत कह डालीं पर दे प्यारे 
पण्दरिनाथ ! तुम भगवान्‌ हो और मै मक्त हूँ, यह जो नाता हैं यह 
कभी न टूटे और भक्तिका रंग कभी फीका न पड़े यही तुम्हारे चरणोमे 
मेरी विनती है । 

तुका महणे हंचि देह | मीतूपणा खड नाह॥| 

बालिलो त्या नाहीं। अभेदाची आवडी ॥ ४ ॥ 


'तुका कद्दता है, मुझे बस यही दो कि ठुम ठम बने रहो और मैं मै 
बना रहूँ, इसमें खण्ड न पडे | जिस अभेदको मैंने बखाना उससे मेरी 
रुचि नहीं है । 


३ क्म-ज्ञान-योग भक्तिमें समाये 


अभेदकी रुचि नहीं? यह बात तुकारामजीने असेदको अनुभव 
किये बिना कदापि न कही होगी | भक्तिका आसन नीचा और जश्ञानका 


झ६४ श्रीतुकाराम-च रित्र 


आसन ऊँचा, ज्ञानमार्गी छोग भरे ही कहा करें, पर ज्ञानेश्वर, 
एकनाथ, तुकाराम-नेसे शानी भक्त 'मुक्तिके परेकी भक्ति! अर्थात्‌ परा- 
भक्तिका ही आनन्द केवल ज्ञानानन्द्से अधिक मानते हैं। मोक्षकी हमें 
इच्छा नहीं, उसे हमने गठरीमें गठिया रखा है, भक्त मोक्ष नहीं 
चाहते, मोक्ष इमारे द्वारका खिलोना है, मोशन भक्तोंके द्वारपर मिश्षक 
बनकर भिक्षा पानेके लिये खड़ा है इत्यादि उद्गार तुकारामजीके मुखसे 
अनेक बार निकक्के हैं, पर इसका यह मतलरूब नहीं है कि मौक्षसे उनका 
कुछ बेर था। मोक्ष तो सहज स्थिति है, इसका निश्चय होनेपर ही 
उन्होने भक्तिके आनन्दकी इतनी महिमा बानी है। शानसम्मिश्र 
भक्ति या ज्ानोत्तर-भक्ति--या कहिये परा-भक्ति ज्ञानके द्वारा स्वरूप- 
बोध होनेके पश्चातकी ही स्थिति है। इस स्थितिको प्राप्त होनेपर ही 
तुकारामज्ीने मक्तिके परमानन्दका सुश्ष-विक्लास-भोग करनेकी इच्छा 
की | तुकारामजी-बैसे महामागवत परम भक्तोने योग, ज्ञान और कमके 
भार्गोको तिरस्कृत नहीं किया। ये सब मार्ग उत्तम हैं पर भक्ति- 
मार्गपर चलछनेसे इन सब सार्मोपर चलनेका फल मिल जाता है और 
प्रेमका अलोकिक आनन्द भी प्रास होता है। योग कहते हैं चित्तत्ृत्ति- 
निरोधको और इसका उपाय पातझ्छयोगर्मे ही 'ईश्वरप्रणिधानादा& 
भी कहा है | ईश्वरप्रणिधानके द्वारा तुकारामनीकी चित्तत्नत्तियोँका कितना 
निरोध हुआ था यह देखा जाय तो तुकारामजी योगी नहीं थे, यह कौन 
कह सकता है ? इसी प्रकारमे सड्ध और फलागा छोड़कर कर्म करना 





क इस सूत्रका अर्थ तुकारामजी यो बतलाते है--- 


बा 


योगाचें ते भाग्य क्षमा | आधी दमा इन्द्रियें॥ १ ॥ 
अवधघी भाग्यें येती घरा | देव सोयरा जालिया || २ ॥ 


योगका भाग्य है क्षमा | इसके छिये पहले इच्द्रियोॉका दमन करो | 
अगवान्‌को अपना लो तो सब भाग्य, घर बैठे, चले आवेगे ।' 


सग्ुण भक्ति ओर द्शनोत्कण्ठा ३६५९ 


ही यदि निष्काम कर्मबोगका सार है तो केवछ भगवानकों प्रसन्न 
करनेके लिये कर्म करनेवाले तुकाराम कर्मयोगी नहीं थे, यह भी कोई 
कह सकता है ? जीव-परमात्मा योग ही यदि जान-बोगका अन्तिम 
साध्य है तो 'तुकाबिद्छ दुजा नाहीं! (तुका और विद्वल दो नहीं हैं। ) 
यह अनुभव बतछानेवाले, ज्ञानकें इस शिखरपर पहुँचे हुए तुकाराम 
ज्ञानी नहीं थे, यह भी कौन कद सकता है ? तात्य, कर्म, शान ओर 
योगका भक्तिसे कोई बिरोध नहीं। ये शब्द अछुग-अछग हैं ओर 
भगवानसे इनका अलगाव हो तो ये मार्ग भी अछूग-अछग हो जाते हैं, 
प्र ययाथमें ये सब मार्ग एक ही अनुभवके निदेशक हैं| तुकाराम 
योगी थे, कर्मी भे और ज्ञानी थे ओर सबसे बड़ों वात यह कि यह सब 
होते हुए वह परम भक्त थे। इसी कारण उनके चित्त और 


वाणीमें इतना गाढा प्रेमरग भरा हुआ है। इस भक्तिका स्वरूपवर्णन 
शब्दोंद्ारा नहीं हो सकता। प्रेमका स्वरूप अनिवेचनीय है । 
ब्रेम नये बोलतां सांगता द्ावितां। अनुभव चित्ता चिच जाणें॥ 
प्रेम बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जू सकता, उठाकर हाथपर 
रखा नहीं ज्ञा सकता | यह चित्तका अनुभव है, चित्त ही जान सकता 
है! कर्म-शान-योगकों जिस भक्तिसे पूर्णता प्रास होती है, जिससे कम, 
शान, योग सार्थक होते हैं, वह भक्ति--वह प्रेम तुकारामजीके इृदयमें 
परिपूर्ण या। हेंचि मार्श तप! अभज्ञमे उन्होंने गह बताया है कि 
भगवानका चिन्तन करना, उनका नाम लेना, उनके रूपमें तन्‍्मय हो जाना 
ही मेरा तप है, यही मेरा योग, यही मेरा यज्ञ, यही मेरा शान, यही मेरा 
जप-ध्यान, यही मेरा कुछाचार और यही मेरा सवंस्व है । कमके आदि, 
मध्य, अन्तमें! भगवानका अखण्ड चिन्तन ही उन्होंने अपना स्वधरम बताया 
है | कम-शान-योगमे जो-जो कमी हो उसकी पूर्ति इसि-प्रेमसे हो जाती 


श्द्द श्रीतुकाराम-चरित्र 


है इसलिये भक्ति-योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है। तुकारामजीने 
यावज्जीवन भक्ति-सुख-भोग किया ओर भक्तिका डका बजाकर 
भक्तिकी महिमा गायी, भक्तिका ही प्रचार किया। नारायण भक्तिके 
वश होते हैं । 


ग्रेम तत्र दोरी।नेतों तिकडे जातों हरी ॥ 


प्रेम-सत्रकी डोरसे जिबर के बाते है उघर ही भगवान्‌ जाते हैं |? 
भक्ति-मार्गकोी शेड पराननेके जो कारण तुकारामजीने बताये हैं, हो 
सकता है कि क्रिवी-किसोकोी येन जेंचे। ऐस जो छोग हो उन्हे 
नुकारामजी यह उत्तर देते हैं कि यह मार्ग मुझे झचा इसलिये मेने इसे 
स्वीकार किया ।” मत तो जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हैं. मेरे लिये जो 
उपयुक्त थे उन्हींकी मैने उठा किया !?! भिन्न-भिन्न रचिके छोथ हें, 
उनके सक्ष हम कह्ों-कहों नाचते फिरें? अच्छा तो बड़ी हे कि अपना 
जो विश्वास हो उसीका यत्न करें“-आपनी ईश्यर-निष्ठा बनाये रहे, 
दूसरोके राम्ते न जाय । भक्ति-सुख कभी बासी होगेवाला नहों, उसका 
सेवन नित्य-नया स्वाद और सुख देनेवारा हे | 


मक्ति-प्रेम-सुख आओरोसे नहीं जाना जाता, चाहे वे पण्डित 
बहुपाठी या ज्ञानी हों | आत्मनिष्ठ जीवन्मुक्त भी हो तो भी उनके डिये 
भी भक्ति-सुख दुलम हे । तुका कहता है कि नारायण यदि कृपा करें 
तो ही यह रहस्य जाना जा सकता हे |! 


४ सगुण-निगुंण-विवेक 


सतोंका सिद्धान्त यही हैं कि सगुण-निगुण एक है। तथापि उन्होंने 
भक्तिकी महिमा बहुत बखानी है | अद्वेतमें ढ्रेत और द्वेतमें अद्वेत है, जो 
निगुंण हे वढ्शी सगुण हे और जो सगुण है वहो निगुंण है, यही निश्चय 
और स्वानुभव होनेसे उमयविध आनन्द उनकी वाणीमें भरा हुआ है।सत 


सभुण भक्ति ओर दर्शानोत्कण्ठा ३६७ 


दतवादी नहीं और अद्वेतवादी भी नहीं, वे द्वेताक्षेतशुन्य शुद्ध ब्रक्षके 
साथ समरस बने रहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराजने कहा है, (तुम्हें सगुण 
कहें या निगुण ? संगुण-निशुण दौनों एक गोविन्द ही तो हैं|? 
ठ॒ुकारामजीने भी वही कहां है-- 
सगुण नियुंण जयाचों हीं अंगें। तोचि आम्हांसें क्रीडा कर्सी ॥ 
सगुण और निगुण दोनों जिसके भड्ड हैं वहो इमारे सक्त खेला 
करता है !! जो निर्गुण है वही मकजनोके लिये अपना निशुण-मभाव 
छोड़े बिना सगुण बना दै। परव्रह्म तो मन-वाणीके अतीत है, ऐसा 
नहीं है जो भव्वरोंमे दिखायी दे या कानोंसे सुन पड़े! झ्ानेश्वर 
महाराज कद्ते हैं, वहाँ परुँचनेसे पहले शब्द झोट आने हैं, सकह्पकी 
आयु समाप्त हो चाती है, विचारती इत्ा भो ज्यों नहों चछगे | बह 
उन्मनावध्थाका छावण्य है, तवाका दादज्य हैँ, चह अनादे अगग्य 
परमतत्व है | दिश्वका वह मूड हे और फ्रद्रुमका फल हैं, वह 
केवलानन्दका चैतन्य है! बड़ों आफारफा प्रान्त ओर मोॉन्का 
एकान्त, आदि और अन्त सबका छय दो जाता है। बह महाभूतोंका 
बीज ओर महातेजका तेज है। वही हे अजुन ! मेरा निजत्चरूप है!” 
( शानेश्वरी अ० ६।३१९--१२३ ) ऐसा "नो अचिन्त्य, अरूप, 
अनाम, अगृुण, सबरूप स्बंगत परसमात्मतत्त है वह्दी निराकार, 
निर्विकार, निरुंण परबह्मस्वरूप चतुसुष होकर प्रकट हुआ जब 
नास्तिकोने भक्तोकी सताना भारम्म किया, उमीकों शोभा इस रूपको 
प्रास हुई है। (ज्ञानेश्री अ० ६ | ३२४ ) हुआ है? या हुई है! 
कहटना भी कुछ खटकता ही हे। हुआ है! नहीं, बल्कि वह वही है! | 
थोगी एकाग्र दृष्टि करके जिसकी झलक पाते हैं वह हमें अपनी दृष्टिक्रे 
सामने दिखायी देता हें । सुन्दर श्याम अज्भ-कान्तिकी प्रभा छिटकाते हुए 


३६८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


वही कटिपर कर धरे सामन खड़े हैं। तुका कहता हे, बह अचेत ही 
भक्तिसे प्रसन्न होकर निज कोतुकसे चेत रहा हें | 

भगवान्‌ स्वय कहते हैं, त्ज्मणों हि प्रतिष्ठाइम्‌ ( गीता १४। २७ » 
अर्थात्‌ 'मेरे अतिरिक्त छहा और कुछ नहीं है! ( शानेश्वरो )। 'सगुण 
ही निर्युण है, और गुण डी अगुण है! ऐसा विछक्षण भीहरिका स्वरूप 
है, इसढ़िये “ध्यानमें मनमे राम-कृष्ण” की ही भक्ततन भक्ति किया 
करते हैं। स्वयं भगवानने ही गीताके बारहवें अध्याबमें बताया है कि 
अव्यक्तकी उपासना मोक्षकी देनेबाडी है पर उसमें कष्ट बहुत है 
( क्लेशोउचिकतरस्तेषाम्‌ ) और व्यक्तकी उपासना बुलम ओर भेष्ठ है । 
ध्यक्त और अव्यक्त--हों ठुम्हीं एक निश्चान्तः अर्थात्‌ एकके ही ये दो 
रूप हैं, दोनों मिढ़कर एक ही हैं, पर भक्त भक्ति-सुखके छिये व्यक्तकी 
ही उपासना करते हैं। अब्यक्त अथांत्‌ निशुण-निराकार, निरुपाणिक, 
विश्वरूप ब्रह्म | व्यक्त अर्थात्‌ संगुण-साकार सोपांधिक राम-कृष्णादि 
रूप । भगवान्‌ शकराचायने व्यक्ताव्यक्तका विवरण इस प्रद्वार किया 
है कि अव्यक्त वह जो किसी भी प्रमाणसे व्यक्त न किया जा सके 
( न केनापि प्रमाणेन ज्यज्यते ) ओर व्यक्त वह चो इन्द्रिय-गोचर हो । 
व्यक्त्की उपासना सुढम, सुखकर ओर सुसाध्य होनेके साथ मोीश्षरूप 
फल देनेके साथ-साथ भक्ति-प्रेमानुभवका आनन्द भी देनेवाछी है । 
आचार उपासनाका छक्षण बतलाते हैं, यथाशास््रमुपास्यस्थ धामीप्य- 


मुपगम्य तैलबारावत्समानप्रत्ययप्रवादेण दीघंकाछ यदासन तदुपासनम! 
अर्थात्‌ 'सतत समानरूपसे गिरनेवाली वेछ-घाराके समान एकांग्र ृश्टिका 
उपास्यकी ओर दीघंकाल्वक छगे रहना दी उपासना है|? देहवानू, 
श्ीवोंके लिये व्यक्तकी उपासना ही सुखकर होती है । विश्वरूप देखकर 
भी अर्जुन चतुभुज सोम्य भ्रीकृष्णरूप देखनेके लिये छाक्ायित हो 
उठे--किरीटिनं गदिनं॑ चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टमह तथेव |? 


सग॒ुण भक्ति ओर दशनोत्कण्ठा ३६९, 


“उपनिषदोंकी जिससे मेंट नहीं हुईं! उस विश्वर्पकों देखकर अजुन 


कहते हैँ--- 


“विश्वरूपके ये जलल्ेे देग्वकर नेत्र तृत्त हो गये, अब ये कृष्णमूर्ति 
देखनेके लिये अधीर हो उठे हैं। उस साकार कृष्णरूपको छोड़ इन 
ओर कुछ देखनेकी रुचि नहीं, उस रूपको देखे बना इन्हें कुछ अच्छा 
नहीं छयता | भुक्ति-मुक्ति सब कुछ हो पर भ्रीमूर्तिके बिना उसमे कोई 
आनन्द नहीं | इसलिये इस सब्रको समेट्कर अब तुम वेसे ही साकार 
बनो |? ( ज्ञानेश्वरी ११---६०४-६०६ ) 


सब भक्तोकी चित्त-बृत्ति ऐसी ही होती हैे। यदि कोई कहे कि 
अव्यक्त सर्वव्यापक है और व्यक्त तो एकदेशीय हे तो जानेश्वर महाराज 
बतलाते हैं कि सोनेका छड़ हो या एक रत्ती हां सोना हो दोनोमे 
सोनापन तो समान ही है अथवा अम्ृतका कुम्म हो या एक घूंट 
अमृत हो, दोनोमें अम्रतका गुण तो एक ही है, वेसे ही विश्वरूप और 
चतुर्भुज दोनो ही जीवको अमर करनेके लिये एक-से ही हैं। गीताके 
बारहवें अध्यायमें स्वय निजजनानन्द जगदादिकन्द भगवान्‌ श्ीम॒कुन्दने 
ही कहा है कि व्यक्तकी उपासना ही भ्रेयस्कर है। एकनाथ महाराजने 
भागवतमे ( स्कन्ध ११ अध्याय ११ इलोक ४६ की टीकामें ) कहा हे 
कि सगुण-निर्गुण दोनों समान हैं तो भी निगुणका बोध होना कठिन 
है, मन, बुद्धि और वाणीके छिये वह अगम्य है, वेद-शासत्रोंकी उसकी 
पहचान नहीं है, पर सगुणकी यह बात नहीं | सशयुणका स्वरूप देखते 
ही भूख-प्यास भूल जाती हैं ओर मन प्रेममय हो जाता है। सोना और 
सोनेके अछकार एक ही चीज हैं, पर सोनेकी एक ईंट नवबधूके 
गलेमे लग्का दी जाय तो क्‍या वह भली माढ्म होगी ! या उसी 
सोनेके विविध अलकार उसके अद्भ-प्रत्मज्धयर शोभा दे सकेंगे ? 
इनमेसे शोमा किसमें है ? दूसरी बात यह कि घी पतला हो या जमा हुआ 


तु० रा० २४० 


३७० श्रोतुकाराम-चरित्र 


हो, है वह घी ही, पर पतले घीकी अपेक्षा जमा हुआ दानेदार घी ही 
जीभपर रखनेसे स्वादिष्ट माछूम होता है । इसी प्रकार निगुणके समान 
ही सगुणको समझो और उसका स्वानन्द छाभ करो । भगवानके सगुण- 
ध्यान-भजन-पूजनमें जो परम आनन्द है वह अन्य किसी साधनसे 
मिलगेवाला नहीं | सगुण-भजनके द्वारा अद्वेत आप ही सिद्ध होता है । 
सम रामदास स्वामीने कहा है, 'रशुनाथजीके भबनसे मुझे शान हुआ ।? 
'भ्रकत्या मामभिजानाति! यह भगवानने भी कट्टा हैे। इस सम्बन्धसें 
एकनाथ महाराणने बड़ा अच्छा सिद्धान्त बताया है जो सदा ध्यानमे 
रखना चाहिये--- 

दीएकल्िका हातीं चढ़े | ते घराभीतरी ग्रकाश सांपडे ॥ 

माञी मूर्ति जें ध्यानीं जडे | तें चेतन्य आंतुडे अवधेंचि ॥ 

दीपक हाथमें के लेनेसे घरमें सब नगह उजाला हो जाता है | 
बसे ही मेरी मूर्ति जब ॒ध्यानमें बेठ जाती है तब समग्र चैतन्य दृशिसमें 


समा जाता है ।? 

भगवानकी मूर्तिका दशन, स्पशन, भचनन-पूजन, कथा-कीत्त॑न, 
ध्यान-चिन्सन करते रहनेसे बिस उपास्य देवकी वह मूर्ति है वह उपास्य 
देव ध्यानमें बेठकर चित्तपर खेलने लगते हैं, स्वप्न देकर आदेश सुनाते 
हैं, ऐसी प्रतीति होती है कि वह पीठपर हैं और उनका प्रेम बढ़ता लाता 
है, तब उनसे मिलनेके लिये जी छग्पटाने छगता है, तब प्रत्यक्ष दर्शन भी 
होते हैं ओर यह अनुभूति होती है कि वह निरन्तर इमारे समीप हैं, और 
अन्तमें यह अवस्था आती है कि अंदर-बाइर वही हैं, ओर वही सब 
भूतोके दवदयमें हैं, उन्हें छोड़ ब्ह्माण्डमें ओर कोई नहीं, मेरे अंदर वही 
हैं और में भी वही हूँ; तब सगुण-निशुंणका कोई भेद नहीं रहता, सगुण- 
भक्तिमें ही निगुणानुभव होता है और सब भेद-भाव मिट जाते 


सगुण भक्ति ओर द्शनोत्कण्ठा ३७१ 


हं। ऐसे समरस हुए. भक्त भक्तिका आनन्द ढूटनेके लिये भगवान्‌ 
और भक्तका द्वेत केवछ मनकी मोजसे बनाये रहते हैं। ऐसे मक्तकों 
देखिये तो उसका कर्म भक्तका-सा होता है पर स्वय परमात्मा ही 
होता है यह देखनेवाके देख लेते हैं। इसी अभिप्राबसे तुकारामजीने 


यह कहा है कि-- 
अमेदूनि नेद राखियेला अंगी। वाढाक्या जया ग्रेमसु ख ॥ 

अमेद करके मेदको बना रक्ख्घा, इसलिये कि ससारमें प्रेमसुखकी 
वृद्धि हो ।! मदाराष्ट्रके सभी सत ऐसे ही हुए बिन्होंने संगुणमें निशुंग 
और निगुणमें सगुण, देतमें अहूत और भद्वेतमें देत देखा भौर देखकर 
तदाकार हुए | आप उन्हें द्वती कहें तो कोई इर्न नहीं, अद्वेती कहें तो 
भी कोई उज्ुर नहीं | सशुणोपासक भी कट्ट सकते हैं ओर निगुणानुभवी 
भी कह सकते हैं, क्योकि वें हैं ऐसे ही जो अद्वेतानुभवर्मे द्वोत-सुखका 
भी आनन्द लिया करते हैं। अद्वेत और भक्तिका समन्वय करनेवाला 
ही तो यह भागवतघम है। शानेश्वर, समथ ओर तुकाराम तीनोंका 
अनुभव एकन्सा ही है | 

(१) शानेश्वर महाराब कहते हैं-- 

हवाकों दिछाकर देखनेसे वह आकाशसे अछूग जान पड़ती है, पर 
आकाश तो ज्यॉ-का-त्यों ही रहता है। वेसे ही भक्त शरीरसे कर्म करता 
हुआ भक्त-सा जान पड़ता है पर अन्तः्मतीतिसे वह भगवस्स्वरूप ही 
रहता है | ( शानेश्वरी अ० ७-११५, ११६ ) 

(२ ) समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं-- 

देशको उपासना छगी रहती है पर विवेकतः उसका आपा नहीं 
रहता । संतोंके अन्तःकरणकी ऐसी स्थिति होती है। ( दासबोघ दशक 
६ समास ७ ) 


३७२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


(३ ) तुकाराम महाराज कहते हैं--- 


आधी होता संतसंग | तुका झञाला पॉडुरंग ॥ 
त्याचे भजन राहीना | मूछ स्वभाव जाइना ॥ 


'पहले सत्सद्भ था। पीछे ठ॒का स्वयं ही पाण्डुरज्ञ हो राया | पर 
इस अवस्थामे भी उसका भजन नहीं छूटता, जिसका जो मूल स्वभाव है 
वह कहाँ जायगा ! 


इन तीनो उद्गारोसे यही स्पष्ट होता है कि शुद्ध ब्रद्मश्ञान ओर 
निश्ायुक्त मजन दोनोका पू्ण ऐक्य भक्तमे होता है | भक्तिका 
अड्जैतसे कोई झगड़ा नहीं, यही नही, बल्कि उनकी एकरूपता है। दताह्वत, 
सगुण-निर्गुण, भगवान्‌ और भक्त, जीव और ब्रह्म ये सब भेद केवल 
समझके हैं, तत्वतः वे नहीं हैं। इसलिये साथुन-च तोने जिस भावसे 
सगुणोपासनाकी महिमा बखानी है उसी भावसे हमछोग भी सशुण-प्रेमकी 
कथा श्रवण करनेके लिये प्रस्तुत हो । तुकारामजीने भगवानसे विनोद 
किया है, कहीं स्तुतिके साथ-साथ बाह्मतः निन्‍्दा भी की है, विलक्षण 
कल्पनाएँ की हैं, प्रेमसें गालिया भी सुनायी हैं, अवश्य ही मूलतः 
भगवानके साथ अपना जो ऐक्य है उसे भूछकर ये गाछियाँ न दी 
होंगी । महाराष्ट्रमें समी सतोके समान तुकारामजीकों अब्वेत सिद्धान्त 
सर्वथा स्वीकार था, यह बात जिनके ध्यानमें नहीं आती उन्हें इस 
बातका बड़ा आश्चर्य होता है कि तुकारामजीने भगवानसे इतनी घनिष्ठता 
कैसे बरती । सिद्धान्त अद्वेतता और मजा भक्तिका, यही तो 
भागवतधमंका रहस्य है । इसे ध्यानमे रखते हुए. अब इमलछोग सगुण- 
भक्तिका आनन्द ढेनेके लिये तुकारामजीका सद्भ पकडे । 


७ विद्वल-शब्दकी व्युत्पत्ति 


विह्वल-शब्दकी व्युत्वत्ति विदा शानेन ठान्‌ शूस्यान्‌ छाति गह्नाति 


खसगुण सक्ति और दरशनोत्कण्ठा ३७छईे 


विहुल” अर्थात्‌ ज्ञानशून्य याने भोछे-भाके अज्ञजनोको जो अपनाते हैं 
यही विद्वल हैं, यह व्याख्या विद्धल शब्दकी 'घमंसिन्धु! कार काशीनाथ 
बाबा पाध्येने की है। तुकारामजीके अभगका एक चरण है--वीचा 
केला ठोबा | म्हणोंनि नाव विठोधा |” ( वी? का ठोबा ( वाइन ) 
किया, इसलिये नाम विठोबा हुआ | ) वी? याने पक्षी--गरुड़, गरुड़- 
को जिसने अपना वाहन बनाया उसका नाम विद्चल हुआ | कुछ छोग 
ऐसा भी अथ करते हैं कि वी ( विद्‌ ) याने ज्ञान उसका ठोबा? याने 
आकार अर्थात्‌ ज्ञानका आकार, ज्ञान-मूर्ति, परब्रह्मकी सशुण साकार 
मूर्ति । व्युपत्ति-शास्त्रसे विष्णु? से विद्धु-विठोबा? होता है । प्राकृत 
भाषाके व्याकरणमें विष्णु? का विदु' रूप होता दै। जैसे म्रश्टिसे मूठ 
( मुद्दी ), पृष्ठसे पाठ ( पीठ ), बसे द्वी विष्णु! से विद्ध' हुआ। 'छ! 
प्रत्यय प्रेमसूचक है ओर वा? आदरसूचक | कोई विद्धलकी विट्स्थल! 
याने वीट ( इंट ) जिसका स्थल है याने जो इंटपर खड़ा है ऐसा भी 
अर्थ छगाते हैं। सफेद मिद्ठी होनेसे उस स्थानकों पण्दरपुर कहते हैं, 
बहाँ इंटके भठठे रहे होंगे । पुण्डलीकने भगवानके बेठनेके लिये 
उनके सामने जो ईंट रख दी, इसका कारण भी यही हो सकता है 
कि चारों ओर इंय्के भट॒ठे होनेसे जहाँ-तहाँ इंटे पड़ी रहती होंगी 
और लोग बेठनेके छिये भी उनका उपयोग करते होगे। विठोबा 
इव्दका धात्वर्थ कुछ भी हों, पर विठोबा कइनेसे पण्दरीमें इंटपर खड़े 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूतिका ही ध्यान होता है। श्रुतिने परमात्माका 
“3४० ज्ञाम रखा, उसी प्रकार मक्तोंने उन्ही परमात्माके व्यक्त रूपको- 
श्रीकृष्णको--विद्चछ' नाम प्रदान किया है । जानेश्वर महाराजने 
“3 तत्सदिति निर्देश४ का व्याख्यान करते हुए. प्रणवके सम्बन्धमें जो 
कुछ कहा है वही भगवानके विद्चल नामपर भी घट सकता है | 


“उस ब्रह्मका कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं; पर अविद्यावगंकी 


३७७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


रातमे उसे पहचाननेके छिये वेदोंने एक सकेत बनाया है| जब बालक 
पैदा होता है, तद उसका कोई नाम नहीं होता, पीछे उसका जो नाम 
रखा जाता हे उसी नामपर वह हों? कहकर उठता है। ससार-दुश्खसे 
दुसी जीव जो अपना दुखड़ा सुनानेके लिये आते हैं वे जिस माममे 
पुकारते हैं वह यह नाम--यह सकेत ह | ब्रह्मका मोन भद् हो, अद्देत- 
भावस्े वह मिले, ऐसा मन्त्र वेदोंने करुणा करके निकाला है। उस 
एक सकेतसे आनन्दके साथ जिसने ब्रह्मको पुकारा, सदा उसके पीछे 
रनेवाठा वह ब्रह्म उसके सामने आ जाता है ।! € बानेश्वरी 
आ० १७ | ३२९-३१३ ) 


अनाम-अजात ब्रह्मकी पहचान ससार-दुःखसे दुखी जीबोंकों हो, 
इसके ढिये अ्रतिने जो नाम सकेत किया वह प्रणब-शब्दसे जाना जाता 
है, वेसे ही सतोंने जीवॉकों भीकृष्णकी पहचान करानेवे. लिये उसीका 
“विद्छ' नामस्ने निर्देश किया है ओर इस नामसे जो कोई पुकारता है, 
श्रीकृष्ण भी उसके सामने प्रकञ होते हैं। श्रीइरिवश् या श्रीमद्धागत्रतमे 
भ्रीकृष्णणो इस नामसे न भी पुकारा है और भक्तोने चाह उनका 
यह एक नया ही नाम रखता हो तो भी नामकी नवीनतासे अच्युत 
भीकृष्णका कृष्णपन तो च्युत नहीं होता । कई पुराणोम पण्दरीपुरके 
भ्रीविइछके उत्नेग हैं| पद्मपुराणमें ( उत्तरक्षण्ड--गीतामाहात्म्यमे )-- 

द्विभुजं॑ विद्वरलू विष्णु भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 

--यह उल्हेद्ध है । गरुडपुराणमे 'विह्वछ पाण्हुरड्लें च व्यड्ूटाद्रो 
रमासस्रम! अर्थात्‌ पण्टरपुरमें विष्ुको विह्वकछ कहते हैं, ऐसा कहा है | 
स्कन्द्पुराणमें भीमामाहशात्म्यके अंदर 'पाण्डुरक्ष इति ख्यातो विष्णुविंपुल- 
भूतिद.? यह उद्चेख् है ओर फिर उसी पुराणके चन्दढ्वा-माहात्म्यमें श्रीविद्चल- 
का 'कमहावज्चञभो देव: करुणारसशेवधिः' कहकर वन किया है | इस प्रकार 
ब्ह्माण्डपुराण, भार्गवपुराण इत्यादि पुराणोमे और श्रीमत्‌ शड्ढराचायक्ृत 


4 हि रे 
समुण भक्ति और दरशंनोत्कण्ठा ह्रेज५ 


पाण्डुरज्ञस्तोत्रादिमें भी श्रीपण्टरपुरनिवासी पाण्डुरकज्ञ सगवानका वर्णन 
आया है । पण्टरी-श्षेत्र और श्रीविद्धल देवता अत्यन्त प्राचीन हैं । पुराणों- 
के जो अवतरण ऊपर दिये उनसे यह्ष स्पष्ट है कि विष्णु ही विद्धल हैं | 


६ ज्ञानिश्वरीमें विद्वुल-नाम क्‍यों नहीं १ 

श्रीविद्धल-खरूपका विचार झगके भश्यावर्ने किया ज्ञायगा, यहाँ 
बिहु७ अथांत्‌ विष्णु ओर सो +ी ओविष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण है इसे 
बातको ध्यानमे रखते हुए एक आशक्षेपका विचार कर छे आर आगे 
बढ़ें | कुछ आधुनिक बविद्वानोका गई तक है कि शानेश्वरीमें कहीं भी 
ब्टिल नाम नहीं आया है, इसमे यह जान परड़टा है क्रि ज्ञानेश्वर 
महाराज विह्लकके उपासक नहीं प्रस्युत निगुंण ब्क्मझे हो उगसक थे । 
ज्ञानेश्वर ओर एकनाथ दोनों ही भव्यन्त गुब्भक्त थे जोर ग्रन्थ-अणवनके 
समय उनके गुरु भो उनके सम्युख उपस्थित थे ! श्सा कारण 
उनके ग्न्थोंके मजछ्लछाचरण शुरु-ललुतिसे ही भरे हुए हैं। तथापि उनके 
ग्रन्थीम श्रीकृष्ण-प्रेमके जो अनुपम निश्चर हैं उनकी ओर ध्यान देनेसे 
एक अन्घा भी यह जाम सकेगा कि उनका समुम-प्रेम कितना 
अलोकिक था | श्रीकृष्णाजुन-प्रेमका वर्णन करके हुए शानब्व॒र महाराजने 
अपनी भीक्ृष्ण-भक्ति व्यक्त करनेकी छालूसा पूरी कर ही है ( ज्ञानेश्वर- 
चरित्र पाठक देखें )। ओर फिर जहाँ-बहाँ अीकृष्णकी स्तुति करनेका 
अवसर मिला है वहाँ-वहाँ शानेश्वर महाराजकी वाणी कितनी प्रेममयी 
हो गयी है यह शानेश्वरीके पाठक समझ सकते हैं। विस्तार बढ़नेके भयसे 
अवतरण यहाँ नहीं देते। जो छोंग देखना चाह वे शानेश्वरीमें चोये 
अध्यायकी १४ ओवियाँ और नवें अध्यायकी ४२५ से ४७० तककी 
ओवियाँ अवश्य देखें। नर्वें अध्यायकी ५११ वीं ओवीमें महाराज 
ओरीकृष्णका 'श्यामसुन्दर परअह्ष भक्‍तकाम कक्पदुम भ्रीआत्माराम! कहकर 
वर्णन करते हैं। ग्यारहवें अध्यायके उत्तराधमें ओर बारहवें अध्यायमें 


७६ श्रीतुकाराम-चगित्र 


उस 'चतुर्भुज-रूप” का मधुर वर्णन भी पदढनेयोग्य है। बारहवेंके उप- 
सहारमे भगवानका यश इस प्रकार गाते ईं-- 


पैसे वह निजजनानन्द, जगदाठिकन्द श्रीम्रकुन्द बोलछे । 
सझ्ञय वृतराष्ट्रसे कहते हैं, राजन्‌ ! वह मुकुन्द केसे हैं --निर्मल हैं, 
निष्कलड्ड हैं, लोकक्ृपाल हैं, शरणागतके स्लनेह्ााश्रय हैं, शरण्य हैं । 
सुखन्दसहायशीक और लछोकलाठनछीक हैं। प्रणतप्रतिपालन उनका 
खेल है । वह भकक्‍्तजनवत्सल, प्रेमजनप्राज्ञल हैं। सत्यसेतु ओर सकल 
कलछानिधि हैं। वेकुण्ठके वह श्रीकृष्ण निज भक्‍तोंके चक्रवर्ती हैं |? 
( २३९-२४१, २४३, २४४ ) 


ऐसी सुधा-रससानी प्रेम-मधुरवानी सग्गुण-प्रेमीके सिवा और 
किसकी हो सकती है ? निगुण-बोध ओर सगुण-प्रेम दोनों एक साथ उसी 
पुरुषमे मिलते हैं जो पूर्ण भक्त हों। चन्दनकी द्वुति या चन्द्रकी 
चाँदनी-जैंसी अद्वेत-मक्ति है, पर 'यह अनुभव करनेकी चीज है, 
कहनेकी नहीं? ( शञानेश्वरी १८-११०० )। वसुदेवसुत देवकीनन्दन 
( ज्ञाने० ४-८ ) ही सर्वरूपाकार, सर्वहश्नित्र और स्वदेशनिवास 
( ज्ञाने० १८-१४१७ ) पैरमात्मा हैं ऑर 'भक्‍तोंकी ध्रीतिके वश, 
अमूर्त होकर भी व्यक्त द्वुए हैं।! भक्‍त-प्रीतिसि भगवान्‌ व्यक्त हुए, 
इसीसे जगतका कार्य बना, नहीं तो भला इन्हे कोई पकड़ सकता है ? 
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि भगवान्‌ प्रीत होकर व्यक्त न हो 
तो योगा उन्हे पा नही सकते, वेदार्थ उन्हें जान नहीं सकते, ध्यानके 
नेत्र भी उन्हें देख नही सकते! ( ज्ञानेश्वरी ४-१३ ) परमात्मा सगशुण- 
साकार प्रकट हुए यह बहुत ही अच्छा हुआ । वही परमात्मा पुण्डलछ|क- 
की मक्तिसे प्रसन्न होकर पण्दरीमे इंटपर कटिपर कर घरे खड़े हैं । 
भक्‍्तोने अपनी रुचिके अनुसार उनका नाम विद्ठछ रखा है। जैसा 
जिसका भाव हो, भगवान्‌ वैसे ही हैं। भक्‍तोंका यह भाव रहता है कि 
वह सब्चिद्धन परमात्मा हैं। उसी रूपमें उन्हें परमात्माकी प्रतीति होती 


सग्रुण भक्ति ओर द्शनोत्कण्ठा ३७७ 


है। वह सबंब्यागक हैं, आकाशसे भी अधिक व्यापक ओर परमाणुसे 
भी अधिक सूक्म हैं। अखिल विश्वर्मे व्यापकर भक्तोंके हृदयमें विराज 
रहे हैं| समथ रामदास स्वामी कहते हँ-- 


जयीं पाहता सबही कोदलेंसे | 
अभाग्या नरा दृढ पाषाण भासे ॥ 


ससारमे देखिये तो वह सर्वत्र समाये हुए हईं। पर अभाणे 
मनुष्यको यह सब कड़ा पत्थर-सा छगता है ।? नामदेवराय, जनाबाई 
आदि सब सत श्रीविद्वलछके उपासक थे | नाथ महाराज श्रीकृष्ण अर्थात्‌ 
ओ्रीविह्लके ही भक्त थे | ज्ञानेश्वरीमे जैसे श्रीविद्धछका नामोल्लेख नहीं 
है वैसे ही एकनाथी मागवतसे भी एक ओबीकों छोड़ और कहीं भी 
बिट्वल-नामका उल्लेख नहीं है। जिस ओवीमें यह नामोल्लेख है वह 
ओवी इस प्रकार है--- 


पावन पाडुरयक्षिती | जे का दक्तिणद्वारावती | 

जेथ विराजे विह्लमाति | नामे यजती पंढरी ॥ 
( २९---२४० ) 
“वह पाण्डुरज्गष-पुरी पावन है, वह दक्षिणकी द्वारका है। वहाँ 
श्रीविट्ठल-मूर्ति विराज रही है। पण्दरीमें उनका नाम गूँजता रहता है |? 
एकनाथी भागवतमें बस यही एक बार श्रीविद्धछका नाम आया है तथापि 
क्या ज्ञानेश्वरी और कया एकनाथी भागवत दोनो ही ग्रन्थ श्रीकृष्ण-प्रेमसे 
ओतप्रोत हैं ओर जो श्रीकृष्ण हैं वही श्रीविद्ठल हैं, इस कारण ही वारकरी- 
मण्डलमें ये दोनो ग्रन्थ वेद-तुल्य माने जाते हैं। एकनाथ मशद्ाराजके 
परदादा भानुदास महाराज विख्यात विद्चल-मक्त हुए, पैठणम उनका 
बनवाया विद्चलमन्दिर है। इसी मन्दिरमें एकनाथ महाराज कथा बाँचते 
थे, यहीं श्रीविद्चकमूर्तिक सामने उनके कीतन होते थे, श्रीविद्लकी 
स्तुतिमे एकनाथ महाराजके सेकड़ो अभग हैं। नाथ महाराज परम 


३७८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


भागवत, श्रीकृष्ण--श्रीविद्धलके परम भक्त थे, फिर भी नाथ-भागवतर्मे 
श्रीविदछका नाम एक ही ओबीमे आया है. और शानेश्वरीमे तो विद्धछका 
नाम ही नहीं है, इस बादकों बढ़ा तूछ देकर अनेक आधुनिक पण्डित 
यह कहा करते ई कि श्ानेब्बरी तो तत्व-श्ञान और निर्शुणीपासनका 
ग्रन्थ है, बारकरी-सम्प्रदायसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं। यह बड़े 
आश्चयकी बात है। डआानेश्वरीकों कोई केवल तत्त्व-शानका ग्रन्थ भले ही 
समझ के, पर वारकरियोके लिये तो ज्ञानेश्वरी ओर एकनाथी भागवत 
ये दोनों ग्रन्थ उपासना-अन्य हैं। वारकरी श्रीकृष्णके उपासक हैं और थे 
ग्रन्थ श्ीकृष्णके परम भक्तोंके अन्य हेनेसे उनके छिये प्रमाणस्वरूप हैं । 
जानेश्वर और एकनाथ श्रीक्षष्ण-भीविद्चलके पूर्णमक्त और उनके ग्रन्थ 
श्रीकृष)-भ्रीविद्धलकी सक्तिसि ओतपग्रोत हैं, इसीसे वाररऋरियोंकोीं अत्यन्त 
प्रिय और मान्य हैं। ज्ञानेश्वर-एकनाथसे नामदेब-तुकारामकी अकूृण 
करनेकी इनकी चेष्टा व्यथ है, यह पहले सप्रमाण सिद्ध किया जा चुका 
है | रक्मिणी--रखुमाई श्रीकृष्णकी पटरानी थीं, उनकी चित्‌-शक्ति-- 
हुनकी आदिमाया थीं यह सवंभ्रत ही है | भ्रीकृष्ण-सक्मिणी ही भ्रीविद्धल- 
रखुमाई हैं, विदवल-रखुपाई” ही वारकरियोंका नाम-मन्त्र हे | शानेश्वरी 
और नाथ-भागवत ओऔीकृष्ण ( श्रीविद्द७ )-मक्तिप्रधान ग्रन्थ हैं. यह 
बात आधुनिक विद्वान्‌ ध्यानमें रखें तो शानेश्वर-एकनाथसे पण्टरीके 
भमक्ति-पन्थकी अछग करना असम्भव है यह बात उन्हें भी स्वीकार 
करनी पड़ेगी ।। शानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, एकनाथ, तुकाराम--ये 
सभी विदवक-मक्त हैं । भीविद्चछकी उपासना तुकाराम महाराज 
यावजीवन करते रहे । 


७ मूृर्ति-पूजा-रहस्य 
श्रीवि्ल-मूर्ति भक्तोके प्राणोका प्राण है। पण्डित भगवानछालके 
मतसे पण्टरपुरकी यह मूर्ति छठी शताब्दीसे पहलेकी है । निगुंण ब्रह्म और: 


सगुण भक्ति ओर दर्शानोत्कण्ठा ३७९ 


सगुण भगवान्‌ दोनों इस भ्रीविद्चछ-मूर्तिमें हैं। यह मूर्ति भक्तोको 
चैतन्यघन प्रतीत शेती है | इस मूर्तिके मबन-पूजनसे तथा ध्यान-घारणासे 
भावुक भक्तोंको भगवानके सरुणरूपके दशन होते ओर अद्वयानन्दका 
अनुभव भी प्रात होता है। पहले हुआ है ओर अब भी होता है| 
श्रीविद्धल-भक्ति यौग-जशञानकी विश्वाम-भूमिका है | यह भी कोई पृछ सकते 
हैं कि अद्वतानन्दके लिये मूर्तिकी क्या आवश्यकता ? पर में उनहे पूछता 
हूँ कि नूर्ति-पू्ामे भक्तिर्सास्वादन मिकता और अद्ववानन्द्म सभी कुछ 
कमी « हुई ठो इस मूर्ति-यूजासे क्या हानि हुईं १ भगवान्‌, भक्त औ 
भजनकी तिपुटी अद्ययानन्दके स्वानुभवपर खडी की गयी तो इसमें 
क्या ब्रिंगड। १ 


देव देउछ परिवारू | कीजे कोरूनी डोंगरू | 
तहत भक्तीचा वेव्हारू | का न॒ इ्हागा ॥| 
( अमृतानुभत्र प्र० ९--४१ ) 


देव, देवक ओर देव-भकक्‍त पहाड़ खोदकर एक ही शिलापर 
खुदवाये जा सकते हैं। वेसा व्यवहार भक्तिका क्‍यों नहीं हो सकता 


एक ही चित्र-शिलापर भीशकुर, साकण्डेब आर शिव-मन्दिर या 
श्रीविष्णु, गरुढड़ ओर विष्णु-मन्दिर यदि चित्रित हो तो क्‍या एकके 
अदरकी इत त्रिबिघतासे हरि-हर-भक्ति-रसास्वादनमें कुछ बाधा पड़ती 
है? सुबणके ही भीराम. सुवणके ही इनुमान्‌ ओर उनपर सुबणके ही 
फूल बरसानेवाछा सुवर्ण-गरीर भक्त हो तो इस त़िपुटीसे अद्वेत-सुग्बकी 
क्या हानि होती है ? यह सब तो उपासकके अधिकारपर निर्भर करता 
है! मूलका मूल बना रहे ओर ऊपरसे व्यान भी मिले ती इसे कौन छोड़ 
दे ? वजन और कसमें कोई कसर न हो ओर अलड्ठारकी शोमा भी प्रा 
हो तो इस आनन्दको छोड़कर केवल सोनेका पासा छातीसे चिपकाये रहने में 
कोन-सी बुद्धिमानी है ? भक्तके अद्वेतबोघमें कुछ कमी न हो और बह 


“2८० श्रीलुकाराम-चरित्र 


भगवानकी प्रतिमाके सामने बेठकर भजन-पूजनादिके द्वारा भक्ति- 
सुखामृत भी पान करे तो इससे वह क्या कभी अद्दयानन्दसे वश्चित होगा ! 
भक्तिसुखके लिये मकत ही भगवान और भक्त बनकर पूजनादि उपायना- 
कर्म करता है | परन्तु यह कौशल सत्सद्भमे बिना हिऊमिल गये नहीं समझ 
पड़ता और यह बोध न होनेसे सगुणोपासन और प्रतिमा-पूजनका रहस्य 
भी कभी ध्यानमे नहीं आता | मूर्ति-यूजाका यह रहस्य न जाननेके कारण 
ही बहुत-से छोग मूर्ति-्पूजा! का नाम लेते ही चौक उठते हैं और यह 
पूछ बैठते हैं कि क्‍या त॒काराम-से ज्ञानी-महात्मा भी मूर्तिपूजक थे ? उनके 
इस प्रश्नका यही उत्तर है कि हां वह मूर्तिपूजक थे ओर यावजीवन 
मूर्तिपूजक ही ये ।! इमारा आपका यह समाज मूर्तिपूुजक ही है, यही 
क्यो, सारा मनुष्य-समाज ही यथार्थमे मूर्तिपू जक है । वेदोंमि वरुण, सूथ, 
उषा आदि देवताओकी मूर्तियोंके स्तोत्र हैं। निराकारवादी जब ईश्वर- 
प्रार्थना करते हैं तब उनके चित्त-चित्रपटपर कोई-न-कोई रूप ही चित्रित 
होता होगा और यदि नहीं होता को उनका प्रार्थना करना ही व्यर्थ दे । 
भगवान्‌ अमूर्त हैं और मूर्त भी, भक्त ही अपने अनुभवसे इस बातको 
जानते हैं। ईश्वर यदि सर्वत्र है तो मूर्तिमे क्‍यों नहीं र तुकारामजी 
पूछते हैं-- 


अवधें वह्य रूप रिता नाहीं ठाव | प्रतिमा तो देव कसा नव्हे ॥ 
'सब कुछ ब्ह्मरूप है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं, तब प्रतिमा 
ईदवर नहीं यह कैसे हो सकता है ! 
ईश्वर सर्वव्यापी है पर प्रतिमामे नहीं, यह कहना तो प्रतिमाको ईश्वरसे 
भी बडा मानना है ! चाहे जिस पत्थरकों तो भगवान्‌ कहकर हम नहीं 
पूजते | ब्राह्मणोद्वारा वेद-मन्त्रीसे जिसमे प्राण-प्रतिष्टा की गयी दो उसी 
मूर्तिको मगवान्‌ कहकर हम पूजते ओर भजते हैँ । भाव ही तो भगवान्‌ 
हैं और मक्तका भाव जानकर मगवान्‌ भी पत्थरमे प्रकट होते हैं। उसका 


सग॒ुण भक्ति ओर द्शनोत्कण्ठा ३८१ 


पत्थरपन नष्ट होता है ओर सब्चिदानन्द्घन परमात्मा वहाँ ग्रकट होते 
हैं। तुकारामबाबा कहते हैं-- 


पाषाण देव पाषाण पायरी | पूजा एकावरी याय टेवो ॥?॥ 
सार तो भाव सार तो भाव | अनुभवी देवतेचि झाले ॥२॥ 


पत्थरकी ही भगवन्मूर्ति है ओर पत्थरकी ही पेडी है। पर एकबों 
पूजते हैं ओर दूसरेपर पेर रखते हैं। सार वस्तु है भाव, वही अनुभव 
भगवान्‌ होकर प्रकथ होता है |? 

गड़्ाजक और अन्य सामान्य जलोंके बीच कोन-सा बडा भारी 
अन्तर है ? पर भावनासे ही तो गजद्जाका श्रेष्ठत्व है । तुकारामजी कहते 
हैं, भावुकोंकी तो यही बात है, धर्माधमके पचड़ेमे और छोग पडा करे | 
जिसके निमित्त जो पूचनादि किया जाता ह वह किसी भी मागसे 
किसी भी रीतिसे किया जाय वह प्राप्त उसीको होता है। पत्र पुष्प फल 
तोय” कुछ भी, कोई भी, कहों भी, केसे भी--पर विमरू अन्तःकरणसे- 
अप॑ग करे तो वह मुझे ही प्रात होता इ--तदह मक्त्युपह्मतमश्नामि 
प्रयतात्मन” (गीता ९। २६ ) यह स्वय भगवानका ही वचन हें । 
'शिव-पूजा शिवासि पावे। माती मातीशीं सामावे ॥! ( शिवको पूजा 
शिवको प्रास होती हे ओर मिद्ठी मिद्दीमें समा जाती है| ) अथवा 
“विष्ण-पूजा विष्णूसि अपँ। पाषाण राहे पाघाणरूपे ॥! ( विष्णुकी पूजा 
विष्णके अर्पित होती हे ओर पत्थर पत्थरके रूपमें रह जाता है| ) यह 
तुकारामजी कह गये हैं। भगवानकी सुलूम सुडोल सुन्दर सुमधुर मूर्ति 
देख सहखो भक्त आनन्दित हुए. ओर मूर्ति चेतन्यघन होकर उन्हें 
प्रास हुई | 

घन्य. भावशीक्र | ज्याचें हृदय नि्मठ ॥ १ ॥ 
पूजी ग्रतिमेचा देव | सन्त म्हणती तेथें भाव ॥तुण। 


तुका ग्हणे तेसे देवा | होणें लागे त्यांच्या भावा ॥ हैं ॥ 


३८२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


व्वन्य हैं भावशीक बचिनका द्ेदय निर्मल है! प्रतिमाके देवता जो 
हा] + उसीमें कप 
पूजता है, संत कद्दते हैँ कि उसीमें भाव ह | ठेका कहता ३, भक्तौंका 
जो भाव है, भगवानको वैसा ही होना पढ़ता ६ ! 
ओऔीविद्ल-मूर्तिमं ठुकारामजीकी निष्ठा ऐसी अविचछ थी कि वह 
कहते हैं-- 
महणे विद्ल पराषाण | ल्वाच्या तोंडावरी वह्ाण ॥ 
जो विद्धलकों पत्थर कहता है, उसके मुंहपर जूता । 
महणे विट्ठल बह्म नव्हे । त्याचे. बोल नाइकावे ॥ 


जी कहता है, विद्धक अह्म नहीं, उसकी बात कोई न सुने ।” 


थे सब उत्कट प्रेंमके उद्गार हैं। एकनाथी भागवत ( अ० ११ 
छोक ४६ ) में कहते हैँ-- 

'निर्गुणका बोध कठिन दे । मन-बुद्धि-वाणीके लिये अगम्य है। 
शास्त्रेके सकेत समझ नहीं पड़ते | वेंद तो मौन साथे हैं। सगुण-मूर्तिकी 
यह बात नहीं । वह सुछूम है, सुलक्षण है, उसके दशनसे भूख-प्यास 
भूछ जाती है, मन प्रेमसे मरकर शास्त हो जाता है। जो नित्यसिद्धि 
सब्चिदानन्द हैं, प्रकृति-परेके परमानन्द हैं, वही स्वानन्द-कन्द स्व- 
लीलासे सगुण-गोविन्द बनें हैं। मेरी मूर्तिक दर्शनोंसि नेत्र कृताथ होते 
हैं, जन्म-मरणका घरना उठ जाता है, विषयक पाश कट जाते हें ।ः 

प्रेममय अन्तभ्करणसे मूर्ति-पूला करनेवाले भक्‍तोंके लिये भगवान्‌ 
मूर्तिमें ही प्रकट होते हैं, इस बातके अनेक उदाइरण हैँ। एकनाथ 
महाराज कहते हैं-- 


अब भी इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दासके वचनसे पाषाण- 
अ्रतिमामें आनन्दधन मगवान्‌ स्वय प्रकट हुए. | 


( नाथ-मागवत अ० ७-४८ ३ ) 


सग॒ण भक्ति भर द्शंनोत्कण्ठा ३८३ 


एकनाथ महाराजने अपने अमगोमे भी कहा है-- 


मी तेचि माञ्ञी प्रतिमा | तेथें नाहीं आन धर्मा ॥?॥ 
तेथ असे माझा वास । नकी स्ेद आणि सायास ॥१।॥ 
कलियुगी ग्रतिमेपरतें | आन साधन नाहीं निरुतें ॥३॥ 
एका जनादं॑नीं शरण | दोनी रूपँें देव आपण ॥»| 
मै जो हँवही मेरी प्रतिमा है, प्रतिमामें कोई अन्य घम नहीं | 
वहीं मेश वास हे | इसमे कोई भेद मत मानों और व्यर्थ कष्ट मत 
उठाओ। कढियुगमे प्रतिमासे बदुकर और कोई साथन नहीं। एका 
( एकनाथ ) जनादनकी शरणमें हे, ये दोनों रूप आप भगवान्‌ 
ही हे।! 
देव सर्वाठायी वसे | परि न दिसे अभाविका ॥!॥ 
जी स्थर्ली पाषार् मरलां | रिता ठाव कोर्ट उरला ॥२॥ 
भगवान्‌ सब ठोर हैं, पर अभक्तोंकों वह नहीं देख पड़ते। 
जलमें, थलमे, पत्थरमें सवंत्र वह भरे हुए हैं, उनसे रिक्त कोई स्थान 
नहीं बचा है ।! 
रे ््छ श् 
अस्तु, तुकारामनीके तया उनके सद्दश अन्य संतोके सशुणोपासन 
और मूर्तिपूनके सम्बन्धर्मं जो विचार हैं उन्हें सक्षेपमें यहाँतक सूचित 
किया । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उनके आचार भी इन्हीं 
विचारोंके अनुसार थे। पण्दरीकी भ्रीविट्ठलमूर्ति उपासक विश्वम्मर- 
बाबाके समयसे कुल-देव भ्रीविद्वलकीके नित्य पूजा-अर्चा करनेवाढे, 
विढल-मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेवाले और अन्ततक विद्डल-मन्दिरमें हरि- 
कीर्तन करनेवाले तुकारामजी मूर्ति-पूजक नहीं थे, ऐसा कौन कह सकता 
है? तुकारामनीके पुत्र नारायण बोवाकी देहूकी सनदमें भी ये स्पष्ट 
शब्द हैं--तुकोबा गोसाईं श्रीदेवकी मूर्तिकी प्रजा अपने हाथो 
करते थे | 


३८७४ भ्रातुकाराम-चरित्र 


८ तुकागमजीकी दशनोत्कण्ठा 


श्रीविदल-मूर्तिको पूजा-अर्चा, ध्यान-धारणा और अखण्ड नाम- 
स्मरण करते-करते तुकारामजीकों भगवान्‌के साक्षात्‌ दर्शनकी बड़ी 
तीव्र छाल्सा हुई। जिसकी मूर्तिकी नित्य पूजा करते हैं उसके दशन 
कब होगे १ दशनोंके छिये उनका चित्त व्याकुल हो उठा । प्रह्मद 
ओर धुव-जेसे बाल्भक्तोको बचपनमें ही सशुण भगवानके दर्शन हुए, 
नामदेवसे भगवान्‌ प्रत्यक्षमें बातचीत करते थे, जमाबाईके साथ चक्की 
चलाते थे, ऐसे भक्तवत्सक भेरे प्यारे पण्ठरिनाथ मुझे कब मिलेंगे १ 
प्रत्यक्ष दर्शनके बिना ब्रह्म-ज्ञान उन्हे शुष्क-सा छूगने लगा । ब्रक्ष-ज्ञानकी 
बातें कहने ओर सुननेमें अब उन्हें आनन्द नहीं आता था। उनकी 
बॉहे भगवानसे मिलनेके लिये आगे बढना चाहती थीं, नेन्न उन्हींकी 
ओर टकटकी बांधे रहना चाइते थे । नेत्रोसे यदि भगवान्‌ न दिखायी 
देते हो तो इनको आवश्यकता ही क्या है? नेत्र यदि भगवानके 
चरणोंको न देख सकते हों तो ये फूट जायें। ऐसे-ऐसे भाव ही उनके 
चित्तमे उठा करते थे। दिन-दिन मिलनकी यह छूगन, यह विकलता 
बढ़ती ही गयी। उस समयकी उनकी मनोउबस्था बतानेवाले कुछ 
अभज्ग हैं-- 

है पण्ठरिनाथ | तुमसे मिलनेके छिये जी व्याकुछ हो उठा है। 
इस दीनकी इस दौड़पर कब कृपा करोगे माढूम नहीं। मेरा मन तो 
थक गया, राह देखती-देखती आँखें भी थक गयीं। तुका कहता है, 
मुझे त॒म्हारा मुख देखनेकी ही भूख छगी है ।! 


22 छ्छ रे 


प्रागकी प्रतीक्षा करते-करते नेत्र थक गये! इन नेत्नोकों अपने 
चरण कब दिखाओगे ? तुम माता मेरी मेया हो, दयामयी छाया हो | 
है विदछ ! किसीकों तुमने उबार छिया और किसीको किसीके सुपुर्द 


सम॒ुण भक्ति और द्शनोत्कण्ठा श्टण्‌ 


कर दिया, ऐसा कठोर हृदय तुम्हारा क्‍यों हुआ ? ठुका कहता है, मेरी 
बादें हे पाण्डुरज्ञ | तुमसे मिलनेको फड़क रही हैं | 
रे छ कर 
6॒स्दरे बरह्मश्ञानकी मुझे इच्छा नहीं, तुम्हारा यह सुन्दर सगुण 
रूप मेरे लिये बहुत है। पतितपावन ! ठुमने बड़ी वेर रूगायी, क्या 
अपना वचन भूछ गये ? ससार (€ घर-गिरस्ती ) जकाकर तुम्हारे 
ऑगमनमें आ बैठा हूँ, इसकी तुम्हें कुछ सुत्र ही नहीं है | ठका कहता 
है, मेरे विद ! रिस मत करो, अब उठो और सुझे दशन दो |! 
के छ ् 
जीकी बड़ी साध यही है कि तुम्दारे चरणोंमें भेंट हो | इस निरन्तर 
वियोगसे चित्त अत्यन्त बिकल है |! 
9 8 ् 


आत्मस्थितिका विचार क्‍या करूँ ? क्‍या उद्धार कर्रू ? चतुरयुज- 
को देखे बिना धीरन ही नहीं बँघ रहा है | तुम्दारे बिना कोई बात हो 
यह तो मेरा जी नहीं चाहता। ठुका कहता है, अब चरणोके 


दशन कराओ ।? 
्छ ्छ के 
धुका कहता है, एक बार मिक्ो ओर अपनी छातीसे छगा, छो 
रे ्छ कू 


थे आँखे फूट जायें तो क्या हानि है जब ये पुरुषोत्तमकों नहीं 
देख पातीं ? ठुका कहता हे, अब पाण्डुरक्षके बिना एक क्षण भी 
जीनेकी इच्छा नहीं |? 


छ 9 ्छ 
(तुका कहता है, अब अपना श्रीमुख दिखाओ, इससे इन ओऑंखोकी 
भूख बुझेगी ।? 
5] ) 2] 


ठ० रा० २५० 


३८८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


तुका कहता है कि अब आकर मिलों। पीठपर [हाथ फेरकर 
अपनी छातीसे छूगा लो ।? 

] 2 9 

“विरहसे जलकर सूख गया हूँ, अस्थिपज्जर रह गया दे । अब तो 
है पण्दरिनाथ ! अपने दशन दो !? 

5] 2 ८] 

'मुझसे आफर मिलोगे, दो-एक बातें करोगे तो इसमें तुम्हारा 
क्या खच दो जायगा ? तुका कहता है, तुम्हारी बड़ाई मुझे न चाहिये, 
पर दशनो टी तो उत्कण्ठा है |? 

2] । 2] 

जो छोग अरूपकी इच्छा करते हों उनके लिये आप अरूप 
बनिये । पर में तो सरूपका प्रेमी हूँ । 

भगवन्‌ |! आपके निराकार रूपसे जिन्हें प्रेम हो उनके लिये आप 
निराकार ही बने रशियि, पर में तो आपके सशुण साकार रूप-रसका 
प्यासा हूँ। आपके चरणोंमें मेरा चित्त लगा है |” में तो अज्ञानी डी 
हूँ । भछा बच्चा भी कहीं आपसे दुर रहने योग्य बननेके लिये सयानोंकी 
बराबरी कर सकता है १? क्वानी पुरुषोकी बराबरी में अज्ञान शोकर 
कैसे कर सकता हूँ ? बच्चा जब सयाना हो जाता है तब माता उसे दूर 
रखती है, अयान शिशु तो माताकी गोद कभी नहीं छोड़ता । जो 
ब्ह्मच्ानी हों उन्हें मोक्ष ( छुटकारा ) दे दो, पर मुझे मत छोड़ो, मुझे 
मोक्ष न चाहिये। तुम्हारे नामका जो नेह छगा है वह अब छूटनेवाछा 
नहीं ।! रसना तुम्दारे ही नामकी रसिक हो गयी है, आँखें तुम्दारे ही 
चरणोंके दशनकी प्यासी हैं। यह भाव अब मेरा बदछनेवाला नहीं । 
इसलिये तुम अब मेरे इस प्रेम-रसकोी खूखने मत दो ! अपनेसे मुझे 
अब दूर मत करो । मैं तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहता, तुम्हींको 
चाइता हूं । 


सग॒ुण भक्ति ओर द्शनोत्कण्ठा ३८७ 


मोनकां घरिलें विशाच्या जीवन । उत्तर वचना देह माह्या ॥ ? ॥ 


हे विश्वजीवन ! ऐसे मोन साथे क्‍यों वेंठे हो? मेरी बातका 
लवाब दो ।! 


मेरा पूवसश्चित सारा पुण्य तुम हो -- 
दूँ माह्लें सत्कर्म तूं माज्मा स्वधर्म / तूंचि नित्यनेम नारायणा ॥ 9 ॥ 


'तुम्हीं मेरे सत्कम हो, ठुम्हीं मेरे स्वधम हो, तुम्हीं नित्य-नियम 
हो, हे नारायण !? मे तुम्हारे कृपा-बचनोकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ | 


तुका रहणे श्रेमलाच्या प्रियोत्तमा | बोल सर्वोत्तमा मजसवें ॥ ५ ॥ 
ठुका कहता है, प्रेमियोंके हे प्रियोत्तम | हे सर्वोत्तम ! मुझसे बोलो !? 


शरणागतको. महाराज | पीठ न दिखाओ, यहीं मेरी विनय है। 
जो तुम्हे पुकार रहे हैं, उन्हें चट उत्तर दो, जो दुखी हैं उनकी टर 
सुनो--उनके पास दोड़े आओ, जो थके हैं उन्हें दिलठासा दो और 
हमे न भूलो, यही तो हे नारायण ! मेरी ठुमसे प्राथना है ।? 


कम-से-कम एक बार यही न कद दो कि क्यों तग कर रहे हो, 
यहाँसे चले जाओ !! हे नारायण ! तुम ऐसे निद्ठर क्यों हो गये !* 
साधु-सतोंसे तुम पहले मिले हो, उनसे बोछे ही, वे भाग्यवान्‌ थे, क्या 
मेरा इतना माग्य नहीं ?! आजतक किसीको तुमने निराश नहीं किया; 
और मेरे जीकी लगन तो यही है कि तुमसे मिर्ूँ, इसके बिना मेरे 
धनको कछ न पड़ेगी । 


भगवन्‌ ! हम यह क्या जानें कि तुम्हारा कहों क्या सेद है ?? वेद 
बतकाते हैं कि तुम अनन्त हो, त॒म्हारा कोई ओर-छोर नहीं, तब किस ठोर 
इम ठम्हें टेँढें ! सत्त पाताछके नीचे और स्वगंसे भी ऊपर तुम रहते हो, 
यह मच्छर तुम्हें इन ऑँखोंसे केसे देखें ? हे पण्दरिनाथ ! हे विटठछनाथ ! 


८८ श्रीतकाराम-चरित्र 


तुम इतने बडे हो, पर अपने प्यारे मक्तोके लिये चाहे जितना छोटा 
रूप घारण कर लेते हो ! 


होईं मज तेमा मज तेसा | साना खुकुमार हपीकेशा ॥ 
पुरवी माझ्नी आज्ञा | भुजा चारी दाखवी॥ ९॥ 


"हे हषीणेत ! मेरे छिए भी बैसे ही बनो, वेसे डी छोटे सुकुमार, 
और मेरी आगा पुरी क्‍्ये ! छार भुवाओवाली छवि दिखाओ |! 


अब तम्हारी दही शण छी #? क्योकि तुम्हारा कोई भी दास 
विफलमनोरथ नही हुआ | मैं थी तुम्हारा दाल हूँ मेरी इच्छा भी पूरी 
होगी ही । पर दे दयानिये ! मुझपर तुम्हारी दृष्टि पडे ! और इंटपर 
खड़े हे पण्ठरिनाथ ! अब जल्दी दोडे आओ |? 

अकालपीड़ित भूखे के सामने मिशज्न पगेसा हुआ थारू आ जाय 
अथवा घातमे बेंठी हुईं 'बिल्ली मक्खनका गोला देख के” तो उसकी जो 


हालत होती है वही मेरी हाकत हुई ह--तुम्हारे चरणोंमें मन 
ललचाया है, मिलनके लिये प्राण सूख रहे हैं ।? 


“हम थके-मॉद्ेकी कौन खबर लेता है ??--दे पाण्डुरज्ञ ! तुम्हारे 
बिना मुझपर ममत्व रखनेवाला इस विश्वमे ओर कौन दे ? "किससे हम 
अपना सुख-दुःख कहें, कोन हमारी भूख-प्यास बुझावेगा १” 


हमारे तापको हस्नेवाला और कौन है ? हम अपना सवाछ किससे 
लगावें ? कौन हमारी पीठप्र प्यार्से हाथ फेरेगा ? इसकिये अब 
इतनी ही विनती है कि--- 


घाव घाली आईं। आता पाहतेसी काई ॥ ? ॥ 
घीर नाहीं माञ्ने पोर्टी । झालों वियोगें हिपुर्टी ॥१०॥ 
करावें 'शीतल। बह झाली हलठहछ॥ २ ॥ 


सगुण भक्ति और द्शनोत्कण्ठा बटर 


तुका महर्णे डोईं | कर्घी ठेवीन है पाई ॥ २॥ 


दौड़ी आओ, मेरी मैया ! अब ज्थ देखती हो १? अब घीरज 
नहीं रहा, वियोगसे व्याकुछ हो रहा हूँ । अब जीको ठण्डा करो, 
अबतक रोते ही बीता है। कब यह मस्तक तुम्हारे चरणोमें रखेंगा, 
यही एक ध्यान है | 


९ भगवानसे प्रम-कलह 


भगवानके दशनोंके लिये जी छग्पणा रहा है, ऐसी अवस्थामें 
तुकारामजी भगवानपर कभी गुस्सा होते, कभी प्रेम-मिक्षा मॉँगते, कभी 
बड़ा ही विचित्र युक्तिवाद करते, कभी उन्हे निठुर कहते, कभी कहते, 
मेरे स्वामी बड़े भोले, बड़े कोमछ द्वृदयवाले हैं, कहकर उसी प्रेम- 
ध्यानमें मग्न हो जाते, कभी कहते 'देखो, पाण्डुरड्ग केसे खाज उठे हैं। 
पर नामकी चुटिया हम पकड़े हुए हैं? और यह कहते हुए अपनी विजय 
मनाते और कभी अपनेको पतित ममझकर लज्जासे सिर नीचा कर छेते, 
कभी भगवानकों संतोकी पचायतमें खोंच छाते और उन्हें छली-कपटी, 
दरिद्री, दिवालिया ठहराते ओर कभी यों मेने घर-गिरस्तीपर छात 
मार दी ?? 'क्थों ससार-सुखकी होली जला दी ?? इत्यादि कहकर दीन 
होकर बेठ जाते, कभी गालियोकी झड़ी ठगाते और कभी कहते 'ठुम 
मातासे भी अधिक ममता रखनेवाले हों, चन्द्रसे भी अधिक शीतछ हो, 
प्रेमके कल्छोछ हो! और इस प्रकार उनकी दयाहछुताका ध्यान करतें- 
करते उसीमे छोन हो जाते, कभी अपनेको पतित कद्दते, कभी भगवानसे 
बराबरी करते, कभी मगवानकों निगुण ऋदते, कभां समुण कहते, कभी 
द्वेतकी भावना करते, कमी अक्वेतरंगमें रंग जाते | इस प्रकार तुकाराम- 
जी भगवानका प्रेम-सुख अनन्त प्रकारसे भोग करते, उनके भगवस्पेमके 
अनेक रग थे, अनेक ढंग थे ! उनके हृदयके वे प्रेम-कल्छोल कुछ 
उन्हींके शब्दोमे देख-- 

जिनसे दे भगवान्‌ | तुम्हें नाम ओर रूप आस हुआ” वे इम पतित 


३९० श्रीतुकाराम-चरित्र 


ही ठम्हारे सच्चे भगवान्‌ हैं! हमछोग है इसीसे तो तुम्दारी महिमा है ! 
अधिरेसे दीपकी शोभा है, रोगोंके होनेसे धन्वन्तरिकी ख्याति है, विषके 
होनेसे अमृतका महत्व है और पीतलके होनेसे ही सोनेका मूल्य ह्दे ! 

“एम तुम्दारे कहाते हैं-- पर ठम हमारा यह उपकेर नहीं मानते 
कि हमारी ही बदौलत तुम्हे नाम-रूपका ठिकाना है|” क्‍या कभी इस 
उपकारकी याद काते हो ? 

एक जगह तुझारामजी कहते हैं-- भगवन्‌ । इम भकतोने तुम्हारी 
इतनी ख्याति बटायी, नहीं तो तुम्हें कोन पूछता ” 

'सोलह हर तुम बन सकते हो?--सोलह इजार नारियोके लिये 
तुम सोलह हजार रूप घारण कर सकते हो, पर इस तुकाके लिये एक 
रूप घारण करना भी तुम्हारे छिणे कठिन ही रहा हे 

भगवन्‌ ! मेरी जागृति और स्वप्तका मेल नहीं है। हाँ, तुम्हारी 
उदारता मै समझ गया ! मै वो ठम्हारे चरणीपर मस्तेक रखे ओर तुम 
अपने गछढेका हार भी मेरी अश्ललिमे न डालो ! हॉ, समझा ! जो छाछ 
भी नहीं दे सकता वह भोजन कया करावेगा 

भगवन ! पहले जो मक्त तर गये वे अपने पुरुषाथसे तर गये, 
उन्होंने अपना सर्वस्व तुम्हें दिया तब तुमने अपना हृदय उन्हें दिया । 
'पर ऋण चुकानेमे कौन-सा बढ़ा भारी धर्म है १” मेरे-जेसे युरुषार्थदीन 
पतितको ठम वारोगे तभी उदार कंनेयोग्य होगे ! 

भगवन्‌ ! आज तुमने मेरा प्रेम-मज्ञ किया, अब मेरी जीम यदि 
लुब्ध हुईं तो मै संतोसि ठम्हारी फजीइत कराऊँगा ! ठुम ऐसे निद्धरपने- 
का बर्ताव करोगे तो तुम्हारा विश्वास कोई केसे करेगा १० 

जिसके स्वामी दुर्बल हों उस सेवकका जीना लछज्जाजनक है। देश- 


सगुण भक्ति ओर द्शनोत्कण्ठा ३९१ 


विदेशमें जिसकी बातकी घाक है उसका कुत्ता भी अच्छा हैं। जिसका 
नाम लेते संसार थरथर कॉपने छगता है उसके द्वारपर कुचा होकर 
रहनेमे भी इजत है ! यह विचार हे भगवन्‌ ! मेरे चित्तमें क्यो उठा, 
यह तुम्हीं जानों--जिसकी बात वही जाने ! 

सच5च ही इस बड़प्पनको घिकार है ! इस महिमा मुँह काला [ 
द्वारपर खड़ा में क्‍बसे पुकार रहा हूँ, पर हों" तक कहनेकी जरूरत 
आप नहीं समझते | शिशचारकी इतनी-सी बात भी आपको नहीं 
माठूम ? कोई अतिथि आ जाय तो शब्दोंसे उसको सन्तोष दिल्नेमें 
क्या ग्वच हुआ जाता है ?? हे भीहरि ! यह सब तुम्हींकों शोमा देता 
है | हम मनुष्य तो इतने बेहया नही हैं ! 

जबतक तुम्हारे मुंहसे दो बातें में न सुन ढूँगा तबतक ऐसे ही 
बकता-झकता रहूँगा। पर तुम्हें पुण्डडीककी शपथ है, जरा भी जबान 
हिलायी तो | 

मगवन्‌ ! तुम भरमाने-मठकानेमें बढ़े कुशछ हो ओर मे भी बड़ा 
ढतखोर हूँ । हमारा भाग्य ऐसा जो तुम्हें मौन साधे बैठ रहना ही 
अच्छा छगता है | इमारे साथ तुमने दुराव किया इसलिये हमने यह 
विनोद किया ! 

सचसुच ही भगवन्‌ ! तुमसे ही तो में निकला हूँ। तब तुमसे 
अलग कैसे रद सकता हूँ ? मुझमे कौन-सी कमी है वही बता देते । 
चलो, सतोके सामने वहीं तुमसे निपरटेंगा | 

तुम अमर हो यह सही है, पर तुका कब अमर नहीं है ? तुम्हारा 
यदि कोई नाम नहीं तो मेरा भी नामपर कोई दावा नहीं । तुम्हारा यदि 
कोई रूप नहीं तो मेरा भी रूपपर कोई इक नहीं | और जब तुम लैला 
करते हो तब में क्या अलग रहता हूँ ? तो क्या, तुम झूठे हो ? तुका 
कद्ता है, तो में भी वेसा ही हूँ । 

भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रेमकी खातिर, तुम्हारी एक बातके लिये, तुम्हारे 


३०९२ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


दशन पानेके छिये मैने इन्द्रियोंका होलिका-दहन किया, ससार-सुखका 
बलिदान किया', यह जानकर तो दशन दो ! 

भगवन्‌ | तुम बड़े या मै बड़ा, जरा यह भी देख ढूँ ! मै पतित हूँ, 
यह बात तो बनी-बनायी है ओर ठुम जो पतित-पावन हो सो तुमने साबित 
करके अभीतक नहीं दिखाया, में भेद-भावकों अपने प्राणोसे लिपटाये 
बैठा हूँ, पर तुमसे भी उसका छेदन नहीं बन पड़ता है, मेरे दोष इतने 
बलवान्‌ हैं कि उनके सामने तुम्हारी कुछ नहीं चलती, मेरा मन दसों 
दिशाओमें भठकता रहता है पर तुम उसके भयसे बहुत दुर ( मनसस्तु 
परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ) जा छिपे हो | तब बताओ, ठुम बडे हो 
या में बड़ा ? 

भगवन्‌ ! मेरे सब स्वजन-प्रियजन मर गये ओर तुम कैसे नहीं 
मरे ? तुम्हें देखते ही मेरे पिता गये, दादा गये, परदादा गये । तुम्हीं 
हे विठो! केसे बचे हो ? यह अब मुझे बताओ। मेरे पीछे बचपन, 
योवन, दृद्धपन छगा है | पर विठो ! इन सबसे तुम कैसे बचे हो, यह 
मुझे बताओ ।! 

भगवन्‌ ! तुम वैसे अच्छे हो पर इस मायाकी मुख्वतमे आकर खस्री- 
बुद्धिवाले बन गये हो, इसकी सोहबतमें तुमने ये सब्र रंग-ठग सीखे हैं ! 


तुम तो बड़े अच्छे थे, पर इस रॉडने तुम्हें बिगाड़ा । जिसकी जो 
चीज है उसे वह, यह देने नहीं देती, तुका कहता है, खाने दौड़ती है |? 


भगवन्‌ ! मेने आजतक तुम्हारी कितनी स्तुति की, कितनी निन्‍्दा 
की, पर तुम पूरे हो ! बात ही नहीं करते, नामतक नहीं छेते ।! तो 
लो, अब में तुमसे कह्दे देता हँ-- ह 


मानने लेखीं देव मेला । असो त्याला असेल ॥ १ ॥ 


मेरे लिये तो भगवान्‌ मर गये, जिनके लिये अब हाँ, उनके लिये 
हुआ करें ।? 


सगण भक्ति और द्शनोत्कण्ठा ३०३ 


क्या किसी पवकाछ, तिथि, नक्षत्र॒का विचार कर रहे हो ??-- 
'साइत देख रहे हो ? मेरा चित्त तुमसे मिलनेके लिये छटपटा रहा है | 
मै अन्यायी हूँ, दोषोकी खानि हूँ, इसलिये मुझ्ार क्रोध मत करो । इस 
अनजान बालककों रुलाओ मत | 

भगवन्‌ ! तुम घरके लेनेवाले हो । “जहाँ तहाँ छेनेकी दी बात हैः, 
कोई बिना कुछ लिये देता नहीं, अब तुम्हीं अकेले उदार क्यो बनो ! 

आधी वरी हात या नावें उदार | उसण्याचे उपकार फिटाफिट ॥ 

पहले ही जिसका हाथ ऊपर रहता है उसको उदार कहते हैं। 
उधार लियेका उपकार क्‍या ? वह तो पटठेपाट हे |? सच्ची उदारता 
दिखाओ, मुझसे जो सेवा बन पड़ती है वह तो में करता ही हूँ । 

भगवन्‌ ! मै क्या सचमुच ही पापी हैँ ? 

पापी महणों तरी आठवितों पाय | दोष बत्ठी काय तयाहनी ॥ १ ॥| 

पापी कहूँ तो आपके चरणोका स्मरण करता हूँ। मेरा पराप क्‍या 
आपके चरणोसे भी अधिक बलवान्‌ है ?? 

“उपजना-मरना' तो इमारी बपोती है, इससे छुड़ाओ तब तुम्हारी 
चड़ाई जाने ! 

भगवन्‌ ! आप सदाके बढली और इम सदाके दुबंछ, यह क्‍या ? 
हमने क्या दुर्बल बने रहनेका पद्दा लिख दिया है ? हम याचक और 
आप दाता, ऐसा ही नाता सदा क्यों रहे ? इमारे भी कुछ उपकार रहने 
दो, अकेले बने रहनेमें कया बडाई है ! 

भगवन्‌ ! हम विष्णुदास हैं, हमारा सब बल-मरोसा तुम हो; पर 
हइस कालको देखते हैं, इमारे ही ऊपर हुकूमत चला रहा है ! 


३९७ श्रोतुकाराम चरित्र 


क्या भगवन्‌ | तुम भी केसे नपुसक बने हो ! जेसे कोई शक्तिहीन 
हो, ऐसे माहूम होते हो !' 

भगवन्‌ ! इम पतित, आप पतितपावन ! जेसी घर्म-नीति हमें जान 
पड़ी वैसे हम चले । अब आपको यह उचित है कि हमारा उद्धार करें । 
अपने ओऔचित्यकों आप सेभाले | काया, वाचा, मनसा मे तो आपका 
ही ध्यान करता हूँ | अब आपका जो घम हो उसे आप निबाहे । 

भगवन्‌ | पहलेके सत जिस मार्गपर चछ्ठे उसी मार्गपर में चल रहा 
हूँ | में कोई खोटाई नहीं कर रहा हूँ, में तो आपका बच्चा हूँ न, बच्चेसे 
क्या जोर आजमाना ? 

भगवन्‌ ! आप समर्थ हैं, में दीन हूँ । ठुका कहता है, तुमसे वाद 
करना, ससारमें निन्दित होना हे !? बड़ोंसे हुज्जत करनेमे केवछ नाम- 
धराई होती है । इसलिये में हुज्जत नहीं करता | बस यही है कि आप 
अपना काम पूरा कीजिये | 

क्या इस काछसें आपकी सामथ्य कुछ काम नहीं करती ? मगवन्‌[ 
मेरा सश्चित आपसे बलवान है, इसलिये क्या आप चुप हो गये ? या 
क्या आपने अपनी गदा और चक्र कहीं खो दिये ओर अब उसके मयसे 
लज्जित हो रहे हो १! देखो, दीनानाथ ! अपने विरदकी छाज रखो । 

भगवन्‌ ! अब मेरा तिरस्कार करते हो ? ऐसा ही करना था तो 
पहले अपने चरणोका स्नेह क्यो छगाया ? अबतक तो मेँ अदबसे बात 


करता था पर अब मैं पूछता हूँ कि हमारे प्राण ही छेने थे तो आकारमें 
ही क्‍यों आये ? 


भगवन्‌ ! मैंने अपना सम्पूर्ण शरीर आपके चरणॉमें समर्पित किया 
है और आप क्या मेरा छूत मानते हैं या मेरे सामने आते हुए. लजाते हैं ? 


सगण भक्ति और दर्शनोत्कण्ठा इ्थ्ण 


मैं अनन्य हूँ । भला, एक भी ऐसा गवाह मेरे विरुद्ध खड़ा कीजिये 
जो यह कहे कि (तुम्हारे सिवा ओर भी कहीं तुकारामका मन 
रमता है !? 
भला, मेरे-जैसे किसीको भी आपने तारा है! 'हाथके कमनको 
आरसी क्या ? मैं तो जेसे-का-तेसा ही बना हुआ हूँ ।' 
हा्तीच्या कांकगा कासया आरसा | उरलों मी जेसा-तेसा आहे ॥ 
हम भक्तोंके कारणसे तुम्हें देवत्व प्रात हुआ, यह बात क्या ठ॒मत 
भूल गये ? पर उपकार भूल जाना तो बडोंकी एक पहचान ही # | 
समर्थासी नाहीं उपकारस्मरण | दिल्या आठटवण वांचोनिया ॥ 
'समर्थौको, स्मरण कराये बिना उपकार स्मरण हहीं होता ।' 
मै अच ऐसे माननेवाला भी नहीं | प्रम-दान कर चुने मना हॉ ' 
भगवन ! मै पतित हूँ और आप पतितपावन | पढके मेरा नाम है, 
पीछे आपका ! 
जरी मी नव्हतों पतित | तरी तूं केचा पावन येथ ॥  ॥ 
महणोनि मारे नाम आधी | मय तूं पावन कृपानिधि ॥ रे ॥ 
दि मैं पतित न होता तो आप कहॉसे पावन होते ? इसलिये 
मेग नाम पहले है, और पीछे आप हैं हे पावन कृपानिये 
भगवन्‌ ! इस क्रमको अब मत बदलिये--- 
नवें कर नये जुनें। सांसाकवें ज्यातें त्यानें॥? ॥ 
'या कुछ न करें, सनातनसे जिसके जिम्मे जो काम हैँ उसे वह 
सम्हाले |? 
भगवन ! मैंने आपकी बड़ी निन्‍्दा की, पर वह जीकी छठपटाइट 
है, झगड़नेकी मुझे बान पढ़ गयी है, कोई शब्द छूट गये हों तो क्षमा 
करे। मेरा सच्चा धर्म क्या है सो में जानता हूँ-- 


३०६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


आपके चरणोमे मै क्या जोर आजमाउें १ मेरा तो यही अधिकार 
है कि दास होकर करुणाकी मिथ्षा माँगूँ ।! 


तुम्हारे भीमुखके दो शब्द सुन पाऊँ, तुम्हारा भीसुख देख हूँ, 
बस यही एक आस छगी है | मगवन्‌ आप जल्दी क्‍यों नही आते ? 


विठाबाई / विश्वम्रें / भवच्छेदके / 
कोट गुंततलीस अगे विश्वव्यापके ॥  ॥ 
न करी न करी न करी आतां आह्स अहेरु, 
व्हाक्या ग्रगट केचें दुररी अंतरु॥ २॥ 
विठामाई ! विश्वम्भरे | भवच्छेदके | हे विश्वव्यापके ! तुम कहाँ 


उल्झ पड़ी हो ? अब आलछ्त्य न करो, न करो, न करो, तिरस्कार न 
करो । प्रकठ होनेके लिये दुर-पास क्‍या ? 


भगवन्‌ ! मुझसे आप कुछ बोलते नहीं, क्‍यों इतना दुखी कर रहे 
हूं ?? प्राण कण्ठमे आ गये हैं, मै आपके वचनकी बाट जो रहा हूँ। 
में भगवानका कहाता हूँ ओर भगवानसे ही भेंट नहीं, इसकी मुझे बड़ी 
लजा आती है | 


भगवन्‌ ! मेरे प्रेमका तार मत तोड़ो। आपकी कृपा होनेपर मै 
ऐसा दीन-हीन न रहूँगा। पेट भरनेपर क्या ससारसे यह कहना पड़ता 
है कि मेरा पेट भरा ! तृत्ति चेहरेसे ही माछूम हो जाती है। 'चेहरेकी 
प्रसन्नता ही उसकी पहचान है? 


अस्तु, इस प्रकार तुकारामजी प्रेमावेशमे भगवानसे उत्तर-प्रत्युत्तर 
ओर विनोद-परिहास किया करते ये | कभी कोई-कोई शब्द बाह्मतः बडे 
कठोर होते थे पर उनके अदर आन्तरिक प्रेमका जो गादा रग भरा 
रहता था वह उन विटठल जननीसे थोड़े ही छिपा रहता था ? भगवान तो 
अदरकी जानते हैं ! तुकाराम उनसे जैसे झगड़ते थे वेसे क्षगड़ना प्रेमके 


सगुण भक्ति और दर्शानोत्कण्ठा ३०७: 


बिना थोड़े ही बनता है ? उत्कट प्रेमके बिना झ्षगड़नेकी भी हिम्मत 
कहाँसे हो सकती है ? तुकारामजीने मगवन्से हुजत की, हसी-मजाक 
किया. अपनी दीनता भी दिखायी और बरातरीका दावा भी किया 

उनके हृदयके ये विविध उद्गार उनका उत्कट भयजत्परेम हीं 
व्यक्त करते हैं। उनके जीकी बस यहो एक छगन थी कि भगवान्‌ 
अपने सशुण रूपका ठशन दें। जबतक भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं 
होते, किवल सुनते हैं कि वेद ऐसा कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कुछ भी 
नहीं, तबतऊ फेवक्क इस कहने-सुननेम क्या रखा है ? सतीकों बचस्चा- 
लड्डार पहनाकर चाहे जितना सिंगारिये पर जबतंक पतिका सद्भ उसे 
नहीं मिलता तबतक वह मन-ही-मन कुठा करनों है। वैसे ही 
भगवानके दशन बिना तुकारामजीकों कुछ भी अच्छा नहीं छगता था | 


पत्री कुश्रलता भेर्टी अनादर | काय तें उ्तर येइल मानूँ ॥॥ 
आलों आलों ऐसी दाजनियों आस | बुढों बुडतयास काय बावें ॥२॥ 

(चिद्दी-पत्रीमं तो कुशल-क्तेमका समाचार लिखते हैं पर स्वयं 
आकर मिलनेकी इच्छा नहीं करते। ऐसे कुशरू-समाचारको में क्या 
समझें ? अब आता हूँ और तब आता हूँ, ऐसी आशा दिलाना ओर 
जो ड्ूब रहा हे उसे डूबने देना क्या उचित है ?? यह उन्होंने 
भगवानसे पूछा है । 

केवल नानाविधि पक्कान्नोंका नाम ले लेनेसे ही भोजन नहीं होता; 
इसलिये भगवन्‌ ! अपने दशन दो ! प्रभु ! दशन दो ! यही एक पुकार 
वह मचाये हुए थे । 

भगवन्‌ ! तुमसे यदि मेरी प्रत्यक्ष मेंट नहीं हुई और कोरी बातें ही 
करते रहे तो ये सत सुझें क्या कहेंगे ! इसको भी तनिक विचारों | 


मज ते हांसतील संत | जिन्हीं देखिलेति मूर्तिमंत | 
महणोनि उद्बेगिलें चित्त | आह्यच भक्त ऐसा दिसे ॥ 


३९८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


५ सत मुझे हँसेंगे जिन्होंने तुम्हें मूर्तिमन्‍्त देखा है, कहेंगे--यह 
>क्त ऐसा ही है ( केवछ भक्तिकी बातें करता है, भगवानसे इसकी 
भेंट कहाँ ? ), इससे चित्त और भी उहिग्न होता है !” 

मेरे यश और कीर्तिका डंका बजनेसे ही मुझे सन्तोष नहीं हो 
सकता । 'जबतक में तुम्हारे चरण नहीं देखेंगा तबतक मेरे चित्तको 
कल न पड़ेगी, और छोगोका भी चित्त सुखी न होगा 

सकलिकांचें समाधान | नव्हे देखिल्यावाचून ॥ र ॥ 
रूप दाखवीरे आतां। सहस्र भुजाच्या मंडिता॥ २ ॥ 

'आपके दर्शन बिना सबको समाधान न होगा। इसलिये दे 
सहखभुज ! अब अपना रूप दिखाओ ।! 

तुम्दारा रूप जब मै एक बार देख ढूँगा तब में उसीको अपने 
चित्तपर सदाके छिये खींच ढूँगा, और तब संत भी मुझे मानेंगे | 
जिसने भगवानके साक्षात्‌ द्शन नहीं किये, सतोंमें उसकी मान्यता 
नहीं | सत और भक्त वही है जिसे भगवानका सगुण-साक्षात्कार हुआ 
हो। तुका कहता है, भोजनके बिना तृसि कहाँ १” 

१० मिलन-मनोरथ 

भगवन्मिलनकी छाछूसा इस प्रकार बढ़ती ही गयी, तब जागनेमें 
भी तठ॒कारामजी उसी मिलनके प्रसज्ञका सुख-स्वप्न देखने छंगे । 'अब 
मैं थका ( भागलों मी आता )? वाले अभगमे वह कहते हैँ-- 

“भगवान्‌ आलिक्ञषन देकर प्रीतिसे इन अज्लॉंको शान्त करेंगे ओर 
अमृतकी दृष्टि डालकर मेरे जीकों ठडा करेंगे। गोदमें उठा लेंगे और 
भूख-प्यासकी पूछेंगे ओर पीताम्बरसे मेरा मुँह पोछेंगे। प्रेमसे मेरी ओर 
देखते दुए मेरी ठड्डी पकड़कर मुझे सान्त्वना देंगे । तुका कहता है, मेरे 


सग्रुण भक्ति ओर द्शंनोत्कण्ठा ३९९, 


मॉ-बाप हे विश्वम्भर | अब ऐसी ही कुछ कृपा करो |? ऐसे-ऐसे मीठे 
विचारोमे उनका मन मग्न होने लगा। प्रत्यक्ष मिलनकी अपेक्षा उस 
मिलनके प्रसगकी पूर्व आशाओमे कुछ और ही सुख होता है ! मिलनमें 
एक बार ही आकण्ठ प्रेमोत्कण्ठा स्थिर हो जाती है ! पर मिलनके 
पूबके मनोरथ बडे-बड़े मनोहर दृश्य दिखाकर विलक्षण सुख-वेदनाओंका 
अनुभव कराते हैं। बच्चोके लिये खिलोने खरीदने चलिये उस क्षणसे 
खिलोने बच्चोंके हाथों आनेके क्षणतक बच्चोंके मुख कैसे-कैसे सुखोंकी 
कल्पनाओसे आनन्दोत्कुल्छ हो उठते हैं। खिलोने हायमें आ जानेके 
पीछे वह आनन्द नहीं रइता । उस आनन्दमें बच्चे केसी-केसी उछल- 
कूद मचाते हैं, पीछे वह बात नहीं रहती--फिर वो शझान्ति आ जाती 
है । कहते हैं, वस्तुलाभके सुखकी अपेक्षा उसकी प्रतीक्षाका सुख अधिक 
है--विलक्षण है | अब यह आनन्द देखिये-- 


'पहलेके सत वर्णन कर गये हैं कि भगवान्‌ भक्तिके वश छोटे बन 
गये सो केसे बने वह हे केशव ! मेरे मॉ-बॉप ! मुझ प्रत्यक्ष बनकर 
दिखाइये । ऑँखोंसे देख ढूँगा, तब ठुमसे बातचीत भी करूँगा, 
चरणोंमें लिपट जाऊँगा | फिर चरणोंमें दृष्टि छगाकर हाथ जोड़कर सामने 
खड़ा रहूँगा | तुका कहता है, यही मेरी उत्कण्ठ-वासना है, नारायण ! 
मेरी यह कामना पूरी करो ।? 


पहले यह बता गये कि मगवान्‌ मिलेंगे तब वह क्या करेंगे और 
इस अमंगमें यह बतलाया कि मैं क्या करूँगा! मै भगवानको आँखें 
भरकर देखेँगा, प्रेमसे हृदय भरकर उनके पैर पकड़ेंगा, चरणोंपर दृष्टि 
रखकर हाथ जोड़ सामने खड़ा रहेँगा और भगवानसे हृदय खोलकर, 
जी भरकर बाते करूँगा ! तुकारामजीके अनेक अभग हैं जिनमें उनकी 
भगवन्मिलनकी यह उत्कण्ठा-छालसा व्यक्त हुई है । एक स्थानमे वह कहते 


४०० श्रीतुकाराम-चरित्र 


हैं कि भगवानकी जो सेवा मैं आजतक करता रहा वह सही थी या 
उसमे कुछ गलती थी, यह मै उ्हसे पूछेगा। ओर उनसे कहूँगा कि 
अब आप अपने मुखसे मुझे सेवा बतावे, यह मै चाहता हूँ।! और 
अभिलाषा मेरी यह है कि-- 
बोले परस्परे बाढ़वावे सुख | पहावें श्रीम डोल्ेभरी ॥ हे ॥ 
तुका रूणे सत्य बोलत/ वचन | करूनी चरण साक्ष तूझे ॥ 9 ॥ 


आपकी-मेरी बातचीत हो और उसे सुख बढ़े । आँखें भरकर 
आपका श्रीमुख देखें। तुका कहता है, यह म॑ आपके चरणोंकों साक्षी 
रखकर सच-सच कहता हूँ !” याने और कुछ में नहीं चाइता | 


भगवन ! आप करेंगे कि ठुमने शाझ्ोकों पढ़ा है, पुराणोकों देखा 
है, सतोंका संग किया है, कीत॑न-प्रबचन घुनका तथा बअद्वविद्याके 
प्रन्थोका अध्ययनकर तुमने यह जाना है कि ब्रह्मका स्वरूप क्या है, उस 
व्यापक रूपको छोड़ अब मेरी छोटी-ली मूर्ति किसलिये देखना चाइते 
हो ?! सुनिये-- 
कासयासी आररहीं व्हावें जीवन्युक्त | सांडुनिया थीत अमसुख ॥ १ ॥ 
सुख आग्हांसा्ी केलें हें निर्माण | निर्देव तो कोण हाणे लाथा ॥ २ ॥ 
ध्यह प्रेम-सुख छोड़कर हम जीवन्मृक्त किसलिये हो १ आपने 
हमारे लिये यह सुख निर्माण किया है । कोन ऐसा अभागा होगा जो 
इसे छात मार दे ?! 
मेरी उत्कण्ठा-कामना क्‍या हे सो एक बार स्पष्ट शब्दोमें तुमसे 
कहे देता हँ-- 
नको ब्ह्मज्ञान आत्मस्थितिभाव | मी भक्त तूं देव ऐसें करी ॥ £ ॥ 
दावीं रूप मज गोपिकारमणा | ठेवूं दे चरणावरी माथा ॥अशु०॥ 


सगुण भक्ति ओर द्शनोत्कण्ठा ४०६ 


पाहेन श्रीमुख देईन आलिंगन | जीवें लिबलोण उतरीन ॥ २ ॥ 
पुसतां सागेन हितगुजमात । बेसोनि एकान्त सुखयोष्टी ॥ हे ॥ 
तुका ग्हणे यासी नावी उच्यीर | माञ्े अभ्यंतर जाणोनिया ॥ 9 ॥ 
प्रह्मशान-आत्मस्थितिभाव मुझे न चाहिये। ऐसा करो कि मैं 
भक्त बना रहें ओर आप भगवान्‌ बने रहें। हे गोपिकारमण | अब 
मुझे अपना रूप दिखाओ जिसमें में अपना मस्तक आपके चरणॉपर 
रखूं। तुम्हारा भीमुख देखेंगा, तुम्हें आलिद्नन करूँगा, तुम्दारे ऊपरसे 
राई-नोन उतारूँगा | तुम पूछोंगे तब अपनी सब बात कहूँगा, एकान्तमें 
बेठकर तुमसे सुखकी बाते करूँगा | ठुका कहता है, मेरे दृदयका हाल 
जानकर अब देर मत करो !? 
मुझ अनाथके छिये! है नाथ | अब तम एक बार चढे ही आओ । 
क्या कहूँ ? 
(तुम्हारे लिये जी तड़प रहा है, हृदय अकुला रहा हैं। चित्त 
तुम्हारे चरणोंमे लगा है । तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता !? 
भगवानसे मिलनेकी ऐसी छालसा लगी कि अब उसके बिना एक 
क्षण भी चैन नहीं । 'पुकारते-पुकारते कण्ठ सूख गया !? आयु तो बीत 
चली, इस सोचसे मगवानके सिवा अब चित्तमें और कोई सहुल्प ही 
न रहा | सब संकह्प जब नष्ट हो गये, अकेले भगवान्‌ रह गये, तब 
वह शेष, वह माता लक्ष्मी ओर वह गरुड ध्यानमें स्थिर हो गये । 
तब तुकारामजी उनसे प्राथना करते हैं | 
“रुडके पेरॉपर बार-बार मस्तक रखता हूं, हे गछडजी ! उन 
हरिकों शीघ्र के आइये, मुझ दीनकों तारिये। भगवानके चरण 


तु० रा० २६०-- 


8०२ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


जिन लक्ष्मीजीके द्वा्थोमें हैं उनसे गिड़गिड़ाता हूँ कि हे श्रीलक्ष्मीजी ! 
उन इरिको शीघ्र के आइये ओर सुझ दीनको तारिये । ठ॒ुका कहता है, 
है शेषनाग ! आप दहृषीकेशको जगाइये |? 


छ्छ नह ०] 


“हे नारायण तुम्हें उन गोपाछोने अपने पुण्यवान्‌ नेत्रोसे कैसा 
देखा होगा ! उनके उस सुखके छोभसे मेरा मन ललचाया है | मुझे 
वह आनन्द कब मिलेगा ? तुम्हारे श्रीमुखक्की ओर टकटकी लगाये 
रनेका आनन्द कैसा होगा ? अनुभवके बिना में उसे क्‍या जादूँ 
तुम्हारा रूप इन ऑखोंसे कब देखेंगा, तम्हारे आकछिज्ञनका आनन्द 
कब छाभ करूँगा, चित्त प्रतिक्षण यही सोचता है | 


इस मधुर अभंगका भाव कितना मधुर हे ! उन गोपालोने तुम्हें 
कैसा देखा होगा, इस उक्तिमें 'कैसाः पद चित्तको एक क्षणके लिये 
ठहरा छेता है। कैसा? पदसे गोपाछोके उस सुखसे ओर पुण्यवन्ती 
( पुण्यवान्‌ )” पदसे उनके नेत्रोसे तुकारामजीकों बड़ी ईर्ष्या हुईं, 
यह तो स्पष्ट ही है पर 'केसा” जो क्रियाविशेषण है उसे इस स्थानमे 
ऐसा विलक्षण अथंगाम्भीय प्राप्त हुआ है कि चित्तको ठहरकर और 
ठहरना पड़ता हे। वह श्यामघननील, उनका वह पीताम्बर, वह 
मुकुट, वे कुण्डल, वह चन्दनकी खोर, वह निर्मल कोस्तुममणि और 
वह वैनयन्तीमाला, वह सुखनिर्मित श्रीसुख, ऐसे वह राजस सुकुमार 
मदन-मूर्ति भीकृष्ण सामने खड़े हैं ओर उनके सखा गोपाल 'पपों 
निरमेषालसपक्ष्मपडक्तिमिस्पोषिताभ्यामिव_ लोचनाभ्याम! ( रघुवंश 
सर्ग २। १९ ) इस कालिदासोक्तिके अनुसार अनिमेष लोचनोंसे 
उनके सुन्दर मुख-कमलछकी ओर आनन्दानुमवसे स्थिर होकर देख रहे 
हई--यह सम्पूर्ण दृश्य तकारामजीके नेत्रोंके सामने नाच रहा था जब 


उन्होंने 'केसा! पद छिखा, इस पदसे सूचित होता है । इसी पदसे यह 


खसगुण भक्ति ओर दशनोत्कण्ठा ४०३ 


भाव भी प्रकट होता है कि मेरा भाग्य कब खुलेगा जब मुझे भी उस 
आनन्दका अनुमव होगा ! गोपालोंके उस सुखसे मेरा मन भी 
रललचाया है, मेरी वह आस कब पूरी होगी, में अपने नेत्रोंसे श्रीकृष्णको 
जीमर कब देखेंगा, श्रीकृष्ण अपनी बाझोसे मुझे कब अपनी छातीसे 
लगावेंगे, तुकारामजी कहते हैं कि प्रतिक्षण मेरे चित्तमें यही छालसा 
लगी रहती है । 


तुकारामजीके जीकी यह लाहसा जानकर भक्तवत्सक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनपर शीघ्र ही कृपा की | 


दसवाँ अध्याय 
श्रीविद्वल्ल-स्वरूप 


घरियेलें रूप कृष्ण नामबुंथी | परअल्न क्षितीं उतरलें॥ ?॥ 
उत्तम हें नाम रामकृष्ण जगीं | तरावयालागी भवनदी ॥ २ ॥ 
“ओऔकृष्ण-नामके भीतर मगवानने निज रूप धारण किया। परब्रह्म 
भूमण्डलपर उतर आया | भव-नदी पार करनेके लिये जगत्‌में यह 
राम-कृष्ण-नाम उत्तम है ।! 
के कट 2] 
देवकीनन्दने । केले आपुल्या चितनें ॥ ? ॥ 
मज आपुलिया ऐसे । मना लावूनिया पिसे ॥ २ ॥ 
“देवकीनन्दनने अपने चिन्तनसे, मनको पागल बनाकर मुझे अपना- 
जैसा बना लिया ।' 
१ विट्ल अर्थात्‌ श्रीकृष्णका बाल-रूप 
पिछछे अध्यायमें हमलोगोंने यह देखा कि तुकारामजी भगवानके 
सगुण रूपके दर्शन करना चाइते थे। अब यह देखें कि वह भगवानके 
किस रूपका दर्शन चाइते थे, किस रूपके प्रेमी थे । जिसके चित्तमे जिस 
रूपका ध्यान होता है उसी रूपमें भगवान्‌ उसे दडन देते हैं, यह सिद्धान्त 
है | इसलिये वह किस रूपका ध्यान करते थे, कोन-सा रूप उन्हें अत्यन्त 
प्रिय था, किस रूप, चरित्र और गुर्णोके गीत उन्होंने गाये हैं, खाते-पीते 


श्रीविदुल-स्वरूप 3०५ 


उठते-बैठते, जागते-सोते, घर-बाइर तथा समाघि-्युत्थानमें भगवानके 
'किस रूपकी ओर उनकी छो छगी थी, यह देखें। छोग कहेंगे कि 
तुकारामजी श्रीपाण्डुरद्ग ( श्रीविद७ ) के भक्त थे, यह तो प्रसिद्ध ही है, 
इसमें दूँढद-खोज करनेकी कौन-सी बात है? इसपर मेरा उत्तर यह है 
कि, यह बात सचमुच ही दूँढ-खोज करनेकी है। कम-से-कम मुझे जिस 
दिन इसका पता छगा उस दिन एक बडी उलझन सुलक्ष गयी, वह क्या 
बात है सो आगे लिखते हैं | तुकारामजीके कुलदेव विदछ थे, बचपनसे 
ही वह बिहुलकी उपासनामे थे, उनके अभन्डजोंमें मी सर्वत्र पाण्डुरज्न 
( विद्वछ ) का ही नाम-कीतन है जिससे यह स्पष्ट है कि वह विह्वछका 


ही ध्यान करते थे। 'विहुछ” पदसे ( विष्णु-विठु-विद्धछ-विठोबा ) 
ओविष्णुका ही बोध होता है। विष्णु” पदका अथथ हद व्यापकौ-- 
व्याप्नोतीति विष्णुःः--सबव्यापी 'अत्यतिष्ठद्शाइुलम' भगवान्‌ महा- 
विष्णु | महाविष्णुकी उपासना वेदोंमें मी है । वेदोका विष्णुसूक्त प्रसिद्ध 
है। महाराष्ट्रमें भगवद्धक्तोको विष्णुदास, वैष्णव कहते हैं | हम विष्णु- 
दासोंकों अपने चित्तमें मगवानका चिन्तन करना चाहिये,” “विष्णुमय 
जग देखना वेष्णवोका धर्म है?, 'वेष्णव वही है जो भगवानपर ही 
ममत्व रखता है? इत्यादि वचन तुकारामजीके प्रसिद्ध ही हैं । ठुकाराम- 
जीने 'विठोबा? नामकी ब्युत्पत्ति गरुडवाहनः, “गरुडध्वज” छगायी हें, 
यह हम पहले देख ही चुके हैं| अबू--- 

धुम क्षीर-सागरमें थे । प्रथ्वीमें असुर मर गये, इसलिये ग्वा्लोके 
घर तुम्हारा अवतार हुआ । पुण्डलीक तुम्हें पण्दरीमे ले आये। भक्तिसे 
तुम हाथ लगते हो !! 

भगवान्‌ विष्णुने युग युगमें असंख्य अवतार घारण किये हैं| यह 
याण्डुरक्ष बुद्धिके जाननेवाले ओर छक्ष्मीके पति हैं। इन्होंने अनेक 


४०६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अवतार लिये पर 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम! (श्रीमद्भागवत 3 | है | * ८) 
इस वचनके अनुसार श्रीविष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण ही हैं। ओऔविष्णु 
शुद्ध-सत््वके क्षीर-सागरमें शयन कर रहे थे ओर एक बार प्रथ्वीपर 
कंसादि अयुरोने बढ़ा उत्पात मचाया, तब गोकुलमें ग्वाकोके घर अव- 
तार जिन्होंने लिया उन श्रीकृष्ण परमात्माकों ही पुण्डलीकने अपनी 
भक्तिके बलसे पण्दरीमें इंटपर खड़ा किया है। वेदोंने जिन भगवानकी 
स्तुति की है वही नन्‍दके यहाँ अवतरे-- 

नियमाचें वन | नका शोधूं करूं श्ञीण ॥ २ ॥ 

यारे गौछ्याचें घरी | बाधलेसे दावेवरी ॥ ऐ ॥ 

पनिगमके वनमें भटकते-भटकते क्‍यों थके जा रहे हो ? ग्वालोंके 
घर चले आओ, यहाँ वह रस्सीमें बँघे हैं |” 

भगवान्‌ विष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण ही भीविल हैं । 

गीता जेणें उपदेशिली | वे हे विटिवरी माउली॥ 

'गीताका जिन्होंने उपदेश किया वही मेरी मैया इस इंटपर 
खड़ी हैं ।? 

श्रीतुकारामजीके छुदयकी प्रियमूर्ति यह थी--यही श्रीविद्धक 
श्रीकृष्णकी मूर्ति | उसीके दर्शनोंकी छालसा उन्हें लगी थी । 

(उद्धव और अक्ररको, अम्बरीषको, रक्‍्माज्ञद ओर प्रद्दको जो 
रूप तुमने दिखाया वही मुझे दिखाओ । तुम्दारा श्रीमुख और श्रीचरण में 
देखूँगा, जरूर देखेंगा, उसीमें मन छगा अधीर ही उठा है। पाण्डवोको 
जब-जब कष्ट हुआ तब-तब स्मरण करते ही ठुम आ गये | द्रौपदीके लिये 
तुमने उसकी चोलीमें गॉठ बाँध दी। गोपियोंके साथ कौतुक करते हो, 
मौओ और ग्वाल्ोंकों सुख देते हो | अपना वही रूप मुझे दिखा दो | तुम 


श्रीविद्लू-स्वरूप ४०७ 


तो अनायके नाथ ओर शरणागतोंके आश्रय हो। मेरी यह कामना 
पूरी करो !! 


उद्धव और अक्ररकों नित्य दशन देनेवाले, पाण्डवोंको छुः्खमें 
दशन देनेवाले, द्रोपदीकी छाज रखनेवाले, गोपियोंकी मनोवाज्छा पूरी 
करनेवाले, गो-बालोंकों सद्ध-सुख देनेवाले श्रीकृष्णके ही दशनोंके लिये 
तुकाराम तरस रहेथे। स्पष्ट ही कहते हैं, श्यामरूप चतुसुज-मूर्ति 
श्रीकृष्ण नाम ही चित्तका सद्जुल्प है !! वह भ्रीमुख ओर श्रीचरण मुझे 
दिखाओ, उन्हें देखनेके छिये मेस मन उतावला हो गया है । 

विह्ल आमुच्चे जीवन | आयमनियमा्चें स्थान || 
“विद्चक ही हमारे जीवन हैं। विद्चछ ही आगम-निगमके स्थान हें।? 


कृष्ण मान्नी माता कृष्ण मान्ना पिता। 

कृष्ण ही मेरी माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं ।? 

विद्वछ और श्रीकृष्ण दोनों नाम जहॉ-तहोँ एक ही छक्ष्यके बोधक 
हैं। जीके जीवन एक श्रीकृष्ण ही हँ। तुकारामनी श्रीकृष्णका ध्यान 
करते थे और अब इम यहद्द देखेंगे कि वह ध्यान बाररूप बालक्ृष्णका 
था । बाल्यकालके तीन मुख्य भाग होते हैं, सात वषतक केवल बाल, 
चौदइ वर्षतक कौमार और इक्कीस वर्षतक पौगण्ड। श्रीक्षष्णकी जिन 
प्रेममय लीछाओके पीछे भक्तजन पागल हो जाते हैं वे लछीलाएँ प्रायः 
पहले सात वष्रकी ही हैं | 

एक अभज्ञमे तुकारामजीने गूलरके कीढ़ों! का इशन्त देकर 
पुरुषोत्तम श्रीअनन्तकी विरादता दिखायी है । गूछर-फढमें असंख्य कौड़े 
होते हैं । उन कीड़ोंको उतना-सा गूलर-फल ही ज्ल्लाण्ड प्रतीत होता हे। 
ऐसे असंख्य फल गूलरके वृक्षमें दोते हैँ | ऐसे असख्य इक्ष इस नव खा 


४०८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


पृथ्वीपर हैं। हम जिसे ब्रह्माण्ड समझते हैं. ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड उस 
विराट पुरुषके एक रोमपर हैं ओर ऐसे असख्य रोम उस विराट पुरुषके 
शरीरपर हैं ओर ऐसे अनन्तकोटि विराद पुरुष जिसके पेटमे समाये 
हुए ई उन परमपुरुषकों हम कहां ढूँढें, कहाँ देखें ? 
तो हा नंदाचा बालम॒कुन्द | तान्हा ग्हणवी परमानंद ॥ 
वही यह ननन्‍्दके बाल्सुकुन्द हैं। वही परमानन्द यहाँ दुधरमुदे 
नन्हे बालक बने हैं !? 
अनन्त ब्रह्माण्ड. जिसके एक रोमपर हैं, ऐसा वह महाकाय 
(परमपुरुष ) यह देखिये ग्वालोके यहाँ ग्वालोके घर देहली लॉघते हुए 
हाथोंकों देहलीपर टेककर चलते हैं ओर वही बड़े-बडे देत्योको घरती- 
पर मार गिराते हैं, पुराण उन्हींके गीत गाते हैं| तुका कहता है, उनमें 
सब कलाएँ हैं।? 
तत््वज्ञानके भूखे विद्वानोंके लिये श्रीकृष्णने गीता गायी है । 
कथाओंके प्रेमियोके लिये महाभारत मौजूद है। पर आजतक जो-जो 
भगवद्धक्त ओर साधु-सत भोक्षष्णपर मुग्ध हुए वे उनके दिव्य प्रेममय 
बाल-चरित्रोपर ही मुग्ध हुए हैं। ननन्‍्द-नन्दन! कहानेवाले वह नन्हे 
कान्हा, बसीके बजानेवाके, गोप-गोपियोको प्रेमके दिवाने बनानेवाले, 
गोपालोकी छाके वानेवाले, वह दही-दूध-माखन चोर-- 
“विश्वोके जनिता। कहें यश्मोदासे माता ॥? 
(क्थिचा जनिता। म्हाणे यज्ञोदेशी माता ॥) 
क ] 
अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके उदरमें है वह हरि नन्‍्दके घर बालक हैं। 
कैसी अचरजकी बात है, कन्हैयाकी पहेली कुछ समझमें नहीं आती । 


श्रीविट्ुुल-स्वरूप 8०९, 


पथ्वीकों जिसने सन्तुष्ट किया, यशोदा उसे खिलाती हैं। विश्वव्यापक जो 
कमलापति हैं उन्हें ग्वालिनं गोदमें उठा छेती हैं। तुका कहता है. वह 
ऐसे नट्वर हैं कि भोग मोगकर भी ब्रह्मचारी हैं ! 
्छ 8 2] 

सुन्दर नव॒कू-नागर बालरूप हे ओर फिर वहीं कालीय सपको 
नाथनेवाछा कालरूरूप है। वही गौओ और ग्वालोंके साथ पुण्डलीकके 
पास आ गये | वही यह दिगम्बर ध्यान है, कटिपर कर घरे शोभा पा 
रहे हैं | मूटजनोकों तारनेकी उन्होने पुण्डलीकसे शपथ की है| तुका 
कहता है, वैकुण्ठवासा मगवान्‌ भक्तोंके पास आकर रहे हैं |? 

बालरूप भक्तोकों बडा ही प्यारा छगता है | गो-ग्वालोंके सक्षका 
बालरूप ही तुकारामजीके जीका जीवन था। कालीयदहम काछीयके 
काल बननेवाले यह बाल? कृष्ण ही भक्तोके प्राण-धन बन बेठे हैं | बह 
'भोढे-माले-बालू-पाण्डुरज्ञ” जिन्होंने 'काग-बक आदि दैत्योको बचपनमें 
ही मार डाछा उन्हें मुझे दिखाओ। वह नन्द-नन्दन मेरे जीवनके 
आनन्द हैं |? 

इन्हीं भोले बाल-पाण्डुरज्ञ!” की ओर तुकारामबीकी छो लगी थी । 

पाडुरंग ध्यानी पाडुरंग मर्नी । जायती स्वर्प्पी पाडुरंग ॥ 
2] छ 2] 
आत हरि बाहेर हरि। हरिनें घर्री कॉडिलं॥ 

अद्र हरि बाहर हरि, इरिने ही अपने अदर बंद कर रखा है |? 

बाल-कृष्णने ही उन्हें अपना चसका छगा रखा था | तुकारामजीके 
निद्ध्यास और कीत॑नके विषय भी श्रीबालकृष्ण ही थे । 


४१० श्रीतुकाराम-चरित्र 


दीच आणि दुर्बलासी | सुखराशि हरिकथा ॥ ? ॥ 
चरित्रते-ं उचारावें | केले देवें गोकुछीं ॥ २ ॥ 
सावक्क रूपडें चोरटें चित्ताचें| उमें पंढदरीचें विटेवरी ॥ १ ॥ 
डोल्टियांची घणी पाहता न पुरे | तयालागीं झरे मन माजें ॥श०॥ 
आण निधो पाहे कुडी ये साडोनी । श्रीमुख नयनीं न देखता ॥ २ ॥ 
चित्त मोहियेले नंदाच्या नंदनें | तुका म्हणे येणें गरुडध्वर्जें ॥ २ ॥ 
“दीन और दुर्बलके लिये हरि-कथा ही सुखका सबल है । वही 
चरित्र-कीतन करना चाहिये जो मगवानने गोकुलमे किया !? 
वह व्यामरूप चित्त-चोर पण्दरीकी इंटपर खड़ा है | उसको देखते 
हुए नेत्र कभी तृत्त नहीं होते, उसीके लिये मेरा जी छग्पणा रहा हे | 
उन भीसुखकी इन ऑँखोंसे न देखते हुए प्राण इस कलेवरकों छोड़कर 
निकलना चाहते हैं | इस गरुडध्वज नन्दनन्दनने चित्त मोह लिया है |? 
इन सब उक्तियोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन नन्‍दनन्दन श्याम! 
ने ही तुकारामजीका मन मोह लिया था और तुकाराम उन्हींसे दर्शनोके 
लिये व्याकुछ हो रहे ये | 
२ ज्ञानेधर-नामदेवादिकी सम्मति 
विद्वधछ नाम श्रीकृष्णके बारुरूपका ही है, इस बातकों ध्यानमें 
रखनेसे यह समझे आ जाता है कि हमारे सावु-संतोने श्रीकृष्णकी केवल 
बाल-छीलाओंको ही ऐसे विलक्षण प्रेमसे क्यों गाया है ! सूरदास, मीराबाई, 
नरसी मेहता आदि उत्तरापथके भ्रीकृष्ण-मक्त और ज्ञानेश्वर, नामदेव, 
एकनाथ, तुकाराम, निलोबाराय प्रभ्ति महाराष्ट्रके श्रीकृष्ण-मक्त जीकृष्ण- 
की बाल-लीलाओंका ही बड़े प्रेमसे वर्णन करते हैं। महाराष्ट्रके कृष्ण- 
भक्तोके भ्रीकृष्णी बाललीलाके वर्णन भिन्न-भिन्न गाथाओ'” में छपे हुए. 


श्रीविद्ुल-स्वरूप 8११ 


हैं। ज्ञानेश्वर ओर एकनाथने अध्यात्मदिक दिखाते हुए बाललीलछाका 
वणन किया है | इन्होंने तथा नामदेव, ठ॒ुकारामजी ओर निलछाजीने 
श्रीकृष्णपका बाल-चरित्र कस-वधतक वर्णन करके तथा यह सूचित करके 
कि श्रीकृष्ण द्वारकाधीश हुए, बाललीला-वर्णन समाप्त किया है। भीइरि- 
हरकी एकात्मता ओर ओविष्णुके सब अवतारोंकी--विशेषकर राम 
ओर क्ृष्णकी--भक्तिका यद्यपि इन सबने ही बणन किया है, तथापि 
एकनिष्ठ सशुणोपासनकी दृश्सि देखा जाय तो ये पाँचों सत श्रीक्षष्णके 
उपासक थे ओर श्रीकृष्णके भी बालरूप--बाहूचरित ( श्रीविद्धछ ) के 
ही उपासक थे, यह बात निर्विवाद है। क्‍या ज्ञानेश्वरीमें ओर क्या 
एकनाथी भागवतमें श्रीकृष्ण-चरित-सम्बन्धी जो-जो उल्लेख हैं वे उनकी 
बाललीलासे ही सम्बन्ध रखते हैं। इसके कुछ उदाइरण यहाँ देते हँ--- 

(वि ) शानेश्वर महाराजके अभगोमें श्रीविद्धठ्भगवानकी स्तुतिके 
प्रसक्षमें 'बसुदेव-कुँवर देवकी-नन्दन! बृन्दावन-विद्यारी ब्रह्मनन्द-नन्दन 
ऐसे ही विशेषण आये हैं ओर वर्णन भी इसी प्रकारका है कि, उपनिषदो- 
के अन्तर्यामी हैं पर सशरीर चरणॉपर खडे हैं?, 'केसा सुन्दर गोपवेष है?, 
पेड़के पत्तोंके गुच्छे सिरपर खड़े किये, अघरोपर बंसी रखे, नन्‍्दलाल 
ग्वारुकी शोभा क्‍या बखादनें?, 'इन्दु-बदन-मेला छगा है, वहाँ बृन्दावनमें 
आप रासक्रीडा कर रहे हैं? यह मनोहर वर्णन श्रीकृष्णके बाहुरूपके 
ध्यानसे निकला है। शानेश्वरीमें मी बृष्णीनांवासुदेवो5स्मि! (गीता १०। 
३७ ) पर भाष्य करते हुए शानेश्वर महाराज कहते हँ--- 

“जो वसुदेव-देवकीके कारण पेदा हुआ, जो यशोदाकी कन्याके 
बदलेमें गोकुछ गया वह में हूँ । पूतनाको प्राणोंसमेत जो पी गया वह मैं 
हँ। बचपनकी कली अभी खिली भी नहीं कि पएृथ्वीके दानवोंका जिसने 
सट्दार किया, जिसने अपने हाथपर गोवधन-गरिरिकों उठाकर महेन्धका 


8१२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


गये इरण किया, जिसने कालीयका दमनकर काढिन्दीके द्वुद्यका दुःख 
दूर किया, जिसने भभक उठी हुई आगसे गोकुलकी रक्षा की, जिसने 
ब्रह्माको, बछड़े हर ले जानेके कारण, दूसरे बछड़े निर्माणकर, नादान 
बना दिया, बचपनके भोरमे ही जिसने कस-जैसे बड़े-बड़े देत्योंको देखते- 
ही-देखते सहज ही मार डाला, वह में ही हूँ ।! ( शानेश्वरी अ० १० । 
२८८-२९१ ) 


ज्ञनेश्वरीम विद्धछ' नाम नहीं? कहनेवालोकों चाहिये कि इस 
अवतरणकों अच्छी तरह पढ़कर मनन करें। “ादवोंमे जो वासुदेव हें 
वह मे ही हूँ, इसका व्याख्यान करते हुए शानेश्वर महाराज कसवधतककी 
ही श्रीकृष्ण-लीछाका वणन करते हैं ओर आगेका हाल तो तुम जानते ही 


हो यह कहकर आगे कुछ कहना टाल देते हैं, इससे भी कया यह स्पष्ट 
नहीं होता कि ज्ञानेश्वर महाराज मुख्यतः बाल-कृष्णको ही भक्ति करते 
थे १ जो वर्णन उन्होंने किया हे वह श्राविद्धलछका है और श्रीवि्वल ही 
उनके उपास्य ये, इस बातके प्रमाणस्वरूप यह अवतरण पर्यात है । 

(६ ) नामदेवरायके अभगोमे भी विह्ठल-स्वरूपका ऐसा ही स्पष्ट 
बोघ होनेयोग्य अनेक प्रसदड् है। 'अनिवचनीय ब्रह्म” कहकर निंगम 
जिसका वर्णन करते है, जो उपनिषदोकों मथकर निकाछा हुआ अर्थ है, 
वेद जिसे सारका सार, अवणोका श्रवण, नयनोका नयन, ज्ञानका दर्पण 
और सब भूतोंका व्यापक, चित्तकों चेतानेबाला, बुद्धिका पालन करने- 
वाला, मन और इन्द्रियोकों चलानेवाला, निर्विकल्प, निराकार, निःशृन्य, 
निराधार, निगुण, अपरम्पार कहते हैं वह परमात्मा, नामदेव कहते हैं कि, 

गोकुल-ग्वाल बनकर यशोदाका छाऊ कहाता हे--बही जो चिन्मय 
एचिद्रुप अक्षय अपार परात्पर कहा जाता है !? 

् 8 हा) 


श्रीविट्ुर-स्वरूप छश्के 


उन्‍्हींको देखो, भीमाके तटपर समचरण विद्चलरूप होकर इंटपर 
खड़े हैं। ज्ञानियोका शेय और योगियोंका ध्येय वहाँ केसे पहुँचा ? 
वेणु-नादसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ पण्ठरीमें इस रेतके मैदानमें आये | 
उस चतुभ्रुज-मूतिको पुण्डलीकने जब देखा तब एक इंट उनके सामने 
रख दी | उसी इंटपर विद्चल खड़े हुए | वह छबि त्रिभुवनपर छा गयी ।? 
2 ्छ 2 
“निर्गुणका वैभव मक्तिके भेषमे आ गया, वही यह विद्चल-वेष बन 
गया । पुण्डलीक्ने अपनी साधनाके द्वारा जो भक्त-सुत्य दिया उससे 
भावमय भगवान्‌ मोहित हो गये ।” 
के के के 
वह भगवान्‌ कोन हैं --- 
बह भगवान्‌ इरि हैं; गोकुछके, वसुदेव-कुलके, यशोंदाकी गोदके 
बाल-कष्ण हैं ।? 
नामदेवरायके स्त॒ति-स्तोत्रमें मी-- 


श्रीधरा अनंता गोविदा केशवा | मुकुंदा माधवा नारायणा ॥ 
देवकीतनया गोपिकारमणा | मक्तउद्धणा केज्िराजा ॥ 
हा हा छठे 


गोवधनघरा. योपीमनोहरा । भक्तकरुणाकरा पांडुरंगा ॥ 

भगवान्‌ पाण्डुरज्ञ” को इन्हीं बाल-कृष्ण नामोंसे पुकारा है । 

श्रुतिके लिये जो परत्रह्म दुर्बोध है वह सगुण केसे हुआ ? इसका उत्तर 
यह है कि 'जलूमें जेसे जलके ओले होते हैं, वैसे निराकारमें साकार 
शेता है | सगुण-निर्शण-मेद केवक समझानेके लिये है, ययार्थमें पाण्डु- 
रक्ल 'पूर्णाके साथ सहज-में-सहज है | वही भक्तोंके लिये इंटपर खड़े हैं। 


७8१8 श्रीतुकाराम-चरिदत्र 


उनके नाम-सकीत॑नसे, नामदेव कहते हैं कि, मेरा मनस्ताप नष्ट हुआ, 
चित्तको शान्ति मिली । परब्रह्म अविनाशी ओर आनन्दघन है, पर इसें 
तो प्रेमसे पनहानेवाली विठामाई ही प्यारी रूगती है |! 

(छ) एकनाथ मद्दाराजने बाल-कृष्ण-भक्तिकी हृद कर दी है | पहले 
ही अध्यायमें वह कहते हैं-- 

भगवान अनेक अवतार अवतरे। पर इस अवतारकी नबलछता 
कुछ और ही है। इसका अमिप्राय देवता भी नहीं जानते | उस अगम्य 


इरिलीलाको देखते ही बनता है । पैदा होते ही मेयासे अछग हुए, अपनी 
छीलासे आप ही छालित-पालित होकर बढ़े। बचपनमे ही मुक्तिका 
आनन्द दिलाने छगे । पूतनादि सबको स्वशरीरसे मुक्ति अप॑ण की | 
बालक होकर बलवानोको ही मारा, ससारके देखते सिंह-जेसे महान 
पराक्रमी ये पर बालपनके बाहर तिलभर भी नहीं रहे | स्त्री-पुत्र सबके 
रहते, थे ब्रह्मचारी; यह लीला भी उन्होंने दिखायी। भक्ति, भुक्ति और 
मुक्ति तीनोको एक पंक्तिमें बिठाया | इनकी कीर्ति मैं क्या बखानूँ।! 
। मिट्टी खाकर इन्होने विश्वरूप दिखाया ।? 

जो चरित्र मनुष्यकों अत्यन्त प्रिय होता है उसका जी खोलकर 
वर्णन किये बिना उससे नहीं रहा जाता। भआीकृष्णके छावण्य और 
यशका अनुपम वणन एकनाथी मागवतके इसी अध्यायमे ( २३८ से 
२७३ तक और २८९ से ३०९ तक ) अवश्य पदनेयोग्य है। सकल 
लोकछालन बाल-कृष्ण जिनकी अज्ञ-सक्लप्रभासे ससारको शौभा प्राप्त 
हुईं, सुव्यक्त परबह्य ही हैं । 

थी जमा हुआ हो या पिघला हुआ, वह है घी ही, उसका घीपन 
तो कहीं नहीं गया; बेसे ही ब्रक्ष जो अव्यक्त है वही साकार बन गया; 
इससे उसका ब्रह्मत्व तो कहीं नहों गया। उसीकी बनी. मूर्ति है, 


श्रीविद्ठुलू-स्वरूप ४१५ 


'परत्रह्म तो उसमे भरा हुआ है। परब्ह्मके सगुणरूप यह श्रीकृष्ण सकछ 
सोन्दयके अधिवास, मनोहर नटवेष घारण किये छावण्यकछान्यास और 
स्वय जगदीश हैं । इनके इस नित-नवर-सोन्दर्य और तेजकों देखकर 
इनके सर्वाज्षसे लोगोकी आँखें गड़ जाती हैं ओर मन कृष्णस्वरूपकों 
आलिड्गन करता हे | नेत्र आतुर दो उठते हैं, उस लोभसे ऊलचाते हैं, 
नेत्रोंके जिहाएँ निकल पड़ती हैं। ऐसी उन स्वानन्दगर्म साकार 
श्रीकृष्णकी शोभा है। जिस दृष्टिने उन श्रीकृष्णकों देखा बह दृष्टि फिर 
पीछे फिरकर नहीं देखती, ओऔीकृष्णरूपकों है अधिकाधिक आलिकज्षन 
करती है, सारी सृष्टि श्रीकृष्ममय ही देखती है |? 


रद ९ रे 


“कटिमे सुवर्णाम्बर सुशोमित हो रहा है ओर गलेमें पैरोतक वनमाला 
लटक रही है। उन सुन्दर मधुर घनश्यामको देखते हुए नेत्रोंसे मानों 
प्राण निकल पड़ते हैं !? 


श्रीकृष्ण लीलाविग्रह हैं। उनका शरीर छोकामिराम और ब्यान- 
घारण मज्जञल है| वेदोका जन्मस्थान, षय्शाज्ंका समाधान, षडदशर्नों- 
की पदेली--ऐसा यह श्रीकृष्णका पूर्णांवतार है। ( नाथ-मागवत ३१- 
३६८ ) ओर उसमे भी बालचरित्र ही सबसे अधिक मधुर, सुन्दर ओर 
पवित्र है! ( ८२ ) ओर वही सब भक्तोंकों प्रिय है। वही भीकृष्णकी 
बाछमूर्ति पण्टरीमें विदछ-नाम-रूपसे इंटपर खड़ी है। यही इसमारे 
महाराष्ट्रके सतोके उपास्य देव हैं । 


भीकृष्ण ही भीविदुल हैं, यह बात स्तोके वचनसे प्रमाणित हो 
चुकी | पर इसी सम्बन्धमें एक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिला हे । 
भीकृष्णावतारकोी हुए. पिछली याने सबत्‌ १९९० की जन्माध्टमीको पूरे 
७५०१८ वर्ष बीते ! श्रीकृष्णका जन्म विक्रम संवतके ३०२८ वर्ष पूव 


४१६ श्रीतकाराम-चरित्र 


भावद्कृष्ण ८ को रोहिणी नक्षत्रपर मध्यरात्रिमें हुआ | रावबहादुर 
चिन्तामणि विनायक वैद्यने अपने 'श्रीकृष्ण-चरित्र” के परिशिष्ट-भागमें 
ज्योतिष-गणनाके आधारपर यह छिखा है कि उस दिन बुधवार था। 
इसको पढ़ते ही यह बात ध्यानमे आ गयी कि वारकरी बुधवारकों इतना 
पवित्र और पूज्य क्यो मानते हैं कि उस दिन पण्दरीसे प्रस्थान नहीं 
करते ओर विद्चलका वार कहकर वह दिन श्रीविट्ठलके भजन-पूजनमें ही 
बिताते हैं । वह दिन श्रीकृष्णका जन्म-दिन है, यह बात ज्ञात होनेपर बड़ा 
आनन्द हुआ । पण्ठरीके वारकरी सम्प्रदायके आदियप्रवर्तककों यह बात 
निश्चय ही ज्ञात रही होगी कि बुधवारके दिन श्रीकृष्णका जन्म हुआ है, 
अन्यथा बुधवार ही खास तोरपर मगवानका दिन न निश्चित किया जाता। 
३ श्रीकृष्णकी बाललीलाएँ 

ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ओर निलाजीद्वारा वर्णित 
श्रीकृष्णलीलाओंमे श्रीकृष्णेके बालचरित्र अर्थात्‌ बाल्य और कोमार 
अवस्थाके चरित ही गाये गये हैं। कंसादि अयुरोके अत्याचार-भारसे दबी 
हुई प्रथ्वी क्षीरसागरमें शयन करनेवाले श्रीविष्णुकी शरणमें गयी, विष्णुने 
उसे अभय-दान किया, वसुदेव-देवकीके विवाइ-समयमे आकाशवाणी हुई 
और कंसकों यह माढूम हुआ कि देवकीका आठवों पुत्र मेरा काल होगा, 
उसने उसके सात बच्चें मार डाले, कारागारमें ही श्रीकृष्ण प्रकट हुए । 
बसुदेवने उन्हें गोकुछ ननन्‍्दके घर पहुँचा दिया, मार्गमें लोदेकी श््डलाएँ: 
तड़ातड़ टूट गयीं और यमुना मैयाने रास्ता दिया, ऋष्णके मनोइर 
बालरूपने सब गोप-गोपियोका चित्त मोह लिया, कृष्णकों मारनेके लिये 
कंसके भेजे पूतना, शकठासुर, तृणावत, वत्सासुर, प्रढम्ब, अघासुर, 
बक, केशी, घेनुकासुर आदि असुरोंकों श्रीकृष्णने बचपनमें ही सहज दी 
मार डाला, उँगलीपर गोवधन गिरि उठाया, यशोदाकों अपने मुंहमें 


श्रीविट्टुल स्वरूप डर 


ब्रह्माण्ड दिखाया, ब्रह्माका गव उतारा, बृन्‍्दावनम गोपोंके सद्ध अनेक 
प्रकारके खेल खेले, दूध-दही-मक्खन चुराकर गोपियोंका चित्त चुराया, 
श्रीकृष्ण-प्रेमसे वे पति-पुत्र, घर-द्वार भूल गयीं, गोकुछ और बृन्दावनकी 
लीलाओंसे आबाल-इद्ध-वनिता समी क्ृष्ण-प्रेममें पायल हो गये, पीछे 
कृष्णने मथुरामें जाकर चाणूर-मृश्िकादि मल्लॉकों मारकर अन्त कसका 
भी अन्त किया, कुछ काल बाद श्रीकृष्ण द्वारकाघीश हुए । इन सब 
घटनाओंको श्रीकृष्ण-मक्त सत कवियौने बाल-लीलामें अत्यन्त प्रेमसे 
बखाना है। कॉदोके अभद्ज, ग्वालिन, डण्डोंका खेल, आती-पावी, 
कबड्डी इत्यादि खेलोपर जो अभद्भ हैं उनका भी बाल-लीलावर्णनमें ही 
समावेश होनेसे इसमें कुछ भी रन्देह नहीं रह जाता कि गोकुछ-वासी 
बुन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण ही इमारे भक्त संतोके भगवान्‌ श्रीविटठछ हैं | 
श्रीकृष्णका उत्तर-चरित सबको विदित ही है । तुकारामजीके ही बचन- 
के अनुसार जिन्होंने गीताका उपदेश किया वही यह मेरी माता हैं 
जो इंटपर खड़ी हैं,' अजुनकों भगवद्गीता और उद्धबगीता बतलानेवाले, 
पाण्डबके सहायक, द्वारकाधीश श्रीकृष्ण कौरव-पाण्डव-युद्धके कारण 
महाभारतके द्वारा परम राजनीतिशके रूपमें ससारपर प्रकट हुए तथापि 
हमारे भक्तों ओर सतोंकों जो श्रीकृष्ण परम प्यारे हैं वह गोकुलके 
ही श्रीकृष्ण हैं। गोकुछके ही श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रके गीता-वक्ता हैं। 
श्रीकृष्ण एक ही हैं। तथापि श्रीकृष्णने जगदुद्धारके लिये गोकुछ- 
वृन्दावनमें जो भक्ति-रस-परिप्छावित परमानन्ददायिनी छीलछाएँ कीं वे 
ही भक्‍तोंके प्रेमकी वस्तु हैं। इस कारण गोकुलछके श्रीकृष्ण ही उनके 
लपास्य हैं | स्वामी विवेकानन्दने७ कहा है---ओीकृष्ण सब मनुष्योका 
उद्धार करनेके छिये अवतार छिये हुए परमात्मा हैं और गोपी-लीला 
मानव्र्मान्तर्गत भय्वस्पेमका सारसदं॑स्व है | इस प्रेममे ज,ब- 
भावका छूय होकर परमात्मासे तादात्य हो जाता हैँं। भ्रीकृष्णने 





$9 प्रबुद्ध भारत सन्‌ १९१५ जनवरी मासका अड्ू | 
तु० रा० २७--- 


४१८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


गीतामें सर्वरधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरणं त्रज” जो उपदेश दिया है 
उसकी प्रतीति इसी छीलामें होती है । भक्तिका रहस्य जानना हो तो 
जाओ ओर बृन्दावन-छीलाका आश्रय करो। भ्रीकृष्ण दीन-दुखियोके, 
मिखारी-कंगालोंके, पापी-पामरोंके, बाऊ-बच्चोके, स््री-पुरुषोके, सबके 
परम उपास्य हं। व्युत्पन्न पण्डित और शाब्दिक तत्त्वशोसे वह दूर हैं, 
भोले-भाले अजानोंके समीप हैं। उन्हें शानका शोक नहीं, वह शुद्ध 
प्रेमके भूखे ओर मोक्‍्ता हैं । गौपियोंके लिये श्रीकृष्ण ओर प्रेम एकरस 
हो गये थे। द्वारकामे श्रीकृष्णे कमयोग सिखाया ओर बृन्दावनमें 
भविति-प्रेमकी शिक्षा दी । श्रीकृष्ण प्रेम, दया और क्षमाके सागर हैं |? 


४ श्रीतुकारामद्वारा लीला-बर्णन 


तुकारामजीने अपने उपास्य भगवान्‌ श्रीविदठलकी जो बाललीलाएँ 
गायी हैं उनमें मी ग्वाल-ग्वालिनोंकी अलोकिक भक्ति ओर श्रीकृष्णकी 
भक्‍तवत्सछ॒ता अत्यन्त प्रेमसे बखानी है | 


अविनाशी ब्रह्म आकार धारणकर देत्योंका संहार करने आ गया | 
भक्तजनोका पाछन करनेके लिये गोकुलमे राम और कृष्ण आ गये | 
गोकुलमें आनन्द-सुख प्रकट हुआ। घर-घर छोग उसीका आसरा 
मानने छगे।! 


गोपियोंकी प्रगाद कष्ण-मक्ति देखिये-- 


“उनके पूर्व पुण्यका हिसाब कौन छूगा सकता है जिन्होंने मुरारीको 
खेढाया--अन्तःसुखसे खेलाया और बाह्य सुखसे भी, और उन्हें पाकर 
मुखका चुम्बन दिया ? भगवानने उन्हें अन्तःसुख दिया जिन्होंने 
एकनिष्ठ भावसे उन्हें जाना । श्रीकृष्णमें जिनका तन-मन लग गया, जो 
घर-द्वार ओर पति-पुत्रतककों भूछ गयीं, उनके लिये धन, मान और 
जन विष-से हो गये |? 


श्रीविद्ुल-स्वरूप 8१० 


चारों वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैँ वह ग्वालिनोके हाथों बँंघ 
जाता है| मक्खन चुराने उनके घरोंमें घुसता है। *” अन्द्र-बाइर 
एक-सा है, इससे चोरी पकड़ी नहीं जाती । यह भेद वे जानती हैं कि 
यह अकेला ही, ओर सब रास्तोको बंद करके हमें बेठा छेगा | इसलिये 
वे निश्चिन्त एकान्तमे निःसद्ध होकर क्ृष्णके ही ब्यानमे अचल छगी 
रहीं | योगियोके ध्यानमें जो एक क्षणके छिये मी नहीं आता, भावुक 
गालिने उसे पकड़ रखती हैं। उन भक्तिनोंके पास वह गिड़गिड़ाता 
हुआ आता है, और सयाने कहते हैं कि वह तो मिलता ही नहीं |? 
् ्छ 2] 
देहकी सारी भावना बिसार दी तब वहीं नारायणकी सम्पूर्ण 
पूजा-अ्चो है। ऐसे भक्तोंकी पूजा भगवान भक्तोके जाने बिना ले 
लेते हैँ और उनके माँगे बिना उन्हें अपना ठाँव दे देते हैं ।? 
् 5 शक 
भमनसे सारी इच्छाएँ हरिरूपमें लग गयीं। ग्वालिनोकी ये वधुएँ 
उन्हींके लिये व्यग्र देख पड़ती हैं। सबके चित्तमें एक भाव नहीं है | 
इसलिये जैसा प्रेम वैसा रूप । बच्चेंको छोटे-बड़ेका ख्याल नहीं दौता, 
नारायण भी बेसे ही कौठुकके साथ खेलते रहते हैं।? 


्छ श्छ र् 


अब ग्वालोका भक्ति-भाग्य देखिये--- 
राम ओर कृष्णने मौकुल्में एक कोतुक किया। ग्वालोंके सड़ 
गौए चराते थे। सबके आगे चलते हुए गौएँ. चरावे थे और पीठपर 
छाके बाँचे रहते थे। उनकी वह लाठी और कामरी घन्य हुई । 
ग्वालिनॉंका भी कैसा मद्दान्‌ पुण्य था, वे गाय-मैंस और अन्य पशु भां 
केसे भाग्यवान्‌ थे । 
५9 रे ध्ट 


8२० श्रीतुकाराम-चरित्र 


“इन ग्वालिनोंके अत-याग आदि अनेक सश्वित पुण्य-कम थे जो 
ऐसे फछे । ग्वालिनोंकों जो सुख मिछा वह दूसरोके लिये, ब्रह्मादिके 
लिये भी दुलम है !? 


रे रे 8 


नन्‍्द और यशोदाका क्ृष्ण-भक्ति-भाग्य देखिये परिश्रम करके धन 
उपाज॑न किया, वह भी उन्होंने क्ृष्णापंण किया। सब गोएँ, घोड़े, 
भँंसे, दासियाँ प्रेमसे झृष्णको समर्पित कर दी । क्षणभर भी यदि कष्णका 
वियोग होता तो उनके प्राण तड़पने छुगते। उनके ध्यानमें, मनमे 
सब विधि हरि ही थे। शरीरसे दाम करते थे पर चित्त भगवानमे ही 
लगा रहता था। उन्हींका चिन्तन करते थे। बस, यही एक पुकार 
होती थी कि कृष्ण कहाँ गया, अभी उसने खाया नहीं, कहाँ चला 
गया ? वे कृष्ण” नाम ही रठा करते थे। माता यशोदा कूट्ते-पीसते- 
पछोरते कष्णके छोरियोँ” गाती थीं, भोजनम नन्द-यशोदा कृष्णको 
पुकारते थे, ध्यानमे, आसनमे, शयमनमें स्वप्नमें, कृष्णरूप ही देखते थे । 
कृष्ण उन्हें दिखायी देते थे, दुश्चित्तोंकी नहीं दिखायी देते। तुका 
कहता है, नन्‍्द-बशोदा-जेसे माता-पिता घन्य हैं।' 

2] 3] ५9 


पास-पड़ोसकी ग्वालिनोंकी कृष्ण-भक्ति देखिये और अन्तःकरणमें 
उस सुखको अनुभवकर प्रेमाभु बहाइये-- 

एक सस्ही दूसरी सखीसे कहती है, 'ऋष्ण हमारा परिचारी है, कृष्ण 
व्यवह्दारी है, अरी नारी ! कृष्णको उठा छे। कृष्णके बिना तुम्हें कैसे 
चेन मिल्ता है, केसे समथ कट्ता दे ९? तुमछोग फालतू बातें किया 
करती हो, समय व्यर्थ खोती हो, इस जग-उजागरको जरा क्यो नहीं उठा 
छेतीं ? उठा लो ओर इस सुखको भी तो जरा देख छो। इस सुखकों जब 
तुम अनुभव करोगी तब द्वार-द्वार न मटका करोगी | एक कृष्णके बिना 
यह सारा खेल तुम्हें झूठा प्रतीत ह्ोगा। सबकी सज्ञ-सोहबत तब तुम 


श्रीविदुल-स्वरूप ४२१ 


छोड़ दोगी ओर अनन्तकों सद्ध लेकर बनमें जाओगी | इसे फिर अपने 
आणोसे अछग न करोगी । दूसरोंसे भी इस बच्चेको लेनेके लिये कहोगी। 
इस बालकको जो अपने घर के जाती है उसकी-सी वही है ।” 


8 ््छै शक 


(ुका कहता है, जो कृष्णको के जाती हैं वे फ़िर छोटकर नहीं 
आतीं | कृष्णके साथ खेलते ही सारा दिन बीतता है| कृष्णके मुंहकी 
ओर निहारते हुए, चाहे दिन हो या रात, उन्हें ओर कुछ नहीं सूझता । 
सारा शरीर तव्स्थ हो जाता है, इन्द्रियाँ अपना व्यापार भूछ जाती हैं | 
भूख-यास, घर-द्वार वे सब ही भूछ जाती हैं। यह भी सुध नहीं रहती 
कि हम कहाँ हैं। हम किस जातिकी हैं, यह भी भूल गयीं। चारों 
चर्णोकी गोपियों एक हो गयीं । कृष्णके साथ खेर खेलती हैं, चित्तम 
उनके कोई शड्ढा नहीं उठती। बस, एक ठाँवमें, तुका कहता है कि 
ओगोविन्दचरणोंमं भावना स्थिर हो गयी ।? 


५24 ४22 ््छ 


इन्होंने अपने आपको जाना | जाना कि यह संसारी खेल जो खेल 
रहे हैं वह झूठा है । असलमें हमारे सगे-सम्बन्धी, भाई-दामाद, जो कुछ 
कहिये, सबमें एक वही हैं। उन्हींमे इम सब एक हैं। इसलिये निःशह्ूः 
होकर खेल सकती हैं| हम किसके सद्भ क्या खाती हैं और मुँहमें उसका 
क्या स्वाद मिलता है, यह सब कुछ नहीं ज्ञानतीं। दूसरॉकी आवाज 
भी कान नहीं सुनते । क्योंकि ध्यानमें मनमें हरि बैठे हैं । 


्छ ] 2] 
कॉदौके अभड़ोमें भी यही अनुपम रस भरा हुआ है। श्रीगोपाल- 
कृष्ण अपने सखाओंके साथ गोएँ चरानेके लिये मघुवनमें जाया करते थे | 
बहाँ अपनी-अपनी छाके खोलकर सबने जो भोजन किये तथा जो-जो खेल 
खेले उनका बड़ा ही चित्तरज्षक वर्णन तुकारामजीने किया है । मगबान्‌ 


४२२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


पहले कहते हैं, अपनी-अपनी छाके खोली देखें, कोन क्‍या हे आया 
है |! कारण, बिना सबकी तलाशी लिये में अपना कुछ भी देनेवाला 
नहीं ।” मद्ठा-दही, चिठरा-चावरक, जिसके पास जो रहा वह उसने 
निकाछा । 'किसीकी गोएँ स्थिर हो गयी, किसीकी इधर-उधर भटकने 
छगीं ।? सबने मगवानसे विनती की, अब सब बॉ दो, हमारे पास 
क्या है ओर क्‍या नहीं सो सब तुम जानते हो । भगवानके छेखें सभी 
बराबर हैं, वह किसीके भी जीको कष्ट नहीं होने देते ।' 


“सबको वतुराकार बेठाकर आप मध्यमें बेठते और सबका समान 
समाधान करते ।? 

निष्कपट खेलाड़ी कान्हाने सबकी भावनाके अनुसार बेंटवारा 
कर दिया । 


“वाढ-बाल अपनी-अपनी भावनासे पीड़ित हुए। जिसकी जैसी 
वासना ! कमके साक्षी इस छीछाको कोतुकसे देखने छगे । खेल खेलते 
जो अपना भार उन्हींपर रखते उनके लिये कभी बाये नहीं होते थे । 
कोई बाये आ जाते थे, कोई उलक्षकर सुलक्ष लेते थे ।! 

के 49 2० 

सबके भोजनमें इरि अपनी भाधुरी डाल देते थे। परस्पर बातें 
करते हुए|ब्रह्मानन्द-छाम करते थे। भगवान्‌ सबके हाथोपर और मुखमें 
कोर डालते | भगवानके ही जो खखा थे | 

कॉदोकी वह बहार देखकर--गोएँ. चरना भूल गयीं, पशु-पक्ची 
जडत्व भूछ गये, यम्रुना-जछ स्थिर होकर बहने छूगा। सब देवता 
देखते हैं, उनके छार टपकती है; कहते हैं गोपाल घन्य हैं, हम कुछ 
भी न हुए !! 

कॉदोका दही भरपेट खाकर गोपाल कहते हैँ कि तुम्हारा साथ 
बढ़ा अच्छा ! हमें यह नित्य मिला करे ।! 


श्रीविद्ठुल-स्वरूप ४२३ 


फिर सब अपनी छकुटठी ओर कम्बल उठा गौएँ चराने गये | 
उनमे कई ठेदू अज्ञवाले, तोतके, नाठे, छेगड़े, छूले आदि भी थे, पर 
श्रीकृष्ण उन सबके प्रिय थे ओर मगवान्‌ भी उनके भावसे प्रसन्न थे | 
गोएँ चराते हुए ग्वाल-बाल श्रीकृष्णकों मध्यमें किये डडोंके खेल आदि 
खेलते जा रहे हैं । 


बालक्रीड़ाके अभज्ञॉमे तुकारामजीने आध्यात्मिक भाव ध्वनित 
किये हैँ । गोपियों रास-रड़्मे समरस हुईं, उसी प्रकार इमारी चित्त- 
तृत्तियों श्रीकृष्ण-प्रेममें उााबोर हो जायें ओर तनन्‍्मयताका आनन्द-छाभ 
करें, यही इन अमड्रोका आध्यात्मिक भाव है। मक्तोंके पूरव-सश्रितकों 
देखकर भगवान्‌ उसमे अपना प्रसाद डाकृकर उनके जीवनकों मघुर 
बनाते हैं ओर नीचेका द्वार बंद करते हैं? याने अधोगतिका रास्ता 
बंद करते हैं। अस्त, श्रीकृष्ण-प्रेममें तुकारामजी रमे हुए ये यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं | 


७ श्रीपण्ठरीके विद्लनाथ 


पण्टरपुरमें श्रीविद्धनाथकी जो मूर्ति है उसे अच्छी तरह देखनेसे 
भी यह मालूम हो जाता है कि भगवानकी बाहू-मूर्ति ही है। कुछ 
आधुनिक पण्डितोने जो यह तक लड़ाया है कि यह मूर्ति बोद्धों या जेनो 
की है उसमे कुछ भी दम नहीं है। यह मूर्ति श्रीमहाविष्णुके अवतार 
श्रीगोपालकृष्णकी ही है। मगवान्‌ इंटपर खड़े हैं। इंटपर भगवानके 
बड़े ही कोमल पद-कम्तल हैं | इन पादपञ्मोमें कोटि-कोटि भक्तोंने अपने 
मस्तक नवाये हैं. प्रेमाभओंसे सहखशः इन्हें नहराया है, अपने चित्तको 
निवेदन किया है। इन चरणोने छाखो जीवोके हत्ताप हरण किये हैं 
उनके नेत्नोकी कृताथ किया है, उनका लीवन धन्य बनाया है। सहसखों 
पापात्माओं और मुक्तोने, बद्धो और मुमुक्षुओने, सिद्धों और साधको ने, 
रंको ओर राबोने, पतितों और पतित-पावनोने इन चरणोंके ध्यान और 
भजनसे अपना जीवन सफल किया है। लाखो जीवोंके लिये यह दुस्तर 


8२७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


भवसागर इन चरणोंके चिन्तन-चमत्कारसे गोष्पद-जितना छोदा-सा हो 
गया है। ऐसे ये इस इंटपर श्रीविद्धछनाथके चरण स्थिर हैं। मगवानके 
बायें पैरपर एक वण है। मगवानकी मझुक्तकेशी नामकी कोई दासी थी। 
भगवानपर उसका अत्यधिक प्रेम था | वह दासी बड़ी सुकुमार थी और 
उसे अपनी सु मारताका बड़ा गव था। उसने अपने दाहिने हाथकी 
उँगली भगवानके बाये पैरपर रखी सो मगवानके अति सुकुमार पैरमें 
गड़ी । भगवानके चरणोंकी यह सुकुमारता देखकर अपनी सुकुमारता 
उसे तुच्छ प्रतीत हुई और वह्द बहुत छजित हुईं । उसका गब॑ उतर 
गया। भगवानके दोनो पैरोंके बीचमे पीताम्बरका झ्ब्बा-्सा लग्क रहा 
है, वह बालरूपोचित ही है। बड़ी अवस्था दरसानी होती तो पॉबोसे 
पीताम्बरका किनारा कायदेसे मिला होता | जननेन्द्रियके स्थानमें 
करधनीका एक लच्छा-सा रूटक रहा है। सोनेकी करघनीपर इन्द्रिय- 
चिह-सा सोनेका ही टिकड़ा है जो पहलेका नहीं है अथांत्‌ मूर्ति नग्न 
नहीं है, यह श्ढा करनेका कोई कारण नहीं है कि मूति जैन है। 
पीताम्बरके ऊपर करघनी है | दाहिने हाथमे शट्ठ और बायेमे पद्म है । 
छातीपर दाइिनी और भ्गुलाज्छन है--अेशुके अगूठेका चिह्न हे। 
कण्ठमें कौस्तुममणि छटकता हुआ छातीपर आ गया है | मुज्ञाओमें 
भुजबन्ध हैं ओर दोनों कानोमे कानोसे कन्धोतक मकराकृति कुण्डल 
हैं। भगवानके मुख, नासिका ओर नेत्र प्रसन्न हैं, मस्तकपर शिवलिद्धा- 
कार मुकुट है | भालप्रदेशमें मुकुटके बीचम एक बारीक फीता-सा बँघा 
है, वह पीछे पीठपर लटकी हुई छाककी डारोका है। पण्ठरीका गोपाल- 
पुर, वहॉँकी सब चीजें और कॉदोके समारम्म सब गोकुलके हैं । ऐसे 
श्रीविद्ठ लरूपी श्रीबालकृष्ण भगवानको मेरे अनन्त प्रणाम हैं ।& 





किन किलनिलिलकिनिन लकी ली लकलक न अल लत तननबुभुु (बाण 


99 गोपी-प्रेम का विषय विशेषरूपसे जानना हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित 
'भगवच्चर्चा भाग १ [ तुलसीदल' | नामक पुस्तक पढिये | --प्रकाशक 


ग्यारहवाँ अध्याय 
सगण-साक्षात्कार 


भक्तसमागम सर्वभावे हरी । सब काम करी ने सागता ॥१॥ 
साठविला रहे हृदयसंपुर्टी | बाहर घाढ़ुटी मूर्ति उमा ॥९॥ 





'भक्तसमागमसे सब भाव हरिके हो जाते हैं, सब काम बिना बताये 
हरि ही करते हैं। ह्ृदय-सम्पुट्मे समाये रहते हैं ओर बाहर छोटी-सी 
मूर्ति बनकर सामने आते हैं |? 


१ सत्यसड्ुल्पके दाता नारायण 


भगवानके सगुण दर्शनोंकी केसी तीज छाछसा ठुकारामजीकी छगी 
थी-यह हमलोग नवे अध्यायमें देख चुके हैं। अब उस छालसाका उन्हें 
क्या फल मिला सो इस अध्यायमें देखेंगे। जीवमात्रकों उसीकी इच्छाके 
अनुरूप ही फल मिला करता है। जैसी वासना वैसा फल |” मनुष्यकी 
इच्छा-शक्ति इतनी प्रबल है, उसके सद्जल्पके कम-प्रवाहकी गति इतनी 
अमोघ है कि वह जो चाहे कर सकता है। “नर जो करनी करे तो 
नरका नारायण होय” यह कबीरसाइबका वचन प्रसिद्ध ही है। जो कुछ 
करेनैकी इंच्छी मनुष्य करे उसे वह कर सकता दे, जो होनेकी इच्छा 
करे वह हो सकता है, जो पानेकी इच्छा करे वह पा सकता है | पर होना 
यह चाहिये कि उस इच्छा-शक्तिको शुद्ध आचरण, दृढ़ निश्चय, सद्धा- 
वना और निदिध्यासका पूरा सहारा हो | सड्ढल्पका पूरा होना सड्डल्पकी 
शुद्धता और तीव्रतापर निर्भर करता हैं। मनकी शक्ति असीम है पर 
'निष्ठाके साथ उसका पूर्ण उपयोग कर लेनेवालेके लिये | बूँद-बूँद पानी 





४२६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


बॉध-बॉधकर इकट्ठा किया जाय तो सरोवर बन सकता है । एक-एक 
पैसा जमा करके व्यापारी लक्षपति बनते हैं | सूय-किरणोकी एक जगह 
केन्द्रीभूत करे तो अग्नि तैयार हो जाती है ओर ऐसे ही भापके इकट्ठा 

करनेसे रेल्गाड़ियाँ चलती हैं । इसी प्रकार मनकी शक्ति भी सामान्य 
नहीं है, बढ़ी प्रचण्ड है। इजारों रास्तोसे यदि उसे दौड़ने दिया जाय 
तो वह दुर्बछ हो जाता है, पर एक जगह यदि स्थिर किया जाय तो 
वही ब्रद्मपद-छाम करा देनेतककी सामर्थ्य रखता है । मन ही मलुष्यके 
बन्धन और मौचनका कारण है | विषयों चरनेके लिये उसे छोड़ दिकाः 
जाय तो वह थककर दुब॒र हो ज्लाता हैं, परमात्मामें रुँगाया जाय तो 
वही परमात्म्प बन जाता है। मन याने इच्छा-शक्तिकी इतस्तत 

विखरने न देकर एकांग्र करनेसे, एक ब्रह्मपदपर स्थिर करनेसे उसकी 
गक्ति बेहद बढ़ती है। परमात्मा सब भूतोमें रम रहे हैं; जल, थरू, काठ, 
पत्थर सबसे विराज रहे हैं, भू, जल, तेज, समीर, गगन--इन पश्च 
महाभूतोको ओर स्थावर-जज्भम सब पदार्थोंकों ब्यापे हुए हैं । उनके 
सिवा ब्रक्माण्डमे दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, यही शास््र-सद्धान्त है और 
यही संतोंका अनुभव है। या उपाधिमानि गुप्त चैतन्य असे सर्वेगत! 
अथांतू्‌ इस उपाधिमे गुसरूपसे चेतन्य सत्र भरा हुआ है । ( शानेश्वरी 
अ० २-१२६ ) प्राचीन ऋषि-मुनियो ओर संत महात्माओको इसकी 
प्रतीति हुई है ओर इस जमानेमे भी कलकत्तेके विद्व॒त्पथर अध्यापक 
श्रीजगदीशचन्द्र बस॒ महाशयने नवीन यन्त्रोकी सहायतासे बही सिद्धान्त 
ससारके सामने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है | पेड़ोंमे ओर पत्थरोंमें भी 
चेतन्य मरा हुआ है। सत उसी चैतन्यका निदिध्यासन करते हैं और 
निदिध्याससे ही उन्हें उसका साक्षात्कार होता है। विश्वर्मे इससे पुनीत, 
प्रिय ओर श्रेय विश्वास ओर नहीं है। उसी चैतन्यमें सम्पूर्ण इच्छाशक्ति 
घनीभूत होनेसे पृण्यात्मा पुरुष ब्रक्मपदलाम करते हैं। वेदोंने उसीका 


वर्णन किया है । ज्ञानी, योगी ओर सत उसीमें रममाण होते हैं। अन्य 


सगुण-साक्षात्कार ४२७ 


नश्वर पदार्थॉपर मनको जाने न देकर अर्थात्‌ वैराग्यसम्पन्न होकर वे 
उसीक्के मननमें छग जाते हैं। मन, वाणी ओर इन्द्रियोसे उसका पता 
नहीं चलता पर मनको उसीकी छो लग जानेसे मन उसे चाहे जिस 
रगमें रंग लिया करता है। शास्त्र उसे चेतन्‍्य कहते हैं, वेद आत्मा 
कहते हैं और भक्त उसीको नारायण कहते हैं । 


वेदपुरुष नारायण | योगियांचे. ब्रह्म... घून्य ॥ 
मुक्ता आत्मा परिपृर्ण | तुका म्हणे सगुण भोकयों आस्हां ॥| 


धेदोंके छिये जो नारायण पुरुष हैं, योगियोंके लिये शूत्य ब्रह्म हैं, 
मुक्तात्माओके लिये जो परिपृ्ण आत्मा हैं, तुका कहता है कि हम भोडे- 
भाले छोगोंके लिये वह सगुण-साकार नारायण हैं 


ठ॒ुकोबारायने उस अमाम-अरूप-अजिन्त्य परमात्माको नाम और रूप 
प्रदानकर चिन्त्य बना डाला। गोकुलरें गोप-योपियोकोी रमानेवाली 
वह सुरम्व श्यामल वालमूर्ति तुकारामजीके चित्त-चिन्तनमें आ गयी, 
तुकार मजीका चित्त उसीको समर्पित हुआ, इन्द्रियोंकी उसीके ध्यान- 
सुखका चसका लग गया, शरीर भी उसीकी सेवामे रगा | इस प्रकार 
मन, अचन ओर कमंसे वह कृष्णमय हो गये । ऐसी अवस्थामें वह यदि 
कृष्णरूप इन्हीं ऑखोॉंसे देखनेकी छालसा रखें तो बह केसे न पूरी हो ? 


निश्वायाचे... बल | तुका ऋहणे तेंचि फल ॥ 


तुका कहता है, “निश्चयका बल ही तो फल है !? निश्चयके बलका 
मतलब ही फलकी प्रासि है। अहकारकी हवा कहीं न छग जाय, 
इसलिये भक्तलोग कहा करते हँ-- 


सत्यसंकल्पाक्म दाता नारायण । सब करा पण सनारथ ॥ 






सत्यसंकल्पके देनेवाले 3:49 227 बद्दी सब मनोरथ पूण 
नो सच भी हैं. | जोवोंका शुद्ध सकलप या निश्चयका बल 


3२८ शआ्रोतुकाराम-चरित्र 


ओर नारायणकी कृपा इन दोनोके बीच बहुत ही थोड़ा अन्तर है ? 
तुकारामजीने ओकृष्णकों प्रसत्न करके प्रकटानेके लिये शुद्ध और तीत्र 
सकल्‍्प धारण किया और नारायणको प्रकट होना ही पड़ा । यह भक्त- 
की महिमा है या भगवानकी, भक्तवत्सछताकी या इन दोनोंके एक- 
दूसरेके प्यार और दुलारकी । ऐसे भक्त ओर भगवानके अन्योन्य प्रेमसे 
ससारकों एक कोतुक देखनेकों मिक्ा । ऐसे निश्चयसे हर कोई अपनी 
रुचिके अनुसार अपना जीवन सफल कर सकता है। तुकारामजीकी 
जैसी छालसखा थी तदनुसार भगवानने उन्हें कब और कैसे दशन दिये 
यह अब देखना चाहिये । 


२ रामेश्वर-तुकाराम-विरोध 


भगवानको तुकारामजीकी दशन-छाछसा पूरी करनी ही थी, पर 
इसे उन्होने एक प्रसद्धका निमित्त करके किया । रामेश्वर भद्दने तुका- 
रामजीसे सब बड्शीखाता डुबा देनेकी कहा और तुकारामजीने ब्राह्मणकी 
आज्ञा सिर-ओँखो उठाकर बहीखाता डुबा दिया ओर फिर भगवानने 
उन सब कागजोकों जछसे बचा लिया, यह बात छोकप्रसिद्ध है। इसी 
प्रसद्धसे तुकारामजीकों भगवानके सा्षात्‌ दर्शन हुए, इसलिये हमलोग 
अब इसी असड़को देखें। रामेश्वर भद॒ठ कोई साधारण आदमी नहीं 
थे | वह बडे सत्पात्र और महाविद्वान्‌ ब्राह्मण पूनेसे ईशान्यमें नो मीरूपर 
वाघौली नामक स्थानमे रहते थे | बडे शीलवान्‌ , कर्मनिष्ठ और रामोपासक 
तथा धर्मांधिकारी भी थे | तुकारामजीका नाम चारों ओर हो रहा था, 
उसे उन्होंने मी सुन रखा था। जब उन्होने सुना कि तुकाराम शूद्र है 
ओर ब्राह्मण भी उसके पैर छूते हैं तथा उसके भजनोंमि वेदार्थ प्रकट 
होते हैं तब ठुकागमजीके विषयमें और सामान्यतः वारकरी सम्प्रदायके 
विषय भी उनकी घारणा प्रतिकूल हो गयी थी | पर यद्द बात नहीं थी कि 
तुकारामजीकी कीर्ति उनसे न सही गयी या उन्हें उनसे डाह हुआ ओर 


सगुण-साक्षात्कार ४२९. 


किसी तरहसे उन्हें कष्ट पहुँचानेके लिये श्षुद्र बुद्धिसि उन्होंने कोई काम 
किया हो । हम-आप तुकारामजीपर सादर और सप्रेम गब॑ करते हैं, 
पर ज्ञो कौई तुकारामजीके समयमें कुछ कालतक तुकारामके प्रतिपक्षी 
होकर सामने आये उनके विषयमें हम-आप कोई गछत घारणा न कर 
बैठे । जब वाद-विवाद चलता है तब प्रतिपक्षीके सम्बन्धमें अपना मन 
कलुषित कर लेना सामान्य जनोका स्वभाव-सा हो गया है। पर यह 
पक्षपात है। इसे चित्तस हटाकर प्रतिपक्षीके भी अच्छे गुणोकों मान 
लेना विचारशील पुरुषोका स्वभाव होता ह। अतिपक्षीके कथनमें 
क्या विचार है ओर क्या अविचार है यह देखकर अविचाखाले 
अशभरका ही खण्डन करना होता है ओर सी भी आवश्यक हो तो । 
रामेश्वर भट्ट, कोई मम्बाजी बाबा नहीं थे | उनके विचार करनेकी 
दृष्टि भी विचारने योग्य है। तुकारामजी जिस भागवतघमंके झडेके 
नीचे खड़े होकर भगवद्धक्तिका प्रचार कर रहे थे उस भागवतघमंकी 
कुछ बातोंसे उनका प्रामाणिक विरोध था। यह विरोध बहुत पहलेते 
ही कुछ-न-कुछ चला जाया है ओर आज मी वह सवंथा निर्मल 
नहीं हुआ है। आहन्दी और पैठणके ब्राह्मणोने ज्िंन कारणोसे 
जशानेश्वर महाराजका और एकनाथसुत पण्डित हरिशासत्रीने अपने 
पिता एकनाथ महाराजका विरोध किया उन्हीं कारण!से रामेश्वर 
भट्ट तुकाराम महाराजके विरुद्ध खड़े हुए। स्पष्ट बाव यह है कि 
जशानेश्वर महाराजके समयसे बेदिक कम्ममार्गी ब्राक्मपोंकी यह घारणा- 
सी हो गयी है कि यह भागवतघ् वर्णाभमधघर्कों मिठानेपर ठुला 
हुआ एक बारगा सम्प्रदाय है। भागवतर्थ्म वस्तुतः बेंदिक कर्मका 
विरोधी नही है यही नहीं प्रत्युत वेंदिक घमंका अत्यन्त उज्ज्वल, 
व्यापक और लोकोड्धारसाथक स्वरूप मागवतघर्ममें ही देखनेकी मिलता 
है | वैदिक कर्म और मागवतघमंके बीच जो वाद-सा छिड़ गया उसका 
उत्तर सतोने अपने चरित्रोसे ही दिया है। वारकरी सम्प्रदायके भग- 
बद्धक्त जाति-पॉति पूछे बिना एक दूसरेके पेर छूते हैं, सस्कृत 


3३० श्रीतुकाराम-चरित्र 
श्न 
साषामे सद्जित ज्ञान-रहस्य प्राकृत भाषामें प्रकट करते हैं और उससे 


देववाणी छाज्छित होती है, कर्मको गोण बताकर मक्ति ओर भगव- 
ज्ञामकी ही महिमा सबसे अधिक गायी जाती हे। ये बाते हैं जो पुराने 
टगके अनेक शास्त्री पण्डितोंकोी तथा बेदिक कर्मनिष्ठोकों ठीक नहीं 
जँचती । सभी शास्त्री पण्डित इसी विचारके पहले थे या अब है ऐसी 
बात नहीं। तथापि ऐसे विचारके छोगोद्वारा मागवतघर्म-प्रचारक 
जानेश्वर और एकनाथकों जैसे पहले कष्ट पहुँचाया गया वैसे ही 
तकारामजीके समयमें ठुकारामजीको रामेश्वर मद्द कष्ट पहुँचानेके लिये 
मिले । ये दो अछग-अछग पन्‍्य हैं। सस्क्ृत भाषामे द्वी सम्पूर्ण ज्ञान 
और घर्म बना रहे और वह ब्राह्मगोके सुखसे अन्य सब वर्णोके छोग 
तुनें, यह संस्कृतामिमानी वैदिक कर्ममार्गियोका दावा है और-- 

आतां संस्क्रता अथवा प्राकृता | भाषा जाली जे हरि-कथा ॥ 

ते पावनचि तल्वता | सत्य सर्वथा मानली ॥ 

अर्थात्‌ भाषा सस्कृत हो या प्राकृत, जिसमे भी हरि-कथा हुई 
वही भाषा तत्त्वतः पविन्न, सर्वथा सत्य मानी गयी है; यह सागवतधम- 
वालोका जवाब है। ( नाथ-मागवत १-१२९ ) एकनाथ महाराज 
संस्कृत माषाभिप्तानियोसे पूछते हैं कि केवल सस्कृत भाषा ही भगवानने 
निर्माण की तो क्या प्राकृत भाषाकों दत्युओने निर्माण किया ? संस्कृत- 
को वन्ध और प्राकृतकौ निनन्‍्य कहना तो अमिमानवाद है, यह कहकर 
एकनाथ महाराज सिद्धान्त बतछाते हैं-- 


देवासि नाहीं गाचासिमान | संस्कृत ग्राकृत त्या समान ॥ 
ज्या वाणी जाहले बह्मकथन | त्या भाषा श्रीकृष्ण संतोषे ॥ 
( एकनाथी भागवत अ० २९-१० | २९ ) 


सग्ुण-साक्षात्कार ४३१ 


अर्थात्‌ भगवानकों भाषाका अभिमान नहीं है, संस्कृत-प्राकृत 
दोनो उनके छिये समान हैं। जिस वाणीसे ब्रह्म-कथन होता है उसी 
वाणीसे श्रीकृष्णको सन्‍्तोष होता है | दूसरी बात जात-पॉतकी । वैदिक 
कममार्गी जाति-बन्धनके विषयमें बड़े कट्टर होते हैं। अन्त्यज्से छेकर 
ब्राह्मणतकके सब ऊँच-नीच भेदोकी ही उनके समीप विशेष प्रतिष्ठा हैं | 
आगवतघमने जात-पॉतको न तो बढ़ाया है न उसपर खडग ही उठाया 
है। भागवतघमंका यह सिद्धान्त है कि मनुष्य किसी भी वर्ण या 
जातिमें पेदा हुआ हो वह यदि सदाचारी और भगवद्धक्त है तो वही 
सबके लिये वन्दनीय ओर श्रेष्ठ है। एकनाथ महाराज कहते हैं--- 


हो का वर्णामाजी अग्रणी | जो विमुख हरिक्रणी ॥ 
त्याहनि श्रषच श्रेष्ठ मानी । जो भगवद्धजनी ग्रेमलु ॥ 
( नाथ-भागवत ५-६० ) 


अर्थात्‌ कोई व्णसे यदि अग्रणी याने श्रेष्ठ हो (ब्राह्मण हो ) पर 
वह यदि हरि-चरणोसे विशुख हे तो उससे उस चाण्डालको श्रेष्ठ मानो 
जो भगवद्धजनका प्रेमी हें। इस कारण श्रेष्ठता केवर जातिमें 
ही नहीं रह गयी, बल्कि यह सिद्धान्त हुआ कि जो भमगवद्धक्त 
है वही श्रेष्ठ है। कसोयी जाति नहीं रही, कसौ्ी हुईं सत्यता-- 
साधुता--भगवद्धक्ति। इस कारण प्राचीन मतामिमानियोंकी यह 
धारणा हो गयी कि यह भागवतधमं-सम्प्रदाय ब्राह्मणोंकी मान-प्रतिष्ठा 
नष्ट करनेके लिये उत्पन्न हुआ हे। ज्ञानेश्वर महाराजकों तंग करनेके 
लिये ये दो ही कारण थे। तुकारामजीकों तग करनेके लिये 
तीसरा और एक कारण उपस्थित हुआ | संत ही जब श्रेष्ठ हुए तब 
यह श्रेष्ठत्व केवल ब्राह्मणोंमें न रहा, संत जो कोई भी हुआ वही श्रेष्ठ 
माना जाने लगा। ठुकारामजीका सतपना जेसे-जेसे सिद्ध होकर प्रकट 
होने छगा, उनके शुद्ध आचरण, उपदेश और भक्ति-प्रेमका जेंसे- 


8३२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


जैसे लोगोपर प्रभाव पड़ने छगा वैसे-वेंसे ही छोग उन्हें मानने ओर 
पूजने छगे। तुकारामजीके इन भक्तोमें अनेक ब्राह्मण भी थे जैसे 
देहके कुलकर्णी महादाजीपन्त, चिखलीके कुछकर्णी मल्हारपन्त, पूनेके 
कोडोपन्त छोहोकरे, तलेगाँवके गड़ाराम मवाष्ठ इत्यादि । तुकारामजी- 
की अमृृतवाणी सुनकर ये उनके चरणोमें भ्रमर-से लीन हो गये । जिसे 
जिससे अपनी ईप्सित वस्तु मिलती है उसका उसके पीछे हो लेना 
स्वाभाविक ही है। छोग चाहते थे, विशुद्ध धर्मंशान और सच्चा 
प्रेमानन्द, ऐसा शुरु चाहते थे जो भगवानकी कथा आनन्‍्तरिक प्रेमसे 
बतावे | उन्हें ऐसे गुद तुकाराम मिले ओर इसलिये तुकारामजीको वे 
पूजने गे । लछोगोंको सच्चे-झूठेकी पहचान होती है। तुकारामजीके 
ही पड़ोसमे मम्बाजी अपनी महन्तीकी दूकान छगाये बैठे थे । पर छोग 
जो कुछ चाइते थे वह उनके पास नहीं था, इसलिये छोंग भी उनकी 
वैसी ही कदर करते थे। मम्बाजी और तकाराम-एक नकछी सिक्का 
और दूसरा असछी । छोगोने दोनोंको ठीक परखा। तुकारामजीका 
स्वभाव और प्रेम उन्हें प्रिय हुआ । ठुकारामजी जातिके शूद्र थे, पर 
यदि वे ब्राह्मण होते तो भी इतने ही प्रिय होते, और यदि अति शूद्र 
होते तो मी इतने ही प्रिय होते ! मम्बाजी आरक्षण थे पर स्वयं ब्राक्षणोंने 
भी उनको नहीं माना । तब तुकारामजीकों तग करनेके छिये तीसरा 
कारण जो उत्पन्न हुआ वह यह था कि तुकाराम शुद्ध हैं, ब्राह्मण इनके 
पैर छूते हैं और ये गुरु बनते हैं ब्राह्मणोके, यह बात तो सनावनधरमके 
विपरीत है | रामेश्वर मइने तुकारामजीको जो कष्ट दिया वह इसी कारणसे 
कि एक तो यह शूद्र होकर आकृत भाषामें धर्मका रहस्य प्रकट करते हैं 
और दूसरे, ब्राह्मण इनके पैर छूते हैं। प्राचीन मतामिमानसे भेरिंत 


हैकर रामेश्वर भद्ट यदि तुकारामजीके विरुद्ध खड़े न होते तो ओर 
कोई वैदिक शास्त्री पण्डित इस कामको करता । ज्ञानेश्वर महाराजने सब 
कष्ट सहकर यह बात सिद्ध कर दी कि घम-रहस्य प्राकृत भाषामे 


समुण-साक्षात्कार छरेरे 


प्रकट करनेसे कोई दोष नहीं है ओर तबसे यह रास्ता खुल गया | अब 
यह होना बाकी था कि शुद्र भी घम-रहस्य & कथन कर सकता है | 
कारण, धर्म-रहस्य चाहे जिस जातिके शुद्धचित्त मनुध्यपर प्रकट हो 
जाता है | इसके लिये तुकारामजीका तपाया जाना और उस वापसे 
उनका उज्ज्वल होकर निकलना आवश्यक था। सुबणकों इस प्रकार 
तपाकर देखनेका मान रामेश्वर भमव्यकों प्रात हुआ। ब्ानेश्वर और 
एकनाथकी अछोकिक शक्तिसे आलन्दी, पेठप ओर काशांक ब्राह्मणॉपर 
उनका पूरा प्रभाव पड़ा और मदांशष्ट्रम स्वेक्ष भागवत-घर्मका जय- 
जयकार ओर प्रचार हुआ। इस जय-जयकारका स्वर ओर भी ऊँचा 
करके प्रचारका काय ओर आगे बढ़ाकर मागवत-धर्मके रथकों एक 
कदम और आगे बठानेका यशञ्ष भगवान्‌ तुकारामजीकों दिलछाना चाहते 
थे | इसी प्रसद्धको अब देखें। 


३ देहसे निर्वासन ! 


रामेश्वर भट्ठकों तुकारामजोके भागवत-घर्मके सिद्धान्त अस्वीकृत 
हुए | पर इन सिद्धान्तोके विसेधका जों सीधा रास्ता हो सकता था 
उस रास्तेको छोड़कर यह ठेढ़े रास्ते चलने छगे। उन्होंने सोचा यह 
कि देहूमें यह व्यक्ति कीतन करता है और अपना रह्ञ जमाता है और 
यहीं इसके विदठलदेवका भी मन्दिर है, यही जड़ है। इसलिये यही 
अच्छा होगा कि यहींसे इसको जिस तरहसे हो भगा दो, ऐसा कर दो 
कि यहाँ यह रहने ही न पावे। महीपतिबाबा भक्तलीरामृत अध्याय 
३५ से कहते हँ-- 

मनमे ऐसा विचारकर गाँवके हाकिससे जाकर कहा कि तुका 
शूद्र जातिका है और शूद्र होकर श्रृतिका रहस्य बताया करता है | हरि- 





ह* मनुस्मृति अध्याय २ इलोक २३८-२४१ देखिये। मनुका यह 
वचन है कि विद्या, रत्न, धर्म, शिल्पज्ञान समादेयानि सर्वत ? जहाँसे भी 
मिले, अवश्य ले | 


तु०.२[७ ८०5 


४३७४ श्रीलुकाराम-चरित्र 


कीर्तन करके इसने भोके-भाले श्रद्धालु छोगॉपर जादू डाछा है | ब्राह्मण- 
तक उसको नमस्कार करने छगे हैं ! यह बात तो हमलछोगोके लिये 
लजञञाजनक है। सब धर्मांको इसने उड़ा दिया है ओर केवल नामकी 
महिमा बताया करता है । लोगोंमे इसने ऐसा भक्ति-पन्थ चलाया है 
कि भक्ति-वक्ति काढेकी, केवछ पाखण्ड जान पड़ता है |? 


देहके ग्रामाधिकारीको रामेश्वर मट॒ठटने चिट्ठी लिखी कि तुकारामको 
देहसे निकाल दो | आमाधिकारीने यह चिट्ठी तुकारामजीकी पढ सुनायी, 
तब वह बड़ी मुसीबतम पड़े | उस समयके उनके उद्गार हँ--- 


क्या खाऊँ अब, कहाँ जाऊँ? गॉवमें रहूँ किसके बल-भरोसे १ 
पादील नाराज, गाँवके छोग भी नाराज | अब भीख मुझे कोन देगा ! 
कहते हैं, अब यह उच्छुज्ञछ हो गया है, मनमानी करता है, हाकिमने 
भी यही फेसला कर डाला, भले आदमी&ने जाकर शिकायत की, आखिर 
मुझ दुर्बलकों ही मार डाला । तुका कहता है, ऐसोॉका सद्भ अच्छा नहीं 
चलो अब विट्ल्‍लको टूँदुते चल चढे ।? 


४ अभंगोंकी बहियाँ दहमें ! 


तुकारामजी यहाँसे चले सो सीधे वाघोली पहुँचे । यहीं रामेश्वर 
भटट रहा करते थे। इस समय रामेश्वर मट्‌ट स्नान करके सन्ध्या-पूजामे 
बैठे थे। तुकारामजी उनके समीप गये और उन्हे दण्डवत्‌ किया ओर 
बड़े प्रेमसे भगवानका नामीच्चार करके हरिकीतन करने छगे | कीतेन 
करते हुए उनके मुखसे घारा-प्रवाइ अमंगवाणी निकलती जाती थी । 
उसके प्रसादकी बात क्‍या कह्दी जाय! वह प्रासादिक निर्मठ और अमंग- 








९ भला आदमी” यहाँ तुकारामजीने रामेश्वर भट्ठको कहा है यह 
उनका स्वभाव-सौजन्य है | इसमे एक सौम्य-व्यज्भ भी है सो स्पष्ट है । 





५ ५; 
(!' / 


|. 


इन्द्रायणीका दृद्द और भामनाथ 





सगुण-साक्षात्कार ४२५ 


वाणी सुनकर रामेश्वर भट्॒‌ठट बोले तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो ! तुम्हारे 
अमंगॉसे श्रुतिका अथ प्रकट होता है और ठम हो शुद्र | इसलिये ऐसी 
वाणी बोलनेका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । यह तुम्हारा काम शातख्तरके 
विरुद्ध है, ओता-बक्ता दोनोको नरक देनेवाढा है। आजसे ऐसी वाणी 
बोलना तुम छोड़ दो ।? 


इसपर तुकारामजीने कहा-- पाण्डुरज्ञकी आज्ञासे मै ऐसी बानियोँ 
बोलता रहा हूँ। यह वाणी व्यर्थ ही ख्च हुईं। आप ब्राह्मण ईश्वर- 
मूर्ति हैं । आपकी आज्ञासे अब में कविता करना छोड़ दूँगा पर अबतक 
जो अभंग रचे गये उनका क्या करूँ ?? 


रामेश्वर भटटने कद्दा--/तुम अपने अभंगोकी सब बह्लियों जलमें ले 
ज्ञाकर डुबा दो । 


तुकारामजीने कद्दा-- आपकी आज्ञा शिरोधाय है ।? 


यह कहकर तुकारामजी देहू छोड आये ओर अभगोकी सब 
वह्नियोंको पत्यरोंमें बाँघकर और ऊपरसे रुमाल लूपेटकर इन्द्रायणीके 
किनारे गये और बह्योंको दहमें डाल दिया ! अमंगोकी बह्योंके इस 
तरह डुबाये जानेकी वार्ता कानो-कानों चारो ओर तुरंत फेल गयी । 
भक्तजनोंकी इससे बड़ा दुःख हुआ और कुटिल-खल-निन्दक इससे बड़े 
सुखी हुए, मानो उन्हें कोई बड़ी सम्पत्ति मिल गयी हो । दूसरोका कुछ 
भी हीनत्व देखकर जिनकी जीभ निन्दा करनेंके जोशमें आ जाती हे, 
ऐसे लोग तुकारामजीके पास आकर उनका तरह-तरइसे उपहास करने 
लगे। कइने छगे--'पहले माईसे लड़कर सब बही-खाता डुबाया ओर 
अब रामेश्वर भटटसे मिड़कर अमंग डुबा दिये। दोनों तरफ अपनी 
फजीहत हो करायी ! ओर कोई होता तो ऐसी हालतमे किसीकों फिर 
अपना मुँह न दिखाता, चुल्छूभर पानीमें ड्रबा मरता।” ऐसी-ऐसी बातें 


४३६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


सुनकर तुकारामका हृदय दो टूक हो गया।? मन-ी-मन उन्होंने 
सोचा 'छोग तो ठीक ही कहते हैं। प्रपश्चकों मैने ही तो आग छूगायी 
और उसमेसे बाहर निकछ आया, इसलिये प्रपश्चममे जो कुछ मेरी नाम- 
हँसाई हुई हो उससे मुझे क्‍या ? प्रपश्च है दी फटहा ! पर इतना सब 
करके भी यदि मगवान्‌ नद्दी मिले, इन आधातोका निवारण यदि 
उन्होंने नहीं किया, दुर्जनोके मुँह बद नहीं किये और अपने भक्तवत्सल 
होनेके विरदको छाज नही रखी तो जी करके भी क्‍या होगा ? इसांलेये 
भगवानके ही चरणोंमे, अन्न-जरछू छोड़कर, चरण-चिन्तन करता पड़ा 
रहें, यही उचित है, आगे उन्हें जो करना हो, करेंगे ।! इस प्रकार 
विचार करके ठ॒कारामजी श्रीविटठल-मन्दिरके सामने तुलूसीके पेड़के 
समीप एक शिल्लापर तेरह दिन अन्न-जल त्यागे भगवत्‌-चिन्तनमें 
पड़े रहे ! 


७ उस अवसरके उन्नीस अमंग 


शिलापर गिरते हुए उनके मुखसे उन्नीस अभंग निकले। उस 
समयकी उनकी मनःस्थिति इन अमगोमे अच्छी तरहसे प्रतिबिम्बित 


हुई है-- 


'हमे भूख छंगे यथ तो भगवन्‌ ! बड़े आश्रर्यकी बात दे । भक्तिकी 
यह परिसीमा हुईं जो दोषोंकी बस्ती कायम हो गयी ! जागरण किया सो 
उसका फल यह मिला कि छट्पटाइट ही पल्ले पड़ी । तुका कहता है, 
भगवन्‌ | अब समक्षमें आया कि मेरी सेवा कितनी निःसार थी ।? 


है भगवन्‌ ! भूतमात्रमें भगवद्धाव रखते हुए, किसी भी प्राणीसे 
ईध्या-द्वेष न करके, भूतपति भगवन्‌ ! आपका ही सदा चिन्तन करते 
रहनेपर भी ( हमारे ऊपर भूत आवें ) हमें पीड़ा पहुँचावें, यह बड़े 
आश्चयंकी बात है । इमने आजतक आपकी जो भक्ति की उसकी मानो 
यह परिसीमा हुईं कि इमारे अंदर ऐसे दोष आकर बस गये कि छौग 


सग॒ण-साक्षात्कार छ्रे७ 


उनके कारण निन्‍्दा ओर द्वेष करने छगे। एकादशी और हरि-कीत॑नके 
आजतक जो जागरण किये उनका यह फल हाथ छगा कि चित्त 
छठपटाने छगा | पर आपको मे क्‍या दोप दूँ, मुझसे सेवा ही कुछ न 
बन पड़ी ! 


(सम्पूर्ण जीव-भाव जबतक तुम्हारी सेवार्मे समर्पित नहीं करता हूँ 
सबतक तुम्हारा क्या दोष १? 


अब, या तो तुम्हें जोडेंगा या इस जीवनको छोडेंगा |? 


अब फेसलेका दिन आया है, में कविता करूँ या न करूँ, लोगोकों 
फुछ बताऊँ या न बताऊँ, यह सब तुम्हें स्वीकार हे या अस्वीकार, 
इसका फेसछा अब तुम्हीं करनेवाले हो। बरबस तो कविता मै नहीं 
करूँगा | तुम कहो तो तुम्हारी ही आज्ञासे तुम्दारे लिये ही कविता 
करूँगा | तुका कहता है, अब मुझसे नहीं रहा जाता !! तुम सुनो, 
इसलिये तो में कविता करता रहा ! तुम नहीं सुनते तो शब्दोंका यह 
भूसा में किसलिये व्यर्थ पछोरूँ ? अब तो यही कर्लूँगा कि एक ही 
जगह बेठा रहूंगा, तुम स्वयं आकर उठाओगे तब उदूँगा। तुम्हारे 
वर्शनोके लिये बहुत उपाय किये | अब ओर कबतक प्रतीक्षा कर्रू १ 
आशाका तो अन्त हो चला | अब इस पार या उस पार, जो करना ही 
कर डाछो | भगवन्‌ ! मेरे ये शब्द आपको अच्छे नहीं छूगते ! तो अब 
किसलिये जीम चछाता फिख्ेँ ? 'शब्दोमे जब तुम्हारी रुचि नहीं तब 
तुकाके लिये इनका उपयोग ही क्या रहा ? ठुम मिलो, यही तो मेरा 
सत्यसड्डुल्प है, इसे पूरा न करके प्रसन्नताकी जरा-सी झ्कक दिखाकर 
लिप जाते हो ! यही आजतक करते रहे हो | अब ऐसा करो कि-- 


तुम प्रसन्न होओ ! इसीलिये ये कष्ट उठाये। अभंग रचकर 
तुम्हारी प्राथना की। पर उन सब शाब्दोंकों तमने व्यर्थ कर दिया | 


४३८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अब मुझे यह अभय-दान दो कि भेरा शब्द नीचे घरतीपर न गिरे+-- 
वह व्यर्थ न हो | अब दर्शन दो ओर प्रेम-सलाप होने दो |? 


ठम्हारे प्रेमका शब्द सुननेके लिये में कान लगाये बेठा हूँ। 
ओर सब हन्द छोड़कर मैने अब तुम्हारा ही फन्‍द पकड़ा है ! तुम 
उदार हो, भक्तवत्सल हो, तुम्हारे इन सब गुणोंका डका बजानेकी ही 
दुकान मैंने खोल रखी है, पर ठ॒म्हीं जब मुझसे घृणा करते हो तब तो 
मुझे अपनी दूकान उठा ही देनी पड़ेगी | अकेके एक जीवका उद्धार 
तो तुम्हारे नामसे हो ही जायगा, पर इन सब छोगोंका उद्धार हो 
इसीलिये तो मेने यह फेलाव फोछा रखा है | में अपने कश्टोसे थका नहीं 
हूं, पर भक्तपर आये हुए. सछुटका तुम नहीं निवारण करोगे तो ठम्हारे 
नामकी साख नहीं रह जायगी, तुम्हारी निन्‍्दा होंगी और उसे मैं नहीं 
सुन सकूँगा । 


तुम्हारी ओर तुम्हारे नामकी दुनियामें हँसायी न ही ओर 
तुम्हारे ग्रति ठोगोकी अश्रद्धा न बढ़े, यही तो--इतना ही तो-- 
में चाहता हूँ। 'कुछ मॉगना तो हमारे लिये अनुचित हैं'। मॉगना 
तो हमारी कुल-रीति ही नहीं है । पहले जो अनेक ज्ञानी भक्त हौ गये 
हैं, उन्होंने निष्काम भजनका सुन्दर आदश सामने रख दिया है । 
उसे मैं देख रहा हूँ। उसीको देखकर चल रहा हूँ, इसलिये में कुछ 
मॉगता नहीं हूँ देहादि सब उपाधियोंकोीं तुच्छ करके बुद्धिको आपकी 
सेवामें छूगा दिया है |! तुका कहता है, इस देहकों बॉँटकर ( छत्तीस 
तत्वोंकी देहको उन-उन तत्त्वॉमें बॉटकर ) में अछग हो गया हूँ, और 
केवल उपकारके लिये रह गया हैँ |? 


“आपके नाम ओर ख्यातिमें कोई बदटा न छगे और आपके प्रति 
लोगोंकी श्रद्धा बढ़े इसीलिये आपसे यह प्रार्थना है कि आप प्रकट होकर 
दशन दें और मेरी कवितापर जो आघात हुआ है उससे उसकी रक्षा 


सगुण-साक्षात्कार ४३५९ 


करें। आपको में इतना कष्ट दूँ, कया यह अधिकार भेरा नहीं है? मेँ 
क्या आपका दास नहीं हूं १? 


है पण्दरीश | यह विचारकर बताइये कि में आपका दास कैसे 
नहीं हूँ ? बताइये, प्रपश्चकी होली मैंने किसके छिये जलायी ? इन पैरोको 
छोड़कर ओर भी कोई चीज मेरे लिये थी ? सत्यता है, पर घैय नहीं 
हे तो वहाँ आपको धीरज बेंधाना चाहिये। उल्टे बीजको ऐसे नहीं 
जलाना चाहिये कि वह जमे ही नहीं। ठुका कह्दता हे, मेरे लिये इृह- 
परलोक और कुछ-गौत्र तुम्हारे चरणोंके सिवा और कुछ भी नहीं है | 

तुम्दार चरणोंमे ऐसी अनन्य प्रीति रखते हुए भी भुझे देशनिकाला 
मिले, क्या यह उचित है ९? बच्चोका भार तो माताके ही सिरपर होता 
है | कया माता अपने बच्चेकी कभी अपने पाससे दूर करती हे ? 
इसलिये मेरे माँ-बाप श्रीपाण्डुरड़ ! “अब दर्शन देकर मेरे जीकी ठण्डा 
करो | में तुम्हारा कह्ठाता हूँ, पर इस कट्दानेकी कोई पहचान मेरे पास 
नहीं है ।! इसीसे मेरी नाम-हँसाई होती है। इसीसे मेरी समझसें यह 
नहीं आता कि (तुम्हारी स्तुति भी किससे ओर केसे करूँ, तुम्दारी 
कीर्ति भी कैसे सुनाऊँ।” कारण, इसकी पहचान ही कुछ नहीं कि में 
जो कुछ कहता हूँ, वह सत्य है। आजतक जो कुछ बकवाद को वह 
सब व्यर्थ हो गयी ! शब्द मुँइसे निकहा ओर आकाशमे मिल गया? 
यह देख में चकित हो गया हैूँ। मरा चित्त तो तुम्हारे चरणोमें हे, 
इसलिये भगवन्‌ ! आओ और ऐसे दर्शन दो कि भव-बन्धकी ग्रन्थ 
बल जाय ॥. 

तुम्हारे रूपने चित्तको वशमें कर लिया है। चित्त अब निश्चिन्त 
होकर तुम्दारे ही चरणोंमें है। भमगवन्‌ ! तुम अशेष सुन्दर हो । तुम्हारा 
मुख देखनेसे दुःखसे मेंट नहीं होती, इन्द्रियोंको विश्रान्ति मिलती है। 


४88० श्रीतुकाराम-चरित्र 


तुमसे अछग होकर म>कनेवालोंको पीड़ा होती हे। इसलिये मगवन्‌ | 
मुझे दर्शन दो जिसमे भवबन्धकी ग्रन्थि खुछ जाय ।! 


इस प्रकार श्रीपाण्डरज्ञ भगवानके साक्षात्‌ दर्शनोंकी छाछसा लगाये 
तुकारामजी देहूमें श्रीपाण्डरज्ष-मन्दिरके सामने उस शिकापर चिन्तन 
करते हुए, आँखें बद किये तेरह दिन पड़े रहे। इन तेरह दिनोंमें उन्हें 
अन्न-जलकी सुध भी नहीं रही । छृदयमें श्रीपाण्डुरज्ञका अखण्ड ध्यान 
बालक ध्रुवके समान छगा हुआ था । 


६ भइजीपर देवी कोप 


उधर वाघोलीमें मट्ठ रामेश्वरजीपर देवी कोप हुआ | भगवानका 
कुछ ऐसा द्वदय है कि उनसे कोई द्वेष करे तो उसे वह सह के सकते हैं 
पर अपने भक्तका द्रोह उनसे नहीं सहा जाता । कंस-रावणादि हरि-द्रोही 
अन्तमें मुक्ति पा गये, पर भक्तका द्रोह करनेवाला यदि समय रइते 
सावधान होकर पश्चात्तापको न प्रात ही और उसी भक्तिकी शरण न छे 
'ती वह निश्चय ही नरकगामी होता है। सब प्राणियोके हितमें रत 
खनेवाके, मन-वच-कर्मसे सबका हित साधनेवाके मद्दात्माओंका 
अन्तःकरण सबके अन्तर व्यापे रइता है । इस कारण उन्हें छगा हुआ 
धक्का भूतपपति भगवानकों ही जाकर छगता है और उससे क्षोभ होता 
है | इसलिये साधु-द्ेषके समान कोई पाप नहीं। रामेश्वर भट्ट वाघोलीसे 
पूनेमें नागनाथके दर्शन करने चढे। नागनाथ बड़े जाग्रतू देवता ई 
और रामेश्वर मटठकी उनमे बड़ी श्रद्धा थी। रास्तेमें ही एक स्थानमें 
अनगड़सिद्ध नामके कोई ओऔिया रहते ये । उन्होंने अपने बगीचेंमें 
एक बावलठी बनवायी थी। यह बावली ओर अनगड़शाहका तकिया 
अब भी बहा मौजूद हैं । ज्योही इस बावलीमें रामेशबर भट्ट नशे त्योँ 
ही उनके सारे शरीरमें जरून होने लगी। किसीने कहा कि यह 
. उस पीरका कौप है ओर किसीने कहा कि तुकारामजीसे दवेष 


(4 
600, 
26 


(0४ ॥! | 
/2//॥0 2 





सग्रण-साक्षात्कार ४४१ 


करनेका यह परिणाम है। रामेश्वर भटठका सारा शरीर जैसे दग्ध होने 
लगा | ताप-शमनके अनेक उपचार शिष्योने किये, पर सब व्यथ ! 
उनका शरीर उस असझह्य तापसे जलने लगा। दुर्वासाने अम्बरीषको 
छला तब सुदर्शन चक्र उस सुनिके पीछे छगा ओर उनके होश उड़ 
गये। ( भागवत ९ |४।७) वहीं गति तुकारामजीको छलनेवाले 
रामेश्वर भटट्की हुईं | साथुषु प्रहित तेजो प्रहतें: कुरुतेउशिवम्‌' साथु 
पुरुषको इतप्रभ करके उसपर अपना रंग जमाने, रोब गॉठनेवालेका 
अकल्याण ही होता है। यही न्याय अस्बरीषके आख्यानमें भगवानने 
अपने श्रीमखसे कथन किया है। भगवानने फिर यह भी कहा है कि-- 


तपो विद्या च विप्रा्णां नि.श्रेयसकरे डसे। 
ते एव... दुर्विनीतश्य कल्पेते  कतुरन्‍्यथा ॥ ७० ॥ 


तप ओर विद्या दोनो साधन ब्राह्मणोके लिये श्रेयस्कर हैं, पर ब्राक्षण 
यदि दुर्विनीत हो तो ये उछदा ही फल देते हैं। अर्थात्‌ अधोगतिकों 
प्राप्त कराते हैं। दुर्विनीत ब्राह्मण तपस्वी होकर भी कैसे सक्ृग्में पड़ 
जाता है यह दुर्वासाके दशन्तसे माछूम हो जाता है ओर दुर्विनीत 
ब्राह्मण विद्वान होकर केसी आफतमें पढ़ता है यह रामेश्वर भव्टके 
लउदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है। सब उपचार करके भी जब दाह शान्त 
नहीं हुआ तब रामेश्वर मद्‌य आहन्दीमें जाकर शानेश्वर महाराजका 
जप करने छगे। 


७ सगुण-साक्षात्कार, बंहियोंका उद्धार 


रामेश्वर मट॒ठकी दुश्ताके कारण तुकारामजीपर देशनिकाढेकी नौबत 
आ गयी, अपने श्रीविव्ठल-मन्दिर और श्रीविदठ ल-मूर्तिसे बिछुड़नेका समय 
आ गया ! प्रपश्य और परमार्थ दोनोसे ही रदे ! इस कारण छोगोंकी बाते 
सुनने और आजतक किये हुए कीत॑नों और रचे हुए अभगॉपर 
यानी फिरनेका अवसर आ गया ! तब उनके वैराग्य और मगवद्येंमका 


४४२ श्रोतुकाराम-चरित्र 


पारा पूर्ण अशपर चदा | वह तेरह दिन लगातार अन्न-जछ त्यागे और 
प्राणोंकी कोई परवा न कर भगवन्मिलनकी परम उत्कण्ठासे प्रतीक्षा करते 
हुए. उस शिल्तापर आँखें बद किये पड़े रहे । अब भगवानके लिये प्रकट 
होनेके सिवा ओर उपाय नहीं था। भक्तिकी सचाईकी परीक्षा होनेकों 
थी, तुकारामजीकी भक्ति कसोंटीपर कसी जानेकी थी; भगवानकी 
यह प्रतिज्ञा कि 'तब में अपनोंका पक्ष लेकर साकार होकर उतर आता हूँ? 
( शानेश्वरी ४-७१ ) ससारको सत्य करके दिखायी जानेकों थी; ओर तो 
क्या, स्वय भगवानके ही भगवानपनेकी परीक्षा होनेकोी थी ! वेद, शास्त्र, 
पुराण, सत-वचन ओर भक्तचरित्रकी छाज रखना भगवानके लिये 
अनिवाय होनेसे भगवान्‌ सगुण-साकार होकर इस समय तुकारामजीके 
सामने प्रकट हुए, तुकारामजीकी उन्होने दर्शन दिये और दहमें फेकी हुई 
बहियोको उबारा ! फिर एक बार, बार-बार सिद्ध हुईं वढ बात प्रत्यक्ष हुई 
कि भक्त-कायके लिये भगवान अपने अजलको हटाकर गुण ओर आकारमसें 
आकर मक्तोमे मिलते हैँ ! संसार बढ़ा सशयी है| तुकारामजीके इस 
आपत्कालम भी यदि भगवान्‌ प्रकट होकर छुकारामर्जीकों न सम्हाऊ छेते 
तो भी त॒कारामजीकी निष्ठा विचलित न होती, पर छोगौकी समझकों तो 
कोई प्रकाश न मिलता | देहूमे ठुकोबाराय तेरह दिन शिक्वापर पड़े रहे, 
उन्हें दशन देकर भगवानने उनका सड्ढंट हरण किया। तुकारामजी 
अपनी भक्तिके प्रतापसे त्रिलोकीनाथकों खोंच छाये और उस निराकारसे 
उन्होंने आकार धारण कराया। 'मगवानसे रूप ओर आकार धारण 
कराऊँगा, निराकार न होने दूँगा? यह जो उनकी असीम मक्तिको सामथ्य 
का उद्गार है, इसकी अतीति ससारकों करानेका जब समय उपस्थित हुआ 
तब श्रीईरिनें बालवेष घारणकर उन्हें दर्शन दिये ओर आहिक्षन देकर 


उनका पूर्ण समाघान किया | तुकारामजीकों भगवानके साध्ष्यात्‌ दर्शन 
प्राप्त हुए, सगुण-साक्षात्कार हुआ । उस समय भगवानने उनसे कहा, 


सभगुण-साक्षात्कांर 8३ 


प्रह्मदकी जैसे मैने बार-बार रक्षा की वैसे नित्य ही तुम्हारी पीठके पीछे 
खड़ा हूँ. ओर जल्में भी तुम्हारे अमंगोंकी बहियोकों मैने बचाया है । 
भगवानके ओमुखसे निकली यह वाणी सुनकर तुकारामजी सन्तुष्ट हुए 
ओर भग्रवान्‌ भी भक्तके ह्ृदयमें अन्तर्दान हो गये | इस समय बाहरसे 
देखते हुए तुकारामजीका शरीर म्ृतप्राय हो गया था, श्वालोच्छासको 
गति मन्द हो गयी थी, हिलना-डोकना बद हो गया थ। | कुटिल-खछ- 
कामियोने समझा कि सब खतम हो गया; पर भक्तोंकी उनके चेहरेपर 
अपूर्व तेज दिखायी दे रहा था ओर मध्यमा वाणीसे नामस्मरण होते 
रनेकी मन्द ध्वनि मी सुनायी दे रही थी। इस प्रकार तेरह दिन 
बीतनेपर गल्भाराम मधाछ प्रम्गति भक्तोंकों चोदहवें दिन प्रातःकाल 
भगवानने स्वप्न दिया कि, अमगोकी बहियों जलूपर रूद्टरा रही हैं उन्हें 
तुम जाकर के आओ |” सब भक्तोंकी बड़ा कुतूइल हुआ, वे दहकी 
ओर दोड़े गये और उन्होने बहियोंकों छौर्कीकी तरह जलूपर तैश्ते हुए 
देखा ! उनके आश्चर्य और आनन्दका ठिकाना न रहा ! वे जोर-बोरसे 
'राम कृष्ण हरि! नाम-सड्लीतन करते हुए दसो दिशाएँ गुजाने छगे | 
दौ-चार जने पानीमें कूदकर उन बह्क्योंकों निकारू के आये, इधर 
तुकारामजीने नेत्र खोले तो देखा कि भक्तजन दल बॉघे आनन्दमे बेसुध 
हुए शरीहरि-विटठक-नाम-सकीतन करते छुए चले आ रहे हैं। स्ंत्र 
आनन्द-द्वी-आनन्द छा गया। भक्तोंके आनन्दका वारापार नहीं रहा, 
कुटिल-खल-्कामियोके चेहरे काले पढ़ गये। हवाके शॉकेके साथ 
कभी इधर, कभी उधर झोका खानेबाले अधकचरोकी चित्त-वृत्तियाँ 
स्थिर ओर प्रसन्न हुईं ! पाण्डुरद्गका कोंठुकीपन यादकर ठकारामजाकि 
हृदयमें वह प्रेमावेग न समा सका ओर उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रधारा 
बहने लगी | 


८ उस समयके सात अभंग 
इस अवसरपर तुकारामज्ीके श्रीमुखसे अत्यन्त मधुर सात अमग 


3७७ श्रीतुकाराम-च रिज 


निकले हैँ | उनमे भगवानके सगुण-दशनकी बात स्पष्ट ही बता दी है 
ओर इस बातपर बड़ा दुःख प्रकट किया है कि भगवानको मैंने कष्ट 
दिया। ये सात अभग अमृतसे भरे सात सरोवर हैं, उन अभगोका 
हिन्दी-गद्य-रूपान्तर इस प्रकार है-- 


(१) 

तुम मेरी दयामयी मेया, हम दीनोकी छत्र-छाया, कैसी जलदी- 
जल्दी ऐसे बालवेषमें मेरे पास आ गयीं | ओर अपना सशुण सुन्दर रूप 
दिखाकर मुझे समाधान कराया, छृदयकों शीतछ किया। ( अ्ु० ) इन 
भक्तोंसे भी कृपा करायी जो यहाँ सतोंके चरण छगे। मैने तुम्हें बढ़ा 
कष्ट दिया, इसका मुझे कितना दुःख है सो चित्त ही जानता है | ठ॒ुका 
कहता है, में अन्यायी हूँ ! मेरी माँ ! मुझे क्षमा करो ! अब ठुम्हें ऐसा 
कष्ट कभी न दूँगा । 


2), 


मेंने बड़ा अन्याय किया जो छोगोंकी बातोंसे चित्तकों क्षुब्ध कर 
तुम्हारा अन्त देखा--ठ॒ुम्हारा सत्‌ देखा। में अधम, मेरी जाति दीन, 
तनुको क्षीणकर आँख बद किये तेरह दिन पड़ा रहा । सारा भार तुम्दारे 
ऊपर छोड़ दिया, भूश्व-प्यास भी तुम्हे दी, योगश्षेम तुम्हींको सौप दिया । 
तुमने जलमे कागज बचा लिये, जनवादसे मुझे बचा लिया, अपना 
विरद्‌ सच्चा कर दिखाया । 


(३) 


अब कोई चाहे तो मेरी गदन उतार दे, दुजन चाहें जैसी पीड़ा 
पहुँचावे, ऐसा काम कभी न करूँगा जिससे तुम्हें कष्ट हो। एक बार सुझ 
चाण्डालसे ऐसी भूछ हो गयी कि तुम्हें जलमें खड़े होकर बह्न्योंको 
उबारना पड़ा | यह नहीं विचारा कि मेरा अधिकार ही क्या है | समथपर 


सग॒ण-साक्षात्कार ४४५ 


भार रखना केसा होता है, मै क्‍या जानूँ | यह जो कुछ हुआ अनुचित 
ही हुआ, पर त॒का कहता है, अब आगेकी सुध लो | 
(४) 
मै पापी ठग्हारा पार क्‍या जानूँ ? धीरज रखें तो तम क्‍या न करोगे, 
मैं मतिमन्द ददीनबुद्धि अधीर ही उठा, पर है कृपानिधे | तुमने फटकार 
बताकर मुझे अलग नहीं कर दिया | तुम देवाधिदेव हो, सारे ब्रह्माण्डके 
जीवन हो, हम दासोकों दयाकी भिक्षा क्‍यों मॉँगनी पड़े ? तुका 


कहता है, हे विश्वम्भर | मै सचमुच पतित ही हूँ जो यह दूसरा अन्याय 
धरे 
किया कि तुम्हारे द्वारपर घरना देकर बंठ गया । 


(५) 
मुझे कुछ आहने नहीं पकड रखा था, न व्याप्र ही पीठपर चढ़ 
बेठा था जो मैने 0म्हारी पुकार मचाकर आकाश-पातार एक कर 
डाला, दोनों जगह तुम्हे बेंट जाना पड़ा, मेरे पास ओर दहमें भी; 
कईटीसे अपने ऊपर चोट मैने नहीं आने दी। मॉँ-बाप भी इतना नहीं, 
सइते, जरा-से अन्यायपर ही मारे क्रौधके प्राणीके आहक बन जाते हैं। ! 
सहना सहज नहीं है। सहना तो ठुम्हीं जानते हो | तुका कक हे, 
हे दयालो ! तुम्दारे-जेसा दाता कोई नहीं । मे क्‍या बखानूँ, मेरी 
आगे चलती नहीं ! 
(६) 
तुम मातासे भी अधिक ममता रखनेवाले हो, चरद्गमस्रे, 
शीतल हो, जल्से भी अधिक तरल हो, प्रेमके आनन्दमय 








मस्तक रखता हूँ | तुका कहता है, पण्दरिनाथ ! मेरे अपराध क्षमा करो । 


४४६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


(७) 
मैं अपना दोष और अन्याय कहॉतक कहूँ ? विट्वक माते ! मुझे 
अपने चरणोंमे हे छे | यह संसार अब बस हुआ, कम बड़ा ही दुस्तर 
है--एक स्थानमें स्थिर नहीं रहने देता | बुद्धिकी अनेको तरख्डे हैं, वे 
क्षण-क्षण अपना रग बदलती हैं, उनका सद्भ करते हैं तो वे बाधक 
बनती हैं। तुका कहता है, अब मेरा चिन्ता-जाकू का८ डालो ओर है 
पण्टरिनाथ ! मेरे हृदयमे आकर अपना आसन जमाओ | 


प्रथम अभज्जभमें यह स्पष्ट ही कहा है कि श्रीकृष्णने बालरूपमें आकर 
प्रत्यक्ष दशन देकर आलछिक्षन किया । 


१ कथाका महत्त्व 


इन सात अभंगासत-कुम्मोमें भरा हुआ 'प्रेमरस” मदह्दीपतिबाबा 
कहते हैं कि अत्यन्त अद्भुत है ओर सत उसे यथेष्ट पान करते हैं | 
महीपतिबाबा आगे फिर यह भी बतलछाते हैं कि भगवानने तुकारामजीके 
अभंगोंकी बह्योंकों जलमे बचा लिया, यह बात देश-विदेशमें 
फैल गयी और इससे “भूमण्डलमें तुकारामजी प्रख्यात हुए।? 
महीपतिबाबाका यह कथन मार्मिक और विचारने योग्य है। यह 
बात सचमुच ही इतनी बड़ी है कि उसमें तुकारामजी भगवद्धक्तके 
नाते दिग्दिगन्तमें विख्यात हुए. । प्रत्येक महात्माके चरित्रमें एक-न- 
एक ऐसा मशन्‌ प्रसज्गञ होता है जिससे उस महात्माके सब सदूगुण 
तपाये जाकर समुज्ज्वल होकर प्रकट होते हैं ओर वह जगतका सम्मान- 
भाजन और भगवानके निज-प्रेमका अधिकारी होता है। भ्रीमच्छड्ड रा- 
चारयने काशीमे रहकर सेकड़ों विद्वान शिष्योको अपने अद्वेतसिद्धान्तका 
ज्ञान प्रदान किया, परन्तु उनका जगद्गुरुत्व छोकमें तभी प्रसिद्ध हुआ 
और उनकी सत्कीतिं-पताका त्रिलौकमें तभी फहरायी जब मण्डन 
मिश्र-जेंसे दिग्गजकों बुद्धिकौशलसे शाघ्त्रार्थमें परास्तकर वह अपने 


सगुण-साक्षात्कार ४७७ 


चरणोंमें के आये। जश्ञानेश्वर महाराजने भेंसेसे वेद-मन्त्र कहलवाकर 
पैठणके विद्वानोकों चकित किया ओर जड़ भीतकों चलाकर चाज्जदेव- 
जेसे दीर्घायु तपःसिद्ध पुरुषकों अपने चरणों लेटाया तभी संतमण्डलूमें 
वह धरमसस्थापकके नाते पूज्य हुए। शिवाजी महाराजने अनेक दुर्ग 
ओर रण जीते पर बाजी बदकर आये हुए मशहाप्रतापी अफजलरूखॉसे 
उन्होंने प्रतापगठपर नाकों चने चबवाये तभी स्वजनों ओर परजनोपर 
भी उनकी धाक जमी ओर लोग उन्हें. महापराक्र मी स्वराज्य-सस्थापक 
मानने छगे। इसी प्रकार तुकाराम महाराजकी भी बात है। रामेश्वर 
भद॒व्से उनकी जो भिड़न्त हो गयी उससे रामेश्वर मदट-जेसा वेद-वेदान्त- 
वेत्ता, षघटशालत्री ओर कप्ठ ब्राह्मण तुकाराम महाराजकी अलोकिक 
भक्ति-सामथ्यंकों देखकर अन्तकों उनकी शरणमें ज्य ही गया, और 
जिस सगुण-भक्तिका डंका बजाते हुए उन्होने सैकड़ों कीर्तन सुनाकर 
और सहखों अभग रचकर छोगोकों भक्ति-मार्गपर चढानेका कद्भन 
हाथमे बॉधा था। उस सगुण-भक्तिके उत्कषके छिये भगवानने स्वय 
सगुणरूप घारणकर उनकी बह्वियाँ जलसे बचायीं और उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शन देकर उनकी बॉह पकड़ छी । तभी उनकी ओर भागवतघमंकी 
विजय हुई ओर भक्तोत्तम-मालिकामें तुकाराम महाराजका नाम सदाके 
लिये अमर हो गया | 


१० रामेश्वर भट्ट शरणागत 


शानेश्वर महाराजकी चरण-सेवामें छगे हुए रामेश्वर भटटकों एक 
दिन रातकों स्वप्न आया कि, 'महावैष्णव त॒कारामसे तुमने हवंष किया, इस 
कारण तुम्हारा सब पुण्य नष्ट हों गया है | सत-छलनके पापसे ही तुम्हारी 
देह जल रही हे । इसलिये अन्तःकरणको निर्मल करके सद्भावसे तुकाराम- 
की ही शरणमें जाओ, इससे इस रोगसे द्वी नहीं, मवरोगसे भी मुक्त हो 
जाओगे ।? इसे शानेश्वर मह्ाराजका ही आदेश जानकर रामेश्वर भद्द अपने 
कियेपर बहुत पछताये । इसी बीच उन्हें यह वार्ता सुन पड़ी कि दहमें 


४४८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


फेंकी हुई अमंगकी बढ्ियाँ जलसे भगवानने उबार ढीं। तब तो उनके 
पश्चात्तापका कुछ ठिकाना ही न रहा १ वह फू८-फूटकर रोने छगे । उनकी 
आँखें खुल गयीं और उनका सोभाग्य उदय हुआ | उनके चित्तमें यह 
बात जम गयी कि भक्तिके सामने वेदाभ्यास ओर पाण्डित्य कोई चीज 
नही हैं---नर-देहकी सार्थकता सत्सज्ञ करते हुए. भगवानका प्रसाद पानेमे 
ही दे। उन्होंने यह जाना कि तुकाराम मगवानके भत्यन्त प्रिय, महान 
विभूति हैं ओर यह जानकर उनका अइड्जार चूर-चूर हो गया। भक्तका 
कार्य बनानेके लिये स्वयं भगवान्‌ साकार होते हैं ओर हमारे पाण्डित्यमें 
इतनी भी सामथ्य नहीं कि भक्तके शापसे होनेवाले दाहका शमन कर 
सके। यह जानकर उसका अभिमान पानी पानी हो गया। चित्तसे 
दुरभिमान जब चला गया तब रामेश्वर भद्ट जो पहले शुद्ध ही थे, और 
भी शुद्ध हो गये। तुकोबारायके प्रति उनके चित्तमें बड़ा आदरभाव 
जमा । ठत॒ुकाराम महाराजकी शरणमें वह गये। एक पत्र छिखकर 
अपना सारा कच्चा चिट्ठा उन्होंने तुकाराम महाराजकों निवेदन किया 
और गद्गद अन्तःकरणसे उनकी बड़ी स्तुति की। ठुकारामजीने उसके 
उत्तरमे यह अभग छिख भेजा-- 


चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती । व्यात्र हे न खाती सर्प तया ॥ £ ॥ 
विष ते अमृत आघात तें हित | अकतंव्य नीत होय त्यासी ॥मु०॥ 
दुःख तें देईल सर्वसुखफतछ । होती होती शीतछ अस्निज्वाब्य ॥ २ ॥ 
आवडेल जीवा जीवाचिये परी | सकत्ठों अन्तर्र एक भाव ॥ हें ॥ 
तुका रूणे कृपा केली नारायण | जाणिजेतें येणें अनुभवें ॥ 9 ॥ 

अपना चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, सिंह और 
साँप भी अपना हिंसा-भाव भूल जाते हैं। विष अमृत होता है, आघात 


'हिंते हीता है, दूसरोके दुश्ंबहार अपने लिये नीतिका बोध करानेवाले 
कहें) छुःख स्वसुखस्वरूप फक देनेवाछा बनता दे, आगकी रपट 





सग्ुण-साक्षात्कार ४४९ 


ठण्डी-ठण्डी इवा हो जाती है । जिसका चित्त शुद्ध है उसको सब जीव, 
अपने जीवनके समान प्यार करते हैं, कारण, सबके अन्तरमें एक ही| 
भाव है | त॒का कहता है, मेरे अनुभवसे आप यह जानें कि नारायणने| 
ऐसी ही आपदाओंमें मुझपर कृपा की |? 





इस अभज्ञको रामेर भदने पढ़ा और फिर पढ़ा, और खूब मनन 
किया । बात उन्हें ज॑च गयी । अनुतापसे दग्ध हुए. उनके चित्तमें बोध- 
का यह बीज जमा | उनके शरीर और मनका ताप भी उससे शमन 
हुआ | रामेश्वर भट्टअब वह रामेश्वर भद्ध न रहे। वह तुकाराम 
महाराजके चरणोंमे लीन हो गये | अब रामेश्वर मद्ठ तुकारामजीके साथ, 
ही निरन्तर रहना चाहते हैं ओर उस अजातक्षत्रु मह्त्माकों यह मंजूर 
है । इस प्रकार त॒कारामजीफा विरोध करने चले हुए रामेश्वर भट्ट 
उनके शिष्य बन गये । तुकारामजी पारस थे। छोदा पारसपर आघात 
ही करे तो इससे पारसको क्‍या ? आघात करनेवाका लोहा भी पारसके 
स्पशमात्रसे सोना हो जाता है| तुकारामजीके स्पशसे रामेश्वर भद्दकी 


कायापलूट हो गयी । 
११ रामेश्वर भइके चार अभज्ग 


रामेश्वर भट्टके चार अभज्ञ प्रसिद्ध हैं जो उन्होंने तुकाराम महाराज- | 
के सम्बन्धमे कहे हैं | कहते हैं, मुझे तो इसका खूब अनुभव हुआ कि | 
मैने जो उनका दोष किया उससे शरीरमे व्याधि उत्पन्न हुईं, बढ़ा कष्ट 
पाया ओर जगमे हँसी भी हुईं |!” यह कहकर आगे बतछाते हैं कि किस 
प्रकार शानेश्वर मद्दाराजने स्वप्न दिया और उसके अनुसार मै उनकी ॥ 
शरणमें आ गया हूँ । और तबसे मैं नित्य उनका कीर्तन सुनता हैँ । | 
उनकी कृपासे मेरा शरीर नीरोग हो गया |? अपने दूसरे अमज्ञमें रामेश्वर | 
भट्ट यह बतछाते हैं कि भक्तकी जाति पॉति कोई न पूछे, भक्त किसी मी 
वर्णका हो, उसके पैर छूनेम कोई दोष नहीं। गुर परब्रह्म ' 











ठतु० रा० २९--- 


४०० श्रीतुकाराम-चरित्र 


मनुष्य मानना ही न चाहिये--कारण, जो भश्रीरक्षके नामरणमें रंग गये' 
वे औरंग ही हैं। रा 

उंचनीच वर्णन म्हणावा कोणी । जे का नारायणीं प्रिय झाले ॥ ९ ॥ 
चहूं वर्णाती हा असे अधिकार | करितां नमस्कार दोष नाहीं॥ २॥ 

धो कोई नारायणके प्रिय हो गये उनका उत्तम या कनिष्ठ बण 
क्या ? चारों वर्णोका यह अधिकार है, उन्हें नमस्कार करनेमें कोई 
दोष नहीं ।! 

यह स्वीकृति दी है वेदवेदान्तपारग शीरामेश्वर भद्दने, जिन्होंने 
अपने अनुभवसे शभ्रीतुकाराम महाराजकी अन्तरंग झाँकी देखी । तीसरे 
अभड़मे उन्होंने तुकाराम महाराजकी महत्ता बखानी है। यह तुकाराम 
कोन हैं ? ब्ह्माननद-छन्दसे ब्क्ष-तुल्य बने हुए. तुकाराम हैं, विश्व-सखा 
हैं; वह विश्व-सखा ही विश्वमे यह लीछा कर रहे हैं ।! 'विश्व-सखा” 
कहकर रामेश्वर भद्दने उनकी लोकप्रियता भी सूचित की है | फिर यह 
कहा है कि धर्मकों क्षयरोग छगा था, उसे इस धघन्वन्तरिने दूर किया | 
तुकारामजीका आचरण देखकर रामेश्वर भट्ट कहते हैं, हे भक्तराज ! 
शास्र ओर शिष्टाचारका इसमें कहीं भी विरोध नहीं है | 

तुकाराम महाराजने रामेश्वर भष्टके कथनानुसार, ब्रह्मेक्यभावसे 
भक्तिका विस्तार किया, अर्थात्‌ अद्गेत-सिद्धान्तकों पकड़े रहकर भक्तिका 
खोत बहाया । दिव-द्विजोकी स्वंभावसे पूजा कीः-देवताओं ओर ब्ाह्मणों- 
की भक्ति-भावसे सेवा की, शान्ति सतीसे उन्होंने विवाह रचा, क्षमाकी 
मूर्ति अपनी देहमें ही खड़ी की, दयाकी प्राणग्रतिष्ठा की ।!” संसारका 
अजानतिमिर नष्ट करनेके लिये संतरूप ग्रइ-मण्डलूमें तुकाराम सूर्य ही 
उदीयमान हुए । इत्यादि प्रकारसे रामेश्वर भद्दने इस अभज्जमें तुकाराम 
महाराजकी स्तुति की है ओर यह पश्चात्ताप किया है कि दिहबुद्धिके कारण 


सशुण-साक्षात्कार 85१ 


तथा वर्णाभिमानसे? मैंने आपको नहीं जाना और बड़ा कष्ट पहुँचाया, 
पर आप दयाधन हैं, मुझे शरण दीजिये, अब मेरी उपेक्षा मत कीजिये । 
पश्चात्तापपूवक ऐसी विनय करते हुए अमझ्ञके अन्तिम चरणमें अपने 
आराध्यदेव भीरामचन्द्रसे यह प्रार्थना की है कि, “(इन चरणोंमे मेरी 
ओरसे बुद्धिका कोई व्यमिचार न हो? अर्थात्‌ महाराजके चरणोंके प्रति 
मेरे अन्तःकरणमें जो यह निर्मछ भाव उत्पन्न हुआ है बह कमी 
मलिन न हो । 

रामेश्वर मद्र इस प्रकार रूपान्तरित हो गये | रामेश्वर भट्ट विद्वान 
कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे । पर तुकाराम मद्दारानके सामने उनके ज्ञान, कर्म 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये और चित्त श्रीत॒कारामके चरणोंमें लीन 
हो गया। रामेश्वर भद्द हाथमे करताल छिये तुकारामबीके पीछे खड़े 
होकर नाम-सकीतेद्मे उनका साथ देसेसे ही अपना अश्दोभाग्य उमझने 
लगे | रामेथर भट्ट स्वभावसे तो शुद्ध ही थे, बीचसे अइडूारसे उनकी 
बुद्धि मलिन दो गयी थी। गुरुके दर्शनोंसे उन्तकों मे फट |षी और 
उनके नेत्र खुले । 

रामेश्वर भद्टका चौथा अभज्ञ ठुकाराम महाराजके संदेह वेकुण्ठ- 
गमनके बादका है। रामेश्वर भद्दने श्रीतुकाराम सहाराजके चरण जो 
एक बार पकड़ लिये, फिर उन्होने उन्हें कमी न छोड़ा | दस-पद्रह वर्ष 
तुकारामजीके सद्ज रहे | इतने दीघ्रकारतर ऐसा अपूर्व सत्मड्र-छाम 
करनेके पश्चात्‌ ही उनका चौथा अमड्ग बना है। तुकारामनीकी वाणो- 
को उन्होंने मुंह भरकर अमृत” कहा है। ओर इस अमृतकी नित्य 
वर्षा' का अनुभवानन्द व्यक्त किया है। अन्तमे कहा है, न 
और वैराग्यका ऐसा परम शुभ सबोग इन आँखोने अन्य नहीं देखा 
रामेंश्वर भद्दकी यह सरमति अगस्मान्य हुई। भीक्षष्ण-दशनानन्दम नित्य 
रमण करनेवाले अन्तराराम भ्रीतुकाराम और उनके चरण-चशञ्नरीक 
बनकर उनके स्वरूपमे समरस हुए पण्डित भीरामेश्वर भट्ट , दोनोको 
अनन्यभावसे वनन्‍्दन कर इस प्रसक्षकों यहीं समाप्त करते हैं | 


छ्ण्र श्रीतुकाराम-चरित्र 


१२ समाधान 


इस प्रसद्गधके पश्चात्‌ तुकारामजी स्वानुभवके आनन्दके साथ यह 
कहनेमे समर्थ हुए कि 'मैने मगवानकों देखा है।! एक बार श्रीकृष्णने 
उन्हें अपने बारूरूपकी झॉँकी दिखायी, तबसे उन्हें भगवानके चाहे 
जब, चाहे जहाँ दर्शन होने छंगे, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं। 
भगवान भक्तके कैसे दास बन जाते हैं कि, “निगुंणमें सदा छिपे रहने- 
वाले आवाज देते ही सामने आकर खड़े हो गये ।? त॒कारामजी बतलते 
हैं कि 'भगवानकी जब झृपा हुईं तब देह-सड्भ रद ही नहीं गया। 
निज व्यासका ही रग चढ़ता गया |?” भगवानके पहले दर्शन हुए, पीछे 
भगवान मुझसे मिले, मेरे प्राणघन मुझे मिले, तुमछोग भी भगवानके 
चरणोको पकड़ रखो तो तुम्हे मी भगवान्‌ मिलेगे | तुकाराम महाराजके 
कीर्तनोमे अब ऐसी स्वानुभव रसमरी बाते सुनकर श्रोताओकी अभूतपूर्व 
आनन्दोत्साइ अनुभूत होने छगा। जनाबाई, नामदेवराय, एकनाथ 
आदि संतोकों जो मगवान्‌ मिले वह मुझे भी मिले, अब मेरी 
थकाबट दूर दो गयी, अब संतोके सामने अपना मुँह दिखा सकता हूँ, 
ठुकारामजीने अपने मनसे कभी ऐसा कहा भी होगा। भगवानके 
मिलनेंके बाद उस मिकनका आनन्द उनके कई अभड़ोमें व्यक्त 
हुआ है | 

आता कोठे धावे मन | तुझे चरण देखिलिया ॥ ? ॥ 

भाग गेछा शञ्ीण गेंढा |अवधा ज्ञाला आनंद ॥शु०॥ 

(तुम्हारे चरण देखे, अब मन कहाँ दोड़कर जाक्ा.?, थका- 
मॉदापन सब निकल गया। अब केवल आननन्‍्द-ही-आनन्द है ।! 


६24 के 8 


न व्हावें ते झालें देखियेले पाय | आतां फिरूँ काय मार्गे देवा ॥ १ ॥ 
बहु दिस होतों करीत हे जास | तें आल सायासें फछ आजि ॥ २॥| 


सगुण-साक्षात्कार छणरे 


जो कभी न होनेकी बात सो ही हुई--भगवानके चरण 
( इन ऑँखोसे ) देख लिये । अब क्या मगवन्‌ ! पीछे फिरकर जाना 
है! बहुत दिनोसे यह आस हछगी हुई थी सो आज पूरी हुई--सब 
परिश्रम सफल हो गये | 

8 9 ५9 

श्रीकृष्ण-दशनसे नेत्र खुककर क्ृष्णाज्ञननससे समुज्ज्वल हो गये ।? 
भगवान्‌का जो बालरूप देखा वहीं नेत्रोंम स्थिर हो गया। 'बह छबि 
आँखोमें ऐसी समा गयी कि बार-बार उसीकी स्मृति होती है ।! उस 
दिव्य दशनके स्मरण ओर निदिध्यासका आनन्द बढ़ता ही गया, ऐसी 
तन्मयता हो गयी कि--- 


तुका गहणे वेष ज्ञाठ्ा | अंगा आला श्रीरंग ॥ 
तुका कहता है, छो छय गयी ओर अज्ञ-अज्भम शीरज्ध समा 
गये |? चोसरके एक अभज्ञमे तुकारामजी कहते हैं कि, 'चित्तकी उलये 
चालमें मै भी फेंस गया था,  म्ृगजलने मुझे भी धोखा दिया भा; -५२ 
भगवानन बडी कृपा की जो मेरी आँखें खोल दीं।” फिर तुमने मेरी 
गुहार सुनी, इससे में निर्भय हो गया हूँ । 
सर्वसाधारण जीवॉकों भक्तिकी शिक्षा देते हुए ठुकारामजीने कही- 
कही स्वानुमवका भी हवाछा दिया है--- 
घीर॒ तो कारण | साह्य होतो नारायण | 
हाऊ' नेदी शीण | वाह चिता दासासी॥ १ ॥ 
सुखे करावे कीर्तन | हों गावे हस्चि गुण । 
वारी सुदशन | आपणाति कल्िकाव्ठ ॥मु०णी। 
जीव वेंची माता। बात्यं जड भारी होतां | 
हा तो नहब्हें दाता। ग्राकृतां या सारिखा ॥.२ ॥४ 


४०७ श्रीतुकाराम-चरिघ्र 


हैं तो माध्या अनुभवे' । अनुभवा आलें जीवे' । 
तुका ग्हणे सत्य व्हावे' । आह्याच नये कारण ॥ रे ॥ 

नारायणके सहाय होनेसे धैर्य ही कारण है । ( धैयके साथ 
भक्तिपूवंक साधना करनेसे नारायण तो सहाय होते ही हैं| ) वह 
अपने भक्तकों दुखी नहीं करते, अपने दासकी चिन्ता अपने ही ऊपर 
उठा छेते हैं। सुखपू्बंक हरिका कीतन करों, इषके साथ इरिके गुण 
गाओ | ( कलिकाडसे एत डरो ) कलिकाछूका निवारण तो सुदशनचक्र 
आप ही कर छेण | बच्चोंका बोझ जब भारी हो जाता है तब माता 
उन्हे भी छोड देती है पशु मगवान्‌ ऐसे प्राकृत जीव नहीं हैं, ( वह 
अपने भक्तोड़ो कभी छोडते ही नहीं | ) यह बात तो में अपने अनुभवसे 
कहता हूँ । तुदा कइता है जो सच है वह सच ही है, वह कभी व्यथ 
नहीं होता ।! 

ससारियोकि लिये मक्ति-पत्थका रहस्य तुकारामलीने इस अभन्ञमें, 
बहुत थौड़ेम और बड़े अच्छे ढगसे बता दिया है-- 

अवध्या दश्चा येणेच्रि साधती | मुख्य उपासना सगुणभक्ति | 

ग्रगट हृदयीं ची गति | मावश्ुद्धि जाणोनिया ॥ ? ॥| 

बीज आणि फल हरीचे नाम | सकछ पुण्य सकक धर्म । 

सकता कछा चे हे वर्म | निवारी श्रम सकलही ॥अु०॥ 

जेथें हरिकीर्तन हें नाथ घोष | करिती निलेज हरिचे दास । 

सकक्क. वोथंबले रस | तुटती पाश भवबंधाचे॥ २॥ 

येती अंगा वसती लक्षणें। अंतरी देवे' घरिलें ढाणें। 

आपणचि येती तयाचे गुणें | जाएें येणे छुंटे वस्तीचें॥ २ ॥ 

नलगे साडवा आश्रम | उपजले कुर्व्यीचे धर्म | 

आणीक न करावे श्रम | पुरे एक नाम विठोबाचें | ४ ॥, 


सशुण-साक्षात्कार ४णण्‌ 


वेदपुरुष. नारायण । योगियांचे ब्रह्मा. झून्य | 
मुक्ता आत्मा परिषृर्ण | तुकां म्हणे सगुण माल्या आम्हा ॥ ५ ॥ 


मुख्य उपासना सगुज-मक्ति 5 । इससे सभी अवस्थाएँ सब जाती 
हैं । इससे, शुद्ध भाव जातकर, हृदयकी मूर्ति प्रकट हो जाती है । 
इरिका नाम ही बीच है 3तेर हरिका नाम ही फल है। यही सारा पुण्य 
और सारा धर्म है | सब कलाआका यही सार मर्म हे। इससे सब अ्रप 
दूर होते है। लहाँ हरिके दारः छोकछाज छोड़कर हरि-कीत॑न और 
हरि-नाम-सकीतन किया काते है वहीं सब रस आकर भर जाते हैं ओर 
ससारके बाघ छॉबरफर बहने हरे हैं। जब भगवान्‌ अंदर आकर 
आसन जमाकर बठ जाते हैं तब उनके कारण उनके सभी छक्षण भी 
आप ही आकर बस जाते ६। फिर एस मसृत्युछोकका मरता-जीना, 
आना-जाना कुछ नहीं रद जाता। इसके छिये अपने आश्रमगेया 
मिस कुलमें पैठा हुए. उस कुछके धमकों छोड़नेकी कोई आवश्यकता 
नहीं; और कुछ भी नहीं वरगा पड़ता, केवल एक विद्वल (बाल-श्रीकृषष्ण) 
का नाम काफी है। वेद जिसे पुरुष या नारायण कहते हैं, योगियाँका 
जो शून्य ब्रक्ष है, मुक्त जीवॉका जो परिपूर्ण आत्मा है, तुका कहता है, 
वह हम भोछेभाके जीवॉकि लिये समुण ( साकार श्रीविदहचल--श्रीबाल- 
कृष्ण ) हैं |! 

श्रीहरिके इस सगुण रूपकी भक्ति ही भगवत्‌-मक्तोंकी मुख्य उपासना 
है। नाम-स्मरण सम्पूर्ण पुण्य-चर्म, फल ओर बीज है। निरूज नाम- 
सकीर्तनमें सब रसॉका आनन्द एक साथ आता है। जिसके हृदयमें 
भगवान्‌ आकर बेठ गये उसमे ज्ञानीके सभी छक्षण आप ही आकर टिकते 
हैं | अपना आश्रम या कुल-घर्म आदि छोड़नेका कुछ काम नहीं, केवल 
हरिं-नाम ही उद्धारका साधन है। चित्तके शुद्ध होते ही, द्वृदयसे हम 
जिस मूर्तिका ध्यान करते हों वह मूर्ति सामने आकर खड़ी हो जाती है । 


छ्ए्द श्रीत॒काराम-चरित्र 


रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराजके अनुगामी बन गये पर उनके 
प्रति तुकारामजीकी विनयशीकतामे कोई फर्क न पढ़ा। तठुकारामजी 
उनके पैरोंपर गिरते ये | 'भक्तलीलामृत? कार अध्याय ३७ में कहते हैं--- 


रामेश्वर-सा ब्राह्मण तुकारामजीका सम्प्रदायी बना। पर इस 
विदेही महाव्माको देखिये कि वह रामेश्वरके चरणोपर गिर-गिर पड़ते 
हैं, महन्तपना तो इन्हें छू नहीं गया । यह जानकर भी कि यह मेरा 
शिष्य है, वह रामेश्वरकों देवताके समान ह्वी मानते थे। इसीकों कहना 
चाहिये अक्वेत-भजनसे परम शान्तिको प्राप्त जगद्गुरु पूण ज्ञानी ।? 


१३ मध्यम खण्डका उपसंहार 


श्रीतुकाराम महाराजके चरित्रका यह मध्यम खण्ड यहीं समाप्त 
होता है । इसलिये अब किश्चित्‌ सिहावलोकन कर के और फिर उत्तर- 
खण्डकीो आरम्म करें। पूर्वखण्डमे मगछाचरणके अनन्तर काल-निर्णय, 
पूवत्रत्त और ससारका अनुनव--ये तीन अध्याय हैं और इनमे 
मशराजके इक्कीसवें वर्षतकका चरित्र फंथन किया गया है। 
तुकारामजी ससारके कु भनुभवोसे इस ससारसे उपराम होने 
लगे, यहॉतकका विवरण इस खण्डमें आ चुका है। उनके 
परमाथ-साधनका इतिहास मध्यखण्डमे आ गया । महाराज जिस 
साधन-सोपानसे सग्ुण-साक्षात्कारतक चढ गये बहू साधन-क्रम 
पाठकोकी समझमें अच्छी तरहसे आ जाय ओर इससे उन्हें भी 
यह मार्ग दिखायी देने छगे, इसलिये हस खण्डमे उसका विस्तार किया 
है और यह विस्तार भी महाराजके वचनोंके सहारे किया है जिसमे 
मुमुक्षु साधकोंके लिये यह खण्ड पर्यामरूपसे बोधप्रद हो । इस खण्डके 
चोथे अध्यायमे थाती शूद्र वैश्य केला वेबसाय”ः ( जातिका शूद्र हूँ 
ओर वैश्यकी वृत्ति की ) इस अभद्गजको ही आधार बनाकर ओर इसीकों 
बीजाध्याय मानकर उसपर (१ ) वारकरी सम्प्रदायका साधन-मा्ग, 
(२) ग्न्थाध्ययन, ( ३ ) गुरु-कृपा और कवित्व-स्फूर्ति, ( ४ ) चित्त- 


सग॒ण-साक्षात्कार ४०७ 


शुद्धिके उपाय, ( ५) सगुण-भक्ति और दशनोत्कण्ठा, (६ ) श्रीविद्ठल- 
स्वरूप तथा ( ७ ) सगुण-साक्षात्कार--इन सात अध्यायोकी सप्तपदी 
खड़ी की है | पॉचवे अध्यायमें पाठकोने वारकरी-सम्प्रदायका स्वरूप 
देखा ओर एकादशी-ब्रत, पण्ठरीकी वारी, इरि-कीतेनका आनन्द, 
निष्कपट भक्तिभावका मर्म तथा परोपकारका अमभ्यास--इन विषयोकी 
आलोचना की। छठे अध्यायमे अन्त+प्रमाणीके साथ यह देखा कि 
तुकारामजीने किन-किन गन्थोंका अध्ययन किया था और अध्ययनके 
महत्वकी ओर पूरा ध्यान देते हुए यह भी देखा कि तुकारामजीने 
केसी अवस्थाके साथ मूलमे ही गीता, भागवत, कुछ पुराण, 
विष्णुसइलनामादि स्तोत्र तथा ज्ञानेश्वी, एकनाथी भागवत आदि 
ग्रन्थोका कितनी बारीकीके साथ अध्ययन किया था ओर नित्य 
पाठ भी वह कितनी छगनके साथ करते थे ओर फिर अन्तमें यह भी 
देखा कि तुकारामजीकों शानेश्वर ओर एकनाथसे अछगानेका कुछ 
आधुनिक विद्वानोंका प्रयत्न कितना बेकार ओर निभ्सार है। 
७वें अध्यायमें गुरु-कृपा और कवित्व-स्फूर्तिका विवेचन हुआ है । 
पहले. सदशुरु-कृपाका महत्व, तुकारामजीकी गुरु-दशन-छालसा, 
बाबाजी चेतन्यद्वारा ख्प्नमें उपदेश, फिर तुकारामजीकी त्रयी 
परम्पराकी दो शाखाएँ, केशव और बाबाजीका एक ही व्यक्ति न होना, 
बंगालके श्रीकृष्णचैतन्यसे तुकारामजीकी मक्तिके आविर्भावकी कह्पनाका 
अप्रामाणिकत्व--हन बातोंकी चर्चा की हे । ८ वें अध्यायमें “चित्त- 
शुद्धिके उपाय” मुख्यतः साधकोंके लिये विस्तारपूर्थक छिखे गये हैं । 


तुकारामजीकी विरागता ओर सावधानता, उनकी साधन-स्थितिका मर्म 
ओर उनकी छोकप्रियताका रहस्य इत्यादि बातोकों देखते हुए यह देखा 
कि तुकारामजीने किस प्रकार अपने मनको जीता, जन-सद्भ ओर दुष्ट- 
जनोंकी उपाधिसे उकताकर उन्होने केसे एकान्तवास किया ओर 
एकान्तका आनन्द छूटा, अपने दोषोको भगवानसे निवेदन करके उन 


४५८ श्रीतुकाराम-चरिज्र 


कैसे-केसे पुकारा ओर सत्सज्ञ तथा नाम-सकीत॑नके द्वारा केसे साधनोकी 
सब सीढियाँ चढ़ गये। यह सम्पूर्ण अध्याय साधकोंके लिये अत्यन्त 
बोधप्रद होगा। नवें, दसवे ओर ग्यारहवें अध्यायमे मगबानके सगुण 
साकार-साक्षात्कारके अत्यन्त मधुर और मनोहर प्रसड़का वर्णन किया 
है । नवे अध्यायमें भक्ति-मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ क्यो है तथा सगुण और 
निगुण किस प्रकार एक ही ईैं--यह बतछाकर तुकारामजीकी सगुणनिश् 
कैसी हट थी यह देखा है। तुकारामजीके उपास्यदेव श्रीविद्चल हैं । 
इसलिये 'विध्चल” शब्द कंसे बा, इसे देख लिया है ओर यह 
दिखछथा है कि ब्ानेश्वरीमें निट्ठछ' नामका उल्लेख न होनेसे 
कुछ आधुनिक विद्वान जो यह कहने लूगते हैं कि श्ानेश्वरीसे वारकरी 
सम्;दायका कोई लगाव नहीं है बढ़ ।कंतना अप्रामाणिक और निःसार- 
बाद है, फिर तुकारामजी मूर्तिपूनक थे और मूर्ति-पूजामे कितना 
बढ़ा रहस्थ छिपा हुआ है, इन बाताका विचार करके तुकारामजीको 
भगवदशन-छालया, भगवानसे उनकी प्रेमककह ओर पमिलमकी 
निश्चयाशा ओर निरन्तर प्रतीक्षाके मधुर प्रसड़ौका वर्णन किया है । 
१० वे आअध्यायमें श्रीविद्धछकः भगवानका स्वरूप देखा, पण्टरपुरकी 
भ्रीविद७-मूर्तिको निहारा, सर्तोके वचनोंकी अवलोकन किया और यह 
जाना कि श्रीविद्धछ गोप-वेष-घारी श्रीवारू-कृष्ण ही हैँ। ११ वें अध्यायमें 
रामेश्वर भट्टका प्रसण छिड़ा जिसके निमित्तसे भगवानने बालरूपमें 
तुकारामजीको दशन दिये । रामेश्वर भट्दकी योग्यता तथा उनके विरोधमें 
प्रवृत्त होनेके भावोंका विश्लेषण करते हुए. इस बातका विवेचन किया 
कि कर्मठोंके विरोधसे इसी प्रकार भागवतधर्मका सदा जय-जयकार 
होता चला आया है। फिर तुकाराम महाराजके बचनोके ही आधारपर 
यह देखा गया कि तुकारामजीने अपने अभज्ञोंकी पोथियाँ इन्द्रायणीके 
दहमें डुबा दी थीं ओर स्वयं भगवानने उनकी रक्षा की। 
तुकारामजीकी अथांत्‌ भागवतघमंकी विजय हुई ओर रामेश्वर भद् 


सगुण-साक्षात्कार ४५५९ 


उनकी शरणमें आ गये | इन सात अध्यायोमे सत्संग, सत्‌-शास्त्र, गुरु- 
कृपा ओर सगुण-साक्षात्कार-इन चार मंजिलोकों पार करके तुकारामजी 
कृतकृत्य हुए, यहॉतक इमलौग आ गये । अब पाठक इस मध्यखण्डमें 
जो आत्म-चरित्र! अध्याय है उसे फिर एक बार देख ले, विशेषकर 
याती शूद्व वैश्य केला वेबसाय! (जातिसे शूद्र हूँ ओर बत्ति वेश्यकी की ) 
इस अभज्भका विवरण तो अवश्य ही पढ़ ले, इससे पाठकोके ध्यानमे 
यह बात आ जायगी कि यही अध्याय इस मध्य खण्डका बीजाध्याय है | 
रामेश्वर भदने थी उपाधि की उसी प्रसद्धसे तुकारामजीकीं भगवानके 
सगुण-साक्षात्कारका परमछाभ हुआ । 

आत्म-चरित्र” अध्यायमे तुकारामजीने जो यह कहा है कि 
“निषेधका कुछ आघात छगा, उससे जी दुखी हुआ, बहियों डुबा दीं 
ओर धरना देकर बेठ गया, तब नारायणने समाधान किया ।? (१६ ) 
इसका मर्म अब पाठकोंकी समझमे आ गया होंगा। इसके बाद 
तुकारामजी' कद्दते हैँ--- 


'भक्तकी उपेक्षा नारायण कदापि नहीं करते। वह ऐसे दयाहु हैं, 
यह बात अब मेरी समझमें आ गयी। (१७ ) अब जो कुछ है वह 
सामने ही है, आगेकी भगवान्‌ जाने |! ( १८ )-- 

“-उसे इमलोग आगेके खण्डमें देखे | 





>रपर रतण्ड 
ज़ान-काराड 


बारहवाँ अध्याय 


कर 





शेलेयेचु शिकातकेपु च गिरेः अड्वेषु गतषु च 
श्रीखण्डेषु विंसीतकेपु च तथा पूणषु रिक्तेषु च | 
स्निग्धेत ध्यनिनाखिक्े5पि जगवीचक्रे सम॑ व्षतो 

बन्दे वारिदसावमोम ! मवतो विश्वोपकारित्रतम्‌ ॥ १ ॥ 


१ लोकगुरुत्वका अधिकार 


सगुण-साक्षात्कारका अछोकिक आहछोक सारे शरीरपर जगमगा 
रहा है, इन्द्रियोसे शान्तिकी दिव्य शीतठ छठा छिटक रही है, प्रखरतर 
वैराग्यके सब लक्षण देहपर देदीप्यमान हो रहे हैं, प्रासव्यकी प्रासिका 
प्रेममय समाधान नेत्रोमे चमक रहा हैे--ऐसी वह तुकारामजीकी 
श्याम-सुन्दछूबि जिन नेत्रोनि निहारी होगी वे नेत्र सचमुच 
ही धन्य हैं ! श्रीत॒कोबारायके मुखसे, इसके अनन्तर सतत पढ्रद्व 
वंधतक जो सुधा-घारा प्रवाहित होती रही उसमें ड्ूबकर उस 
परम रसका आस्वादन करनेका सौभाग्य जिन प्रेमी रसिक श्रोताओको 
प्रात्त हुआ होगा उनके सौमाग्यकी क्‍या प्रशसा की जाय | भगवानकी 
सुनी हुईं बाते सुननेवाढे बहुत मिलते हैं; पर जिसने भगवानको 
देखा हो, भगवानका वरद हस्त अपने मस्तकपर रखाया हो, भगवानसे 
जिसने एकान्त किया हो, ऐसे स्वानुमवसम्पन्न परम सिद्ध भगवद्धक्त- 
को जिन्होंने देखा है, उसके श्रीमुखसे श्रीहरि-कीतंन और हरि-लोछा 
सुनी हो, सदाचार, ज्ञान और वैराग्यका उपदेश श्रवण किया ही वे 
सचमुच ही बड़े भाग्यवान्‌ हैं| देह और पूना और पूर्ण महाराष्ट्रका परम 
भाग्योदय हुआ जो ठुकाराम महाराज अपने श्रीविद्क-मन्दिस्से भक्ति- 


४६७४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


भावके उत्तमोत्तम वल्ञाभरण निर्माणकर पण्टरपुरके ह्वागमें भेजने छगे । 
तुकारामजीकी वाणी अब विरहिणी न रही, स्वानुभव-प्राणसे सनाथ 
होकर प्रेम-मिलनके आनन्दमे दृत्य करनेवाली हुईं । अब उनकी वाणीसे 
प्रिय मिलनके प्रेमानन्द-सागरकी छहरे निककछ-मिकछूकर श्रोताओके 
हृदयोंपर गिरने छयगीं और छोग यह मानने छगे कि जीवके उद्धारका 
उपदेश करनेका अधिकार इन्हींकों है। इनकी सत्यता वषाये हुए. 
सोनेकी भाँति अपनी समुज्ज्वछूतासे छोंगोके चित्तजों अपनी ओर खीच 
चुकी थी और इस कारण दाम्मिक दुरजनोपर इनका जो वाक्‌ हार, 
उन्हींके उद्धारके निर्मित्त हुआ करता था उससे लोग सावधान ओर 
शुद्ध होने छगे और झूठका बाजार उनड़ने छगा, सर्वत्र तुकारामजीका' 
बोल्नाढा हुआ--उन्‍्हींके बोल बोले जाने छगे | 


आपण जेऊन जेववी लोकां | सनन्‍्तर्पण करी तुका ॥ 


स्वयं जीमकर लोगोंको जिमाता है, ऐसा सन्तपंण तुका करता है ।! 
इस विलक्षण उत्तिका प्रत्यक्ष लक्षण अब छोगोने देख लिया । 


“देहमें परमार्थवा मानों एक नवीन विद्यारीठ स्थापित हुआ | 
ठ॒कारामजी स्वय उसके सश्चाकक ओर सूत्रधार बने। आस-पासके 
गॉबमे तथा दूरूदूरसे भी मगवानके प्रेमी आ-आकर इस विद्या- 
पीठमे शिक्षा-ठाम करने छगे । देहू, लोहइगोंब, तेछगाँव, पूना, 
पण्टरपुर तथा पण्टरपुरके रास्तेके सब स्थानोंम तुकारामजीके 
कीतनोंकी कड़ी छय गयी | सहज ही लोग उन्हें गुर कहकर 
पूजने छगे । ऐसे इन्द्रियविजयी, वेराग्य-तेजके पुञ्ठ, पूर्णकाम, विश्वप्रेमी, 
लोकालोकस्वरूप लोकगुर इस स्वार्थी संसारमे कहाँ मिलें? जिनका 
बढ़ा भाग्य होता है उन्हींकोीं ऐसे जग दुरूम गुरु प्रास होते हैं। तस 
पुरुषका यह सहज धम होता है कि वह अपनी तृत्तिका आनन्द सबकों 
दिलछाना चाहता है | तृत्ति नाम इसीका है | जो अपने पूर्ण आत्मकल्याण- 
को प्रात होता है वह छोक-कल्याणर्मे प्रवृत्त होता है। लोककल्याणकी 


मेघ-वृष्टि | 


कामना तृप्त-आप्तकाम पुरुषोंके स्वभावमें हो होतो है। यह ठुकारामजीने 
कहा है कि “अब तो में उपकार जितना हो उतनेके लिये ही हूँ ।? 


२ मेघ-वृष्टिबत्‌ उपदेश 
गुरु होनेकी पूण पात्रता होनेपर भी तुकारामबीने गुरुपनेकों अपने 
पास फटकने नहीं दिया ओर किसीकों अपना शिष्य भी नहीं कहा । इसी 
प्रकार उन्होंने जो उपदेश दिये हैं उन्हें उपदेश न कहकर उन्होंने 'ेंघ- 
व्ृष्टि? कहा है | हम भी इसे मेघ-द्ृष्टि ही कहें । 


तुका 'किसीके कानसे मन्त्र नहीं फूँकता, न एकान्तका कोई गुल 
शान रखता हे !! अर्थात्‌ तुकारामजी एकान्तमें उपदेश या मन्त्र नहीं 
दिया करते। इरि-चिन्तनका आनन्द लेते हैं और उसमें सबको सम्मिलित 
कर लेते हैं। शुरुपनेसे तो दूर ही रहते हैं। एक जगह उन्होंने कहा है 
कि छोगोकों भरमानेकी कोई कपटविद्या मैं नहीं जानता । भगवन्‌ ! 
' तुम्दारा ही कीतन करता हूँ, ठम्हारे ही उत्तम गुणोंकों गाता फिरता 
हूँ !! यह कहकर उन्होंने सामान्य छोकिक गुरू-नामघारियोका मिषे्न-सा 
किया है | आगे फिर उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पास कोई जड़ी-बूटी 
नहीं, कोई ऐज्द्रजालिक चमत्कार नहीं, में जमीन-बायदाद जोड़नेवाला 
कोई महन्त-मण्डछेश्वर नहीं, ठाकुरजीकी पूजा जहाँ बिकती हो ऐसी 
मेरी कोई दूकान नहीं, में कथावाचक नहीं जो कहे कुछ और करे 
कुछ ओर । मै पण्डित भी नहीं जो घट-पटकी खटपटका शाज्लार्थ कर 
सकूँ, ऐसा भवानी-भक्त भी नहीं जो मस्तकपर जलूती हुईं आगका 
घट छेकर चढूँ, गोमुखीमे हाथ डालकर माछा जपनेवाठा जपी 
मैं नहीं, जारण-मारण-उच्चाटन करनेवाका कोई ओश्षा मी मै नहीं 
हूँ। भगवन्‌ ! तुम्हारे कीर्तनके सिवा मै और कुछ नहीं जानता। 
मेरे भगवान्‌ मंदानमें हैं, मेरा 'राम-कृष्ण-हरि! मन्त्र प्रकट है 
मेरा उपदेश भी सींधी-सादीः बात हें। मुझे जो कुछ कहना होता 
है, सब हरि-कीतनमें कहता छूँ>*कॉशे छिंपाव नहीं, कोई दुराब 


तु ० [० ३७०---- 


४६८ श्रीत॒ुकाराम-चरिचत्र 


नहीं । तुकारामनीका सब काम ही ऐसा निश्छल, निर्मल भोर सरल दे | 
तुकारामनी कहते हैं-- 


गुरुशिष्यपण | हैं तों अधमलक्षण ॥ ? ॥ 
भूती नारायण खरा । आप तसाचि दूसरा ॥३ ०॥ 


गुरु बनना और चेला बनाना, यह तो अधमपना है। भूतमात्रमें 
नारायण हैं, ज़ब यह बात सच है तब जैसे हम है वैसे ही दुसरे भी 
हैं? नारायण हमारे अदर हैं वैसे ही दूसरोंके अंदर भी हैं । ठुकारामणी 
गुरू बनकर--शुरू-शिष्यका नावा जोढ़कर--एकत्वके भावकों भेदकर, 
तोड़कर--शुरुके नाते नहीं बौछते । नारायण प्रेरणा करके जैसे बुलबाते 
हैं वैसे ही बोलते ईं--बोरते कया हैं, मेघकी तरह बरसते हैं । 


मेघव्टिनें करावा उपदेश । परि गुरुनें न करावा शिष्य ॥ 
वाट लागे. त्याप्त | केला. अध॑ कर्माचा ॥ १॥ 


“उपदेश ऐसे करे जैसे मेघ बरसे । पर गुरु बनकर किसीको शिष्य 
न बनावे । जो कर्म करो उसका आधा भाग उसको मिलता है | 


इसकिये अच्छा तो यही है कि--- 


एकमेका॑ साह्य करूँ | अपधे परूँ सुपंथ ॥ 
“आपसमें हमछोग एक-दूसरेकी सहायता करें और सभी एक साथ 
सन्मागपर चढे |? 
हम-आप प्रेमसे एक प्राण होकर नारायणका अमृत गुणगान करें 
और भवसागर पार करें। 'अधिकारके न होते भी बढात्कारसे उपदेश? 


करनेवाके और सुननेवाले गुरु और शिष्य अन्‍्तमें पश्चात्तापके भागी 
होते हैं | 


उपदेशी तुका | मेघवृष्टीनें आइका ॥ 
संकल्पासी धोका | सहज तें उत्तम ॥ 9 ॥ 


मेघ-वृष्टि ४६७ 


सुनो, तुका मेघ-वृष्टिसे उपदेश करता है। सड्डल्पमें धोखा है, 
सहज जो है वही उत्तम है |? 


मेघ-बृष्टि-सा उपदेश करना प्रेम-रसके मेघोंका चरसना है--प्रेमसे 
जो निकल पड़े, उसमें सहजपना होता है--भसली रग होता है । 
ओर फिर जैसे मेघ-ब्ृष्टि जहों कहीं भी हो--पथरीले चद्टानोपर हो या 
जोत-नातकर तेयार किये हुए. खेतोंमें हो, उससे खेत छहलहा उठें या 
चट्टान धुककर स्वच्छ हो जायें, अथवा नक जम चाय या बह जाय, 
मेघोंकों इसकी कुछ भी परवा नहीं होती | वे बरसते हैं, चिसको जो 
लाभ होना होता है हो जाता है। नहीं होना होता उसे नहीं होता । 
मेघ अपना कार्य करते हैं। परमारथका साधन तो साधकको स्वयं ही 
करना पड़ता है । जो कमर कसकर लड़ेगा वह अवश्य विनयी होगा, 
जो कायर होगा वह रण छोड़कर भाग जायगा। यह सबके अपने 
करतबपर निभर करता है। मेघ-बृष्टिसह॒श उपदेशके द्वारा तुकारामजी 
सघधको ही एक-सा अमृत-पान कराते हैं। पान करना न करना सबकी 
अपनी इच्छापर निभर हे। स्वहितका साधन तो स्वयं किये बिना 
नहीं होता । 

चोरके द्वृदयमें उसीका छाञ्छन खटका करता है। इसको हम 
क्या करें, हम तो वर्षा-सा बरसते हैं |? 

जिसके जो दोष द्ोते हैं उन्हें वह नानता रहता दे । इम गुणोकी 
स्तुब्ि करते हैं ओर दोषोका त्याग करानेके लिये दोषोकी निन्‍्दा करते 
हैं। किसीके मर्मपर चोट करनेके छिये कोई बात नहीं कहते, किसी 
व्यक्तिको लक्ष्य करके कोई बात नहीं कहते । यह्द तो हरि-गुण-गानकी 
अमृतधारा है । 

परम अम्रताची धार | वाहे देवाही समोर ॥/॥ 
उध्ववाहिनी हरिकथा | मुकुटमणी सकक्ां तीर्था ॥९॥ 


४६८ श्रीतुकाराम-चरिश्र 


'सब तीर्थौंकी मुकुटमणि यह इरिकथा है--यह ऊध्वंवाहिनी 
परमामृतकी घारा भगवानके सामने बहती रहती है ।! 

भगवानपर इस सुधाधाराका अभिषेक होता रहता है। ओर छोरों- 
को उपदेशके तौरपर जन तुकारामजी कुछ कहते हैं तब भी 'मिघ यह नहीं 
पूछते कि कौन-सा खेत कैसा है ! 

जल बरसकर खेतीके काम आता हद या मोरियीोमेसे बह जाता 
है, इसका विचार मेघ नहीं किया करते । उनकी सबपर समान दृष्टि 
होती है। पतितपावनी गज्ञा पतित ओर पावन दोनोंकों ही समान 
भावसे नहराती हैं। अग्निके द्वारा देवताओंकों इविष्यान्न मिलता हद 
और खाण्डब वन भी भस्म होता है। पर किसीका स्पश-दोष अग्निको 
नहीं छगता । उसी प्रकार तुकारामजीकी मेघ-बृष्टि-सदश उपदेश-ह्ृष्टि 
सजन-दुर्जन रोनोपर समानरूपसे ही पड़ती है, सजन सुस्ती होकर 
स्तुति कर छेंगे और दुर्नन सिरपर चोट छंगनेसे तिछमिछाकर निन्‍्दा 
करने लगेंगे, पर--मिरे लिये यश भी कुछ नहीं, वह भी कुछ नहीं; मे 
तो दोनोंसे अछग हू ।? 

क्षेत्र बरसते हैं अपने स्वभावसे, भूमि जो लदलहा उठती द वह 
अपने देवसे |” 

३ तुकारामजीकी उपदेश्वपद्धति 


सबको समान उपदेश करनेका अभिप्राय सबको एक ही उपदेश 
करनेसे नहीं है । इरि-कीर्तनके द्वारा होनेवालछा उपदेश तो 
सबके लिये एक ही है; अन्यथा अधिकार तैसा कर्रू उपदेश! 
जेसा जिसका अधिकार वेसा ही उसको उपदेश किया जाता है--- 
जिससे जितना बौोन्ष उठाते बनेगा उतना ही उसपर छादा 
जायगा । चींटीकी पीठपर हाथीका होदा नहीं रखा जाता। 
बद्देलियेके पास कुल्हाड़ी, फन्‍दा ओर जाक सभी होता है, पर इन 
सबका उपयोग मोके-समोकेपर किया जाता है। कूटिल, खल, 


मेघ-चृष्टि ४६९, 


कृपण, ससारी, विरक्त, विछासी, शूर, पापी, पृण्यात्मा सभीकों और 
सभी जातियोंकों उनके सस्कार ओर अशभिकारके अनुसार उपदेश करना 
होता है। अच्छी नातिका अच्छा घोड़ा हो तो वह केवर इशारेसे 
चलता है | ओर अड़ियल टट॒टू हो तो बिना चाबुकके वह एक कदम 
भी नहीं चलता । धर्म-नीति-्यवद्धारका कुछ उपदेश सबके लिये समान 
होता है। सभीके सभी समय ग्रहण करनेयोग्य होता है और कुक 
उपदेश ऐसा भी होता है जो एकके ढिये आवश्यक तो दूसरेके लिये 
अनावश्यक भी होता है । किसे किस उपदेशका प्रयोजन होता है यह 
तो सबके अपने ही निणय करनेकी बात है | तुफारामश्ीने किस प्रसड्भसे 
'किसके लिये कौन-सा अभग कहा यह बाननेका तो अब कोई उपाय 
नहीं रहा दे | तथापि ठुकारामनीके भोताओमें सामान्यतः जिस प्रकारके 
लोग थे उसी प्रकारके कोग आज भी मौजूद हैं। खितने प्रकार उस 
समय रहे होंगे उतने आज भी हैं ओर सदा ही रहेंगे । इसलिये हर 
कोई तुकारामजीके अभगोसे अपना-भपना अधिकार जानकर बोध प्राप्त 
कर सकता है। सत सक्रिद्योके समान होते हैं, उनके पास सभी रोगोकी 
ओषधियों और भस्मादि होते हैं। अपने रोग और प्रकृतिके अनुसार 
'इर कोई ओषधि केकर अनुपानके साथ सेवनकर नीरोग हो सकता हैं । 
सत भवरोगको दूर करते हैँ । वैद्य तो खेर दाम और पुरस्कार भी चाहते 
हैं, पर सत प्रोपकाररत और निष्काम भक्त होते हैं, उन्हें और कोई 
मतलब गाँठना नहीं होता, वे चतुर्विध पुरुषार्थका दान करनेमे ही सुख 
मानते हैं। तुकारामजीके उपदेशोमे नितान्त सौम्य उपायसे छेकर पकड़ने, 
बॉघने ओर दागने! तकके उपाय शामिल हैं। उनके 'अमग'-दपंणमे 
अपना मेँह देखकर अपनी बीमारौकों पहचाने, ओऔषध सेवन करें, 
'पथ्यसे रहे ओर आरोग्य छाम करे। वेदिक ब्राह्मणोकों तथा स्वराज्य- 
सस्थापनके महत्कायमें कंगे हुए. शिवानी महाराचको, विद्धोंकों ओर 


'पापात्माओंकी, सच्चे मक्तोंकी ओर दाम्भिकोंको, भठोको ओर खलोको, 


४७० अओ्रीतुकाराम-चरिध्र 


वीरोंको और कायरोकों सबको तुकारामजीके अभगॉमे उपदेश मिलेगा ! 
निवृत्तिमार्गियों ओर ग्रजृत्तिमार्गियों, दोनोंकी तठुकारामजीने उपदेश 
दिया है, अर्थात्‌ विवेकके मुख्य-मुर्य सिद्धान्त बता दिये हैं। सत ओर 
तस्वदर्शी मुख्य सिद्धान्त ही बतलाया करते हैं, उनका ब्योरा नहीं, 
ब्योरेकी बाते व्यवहारसे तथा दूसरॉका आचरण देखकर माढछूम होती 
हैं । सिद्धान्तभर वे बतला देते हैं। सतोंका मुख्य काय जीवोकों माया- 
मोहकी निद्रासे जगा देना होता है | स्वयं जगे रहते हैं, दूसरोकी जगा 
देते हैं। और घर्मका रहस्य बतलछाकर उद्धारका मार्ग दिखा देते हैं। 
भक्ति, ज्ञान, वेराग्यका बोध कराकर उनकी देहबुद्धि नष्ट कर देते हैं, 
उनकी जीवदशाका दरिद्र दूर करके उन्हें स्वात्मसुखके अुवपदपर 
बिठा देते हैं, जीवॉको अभयदान देते हैं ओर अपने पुण्यचरित्र तथा 
समुज्ज्वक् प्रबोध-शक्तिगश्े जीवोंका देन्य नष्ट कर उन्हें स्वानन्द-साम्राज्य- 
पदपर आरूठ करते हैं। संतोंके उपकार माता-पिताके उपकारोंसे भी 
अधिक हैं। सब छोटी-बड़ी नदियाँ जिस प्रकार अपने नाम-रूपोके 
साथ जाकर ऐसी मिल जाती हैं जेसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो, 
उसी प्रकार त्रिभुवनके सब सुस्त-दुःख सतोके बोधमद्ाणवमें विलीन हो 
जाते हैं। तुकाराम महाराज ऐसे विश्वोद्भारक महामहिम महात्माओको 
प्रथम श्रेणीमें हैं। आइये, पाठक ! हम-आप उनके अमोघ उपदेशकी 
मेघ-इष्टिके नीचे विनम्न भावसे अपना मस्तक नवाकर इस अमृतवर्षाकी 
बोछारका आनन्द लें | 


४ दरि-भक्तिका सामान्य उपदेश 


इरि-भक्तिका उपदेश सबके लिये एक ही है--- 

खोल, खोल, आँखें खोल। बोल, अभीतक क्‍या आँख नहीं 
खुली ! अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्‍या पत्थर पैदा हुआ ? तैंने यह 
जो नर-तनु पाया है यह बड़ी भारी निधि है, जिस विधिसे कर सके 


मेघ-चृष्ठि 3७१ 


इसे साथंक कर। संत तुझे ज़्गाकर पार उतर बायेंगे। ( तू भी पार 
उतरना चाहे तो कुछ कर | )! 
2८ ् 
अनेक योनियोंमें मटकनेके बाद यह (नर-नारायणकी) जोड़ी मिली 
है | नर-तनु-णेसा ठाँव मिछता है, नारायणमें अपने चित्तका भाव छगा |? 
9 के 9 


“सुन रे सजन ! अपने स्वह्ितके लक्षण सुन । मनसे पण्दरिनाथका 
सुमिरन कर। नारायणका गुणगान कर, फिर बन्चन कैसा | भव- 
सिन्धुकोीं तो यह जान के कि इसी किनारेमें समा जायगा, फिर पार 
करना कया ? सब शाज्ञोंका सार और भुतियोका मर्म और यूुराणोका 
आश्यय तो यही है । ब्राह्मण, क्षत्रिष, वेब्य और शूद्र तथा चाण्डालको 
भी इसका अधिकार है; बच्चोंको, क्लिबोको, पुरुषोकी ओर वेश्यादिकोंकों 
भी इसका अधिकार है। तुका कहता है कि--अनुभवसे हमने यह 
जाना दे | इस आनन्दकों लेनेवाके ओर भी भक्त हैं ( जो यही कहेंगे 
जो में कह रहा हूँ )।! 

जो मन करोंगे वही पाओगे । अभ्याससे क्‍या नहीं होता ? 

“उद्योग करनेसे असाध्य भी साध्य हो जाता है अभ्यास ही फल 
देनेवाला है । 

श्रीहरिकी शरणमें जाओ, उन्हींके होकर रहो, उनके गुणगानमें 
मग्न हो जाओ, ससार जो होआ बनकर सामने आया है उसे भगा दो, 
और 'इसी देश्से, इन्हीं ऑलोसे मुक्तिका आनन्द छूटों ।! हरि-नाम- 
संकीर्तनसे भव-सिन्धु यहीं सिमट जाता है, यह तो तुकाराम महाराज 
अपने अनुभव” से कहते हैं | इरि-मजनमें क्‍या आनन्द है सो 
तुकारामजीमें ही देख लीलिये-- 

'दिन-रातका पता नहा, यहाँ तो अखण्ड ज्योति जगमगा 


४७२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


रही है । इसका आनन्द जैसे हिलोरं मारता है उसके घुखका वर्णन 
कहाँतक करूँ ११ 


शीहरिके प्रसादसे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं--- 


यही भवरोगकी ओषधि है। जन्म, जरा ओर सब व्याधि इससे 
दूर हो जाती हैं। द्वानि तो कुछ भी नहीं होती, घडरिपुभोका इनन 
अवश्य हो जाता है | छहों शाज्गर, चारो वेद और अठारहों पुराणोंके जो 
सारसवंस्व हैं उन श्यामसुन्दरकी छबिकों अपनी आँखों देख छो, 
कुटिल-खछ-कामियोंका स्पर्श अपनेकों न होने दो, मुखसे निरन्तर 
विष्णुसहलनाम-माला फेरते रहो |? 


अपने ( निज स्वरूपके ) घरसे बाइर न निकको, बाइरकी ( देह- 
बुद्धिकी ) हवा न रूगने दो, बहुत बोलना छोड़ दो ओर दूसरे (अनात्म) 
सड़से सावधान होकर बचते रहो |? 


अनुताप-ती थम नहा छो ओर दिग-बस्नको ओद को, जिसमें 
आशाका पसीना निकल जाय | तब तुम वेसे ही हो जाभोगे जेसे पहले 
थे ( अर्थात्‌ मूल सब्चिदानन्दस्वरूप ) | इसलिये तुका कहता है, वेराग्य- 
भोग करो।! 


अनुताप करते हुए भगवानसे यह कशे--में तो अनाथ हूँ, अपराधी 
हूँ, कमहीन हूँ, मन्दमते और जडबुद्धि हूँ। दे इृपानिधे ! हे मेरे 
माता-पिता | अपनी वाणीसे मेंने कभी तुम्हें नहीं याद किया। तुम्हारा 
शुण-गान भी न सुना ओर न गाया। अपना हित छोड़ छोक-लाणके पीछे 
मरा किया | इरि-कीतं॑नमें सतोंका सक्छ मुझे कभी अच्छा नहीं छंगा | 
पर-निन्दामें बड़ी रुचि थी, दूसरोकी खूब निन्‍्दा की | परोपकार न मैंने 
किया न दूसरोंसे कभी कराया, दूसरोंकों पीड़ा पहुँचानेमें कभी दया न 
आयी । ऐसा व्यवसाय किया जो न करना चाहिये ओर उससे बनाया 
क्या तो अपने कुठम्बका भार ढोता फिरा। तीर्थोकी कभी यात्रा नहीं की, 


मेघ-वृष्ि ७७३ 


केवल इस पिण्डके पाकन॑ करनेमें हाथ-पैर हिलाता रहा | मुश्नसे न सत- 
सेवा बनी, न दान-पुण्य बना, न भगवानकी मूर्तिका दर्शन भर पूजन- 
अचंन ही बना। कुसजझ्षमें पड़कर अनेक अन्याय ओर अ्रभम किये। 
स्वह्ित क्‍या है, उसमें कया करना होता है, कुछ समझ नहीं पडता, 
क्या बोलूँ, क्या याद करूं यह कुक भी नहीं जान पड़ता । मैंने अपना 
आप ही सत्यानाश किया, में अपना आप ही बदला लेनेवाला वैरी 


बना | तुका कहता है, भगवन्‌ ! तुम दयाके निधान हो, मुझे इस 
भवसागरके पार उतारो |? 


भगवानसे इस प्रकार पश्चात्तापके साथ गद्गद-कण्ठसे अपने सत्र 
कृत कर्मों ओर अपराधोंकों कह ज्ञाना चाहिणे, उनसे करुणाकी मिश्ना 
ओर सहायता मॉगनी चाहिये, उनकी शरण हो जाना चाहिये, जो 
दोष पड़ले हो चुके उन्हें फिरे न करनेके सम्बन्ध्मं सावधान रहना 
चाहिये और सदा ही भगवानका स्मरण, भगवानका गुण-गान ओर 
भगवानका ध्यान करते रहना चाहिये। इससे यह दीनवत्सछ अनश्य 
दया करेंगे ओर ऊपर उठा छेंगे। शुद्ध-चित्तसे भगवानके गुण गावे, 
सतोंके चरण पकड़े, दूसरोके गुण-दोषोंकी व्यर्थ चचों करनेमें समय 
नष्ट न करे, शरीरकों सफल करे ओर इस प्रकार भगवानका प्रसाद 
छाम करे | 


६25 रे रे 


भवसागरकों तैरकर पार करते हुए, चिन्ता किस बातकी करते 

हो ? उस पार तो बह कटिपर कर परे खड़े हैं। जो कुछ चाहते हो 
' उसके वही तो दाता हैं। उनके चरणोमें जाकर कछिंपट ज्ञाओ | वह 
जगस्वामी तुमसे कोई मोल नहीं लेंगे, केवर तुम्हारी भक्तिसे शी तुम्दें 
अपने कन्घेपर उठा ले जायेंगे | तुका कइता है, पाण्डुरज्ञ जहाँ प्रसन्न हुए 
तहाँ भक्ति और मुक्तिकी चिन्ता क्या (-वहाँ देन्य और दारिद्रथ कहाँ १! 


४७७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


७ संसारमें रहते हुए सावधान 


“(हम संसारी लोग मछा संसारकों कैसे छोड़ सकते हैं ?” ठीक है, 
ससास्मे ही बने रहो पर हरिको न भूछों | दरिनाम जपते हुए सब काम 
न्‍्याय-नीतिसे किये चछो । इससे ससार भी सुखद होता है। नहीं तो 
'सवाब न अजाब, कमर टूटी मुफ़्तमे! वाली मसल ही चरिताथ हुई तो 
क्या ससार बना? यह बना कुछ तो पशुओका-सा ससलार बना, 
मनुष्योका-सा नहीं! इस ससारमभे सुख है ही नहीं | कारण 'सुख 
जौबराबर है तो दुःख पहाढ़वराबर ।! ससारके विधयमें सबका यही 
अनुभव है । मॉ-बाप, ख्री-पुत्र, सज्ञी-ठाथी, धन-दोछत, राजा-मददाराजा 
कोई भी क्‍या हमे झृत्युसे बचा सकते हैं?! यह शरीर तो काका 
कलेवा है ।! 


(१ ) कौड़ी-कौड़ी जोड़कर करोड़ रुपये इकडे करो, पर साथ तो 
एक छंगोटी भी न जायगी | 


(२) सगी-साथी एक-एक करके चले। अब तुम्हारी भी बारी 
आवेगी, क्‍या गाफिल होकर बैठे हो ? अब अकेक्े क्या करोगे / काछ 
सिरपर सबार है। अब भी सावधान हो जाओ, इससे निश्तार पानेका 
कुछ उपाय करो । 


(३ ) तुम्हारी देह तो नहीं रहेंगी, इसे का खा जायगा। अब 
भी जागो, नहीं तो, तुका कहता है, धोखा खाओगे ( नशेके बीच 
मारे जाओगे )। 


इस बातकों ध्यानमें रखो और अदर सावधान रहते हुए 
प्रपश्न करों । 

'सचाईको बिना छोड़े सच्चे व्यवह्वास्से घन बोड़ो ओर उसमें मनको 
बिना अटकाये निःसक्ञ होकर उसका उपयोग करो। पर-उपकार करो, 
पर-निन्दा मत करो और पर-स्लियोंको माँ-बहिन समझो । प्राणिमात्रमें 


मेघ-वृष्टि ७४७५ 


दया-साव रखो, गाय-बेछ आदिका पालन करो | जगलमें जहाँ कोई 
जलाशय न हो, वहाँ प्यासेकी पानी पिछाओ ।* 


इस प्रकार अपना भाचरण बना छोगे तो णहस्थाभ्रम ही परमार्थका 
साधन हो ज्ञागगा । और इस आचरणमें कुछ कठिनाई भी नहीं है ! 


'परर-सत्रीको माता माननेमे हमारा क्या खच हुआ जाता है ?! 


पर-द्रव्यकी इच्छा या पर-निन्दा हम नहीं करेंगे ऐसा निश्चय यदि 
कोई कर ले तो इसमें उसके पल्‍्ढेका क्या जायगा ! बेठे-बेंठे राम-राम 
रटा करें, संत-बचनोंपर विश्वास रखें, सत्य-भाषणका त्रव छे के तो इससे 
क्या द्ानि होगौ !! 


तुका कहता है, इससे तो भ्रगवान्‌ मिल जायेंगे, ओर कुछ करने- 
का काम ही बहीं !? 


पर घर-ग्रहस्थीके प्रपश्चमें छणे रहते हुए एक बात न भूलना । क्या (- 


यह छ्षणकाछीन द्रव्य, दारा और परिवार तुम्हारा नहीं दे । 
अन्तकालमे जो तुम्हारा होगा वह तो एक विद्ठल ही है, तुका कहता है, 
उसीको जाकर पकड़ो ।! 


तुकाराम महाराजका यही सुख्य उपदेश हे। मुख्य उपासना 
सगुण भक्ति? के विषयमें विस्तारपूवंक विवेचन श्ससे पहले किया जा 
चुका है। यथार्थमें ठकारामजीके सभी अभंग इसी प्रकारकी मेघ-वर्षा 
हैं। इमारे ऊपर इस अमृत-वर्षाकी कड़ी छगे भोर इमछोगोमेंसे हर 
कोई कृताथ होनेका अपना रास्ता दूँद छे। भगवान्‌, भक्त और 
भगवन्नाम” कै विषयमें तुकारामनीके उपदेश इससे पहले अनेक बार 
उल्लिखित हो चुके हैं, इसलिये यहाँ उनकी पुनराइत्ति न करके अब यह 
देखें कि सबं-सामान्य व्यवहार-नीतिके सम्बन्धमें विविध प्रकारके लोगोंकों 
उन्होंने किस-किस प्रकारके उपदेश दिये हैं । 


श्जद श्रीतुकाराम-चरित्र 


६ संसारियोंकी उपदेश 


निष्काम भक्तिका डका बजानेके लिये ही तुकारामजीका जन्म 
हुआ था। जो छोग ओर जो मत भक्तिके बिरोधी ये उनकी खबर लेना 
तुकारामजीके लिये इस प्रसज्ञसे आवश्यक हुआ, बही नहीं, प्रत्युत 
भक्तिमार्कके भी कई स्वॉग ओर दोंग उन्हें जड़-मूछसे उखाड़कर 
फेकने पड़े । भक्तिके नामपर समानञषमें प्रतिष्ठा पाये हुए. अनेक अभि- 
सानी, विषयाचारी, अनाचारी, पेट्के पुधारी और दाम्मिक छोग 
अपना-अपना उल्छू सीधा कर रहे थे। यह आवश्यक था कि उन्हें सच्चा 
भक्ति-मार्ग दिखाया जाता और इसके लिये यह भी आवश्यक हुआ 
कि उनके दोष उन्हें दिखाये जाते । 


भगवानके कहलछाकर मगवानका ही अनादर करते हैं ! यह देखकर 
बढ़ा ही आश्रय होता है। अब उन साधारण लोगोंकी कह ही क्‍या 
सकते ई जिन बेचारॉपर ग्रहस्थीका बोझ कदा हुभा दे ! 


भगवानका आदर-सत्कार कैसे किया जाता है, हाथ ब्रोड़कर केसी 
नम्नताके साथ उनके सामने रहना पड़ता है, भगवानके सामने कोई 
कोछाहल न मचे इसका प्रबन्ध करके कैसी शान्ति, शुद्धता भौर लीनताके 
साथ उनका पूजन करना चाहिये, उत्तमोत्तम पदार्थ भगवानके लिये केसे 
जुटाये जाते हैं, कम-से-कम भगवानके सामने तो मनके सारे मलिन विचार 
दूर करके केसी अन्‍्तर्बाह्म शुचिताके साथ चाना चाहिये, ये सीधी सादी 
बातें अपनेकी भगवानके भक्त बतानेवाके लोग न जानें, यह तो बड़े 
ही दुःख ओर आश्रयकी बात है | कथया-कीत॑नमें कथा-कीतेनकों एक 
तमाशा-सा या एक बहुत मामूली रस्म-सी समझते हुए अपने-अपने 
घन-मानकी बड़ाईमें फूले रहकर गप-शपमें वह समय किसी प्रकार बिता 
देना, जौर-जोरसे बोलना, सतोंका सत्कार करनेसे मुकरना, पान चबाते 
हुए या अशुचि-अवस्थामें भगवानके सामने जाना, भगवानकी पूजाके 


मेघ-वृष्टि ४9७ 


लिये सड़ी सुपारियों रखना, मोटे चावल ओर सस्ते-से-सस्ता घी हवनके 
लिये छाना, ऐसी असख्य बातें हैं जो छोग ज्ञाने-बे-जाने किया करते 
हैं ? भगवानकों चाश्ते हो तो चित्तको मलिन क्‍यों रखते दो ? 
अभिमान, अकड़, आलस्य, लोक-लछाज, चश्चछुता, असद्बथवहार, 
मनोमालिन्य इत्यादि कूढ़ा-करकट किसलिये जमा किये हो ? कम-से-कम 
भगवानके भक्त कहानेवालॉकों तो ऐसा नहीं चाहिये। केवल बाइरी 
भेस बना लेनेसे थोड़े ही कोई भक्त होता है ! 


आग लगे उस बनावट स्वॉगर्मे ज्ञिसके भीतर काहढिमा भरी 


हुई है ।' 


बस्नोकी रूपेटकर पेट बड़ा कर लेनेसे, गर्भवती होनेकी बात 
जड़ानेसे, दोइदका स्वॉग भरनेसे “बच्चा थौड़े ही पेंदा होता है, केवल 
इंसी होती है ?” 


“इन्द्रियोका नियमन नहीं, मुखम नाप नहीं, ऐसा जीवन तो 
भोजनके साथ मक्खी निगल जाना है, ऐसा भोजन क्या कभी सुख दे 
सकता है ?! 


रे रे से 


“विषय-विलासमें पड़े मिष्ठान्षका भोजन करके इस पिणंड पोसनेकी 
ही जिसे सूक्षती है उसका ज्ञान तो बड़ा ही अधम है । एक-एक कोर 
बड़े स्वादसे मुंहमें डालता है ओर यह नहीं जानता कि यह पिण्ड तो 
क्षणभर ही साथ रहनेवाला है, इसे पोसनेसे क्‍या हाथ आनेवाला है ! 


“इतना भी सोच-विचार जिसमें नहीं उसे क्या कहा जाय १ शुक, 
जनक-जेसे महायोगी अपने वैराग्य बढसे ही परमपदके अधिकारी हुए | 
ससारकी सारी आशाओं ओर अभिलाषाओँका त्याग किये बिना 
भगवान्‌ नहीं मिलते | 


छ८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


'आशाको जड़-मूलसे उखाड़कर फेक दो तब गोखाई कइलछाओ, 
नहीं तो ससारी बने रहो, अपनी फननीहत क्यो कराते दो १! 


'ओऔहरिसे मिलना चाइते हो तो आशा-तृष्णासे बिह्कुछ खाली हो 
जाओ । जो नाम हरिका छेते हैं पर--हाथ छोभमें फूँसाये रहते ओर 
असत्‌ , अन्याय और अनीतिको ढिये चलते हैं वे अपने पुरखोको 
नरकमें गिराते हैं और नरकके कीड़े बनाते है ।” 

9 थे 8 
अमभिमानका मुँह काछा ! उसका काम अँपेरा ही फेलाना है । 
सब काम मटियामेट करनेके छिये पीछे छोक-छाज छंगी हुई है ।” 


दम्म, आशा, तृष्णा, अभिमान, भजन करते कोकछाज-इन 
सब दोषोंसे कम-से-कम वे छोग तो बचें नो अपनेको भगवानके प्यारे 
बतछाते हैं! ज्ञो जी-जानसे भगवानकों चाइते हैं वे अपने प्रेमको 
सावधानीसे बचाये रहें, प्रतिष्षको शूकरी विष्ठा समश के, इथा वादमे 
न उल्झें, अइड्लारी तार्किकोके स्लसे दूर रहे और कोई ढॉँग- 
पाखण्ड न रचें । 
पस्वॉग बनानेसे भगवान्‌ नहीं मिलते । निर्मल चित्तको प्रेममरी 
चाह नहीं तो नो कुछ मी करो, अन्त केवल आइ ' है ! तुका कहता 
है, जानते हैं पर जानकर भी अन्धे बनते हैं 
फट छ ््‌ 
सबके अढृग-अछग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बॉटते 
किये। अपने विश्वासकों जतनसे रक्‍्खो, दूसरोके रगमे न आओ । 
8 कछ 2] 
धवाद-विवाद जहाँ होता हो वहाँ खड़े रहोंगे ती फेम फँसोगे । 


मिलो उन्‍्हींमें जो सर्बतोभावसे सम-रसमें मिल्ठे हों। वे ही तुम्हारे कुल- 
'परिवार हैं |! 


मेघ-चुष्टि ४७९ 


भक्तोंके मेहेका जो आनन्द है उसका कुछ भी आस्वाद अविश्वासी- 
को नहीं मिलता ओर वह सिद्धान्नमें कंकड़ीकी तरह अछूग ही रहता है । 

भगवानकी पूजा करो तो उत्तम मनसे करौ। उसमें बाहरी 
दिखावेका क्या काम ? जिसको जानना चाहते हो वह अन्तरकी बात 
जानता है | कारण, सच्चोमे वही सच है |? 

प्रन्तु-- 

'भक्तिकी जाति ऐसी है कि स्ंस्वसे हाथ घोना पड़ता है !! 

5) 8 ५9 


नेत्रोमें अश्रबिन्दु नहीं, ृदयमे छटपटाइट नहीं तो भक्ति काहै- 
की ? वह तो भक्तिकी विडम्बना है, व्यथंका जन-मन-रण्जन है | 
स्वामीकी सेवार्में जो सादर प्रस्तुत नहीं हुआ उसे मिल ही क्या सकता 
है? तुका कहता है जबतक दृष्टि-से-हश्टि नहीं मिली तबतक मिलन 
नहीं होता ।! 

“यह तो क्रियायुक्त अनुभवका काम है |? 

अहंता नष्ट हो। भगवानके स्तुति-पाठमें सच्ची भक्ति हो, हृदयकी 
सच्ची छगन हो | इरि-चरणॉमें पूर्ण निष्ठा हो तब काम बने | 

सेबकके तनमे जबतक प्राण हैं तबतक स्वामीकी आज्ञा ही उसके 
लिये प्रमाण है |! 

देव-घमंगुरुओंकी आशाका इस प्रकार निष्ठापूषक पालन करके 
भगवानके द्ोकर रहो । ज्ञान-लव-दुर्विदग्ध तार्किकोकी अपेक्षा अपढद, 
अनजान भोढे-भाले लोग ही अच्छे होते हैं । त॒कारामजी कहते हैं कि, 
भृज्न बल्कि अच्छे हैं, ये विद्वान्‌ तार्किक तो किसी कामके नहीं ।? 


तुकारामजीका कीर्तन घझुनने या दशन करने जो लोग आया करते 
थे उनमें ससारी छोग ही प्रायः हुआ करते थे। त॒कारामजीने अपनी 
गइस्थीकी होली जला दी, एकनाथ महाराजकी गदस्थी अनुकूल गहिणीके 
होनेसे सुखसे निमभ गयी और समर्थ रामदास गशइस्थीके वन्धनमें पड़े ही 


8८० श्रीतुकाराम-चरित्र 


नहीं। ये तीनों ही मशत्मा विरक्त थे, तीनों ही अंदरसे पूर्ण त्यागी थे, 
बाइरी वेषकी बात तो किसी भी हाल्तमें गोण ही होती है। पर 
सर्वंसाधारण मनुष्य ऐसे केसे बन सकते हैं ? सब तो बाल-बच्चे, घर- 
द्वार, काम-पधेमे ही उछसझ्े रहते हैं, उछक्षा नहीं रहता एकाघ ही कोई ! 
इसकढिये इन महात्माओने ससारको संसारके अनुरूप ही उपदेश दिया 
है। घर-गिरस्तीका सब काम करो, पर भगवानकों मत भूछो, मुखसे 
“हरि, इरि! उचारो और सदाचारसे रशे, भ्रुति-स्मृति-पुराणोक्त घर्मका 
पालन करो, इससे अधिक सामान्य जनोकों ओर क्या उपदेश दिया जा 
सकता है ? भगवानके लिये सवस्वसे हाथ धोनेकों तेयार शो जाना 
पूब-पुण्यके बिना नसीब नहीं होता। इसलिये अब सामान्य घनोको' 
तुकारामणीने तरह-तरहसे केसे समझाया है, कभी मनाकर ओर कभी 
डॉट-डपटकर कैसे सावधान किया है, पटरीपरसे नीचे उतर आयी हुईं 
समाजकी गाड़ीको धमंनीति-न्यायकी पटरीपर फिरसे केसे छाकर खड़ा 
किया, छोगोंके दोष दूर करनेके लिये उन दोषोको कैसे निधड़क चोड़े छे 
आये ओर कैसी उन्होंने उनमें भगवान्‌, भक्त ओर घम्मके प्रति सच्चा 
प्रेम जगानेके प्रयत्तकी ह्‌द कर दी, इसको अब इमलछोग देखें । 


“इस संसारमें आये हो तो अब उठों, जल्दी करो और उन उदार 
पाण्डुरज्षकी शरणमें जाओ। यह देह तो देवताओंकी हे, घन सारा 
कुबेरका हे, इसमे मनुष्यका क्‍या हे? देने-दिलानेवाला, छे जाने- 
छिवा छे जानेवाला तो कोई और ही है, इसका यशाँ क्या धरा है ! 
निमित्तका धनी बनाया है इस प्राणीकों ओर यह 'मेरा-मेरा! कहकर 
व्यथ ही दुःख उठाता है। तुका कह्दता है, रे मूर्ख ! क्‍यों नाशवानके 
पीछे भगवान्‌की ओर पीठ फेरता है १? 


बुद्धिमाज्ोंके लिये यह एक ही वचन बर है ! चश्चक्ष चित्तका 
पीछा न कूर सब सम्रय प्रेमसे गाते रहो ।? नामके समान और कोई 


मेघ-वृष्टि 8८१ 


सुल्म साधन नहीं है। यह निश्चयक्रा भेरु है। सबसे हाथ जोड़कर 
तुकारामजों यह बिनती करते हैं कि, अपने चित्तको शुद्ध करो ।? 

“भगवानका चिन्तन करनेमें ही हित है। भक्तिसे मनको शुद्ध 
कर छो | तब, तुका कहता है, दयानिधि, इस नामके कारण, पार 
उतारेंगे |? 

कथा-कीतन सुनते नींद आ जाती है ओर पलझ्ञपर पड़ा-पड़ा यह 
संसारकी उधेड़-बुनमें छग्पटाता जागकर रात बिताता है। “कम-गति 
ऐसी गहन है, कोई कहाँतक रोये !? यही जागरण और यही छटठ्पटाइट 
भगवानके चिन्तनमें क्‍यों नहीं छगा देते ? भगवानने जो इन्द्रियाँ दी ईं 
उन्हें भगवानके काममे क्यो नहीं छगा देते ? 

'मुखसे उनका कीत॑न करो, कानोंसे उनकी कीर्ति सुनो, नेत्रोसि 
उन्हींका रूप देखो । इसीके छिये तो ये इन्द्रियों हैं। त॒का कद्दता है, 
अपना कुछ तो स्व-ह्वित साथ छेनेम अब सावधान हो जाओ ।! 

2 9 2 

'ससारका बोझ सिरपर छादे हुए दोड़नेमें बड़े खुश हैं। ट्द्दी' 
जानेके लिये पत्थर इकटठे करते हैं, मनमे भी उसीके सड्डल्प रखते हैं । 
लोक-लछाज केवल नारायणके काममे है, यहाँ कुछ बोलते हुए जीम भी 
लड़खड़ाने लगती है | तुका कहता है, अरे निलूंज्ज ! अपने ससारीपन- 
पर--बैछकी तरह इस बोझ्के ठोनेपर इतना क्यों इतराता है १? 

ऐसे अत्यन्त आसक्त संसारियोंके लिये तुकारामजीका उपदेश है--- 

शरीहरिके जागरणमे तेरा मन क्यो नहीं रमता ? इसमें क्‍या घाटा 
है ? क्‍यों अपना जीवन व्यथ खो रहा है ? जिनमें अपना मन अठकाये 
बेठा है वे तो तुझे अन्तमे छोड़ ही देंगे । तुका कहता है, सोच छे, तेरा 
राम किससे है १? 

छ छ के 


तु० रा० ३१--- 


४८२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


'पर-द्रव्य और पर-नारीका अभिलाष जहाँ हुआ वहींसे भाग्यका 
हास आरम्म हुआ |? 

ल्ली ओर घन बढ़े खोटे हैं। बड़े-बड़े इनके चकरमें मटियामेट 
हो गये | इसलिये इन दोनोंकों छोड़ दे, इसीसे अन्तमे सुख पायेगा ।? 

यह उपदेश तुकारामजीने बार-बार किया है। अपनी स््रीके इशारे 
पर नाचकर रण न बने और पर-छीको छूत माने ! इससे गइस्थीका 
सारा प्रपञ्न उदासीन भावसे करते हुए सारा घन परमाथमें छगाते 
बनता है। अपनी ज्जीसे भी फेवर युक्त सम्बन्ध ही रखे, तभी कुछ 
पुरुषाथ बन सकता है। इसी अभिप्रायसे एक स्थानमें तुकारामजीने 
कहा है कि ज्जीको दासीकी तरह रखे |!” भीमद्धागवतमें भी स्त्री ओर 
स्रेणका सक्ल बड़ा ही हानिकर बताया है । 

(विधिपू्वक सेवन विषय-त्यागके ही समान है|” विषयीपन स्जी 
ओर पुरुष दोनोंकी हानि करनेवाला है | 


० कक कै 


अहसा तो भागवतघमंकी एक खास चीज है। वारकरियोमें कोई 
भी मांसाहारी नहीं होता, यदि कोई हो तो उसे छुच्चा-छफगा समझना 
चाहिये। सबमें भगवानकों देखो, यही तो सतोंकी मुख्य शिक्षा है । 
प्राणिमात्रमें इरिके सिवा ओर कोई पूजापन न देखे । इस स्थितिको जो 
प्रात्त होना चाहे उसके लिये हिंसा तो त्याज्य ही है। घिकार है उस 
हुजनकों जिसमें भूत-दया नहीं !! सब जीवॉकों जो अपने समान जीव 
नहीं समझता उस चाण्डालकों क्या कहा जाय ? 
(का कहता है, दूसरोंके गलेपर छुरी फेरते तो इसे मजा आता है, 
पर जब अपनी बारी आती हद तब रोता है ।? 
कालीमाईके सामने अपनी मनोती पूरी करने या पेट भरनेके लिये--- 


“ददूसरोंके सिर काटते हैं, इस निर्दयताकी कोई इृद नहीं ! बच्चाजी 


मेघ-चृष्टि ४८३ 


दूसरोंके सिर क्या काठते हैं, उधार केकर खाते हैं और यपपुरीमें जाकर 
उसे चुकाते हैं। दूसरोंकी गर्दनपर, जो छुरी चछाता है, यह नहीं 
जानता कि इन जीबोमें भी जान है, उसके-जैसा पापी वही है । आत्मा 
नारायण घट-घटमसे है, पशुओमे भी है, इतनी-सी बात क्‍या वह नहीं 
समझ सकता | जीवको बिरूखता-चिल्लाता देखकर भी इस निदयीका 
हाथ उसपर जाने कैसे चछता है !? 

ऐसे चाण्डालकों यह भी नहीं सूझता कि इस कामसे इस दूसरे 
जन्मके लिये अपने वैरी निर्माण कर रहे हैं ! 


बड़े शोकसे उसका मास खाते हैं, यह नहीं जानते कि इस तरह 
बैरी जोड़ते हैं !! 
९9 2] 
कन्या, गो और हरि-कथाका विक्रय करके नरकका रास्ता नापने- 
वालोंको तुकारामजीने बहुत-बहुत घिकवारा है। गायत्री बेचकर जो पापी 
पेटको पाछते हैं, कन्याका विक्रय करते हैं और नाम-गानकर जो द्रव्य 
माँगते हैं, वे घोर नरकमें जा गिरते हैं, उनका सक्ष हमें पसन्द नहीं ! ये 
मनुष्य-योनिमें कुत्ते ओर चाण्डाल हैं|? शास्त्रोमें साहक्कत कन्यादान, 
प्रथ्वीदान समान! कहा है। पर जो कन्याका विक्रय करते हैं, गो-रक्षण 
और गो-पाछन अपना स्व-घर्म होते हुए भी जो गौओको बेचनेका 
व्यवसाय करते हैं, जो हरि-कथा-माता और नामाम्रतकों बेचते फिरते हैं 
वे अधमोसे भी अघम हैं |? 
रे 
स्लरी-जातिको तुकारामजीका सामान्य उपदेश इतना ही हुआ करता 
था कि स्त्री पतित्रता बनी रहे, शीलकी रक्षा करे, धर्मकार्यमें पतिके 
अनुकूल आचरण करे, घर-आँगन श्ाड़-बुह्दर, लीप-पौतकर स्वच्छ रखे, 
तुलसी ओर गोकी पूजा करे, अतिथियोंका आतिथ्य और ब्राक्षणोंका 
सत्कार करे, कथा-कीत॑न श्रवण करे, घरमें सबको सुखी और शान्त रखने- 


४८४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


का यत्न करे और बाल-बच्चोंमें भी इरि-भजनका प्रेम उत्पन्न किया 
करे । एक स्थानमें उन्होंने कहा है कि कुलबती जी अपनी शुद्धता और 
सतीत्वकी रक्षाके लिये अपने प्राणतक न्योछावर कर देती हे, कभी 
अनाचारमे नहीं प्रवच होती । 

स्रीका चित्त शान्‍्त और सन्तोषी होना चाहिये, यह बतछाते हुए. 
क्रोधी ज्लीका वर्णन करते हैं-- 

“उनकी भौहें सदा चटी ही रइती हैं, और हृदय सदा जला ही 
करता है। मुँह ऐसा छंगता है जैसे दो टूक हुई उपरी हो | ठुका कहता 
है, उसका चित्त तो कमी शान्त रहता ही नहीं ।' 

तुकारामजीने स््रीका मुख्य धर्म पातित्रत्य ही कहा है। पति द्दी 
उसके लिये प्रमाण! है। ठ॒कारामजीने अपनी सत्रीकों जो उपदेश किया 
उसका प्रसदड् आगे आवेगा; पर यहाँ-- 

झाड़-बुह्ार, ठुछढती, अतिथि और ब्राह्मणोका पूजन, सवतोभावसे 
भगवद्धक्तोंका दासत्व, सुखमे सदा श्रीविदछका नाम!--इन छः नियम- 
रल्नोंका यह रत्नह्ार ठुकारामजीके प्रसाद रूपसे सब ज्रियोकों अपने 
गछेमें पहन छेना चाहिये ओर इस तरह वे-- 

“अपना गला इस जजालसे छुड़ा लें, गर्भवासके मह्दान्‌ कष्टसे बचें, 
इस क्षुद्र सुखपर थूक दें और परमानन्दको प्रास करे |! 


* पा े 


स्रेण-पति, कुछया-छ्ली और गुरुकी अवज्ञा करनेवाले कुपुत्रोंको 
तठ॒ुकारामजीने बढ़ी फटकार बतायी है । जो ज्ली ऐसी जबरजग हो कि 
पतिसे अपनी ही सेवा कराती हो, अपनी छो भगवान-सी पूजा कराती 
हो? और पतिको कुत्ता बनाकर रखे हुए हो! और वह भी “गधा 
बनकर” कामान्ध हो उसीको घेरे रहता हो, उसके पीछे अपने ही 
स्वजनोंकों दूर करता हो वह अपने जीवनको व्यथ ही नष्ट कर रहा है । 


मेघ-वृष्टि 8८५ 


'्रीके अधीन जिसका जीवन हो जाता है, उसके दशनसे बड़ा 
अपशकुन होता है । मदारीके बदर-से ये जीव जाने क्यों जीते हैं ।' 


स्रीके मिष्ट-भाषणपर छट्टू होकर किस प्रकार कामी पुरुष अपने 
हित-नातको छोड़ देता है, इसका बड़ा दी मजेदार वर्णन उन्होंने तीन- 
चार अभगोंमे किया है | 


एक छाडली स्री अपने पतिसे कहती है, क्या कर्खें ! मुझसे अब 
खाया भी नहीं जाता | दिनमें तीन बार मिछाकर एक मन गेहूँ ही बस 
होते हैं! परसो ही आप चीनी के आयें सो सात दिनमें दस सेर ही 
खपी ! पेटमें पीड़ा रहती है, इसलिये और तो कुछ नहीं, केवल दूधके 
साथ चावल खाती हूँ और अनुपानके लिये घी और चीनी चाट जाती 
हूँ! किसी तरह दिन काटती हूँ। नींद आती नह्दी इसलिये बिस्तरके 
नीचे फूछ बिछा छेती हूँ, बच्चोकों पास सुलार्ऊँ वो मइन नहीं होता 
इतनी तो दुश्नंछ हो गयी हूँ, इसलिये आपहीसे कहती हूँ कि बच्चोको 
सेभाक किया करों | मस्तकमे सदा द्दी पीड़ा रहती है इसलिये चन्दनका 
लेप लगाना पड़ता है ! मेरी तो यह हालत है) मरी जाती हूँ, पर 
आपको क्‍या ! मेरे तो हाड़ गल गये और यह मांस फूल आता है ! 
कहाँतक रोऊँ ओर किसके पास रोऊें !? 


तुका कहता है, जीते-जी ही गधा बना और मरकर सीधे 
मरक पहुँचा |? 

पतिकी यह गति करनेवाली ऐसी सिर-चढ़ी जबरजग जस्री पतिके 
कान फूँका करती है और फछते-फूलते घरमें फूट डाल देती है । 'पतिसे 
घुल-घुरूकर बातें करती है, कहती है, मेरी-जैसी दुखिया ओर कोई 
नहीं ! मुझे सतानेमें तुम्हारी माँ, मेरी देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, 
ननद-सबने जेसे एका कर लिया हो । अब किसकी छायथामे रहूँ, बताओ !? 


'प्राणोको म्रुद्दीमें लिये बन-ठनके चलती हूँ जिसमे कोई कुछ जाने 


४८६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


नहीं, पर आपको अभीतक कुछ खयाल नही, कुछ हया नहीं ! अब अपना 
घर अछग करो तो मैं रह सकती हूँ, नहीं तो अब प्राण ही दे ढूँगी ।! 


लाडली ज्लीका ऐसा निश्चय जब सुना तब वह कामान्ध छरूम्पट पति 
अपनी ख्रीसे कहता है, 'तुम ऐसा दुःख मत करो, देखो मैं करू ही 
मॉ-बाप, माई-बहिंन सबको अछग करता हूँ और तब-- 


तुम्हें सिकड़ी, बाजूबन्द, खोर ओर बेंदी सब बनवा दूँगा । फिर 
मेरी तुम्हारी जोड़ी खूब बनेगी ।' 

'तुका कहता है, छीने उसे गधा बनाया और यह भी उसके 
होसलोका बोझ छादे उसके पीछे-पीछे चला ।! 


ऐसे ख्लेण पुरुषोंका जीवन बिल्कुल बेकार है। उसका न परलोक 
बनता है न इदलोक ही |” न वह प्रपश्ञ अच्छी तरइ कर सकता है न 
परमार्थ ही साथ सकता है। हिन्दू-समाज सदासे ही अविभक्त कुठम्ब- 
पद्धतिका माननेवाल्ा है। मॉ-बाप, भाई-बहन, देवर-जेठ, देवरानी- 
जेठानी, सास-ननद, अविथि-अम्यागत--इन सबसे गरा हुआ गोकुछ- 
सा बना हुआ घर बड़े भाग्यका ही छक्षण समझा जाता है। पर ण्से 
घरमे यदि एक भी पुरुष सत्रेण बना तो फिर उस घरकी मान-अतिष्ठा 
धूछमें मिलते देर नहीं छगती, परम्परा द्ूठ जाती है, ओर कुल-घर्म नष्ट 
हो जाता है। इसीलिये तुकारामजीने ऐसे ज्ञेण पुरुषोकों धिकारा है | 
पमिया-बीबी! बनकर रहनेवाले टुट्पुजियोके संसार-धर्म-कर्मका छोप ही 
होता है । फिर यही होता है कि--- 

ज्री ही माँ बन जाती है. और आप ही बाप बन जाता है। खच 
तो खूब होता है पर सब चेष्टाएँ अपसब्य बन जाती हैं ।! 

प्यारीकों कष्ट होगा इस भयसे यह देवधर्म ओर पितृकर्म सबको 


काट देता है। आड-पक्षमें त्री ही माताके स्थानमें ओर स्वय पिताके 
स्थानमें बैठकर ययेष्ट भोजन करते हैं ओर दाथ-पेर फेलाकर सी जाते हैं | 


मेघ-चृष्टि ४८७ 


खन् खूब बढ़कर करते हैं | यों तो अपसव्य करनेका काम श्राद्ध या 
पक्षमे ही पड़ता है पर इनकी सब चेश्टाएँ अपसब्य याने वाम, घमंडीन 
होती हैं | ईश्वर, घम, पितर, सत इन सबकी ओर पीठ ही फेरे रहते 
हैं। त॒कारामजीने ऐसोॉंको बहुत घिकारा है ! 


पबंकाछमें कोई ब्राक्षण आ गया तो उसे खाली हाथ लौटाना, 
एकादशीके दिन ययेष्ट भोजन करना, ब्राह्मणके लिये खॉड़ भी न जुटे 
ओर राजदरबारमे या राजद्वारपर बन-ठनकर जाना, कीतनसे भागकर 
चोसर खेलना या नयोके नाच-तमाशे देखना, सतोंकी निन्‍्दा करना 
ओर रास्तेम कोई सत मिल जायें तो उनसे जॉगडचोरका-सा बतांव 
करना, गोकी सेवा न करके घोड़ेकी चाकरां करना, द्वारपर तुलसीका 
बिरवा न लगाना, देव-पूजनन और अतिथि-सत्कार न करके भरपेट 
भोजन करना, द्वारपर मिखारी चेह्लाये तो चिल्लाता रहे उसे 
मुदठीमर अन्न भी न देना, कन्याविक्रव करना, सत्रीकों कथा-कीत॑न 
सुनने जाने न देना इत्यादि अनेक अनाचारोका बड़े कठोर शब्दोमे 
तुकारामजीने निषेध किया है। पतित, दुराचारी, दाम्मिक कहीं भी 
मिल जाता तो ठुकारामजी बिना उसकी खबर लिये नहीं छोड़ते थे | 
ब्राइणोम जो अनीति, अन्याय, ढोंग और दुराचार उन्होंने देखे 
उनपर भी खूब कोडे छगाये हैं परन्तु इनसे किसी भी सदब्राह्मणको 
कोई चोट नहीं छगती और चोट छगे तो वह ब्राक्षण ही क्‍या! 
दोष किसीमे भी हो वे हैं तो निनन्‍्धय दी । व्याज खानेकी दृत्ति 
करनेवाले, अन्ययज्ञोके घर जाकर उनसे खिचड़ी माँगकर खानेवाले 
और उनसे लेन-देन करते हुए उनका थूक अपने चेद्वरेपर गिरा छेने- 
वाले, गन्दी गालियाँ देनेवाले, आचारश्रष्ट ब्राक्षणोकी उन्होंने खूब 
खबर ली है। तुकारामजीक्के ये प्रहार किसी जातिपर नहीं, जिनके जो 
दोष हैं उनपर हैं, यह बात ध्यानमें रहे | ऐसे तो ब्राह्षपोकी ठ॒ुकारामजी 
पूजनीय मानते थे । ब्राह्मणोंके प्रति उनका पूज्यता-भाव उनके सेकड़ो 


८८ श्रीतुकाराम-चरिघत्र 


उद्गारोद्वारा प्रकट हुआ है | घर्म-कर्ममें ब्राह्मणोको ही अग्रपूजाका मान 
वह दिया करते थे और सब वर्णोकी उनका यही उपदेश होता था कि 
ब्राह्मणोंकी धर्मगगुर मानों । सब वर्ण भगवानतें निर्माण किये हैं और सब 
वर्ण नारायणके ही हैं, यही उन्होंने कहा है | ब्राह्मण-विरोधी ओर ब्रह्म 
देेषियोकोीं यह कहकर उन्होंने बड़ी फटकार बतायी है कि ये छोग ऐसे 
हैं कि ब्राह्मणॉकी नमस्कार करते इनके चित्तमें भक्ति नहीं होती ओर 
तुकंके सामने जाते हुए. उसकी बोंदीके बेटे बनकर जाते ईं ।? तुकाराम- 
जी यह चाइते थे कि सप्राजमें ब्राह्मणोंका जो गुरुपद है उसकी प्रतिष्ठा 
बनी रहे ओर उनमें जो दोष आ गये हैं वे नष्ट हो जायें। 


७ भण्डाफोड़ 


ससारी जीवोंकी 'हरिभजन और सदाचार! का उपदेश करते हुए 
दुराचार फेलानेवाले दाम्मिकोका भण्डाफोड़ भी बढ़ी निर्मयतासे किया 
है | सीधा रास्ता दिखाते चढलते हुए रास्तेमे बिछे कॉ्योंकी भी अछूग 
करते जाना पड़ता है और ऐसे कॉटे समारी जीवोंकी अपेक्षा परमार्थका 
ढाँग बनानेवाले उपदेशक ओर गुरु बनकर पुजवानेवालोौमें ही अधिक 
होते हैं ! देवऋषी, भगत, जोगी, मौनी, मानमाव, शक्ति, नाथपन्थी, 
वैरागी, गोसाईं, अतित्यायी, साधक, मिक्षाव्यवसायी, वितण्डावादी 
आदि नाना वेषधर बहुरूपी बहुरभियोकों उन्होने रुथेड़ा है। इन 
नानाविष पन्‍्थोंसे जो अनीति और अनाचार, दम्म ओर दुराचार, 
छलना ओर वश्चना आदि प्रकार दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे थे, उन 
सबको तुकारामजीने उधेड़ डाछा है। ढोंग बनानेसे भगवान्‌ मिलते 
हो, ऐसा नहीं है! यह कहकर तुकारामजी बतलाते हैं - कि ऐसे जो 
माया-जाल हैं उनमें नन्‍्दलाकछ नहीं हैं।! इसलिये इन 'पे5-पुजारी 
संतो? के फेरमें कोई न पड़े, यही उन्होंने जनताकों बार-बार 
जताया है। इनके सिवा फिर कीतन-कथा-वाचक व्यास, गुरु, कवि, 


मेघ-वृष्टि ४८८. 


विद्वान्‌ू, भक्त, सत आदि कहानेवालोमें भी जो-जों खोदाई उनके 
नजर पड़ी उसको वह चोड़े के आये हैं ! 

इन सब उपदेशकोसे समाजका बहुत बढ़ा काम निकछता है, 
समाजको इनकी आवश्यकता है, इससे लोग इन्हें मानते भी ईं इसलिये 
तो इन्हें अपने आपको अत्यन्त निर्दोष और निमक बना छेना चाहिये | 
पर ऐसी बुद्धि, ऐसा छ्ृदय, ऐसी सत्यनिष्ठा बहुत ही कम छोगोंमें होती 
है। प्रायः बाजारू आदमी ही अधिक होते हैं। तुकारामजी उन्हें 
उपदेश देते हैं कि ऐसा ढोँगीपना छोड दो, इसित्प्रेममें छो छगाओ 
ओर सदाचार-पाकन करो | इस उपदेशके कुछ उदाइरण इमछोग मी 
देख के | इरि-कीर्तनसे तुकारामजीकी अत्यन्त प्रीति होनेसे उनकी 
ऐसी छालसा थी कि कीत॑न करनेवालोमे कोई भी दाम्मिक और ढोगी 
कीतनकार न हो । पेटके लिये कोई कीतन न करे, कीत॑नकों घन्धा न 
बना छे | कीतनके नामपर जो द्रव्य लेते-देते हैं, तुका कहता है, ये 
दोनो नरकमे गिरते हैं ।? कीतनकार ओर व्यास समाजके गुरू हैं | उन्हे 
निर्लोभ, निःस्वुह्ठ और दम्भरहित होकर हरिभक्ति ओर सदाचारका 
समाजमें प्रचार करना चाहियि, जेंसा कहें बेसा स्वय रहना चाहिये । 
हरि-कीत॑न करनेवाले हरिदास, पोराणिक कथावाचक व्यास, शाज्ी, 
पण्डित, गुरु सजनेवाले, संत बने फिरनेवाके, बेदिक, कर्मठ, जपी, 
तपी, सनन्‍्यासी सबसे डड्ढेंकी चोट, तुकारामजीका यही कइ्दना है कि 
“ट्रॉंग रचकर लोगोंको मत फेंसाओं, इन्द्रियोकी जीतकर पहले अपने 
वशमें कर छो, स्वय न्याय-नीतिसे बरतों, कहनी-सी अपनी करनी 
बना लछो, अथंकरी उदरम्भरी विद्या ओर परमाथंकी खिचड़ी मत 
पकाओ, स्वय धोखा न खाओ ओर दूसरोंकों धोखा न दो, निष्काम 
भजनसे भगवानको प्रसन्न करों और निष्काम बुद्धिसि मनमें ओर जनमें 
उसीका गुण-गान करो, ज्ञानकों बहुत मत बघारों, दम्मसे सबंथा बचे 
रहो, भक्ति ओर उपासनामें रमो, भक्तिके बिना अद्गवतज्ञानकी लबी- 
चोड़ी बातें करके छोर्गोंको ठगा मत करो, स्वयं तरो और फिर दूसरोंकों 


७९० श्रीतुकाराम-चरित्र 


तासे | यह उपदेश तुकारामजीने कहीं मीठे शब्दों और कहीं कड़वे 
शब्दोमें पर सवन्न सच्ची हार्दिक सदवासनाकी विकलतासे किया है | 


आधारके बिना कया कहे जाते हो ? पण्टरिनाथका ही पता नहीं 
चला तबतक कोरी बातोमें क्या रक्खा है ? तुम्हारे इस शुष्क ब्रक्मज्ञानकों 
मानता ही कोन है ?? 


के छ ३ < 


अद्वेतमें तो बोलनेका ही कुछ काम नहीं है, इसलिये क्यो अपना 
सिरमगजन कर रहे हो ? गाना चाहते हो तो शीह्टरिं ( विद्धछ ) नाम 
गाओ, नहीं तो चुपचाप खड़े रहो |? 


अद्दत कहनेकी बात नहीं है, स्वयं होनेकी है | अन्थोके आधारपर 
पाण्डित्य बधारकर यदि अद्वेतका प्रतिपादन किया तो उससे भोताओं- 
का कुछ भी छाम होनेका नहीं। ह_रिका नाम-हमरण करो, भगवानकों 
भजों, इनसे तुम रास्तेपर आ जाओगे, व्यथम बड़ो ऊँचोी-ऊँची बातें 
कहनेमे वाणीकों या डाहूना ठीक नहीं | 


राम ओर ऋृष्ण-नाम सीधे-सीधे छो और उस श्यामरूपको मनमे 
स्मरण करो |! 


शान्ति, क्षमा, दया इन आभूषणोंसे अपने शरीर और मनको 
भूषित करो, नारायणका भजन करो, कामादि षडरिपुभोकों जीतो तब 
स्वयं ही ब्रह्म है जाओगे। ब्रह्मतानकी बाते कहनेसे कोई ब्रह्म नहीं 
होता, चने चबाने पड़ते हैं छोहेके, तब ब्ह्मपदपर नृत्य करते बनता 
है। उत्कोची, छोभी, साक्षी जेसे बिना जाने ही साक्ष्य दे डाछता है 
वेसी ही बिना जाने ही ब्रह्मका निरूपण करनेवालोकी स्थिति है। ऐसे 
ब्रह्मशनकोी कोन सच्चा माने ? 


दूसरोको जो ब्रह्मशान बताता हे पर स्वय कुछ नहीं करता उसके 
मुंहपर थू है, वह वखरीकों व्यर्थ ही कष्ट देता है | द्वव्यादिके किश्वित्‌ 


मेष-चृष्टि ४९१ 


मिलनेकी आशासे वह ग्रन्थोंकों देखता है और ब्रह्मकी ओर बुद्धिकों 
ड़ाता है यह सब पेटके लिये ढोंग बनाता है। वहाँ श्रीपाण्डरज्ञ 
श्रीरज्ञ कहाँ 
ढछ ++:॥ 22 


अपनी बुद्धिके अनुसार संत-वाणीके प्रसादकों मींजने-मसलनेवाले 
और 'सोनेके साथ छाखका जतन? के न्यायसे प्रासादिक कविवचनोंके 
दुशालेमें अपनी अकलके चीथडे जोड़ नेवाले 'कवीश्वर! क्या करते हैं १- 


झूठे पत्तक इकटठे करके अपने कवित्वका चमत्कार दिखाते हैं !! 
ऐसे कवियों ओर काव्योके पाठकोकों 'इस भूसकी दवाईसे क्या 
हाथ आनेयाला है !! बड़ी विकछ॒ताके साथ फिर आप कहते हैँ--- 


जबतक सेव्य क्या और सेवकता क्‍या इसका पता नहीं चला 
तबतक ये छोग मटकते ही रहते हैं 


उपासनाका रग जबतक इनपर नहीं चढ़ा, उसका रमास्वादन 
इन्हें नहीं हुआ तबतक ये शब्दजालमे ही फेंसे रहते हैं। हरिका प्रसाद 
पाने ओर सिद्ध-स्वानुभव सम्पन्न पुरुषोके ग्रन्थोमे रमते हुए छदयग्रन्थि 
खुलवानेके सीधे सरल मार्गकों छोड़ ये छोंग कवि! बनकर न जाने 
क्यों ससारके सामने आते हैं ? 


घर-घर ऐसे कवि हो गये हैं जिन्हें प्रसादका कुछ स्वाद ही कभी 
न मिला । दूसरोकी बनी-बनायी कविता छे ली, उसीमे कुछ अपनी 
बात मिला दी, बस, बन गयी इनकी कविता !? 


तुकारामनीके समयमें सालोमाछ नामके एक कविता-चोर थे | वह 
तुकारामजीकी कविता उड़ा केते ओर उसमें 'तुका” की जगह अपना 
उपनाम बेठा देते और उसे अपनी कविता कहकर लोगॉमें प्रसिद्ध 
करते । त॒कारामजीने इस कविता-चोरकों अपनी वाणीमे गिरफ्तार कर 
नो अभंगोके नो बेँत लगाये हैं। 


83९२ श्रीतुकाराम-च रिचत्र 


'ससतोके वचनोंकों तोड-मरोड़कर ऐसे कवि अपने आभूषण बना 
लेते हैं ओर ससारमे एक बुरी चाल चला देते हैं |? 


पा रे छ 


विद्वानोकों देखिये तो क्‍या युवा और क्या प्रोढ, प्रायः सभी अपनी 
ही शानमें मरे जाते हैं. ओर साधु-सतोका परिहास करनेमें ही अपनी 
विद्याकों सफल समझते हैं ! 


जरा-सी विद्यापर इतना इतराते हैं कि जिसकी कोई हृद नही, 
गव॑के सिरपर सोहनेंबाली मणि बन जाते हैं | यह समझते हैं कि मुझसे 
बड़ा शानी और कोई नहीं ! इतना अकड़ते हैं कि किसीकी मानते ही 
नहीं और साधुसंतोकों तक्ञ करते हैं। ठुका कहता है, ऐसे जो माया- 
ज्ञालमें हैं उनके पास ननन्‍्दलाल कहाँ १? 


परन्तु ये मायाबी मानके भूखे होते हैं. ओर हालत इनकी यद्द होती 
है कि 'चाइते हैं मान और होता है अपमान ।? अल्प विद्याके गवंके 
नशेमें चूर होकर सतोकी निन्‍दा करके ये अपमानित ही होते हैं | गुरु 
बननेका घन्धा करनेवाले पे>पुजारियोंका भ्रष्ट आचार तुकारामजीको 
बहुत ही अखरता था। इनके बारेमे उन्होंने कहा है-- 


गुरुपनके मदसे ये सब समय अशुचि रहते हैं। कहते हैं, ब्ह्ममें 
कोई जाति-गॉति नहीं। कोई शोचाचारका पालनेवाला पवित्र पुरुष 
हुआ तो उसे ये कॉया समझकर उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अनामिक 
आत्मिकको ये मानते हैं। न जाने कैसा होम-हवन करते हैं और सब 
छोग एक जगह बेठकर खाते हैं | कट्टते हैं, इसमे कोई पाप नहीं, यह 
तो मोक्षका द्वार है। तुका कहता है, ऐसे पूरे गुरु ओर पूरे शिष्य, 
ओविद्चलकी शपथ करके मैं कहता हूँ कि नरकगामी होते हैं |? 


गला फाड़कर चिल्लाते हैं, जोरोंके साथ उपदेश करते हैं, स्त्रियों 
आऔर बच्चोपर रग जमाते हैं, ऐसा कुछ उपाय रखते हैं जिससे कुछ बँघी 


मेघ-वृष्टि ४०३ 


आमदनी होती रहे, त्ह्मनिरूपण करते हैं पर जेसा कहते हैं. बेसा करते 
कुछ भी नहीं, ऐसे बने हुए. गुरओं ओर संत बने फिरनेवाले दाम्मिकों- 
के कान तुकारामजीने अच्छी तरह ऐउे हैं। 

ऐसे पेट-पुजारी संतोंके पास भगवन्त कहाँ ?? पर-सत्री, मद्य-पान, 
अस्त्य, दम्म, मान इत्यादिके पीछे पड़कर परमार्थकी दूकान लगाने- 
वालोंको तुकारामजीने कहा है कि “ये पुरुष नहीं, चार पैरवाले हैं, 
मनुष्य होकर भी कुत्ते हैं ।! वेदज्, वेदान्तविदू, गुद और संत कहाने- 
वाले छोगोमे बहुतेरे बकरे! होते हैं ओर अद्वेतका दुरुपयोग करके 
विषयवनमें चरा करते हैं । 

“विषयमें जो अह्ृय हैं उनसे इमछोग दूर रहे-उन्हें स्पर्श भी न 
करें। भगवान्‌ वहाँ अद्वय नहीं, उससे अलग हैं, सबसे अलग, निष्काम 
हैं| जहाँ वासना लिपटी हुई हे वहीं ब्रह्मस्थिति केसी १? 


2 पा रे 


संसारमें नाम हो, इसके लिये तो तू गोसाई बना | इसीके लिये 
तेंने ग्रन्थोंकी पढ़ा । इसीसे असछी मम तुझसे दूर ही रहा | चित्तमें 
तेरे अनुताप नहीं हुआ तो झूठ-मूठ ही यह भगवा-वस्त्र पहन छिया 
ओर झूठी ही बकवाद करके अपनी बिह्नाकों कष्ट दिया !? 

विद्वानोमें मत, तक॑ और पन्‍्थ तो बहुत होते हैं पर अनुपानसे 
शुद्ध होकर भगवानके चरण पकड़नेवाला कोई विरला ही होता है । 

सीखे हुए बोल ये छोग बोल सकते हैं, पर अनुभव तो किसीकों 
भी नहीं होता | पण्डित हैं, कथाओंका अथ बता देंगे, पर जिस अर्थसे 
इनका सुख बढे उससे ये कोरे ही रहते हैं !? 

9 2] ५9 

तार्किकोके बड़े चतुर होनेमें सन्देह ही क्‍या है? पर इनकी 

चतुराईको श्रीविदछजीका कोई पता नहीं है। अक्षरोंकी बडढ़ाईमें ये 


४९४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


चढ़ा-ऊपरी कर सकते हैं पर श्रीविद्धछकी बड़ाईको नहीं जान सकते ।? 
्छ ्छ शक 

मत-मतान्तरोंके ये कोष हैं, शब्दोकी व्युत्पक्तिके भण्डार हैं, पाठा- 
न्तरोंके अम्यासी हैं ओर इनकी वाचालताकी तो बात ही क्‍या है ? पर 
मेरे श्रीविडलका भेद ये नहीं जानते, वह तो इतनी दूर हैं कि व्तिक 
देहभाव पहुँच ही नहीं सकता । यज्ञ-्याग, जप, तप, अनुष्ठान, ध्येय, 
ध्यान सब इसी ओर रह जाता है। तुका कहता है, चित्त जब उपराम 
ड्ो तब प्रेमरस उत्पन्न हो !? 

केवल शाब्दिक ज्ञान, अहकारी ज्ञान, देहबुद्धिकों बना रखनेवाला 
ज्ञान सुर्देकी पहनाये हुए आभूषणोके समान व्यथ है। वेदवाणी सुनो, 
सार ग्रहण करो, वेदोंकी आशाओका पाछन करो, शाझ्रॉके-अथ्थोंको 
देखो, उनका तात्यय समझो, चित्तकों उपराम होने दो, अनात्म- 
भावनाकी जड़कों उखाड़ फेको ओर प्रेमसे मेरे पाण्डुरज्ञका भजन 
करो, यही पण्डितोसे त॒ुकारामजीने कहा है। 'पेट्मे अन्न नद्ों तो 
-अंगारकी क्या शोभा ?” उसी प्रकार भ्रीहरिके प्रेमके बिना कोई ज्ञान 
किसी कामका नहीं | जिसके लिये वेद, शात्र और पुराण बने--उस 
नारायणको जानोगे, भजोगे तो तुम्हारा ज्ञान सफल होगा, नहीं तो 
समाजमें अहंकारी विद्वाचकी किसी कोढ़ी मनुष्यकी-सी गति होती है । 
पण्डित होकर पेटके लिये नरस्तुति करना या वाग्वादमे ही वाणी व्यय 
करना तो अच्छा नहीं है, यही त॒कारामजीने बड़ी नम्रतासे उन्हें. 
समझाया है | 

सुनी हे पण्डितगण ! आपलोगोकी मै चरणवन्दना करता हैँ । 
आपलोग मेरी इतनी बिनती मान छीजिये कि कभी मनुष्योकी स्तुति 
मत कीजिये। अन्न-वस्रका मिलना प्रारब्धके अधीन है, जब जो मिल 
जाय | इसलिये तुका कहता है, अपनी वाणी नारायणके गुणगानमें 
छगाइये ।? 

तुकाराम-जेसे भीहरि-प्रेमी प्रेममय संतके मुखसे दुर्जनों और 


मेघ-वृष्टि ४९५ 


दाम्मिकोंके प्रति तिरस्कारमरे ऐसे-ऐसे कठोर शब्द निकलते थे कि 
सुननेवालोको कभी-कभी बड़ा आश्रय होता था कि हरि-प्रेमका यह 
कौन-सा छक्षण है ! तुकारामजीने इसका उत्तर यों दिया है कि “प्राणि- 
मात्रमें मेरे हरि ही विराज रहे हैं यह तो मै जानता हूं? पर रास्ता भूल- 
कर टेढे रास्ते चलनेवालोंको सीधा रास्ता दिखानेके लिये ही में उनके 
दोष बताकर उनकी आँखें खोछता हूँ दुनियाकी निन्‍्दा करनी पड़ती 
है? यह सही है, पर करूँ तो क्या करूँ ? दूसरोंके मतसे मेरे चित्तका 
मेल जो नहीं बेठता ” मिठाईसे जब नहीं मानते, 'ुँहमें कोर डालते हैं 
तो मुँह जब फेर छेते हैं? तब हाथ पकड़कर और कभी कान पकड़कर 
भी सीधा करना ही पड़ता है। रोगीके मनकी करनेसे तो काम नहीं 
चलेगा, कठोर हुए बिना--कड़वी दवा पिछाये बिना उसका 
रोग केसे दूर होगा ? इन छोगोंपर दया आती है, इनकी दशा देखकर 
हृदय रोता है, जब नहीं रहा जाता तब "जिसे मे स्वयं अनुभव करता 
हूँ वही जगतूको देता हूँ? भावुक लोग मेरे गहेमें मारा पहनाते हैं, 
पैरॉपर गिर पड़ते हैं, मिष्टान्न भोजन कराते हैं, पर उससे मुझे सन्तोष 
नहीं होता । इसलिये अघीर दौकर कहता हूँ, अरे |" भगवानके चरणो- 
का चित्तमें चिन्तन करो ।” जब नहीं मानते तब कड़वी दवा पिलछानी 
पड़ती है | जो कुछ कहता हूँ इसीलिये कहता हूँ कि-- 

इस भवसागरमें छोगोंको ड्ूबते हुए. इन आँखोंसे नहीं देखा 
जाता, हृदय तड़प उठता है ।? 

मान या दम्भसे मै किसीकी छलना तो नहीं करता, यह श्रीविहल- 
की शपथ करके कहता हूँ । 

संसारमें सत्र ही भगवान्‌ हैं, फिर भी जो मैं निन्‍्दा करता हू 
यह मेरा स्वभाव है। ये छोग कालछके गाहमें गिरे जा रहे हैं. यह देख- 
कर दयासे रहा नहीं जाता !? 


फिर भी यदि मेरा इस प्रकार दम्भका भण्डाफोड़ करना किसीकों 


४९६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अप्रिय छगता हो, इससे किसीकों कुछ कष्ट होता हो तो में ही दुष्ट 
और चाण्डाल हूँ? और इसलिये सबसे क्षमा माँगता हूँ। 
८ धरना दिये ब्राह्मणकोी बोध 

एक ब्राह्मण आनन्दीमे धरना दिये बेठा था| श्ञानेश्वरी महाराजने 
उसे तुकारामजीके पास भेजा । तु॒कारामजी बड़ाई चाइनेवालछे नहीं थे, 
प्र श्ञानेश्वर महाराजकी जाशा जानकर उन्होंने इस ब्राह्मणकों उपदेश 
दिया । पर वह उठ उपदेश ओर महाफलको वहीं छोड़कर चला गया। 
उस प्रसद्धपर तुकारामजीने ग्यारह अभज्ञ कद्दे हैँ। कुछका आशय 
नीचे देते ईं--- 

'प्रन्थोके भरोसे मत पड़े रहो, अब इसी बातकी जढ्दी करो कि 
मनको देह-भावसे खाली करके भगवानके प्रेमसे मगवानकों मनाओ, 
और साधन कालके मुंहम डाल देंगे, गर्भवासके कष्टोंसे कोई भी मुक्त 
न करेगा |? 

'भगवानके पास मोक्षका कोई थेछा थोड़े ही रक्‍्खा हे जी उसमेसे 
थोडा-सा निकालकर वह तुम्हें मी दे देंगे ” इख्धिय-विजयसे मनको 
साधो, निर्विषय बन जाओ ! बस, मोक्षका यही मूछ है ।'” तुका कहता 
है, फल तो मूलके ही पास है, उस मूछको पकड़ो, शीघ्र भीइरिकी 
शरण लो ।! 

“उन करुणाकरसे करुणा माँगो, अपने मनको साक्षी रखकर उन्हें 

-घुकारो। कहीं दूर ज्ञाना-आना नहीं पड़ता, वह तो अन्तरमे साक्षि- 
स्वरूप विराजमान हैं, तुका कहता है, वह झृपाके सिन्धु हैं, भव- 
बन्धको तोड़ते उन्हें कितनी देर लगती है ।? 

ध्रन्थोंकी देखकर फिर कीर्तन करो, तब उसमें ( ज्ञानमें ) फल 
लगेगा । नहीं तो व्यथ्थ ही गाछ बजाया और वासना तो द्वदयमें रह ही 

' गयी । तप-तीर्थांटन आदि कर्मोंकी सिद्धि तभी होगी जब बुद्धि हरिनाम- 
में स्थिर होगी | तुका कहता है, अन्य झषगड़ोमें मत पड़ो। बस, यही 
एक संसार-सार हरि-नाम घारण कर छो ।* 





मेघ-वृष्टि ७९७ 


श्रीहरि-गोविन्द नामकी घुनि जब छूग जायगी तब यह काया भी 
गोविन्द बन जायगी, भगवानसे कोई दुराब--कोई भेद-भाव नहीं रह 
जायगा | मन आनन्दसे उछलने लगेगा, नेत्रोंसे प्रेम बहने लगेगा | 
कीट भड़् बनकर जैसे कीटरूपमे फिर अछग नहीं रहता वैसे तुम भी 
भगवानसे अछग नहीं रहोगे |? 


स्‍क्‍ 
“जो जिसका ध्यान करता है उसका मन वही हो जाता है । इसलिये 
ओर सब बातोकों अछग करो, पाण्डुरड्गकी ध्यान-धारणा करो ।” 


९8 है ्ेंे 


सकुचकर ऐसे छोटे क्यो बन गये हो ? ब्रह्माण्डका आचमन कर 
लो | पारण करके ससारसे हाथ घो लछो। बहुत देर हुई, अब देर मत 
करो । बच्चोंके खेलका घर बनाकर उसमे छिपे बेठ रहनेसे अंधेरा छाया 
हुआ था, कुछ न सूझनेसे घबड़ाहट थी ! खेलके इस जजालककों सिरपर- 
से उतार दिया और बगलमे दबा लिया | बस, इतना ही तो काम है |! 

अविश्वासीका शरीर अशोचमे रहता है, इसी पापीके भेदभाव 
होता ओर छूत छगता है | उसकी हृदय-वल्लीका रूता-मण्डप नहीं बन 
सकता । जैसा विश्वास होता है, वही सामने आता है। अविश्वासी 
बेसा ही खोटा होता है जेसे सिद्धान्नमें कोई ककड़ी |? 

वह ब्राह्मण शानेश्वर महाराजकों प्रसन्न करनेके लिये आइन्‍्दीमें 
४२ दिनतक अन्न-जल त्याग घरना दिये बेठा था | ज्ञानेश्वर महाराजने 
उसे स्वप्न दिया कि तुकारामजीके पास जाओ, उनसे तुम्हारा अमीष्ट 
सिद्ध होगा । तुकारामजी छोकिक उपाधियोसे उकता गये थे। कहा 
करते थे, 'छोगोमें व्यथ ही मेरा इतना नाम हो गया, सच्चा दासत्व तौ 
मैंने अभी जाना ही नहीं |? फिर भी ज्ञानेश्वर महाराजकी आशाको 
केसे यक सकते थे १! इसलिये उस ब्राह्षणकी उपदेश देनेके लिये 
उन्होंने ग्यारह अमंग कहे। ब्राक्षण विक्षिप-सा था, उस उपदेशको 
वहीं छोड़कर चला गया। परमाथ कोई सोनेकी चिडिया नहीं, घर 


तु० रा० ३२-- 


४९८ आओीतुकाराम-चरित्र 


बैठे छप्पर फाड़कर मिलनेवाह्वा द्रब्य नहीं, बिना कुछ किये-कराये सब 
कुछ आप ही शो जाय ऐसा कोई चमत्कार नहीं। नो छोग इसे ऐसा 
समझते हैं वे उस ब्राह्मणकी तरह उपयुक्त उपदेशको पदकर निराश हो 
छोटठ पड़ेंगे | पर जो परमाथ-पथके पथिक हैं, उनके लिये इसमें बड़ा शी 
पथ्यकर पायेय है। इसको विस्तारसे समझानेकी आवश्यकता नहीं, 
पाठक स्वयं ही अपनी बुद्धिसे इसे ग्रहण करेंगे। 


९ तुकाजी ओर शिवाजी 


छत्रपति श्रेशिवाजी महाराजका जन्म% संवत्‌ १६८६ (शाके १५५७५) 
के फाह्गुन-मासमें अर्थात्‌ तुकारामजीकी आखुके २१ वें वर्ष जो भयहूर 
दुर्भिक्ष पड़ा था उसी दुरभिक्षके साक हुआ । शिवाज्ञी महाराजने अपनी 
आयुके १७ वें बष तोरणकिलेपर अपना अधिकार जमाकर वहींसे 
स्व॒राज्यसंस्थापनके उद्योगका भीगणेश किया । इसके तीन वर्ष बाद 
संबत्‌ १७०६ ( शाके १५७१ ) में तुकारामजी वेकुण्ठ सिधारे। समय 
रामदास स्वामीका जन्म-संबत्‌ १६६० (शाके १५३०) है। पुरश्ररण और 
तीथ-यात्रा करके संबत्‌ १७०२ में समर्थ स्वामी कृष्णा-तठपर आये | 
तब सवत्‌ १७०३ ओर १७०६ के बीच किसी समय समर्थ, शिवानी 
और वुकारामजी तीनोंका समागसम हुआ होगा । तुकारामबीके 
कीतन भी शिवानबीने इन्हीं तीन वर्षमे सुने होंगे । शिवाजीकी 
माता जिनाबाई और गुरू तथा कारयवाह दादाजी कॉडदेवके 
तत्वावधानमें और उनके प्रोत्साइनसे स्वराज्य-सस्थापनका उद्योग 
आरम्म हुआ । ठकारामजी जेंसे अवतारी पुरुष थे वेसे ही 





# पहले यह घारणा थी कि संवत्‌ १६८४ ( शाके १५४९ ) में 
शिवाजी महाराज उत्पन्न हुए । अब पीछे जो नवीन इतिहास-संशोधन हुआ 
हैं उससे यह निविवादरूपसे प्रमाणित हो गया हैं कि महाराजका जन्म-सवत्‌ 
१६८६ ( शाके १५५१ ) ही है |--भाषानश्तरकार 


मेघ-वृष्ठि ४९९, 


शिवाजी भी अवतारी पुरुष थे। दोनोंका ही मुख्य कमश्षेत्र पूना- 
आन्त था। तुकारामजीने धमकी चगाकर छोगोके उद्धारका 
पथ प्रशस्त किया । बिस समय तुकारामबीका काम खूब नचोरोंके 
साथ हो रहा था उसी समय स्वराज्य-संस्थापनका कार्य आरम्भ 
हुआ | भारतवर्षके सभी अवतारी पुरुषोंका प्रधान ध्येय स्वधर्म- 
रक्षण ही रहा है। 'घमंके सरक्षणके लिये ही हमें यह सारा प्रपश्च 
करना पड़ता है !! तुकारामजीकी इस उक्तिके अनुसार तुकारामजीका 
यह कार्य था, और 'हिन्दबी स्वराज्य श्रीने हमें दिया है,” “हिन्दूघम- 
सरक्षणके छिये इमने फकीरी बाना कसा है? कहनेवाले शिवाजीका कारय 
भी यही धम-सरक्षण ही था। दोनोका ध्येय ओर ध्यान एक ही था | 
राष्ट्के अभ्युदय और निःश्रेयल दोनों ही धर्म-सरक्षणसे ही बनते 
हैं । धमं-सरक्षणका प्रधान अद्भ वर्णाभ्रमधमं-रक्षण है । कारण, 
वर्णाअम-धर्म दी सनातन-घमकी नींव है । ठुकाराम, शिवानी और 
रामदास-तीनो ही वर्णाभ्रम-धर्मकी बिगड़ो हुई ह्वठतकों सुधारनेके लिये 
ही अवतीण हुए थे। 'कलि प्रभाव'के अमंगोमें ठकारामनीने उस 
समयका यथार्थ वर्णन करके बताया है कि किस प्रकार सब वर्ण भ्रष्ट 
हो चक्े थे। 'कोई वण-घर्म नहीं मानता, छूत-छात नही मानता, सब 
एकाकार होकर उच्छूडुछता कर रहे हैं! बह देखकर उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ ओर ऐसे वर्ण-कर्म-बत्ति सकरका उन्होंने निषेष किया | “जप, 
तप, व्रत, अनुष्ठानादि करना लोगोको बड़ा बोन्न माछूम होता है पर इस 
मांसपिण्डको पोसना बड़ा अच्छा लगता है |? 

ईश्वर ओर धमको लोग भूल-से गये ईं--देहको ही देव और 
भोबनको ही भक्ति? समझ बेठे हैं, कतंव्य-बोध कुछ रह ही नहीं गया, 
चारों वर्ण अठारहो जातियाँ एक पक्तिमें बेठकर मोजन करनेवाले 
सहभोज-प्रेमी बने हैं ! 

“कलिका प्रभाव है कि पुण्य दरिद्र हों गया और पाप बलवान बन 
बैठा | द्विजोंने अपने आचार छोड़ दिये, निन्दक और चोर बन गये | 


५०० श्रीतुकाराम-चरिच्र 


तिछक छगाना छोड़ पायजामेके शोकीन बने ओर चमड़ेका आदर करने 
लगे । हाकिम बने फिरते हैं ओर लोगोको बिना अपराध ही सताते 
हैं| नीचकी चाकरी करते हैं ओर भूल-चूक होनेंपर मार खाते हैं। 
राजा प्रजाकों पीडन करता है,” '. ***** | वेश्य, शुद्रादि तो जन्‍्मसे 
ही कनिष्ठ हैं। बड़ोंका जब यह हाल है तब उनको क्‍या कहद्दा जाय 
सारा नकछी रक्ष ऊपरी स्वॉग है। तठुका कहता है भगवन्‌ ! आप ऐसे 
केसे सो गये, अब वेगसे 'दोड़े आइये । 

धमंभ्रष्ट होनेसे ही छोगोका ऐसा बुरा हास हुआ देखकर 
तुकारामजीका हृदय व्याकुछ हो उठता था। कहते ईं--- 

अब ओर क्‍या होना बाकी हद? राष्ट्रकी पीड़ित देखकर अब 
धीरज नहीं रखते बनता ।!? 

परन्तु धमके संरक्षण और पुनः स्थापनके लिये राष्ट्रमं ध्वात्रतेजके 
उदय होनेकी आवश्यकता होती है। स्वधर्मके जागरणके लिये स्वराज्य- 
का भी बल होना चाहिये, यह बात तुकारामजी जानते थे । 

<दया नाम सबके पान ओर कण्टकोके निर्देछनका है ।? 

दया? का यह छक्षण उन्होंने किया है--परित्राणाय साधूना' 
विनाशाय च दुष्कृताम'--की ही तो प्रतिध्वनि है। गीतामें भगवानने' 
कहा है, मामनुस्मर युध्य च ।! समथ रामदासने कद्दा दे, पहले हरि- 
भजन ओर दूसरे राजकारण? । सबका तात्पर्य एक ही है। ब्रह्मतेज और 
क्षात्रतेजके प्रकद ओर एकीभूत हुए बिना राष्ट्रका अम्युद्य-निःभेयसरूप 
घर्म उदय नहीं होता | 'शापादपि शरादपि? ऐसी उभयविध सामर्थ्य जब 
राष्ट्रमें उत्पन्न होती है तभी राष्ट्रधर्म विजयी होता है । इन दो कार्योंमेंसे 
एक काय तुकारामजीने अपने ऊपर उठा लिया और उसे उत्तम रीतिसे पूरा 


मेघ वृष्ठि ५०१ 


किया | अब इसे स्वधर्मीय राजसत्ताके सहारेकी आवश्यकता थी। 
लोग अपने आचार-घमंसे विमुख हो गये थे, उन्हें रास्तेपर ले आनेके 
लिये दण्डशक्ति आवश्यक थी । 


क्या करूँ मगवन्‌ ! मुझमे वह बल नहीं कि इन्हें दण्ड देकर आगेके 
लोगोंको रास्तेपर के आऊँ।' 


यह उनके ह्ृदयका उद्गार है ! इसके छिये वह भगवानसे प्राथना 
करते थे | उनकी यह इच्छा उनके जीवित काहमें ही पूरी हुईं | कम- 
से-कम अन्तिम तीन-चार व तो शिवाजी उनके सामने ही थे । शिवाजी 
महाराज धर्म और घममंप्रचारक साधु-सन्तोंसि हार्दिक स्नेह रखते थे । 
माता बिजाबाई ओर गुरू दादाजी कॉंडदेव दोनोकी ही उन्हें यही 
शिक्षा थी कि साधु-सन्तोके कृपाशीबांदका बलछ-भरोसा पाये बिना तेरा 
राजकाज सफल नहीं होगा | रामायण और महाभारतकी वीर-गाथाओ- 
के सुननेका उन्हें बड़ा प्रेम था | साधु-सन्तोसे मिलना, उनका सत्कार 
ओर सत्सड्र करना, यह तो उनका स्वभाव ही बन गया था | अन्तकों 
उन्होने समर्थ रामदासस्वामीका बड़ा समागम किया और उनसे 
उपदेश भी लिया, यह बात तो प्रसिद्ध ही है। पर इनसे भी पहले चिच- 
वडके चिन्तामणि देव और पूनेके अनगडशाहके दर्शनोंके लिये 
महाराज गये थे । मोनी बाबा ओर बाबा याकूबकी शिवाजीपर बड़ी 
कृपा थी, यह ब्रक्षन्द्रस्वामीने कहा है। ( महाराष्ट्रइतिहास-साघन 
खण्ड ३े ) कृष्णदयाणव हरिवरदा? ग्रन्थमें कहते हैं कि एकनाथ 
महाराजके शिष्य चिदानन्दस्वाी ओर उनके शिष्य स्वानन्दकों 'शिव- 
भूपति अपनी कल्याणकामनासे प्रार्थना करके राय-दुगमें छे आये और 
वह्ों सब प्रकारसे उनकी सेवाका प्रबन्ध रखा । इससे दोनोकों बड़ा 
सन्तीष हुआ |? श्रीशिव छत्रपति ऐसे संत-समागम-प्रेमी ये | तुकाराम 
“महाराजसे वह न मिलते, ऐसा कब हो सकता था ? 


७०२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


१० शिवाजीके नाम पत्र 


पहले-पहल, तुकारामजी जब लोहगोंबमें ये तब शिवाजीने अपने 
आदमियोंके साथ उनके पास मशार्े, घोड़े और बहुत-से जवाहिरात 
भेजकर उनसे पूनेमें पधारनेकी विनती की | पर तुकारामजी ठहरे 
महाविरक्त, उन्होंने जवाहिरातको देखातक नहीं और वैसे ही शिवाजी- 
के पास छोटा दिया, साथ ९ अभगांका एक पत्र भी भेजा । 


५25 ्ठ हे 


पशाल, छत्र ओर घोड़ोंको लेकर मै क्‍या करूँ ? यह सब तो मेरे 
लिये अच्छा नहीं है | इसमें हे पण्ठरिनाथ ! अब मुझे क्यो डालते हो ? 
मान और दम्मका कोई काम मेरे लिये शुकरी विष्ठा ही है। त॒का 
कहता है, दौड़े आओ ओर मुझे इससे छुड़ा लो ।! 


भ्ैेरा चित्त जो नहीं चाहता वही तुम दिया करते हो, इतना तंग 
क्यो कर रहे हो १? 


'पंसारसे तो में अढग रहा चाहता हूँ, इसका सन्भ चाहता शी 
नहीं । चाहता हूँ एकान्तमें रहूँ, किसीसे कुछ न बोढू । जन-धन-तनको' 
वमन-नैसा माननेको जी चाहता है। तुका कहता है, चाहनेको तो मे 
चाहता हूँ, पर करने-घरनेवाछे तो त॒म्हीं हो ।! 


कीं क्या चाहता हूँ, यह तुम जानते ह्ो। पर अन्तर जानकर भी 
टाल देते हो ! यह तो ठुम्हें आदत द्टी पड़ गयी है कि जो भी तुर्म्हे 
चाहता है उसके सामने ऐसी-ऐसी चीजें छाकर रख देते हो कि वह 
उन्हीमें फेसकर ठुम्हें भूठ जाय । पर तुकाने जो ठम्हारे पेर पकड़ रखे 
हैं, देखूँ तो सही इन्हें केसे छुड़ा लेते हो ।' 

अपने निश्चयके आसनकों स्थिर रखते हुए. तुकारामजी शिवाजी 
महाराजको उस पत्रमे लिखते हैं--“चींटी और नरपति दोनों ही मेरे लिके 


मेघ-वृष्टि ५०३३ 


एक-से ही जीव हैं। मोह ओर आस जो कलिकालका फाँस है, 
अब कुछ भी नहीं रहा है। सोना ओर मिट्टी दोनों ही मेरे लिये 
बराबर हैं | तुका कहता है, सम्पूर्ण बेकुण्ठ ही घर बेठे आ गया है। 
मुझे कमी किस बातकी है ?? 


तीनों भ्रुवनोके सम्पूर्ण बेभवका धनी बन बेठा हूँ। भगवान्‌ मेरे 
माता-पिता मुझे मिल गये, अब मुझे ओर क्या चाहिये ? तच्रिधुवनका 
सम्पूर्ण बल तो मेरे अदर आ गया! तुका कहता है, सारी सत्ता तो 
अब मेरी ही है |! 


आप हमें दे ही क्या सकते हो ? इम तो विद्ठछको चाहते हैं । हो, 
आप उदार हो, चकमक पत्थर देकर पारस्मणि चाहते हो, प्राण भी 
दो तो भी भगवानकी कहछायी एक बातकी भी बराबरी न हो सकेगी | 
धन क्या देते हो जो तुकाके लिये गोमासके समान है !? 


हों, कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही दान दो-- 


“उससे हम सुखी होगे--मुखसे “विद्वछ, विट्गलः कहो । आपका 
ओर सारा घन मेरे लिये मिद्टीके समान है | कण्ठमे तुलसीकी कण्ठी 
पहन छो, एकादशीका व्रत करो, इरिके दास कहछाओ । बस, यही एक 
तुकाकी आस है ।* 


इन सात अभगोंके सिवा दो अभग ओर हैं| इनमे वह कहते हैं, 
“बड़े-बड़े पर्वत सोनेके बनाये जा सकते हैं, बन-बनके वृक्वोंकी कल्पतरु 
बनाया जा सकता है, नदियों ओर समुद्रोंको अमृतकी नदियाँ और समुद्र 
बनाया जा सकता है, मृत्युको रोक रखा जा सकता है, भूत, भविष्य, 
वर्तमान बताया जा सकता है, श्ृद्धि-सिद्धियोंकौ प्रसन्न किया जा सकता 
है, योगमुद्राएँ सिद्ध की जा सकतीं हैं, प्राणकौ ब्रह्माण्डमें चढाया ज्ञा सकता 
हे, यह सब कुछ किया जा सकता है पर प्रभुके चरणोंमे प्रीतिक्षाम करना 
परम दुलभ है ! इन सब सिद्धिययोंसे उनके चरणोका छाभ नहीं होता। ऐसे 


ण०्छ श्रीतुकाराम-चरित्र 


श्रीविद्धछके जग-दुलूभ परम पावन परमानन्दकर चरण महद्धाग्यसे मुझे 
मिले हैं, इनके सामने इन दीपदान, छत्न ओर घोड़ोकों अपने हृदयमे 
मैं कहाँ जगह दूँ ?? 

मेघबृष्टि ओर गद्जाप्रवाइका दृशन्त देते हुए दूसरे अभगमे 
ठुकाराम महाराज कहते हैं कि परती जमीन और खेत दोनोंपर मेघ- 
बृष्टि समान ही होती है और गड्ाके प्रवाहमें पुण्यवान्‌ और पापी समान 
ही स्नान कर पुनीत होते हैं, बेसे ही हमारा इरिकीतंन अधिकारी और 
अनधिकारी, राजा ओर रक सभीके छिये समानरूपसे होता है ।& 

एक अमग ओर है जो शिवाजी महाराजके लिये लिखा गया 
होगा | उसका भाव यों है-- 

आपने बड़े-बड़े बलवानोकों अपने मित्र बनाये हैं, पर अन्त- 
समयमें ये काम न आवेंगे | पहले रामनाम छो; इस उत्तम सम? को 
अपने भीतर भर छो । यह परिवार, यह छोक, यह सेन्‍्य किसी काम न 
आवेगा | जबतक काछ सिर॒पर नहीं सवार हुआ तमभीतक आपका यह 
बल है | तुका कहता है, प्यारे ! ठखचोरासीके चकक्‍्करसे बचो । 


११ सिपाहीबानेके अभंग 


इसके पश्चात्‌ श्रीेशिवाजी महाराज स्वय ही श्रीठुकाराम महाराजके 
दशनोके छिये लोइगाव गये | महाराजका कीतन सुनकर शिवाजी राजा 





49 तुकारामजीके इस नव-अभगी पत्रसे प्रकट होनेवाले प्रखर वराग्य 
और अलोकिक आत्मतिष्ठाका पूनेके राजमण्डलपर तथा भक्तोपर बडा प्रभाव 
पड़ा होगा, इसमे सन्देह ही क्या है ? तुकारामके अभंगोके कुछ सग्रहोमे इन 
९ अभगोके सिवा ५ बडे-बडे अभग और है। उनमे छत्रपति शिवाजी 
महाराज, उनके अष्टप्रधान और समथ भ्रीरामदासस्वामीके भी नाम आये 
है । परन्तु वारकरियोमे वे प्रक्षिप्त माने जाते हैं और मुझे भी प्रक्षिप्त ही 
जान पडते है ।पर ये नो अभग तुकाराम महाराजके ही है, इसमे सदेह नही | 


मेघ-चृष्टि ५०५ 


बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका कीतेन सुननेका अब उन्हें चसका ही 
रूग गया | कई दिनोतक शिवाजी महाराजका यही नित्यक्रम रद्दा कि 
रातको ब्याह करनेके बाद घोड़ेपर सवार होते और तुकारामजी देहू 
या छोहगाँव जहाँ भी होते वहाँ पहुँचकर उनका कीतन सुनते ओर 
प्रातःकाल आरती होनेके बाद पूनेमें छौट आते । करते-करते एक दिन 
शिवाजीके चित्तमें पृण वेराग्य भर गया और नित्यकमके अनुसार वह 
पूना नहीं छोटे, देहमें तुकारामजीके पास ही रह गये । जिजाबाईको 
यह भय हुआ कि शिवाजी राजकाज छोड़कर कहीं वेराग्य योग न छे ले । 
वह स्वय देहू पहुँचीं। तुकारामजीने हरि-कीतन करते हुए वर्णाअमघम 
बताया ओर क्षात्रधमं-राजघमंका रहस्य प्रकट करके शिवाजीको 
स्वकतंव्यपर आरूट किया । एक दिनकी बात है कि तुकाराम महाराज 
कीत॑न कर रहे थे, श्रोताओँमें शिवाजी बेठे सुन रहे थे, ऐसे अवसरपर 
एक इजार पठान चढ़ आये ओर उन्होंने मन्दिरकों घेर छिया। 
शिवाजीकी पकड़नेका इससे अच्छा अवसर और कोन-सा हो सकता 
था ? परन्तु तुकाराम महाराजके पुण्यप्रतापकों देखिये या शिवात्नी 
महाराजकी सावधानता सराहिये, शिवाजीको पकड़नेके लिये आये हुए 
उन एक इजार पठानोके सामने होकर एक हजार पुरुष ऐसे निकछ 
गये जो देखनेमे शिवाजी-जैसे ही प्रतीत होते थे और इन सहख-सख्यक 
शिवाओंकोी देखकर पठानोके होश ही गुम हो गये, वे यह तमीज ही 
न कर सके कि इसमे कौन शिवाजी हैं ओर कोन नहीं है। शिवाजी 
ऐसे निकल भागे ओर मुगछसेनाके सिपाही हकक्‍के-बक्के-से रह गये ! 
ये बातें सबको विदित ही हैं । महीपतिबाबाने इन बातोंका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया है । यहाँ उतना विस्तार न करके एक प्रसद्धकी बात और 
लिख देते हैं | 


एक बार तुकारामजी कीत॑न कर रहे थे और 'भश्रीविद्वलके रणबॉकुरे 
बीर! श्रवण कर रहे थे। इन्हींगें श्रेशिवाजी ओर उनके घीर अमात्य 


५०६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


तथा बीर सेनिक भी बैठे सुन रहे थे । श्रेताओकी नजरोसे-नजर मिलते 
ही ठकारामभीके चित्तने यह चाहा कि इन द्विविध निष्ठावालोकों 
अर्थात्‌ विदवछ्भक्त वारकरियोको और स्वराज्य-सस्थापनके उद्योगियोंकों" 
एक साथ ही बोध कराया जाय । उस अवसरपर उन्होंने उसी समय 
रचते हुए, सिपाहीबानेके १) अभग कहे | राज-कानमे हो या परमाथ्थके 
साधनमें हो, वीरता तो बढ़ी दुलभ वस्त॒ है। घर-गिरस्तीके प्रपश्चमे, 
देशके राज-काजमें ओर परमात्माके परमार्थ-साधनमे जहाँ भी देखिये, 
सामान्य छोगोकी ही भरमार होती है। सामान्य जीव ही सत्र 
दिखायी देते हैं ओर इशीढ़िये वे सामान्य कहलाते भी हैं | बीरत्व-गुण- 
सम्पन्न पुरुष दुलभ होते हैं । बीरत्व कहीं भी हो उसकी जाति एक ही 
है | भीर भोर वीर, पामर भौर संत एक जातिके नहीं हैं। पशुओमें 
वीर एक ही होता है--सिंइ | मनुष्योमें वीरत्व-गुणकी जाति होनेपर 
भी उसके प्रकार भिन्न-मिन्न हैं। एकान्तविध्वसी अर्थात्‌ कभी-न-कभी 
नष्ट होनेवाले इस शरीर और इस शरीर-सम्बन्धी सब विकारोसे जो 
अलग हो जाता दे वह वीर है! शरीर ओर शरीर-सम्बन्धी क्षुद्र 
बासनाओंसें बेंघा हुआ जो रहता है वह भीर, ओर जो इस दूषित- 
वायुमण्डछ्से मनसा ऊपर उठ आया हो वह वीर है। बुद्धिमत्ता, 
उद्योगदक्षता, उच्चध्येयता, पराक्रम, साइस, छोककल्याणकर्मनिष्ठता 
इत्यादि असली वीरके सहन गुण हैं | अगरेज ग्रन्थकार कार्लाइक और 
अमेरिकन तत््ववेत्ता इमसनने वीर पुरुषोंकी अलग-अछुय कक्षाएँ बॉघी 
हैं। उन्हीं कश्षाओंमें इम अपने यहॉके वीरोको बेठाना चाहें तो यों 
कह सकते हैं कि भीशड्भराबाय ओर ज्ञानेश्वरादि तत््ववेत्ता और 
धर्मसस्थापक एक ही कक्षा या नातिके वीर हैं; वाल्मीकि, व्यास, यूर 
ओर तुलसीदास दूसरी जातिके वीर हैं; विक्रमादित्य, शिवाजी आदि 
रामराज्य-सस्थापक तीसरी ज्ातिके वीर हैं; केशव, बिहारी ओर 
इरिश्वन्द्र आदि पण्डित और अन्थकार चोथी जातिके बीर हैं; 
नानक, कबीर आदि साधु-संत पाँचवीं जातिके वीर हैं । ये सकः 


मेघ-वृष्टि ५०७- 


वीर ही हैं। तुकाराम, रामदास और शिवाजी वीर ही थे। ये सब योद्धा 
थे, सिरको दोनों हाथोंमें क्विपाकर रोनेवाक्े, नहीं, नहीं असाध्यकों साध- 
कर दिखानेवाछे थे। शिवाजीने स्वराज्य संस्थापित करके दिखा दिया, 
तुकारामजीने भगवानको प्रत्वक्ष किया। तुकारामजीने शूरवीर बननेका 
उपदेश करते दुए. सिपाहीबानेके अभग कहे | तुकारामजीने शिष्य ओर 
शिवाजीके सेनिक, धर्मवीर भोर रणवीर दोनोंकी उपदेश किया है। उस 
उपदेशका महत्वपूर्ण अंश नीचे देते हैं | मर्मश इसका मम जानेंगे | 
सिपाह्दीबानेके साथ सिद्धान्तपरर आरूद हो वीर बनो। वीरोंकी 
गाथा चित्तमें धारों। सिपाही बने बिना प्रजा-पीड़नका अन्त नहीं होगा 
और प्रनाकों सुख नहीं होगा । प्राण-दानमे उदार सिपाही बनो, 
सिपाहियोंकी कुशछ-क्षेमका सब भार स्वामीपर है । सिपाहीपनके सुखसे' 
जो कोरा ही रशा उसका जीवन व्यय है, उसके जीवनको धिकार है! 
तुका कह्ठता है, एक क्षणमें सबबात हो जाती है, फिर सिपाहदीके 
सुखका कोई अन्त नहीं ।? 
९8 48 9 
“दनादन गोलियाँ लग रही हैं, बाणो-पर-बाण आकर गिर रहे हें, 
यह सब वह सह छेता है ओर ऐसी मूसलाधार वृष्टि करता है कि 
जिसका कोई परिमाण ही नहीं। स्वामी ओर उनका काय ही सामने 
दिखायी दे रहा है । उस युद्धकी शोभा ही कुछ ओर है | जो शूर ओर 
वीर सिपाही हैं वे ऐसे युद्धमें अद्र ओर बाहर बड़ा सुख छूटते हैं ।! 
कट ५9 ्छ 
'(सिपाश्योकों चाहिये कि आत्मरक्षा करें, परकीयोको छूटे, उनका 
सर्वस्व छीन छें। अपने ऊपर चोट न आने दें, शत्रुकी अपना पता भी 
न लगने द। ऐसा जो सिपाही होता है, दुनिया उसे अपना नाथ 
मानती है। ठ॒का कहता है, ऐसे जिसके सिपाही हैं वही तीनो छोकोका: 
अमित पराक्रमी सेनानायक है | 
९ | क १ 


२५०८ श्रीतुकाराम-चरिज्र 


'सिपाहियोने ही परकीयोका बक तोड़कर पथ चलने यौग्य बना 
दिया । परकीयोंकी छावनियों अपने हाथमे कर ढछीं ओर वहाँ अपने 
आदमी तैनात किये। जो छोग रास्ता छोड़कर चलते हैँ उन्हें ये सिपाही 
पार देते हैं जिसमें दूसरोंकों शिक्षा मिले । तुका कहता हैं, ये सिपाही 
विश्वास लिये विश्वकों सुख दिये चलते हैं ।? 

रा] ९8 4 

जो सिपाही तनकों तृण ओर सुवर्णकों पाषाणके बराबर समझता 
है उससे उसके स्वामी मिन्न नहीं हैँ। विश्वासके बिना सिपाहीका कोई 
मूल्य नहीं ।! 

'प्राणीपर खेलनेकी उदारता जिन सिपाहियोमे हे वे ही सिपाही 
सोहते हैँ ओर उनके बीचमें उनके नायक मुकुठमणिसे शोभा पाते हैं । 
भीरओकी तो कुछ बात ही नहीं है, जहॉँ-तहाँ भरे पड़े हैं। उनके 
आनेजानेका तॉता छगा ही हुआ है। कहींसे भी वह नहीं टूटता है ।! 

्छ ५9 2] 

“एक ही स्वामी हैं, उन्हींके सब सिपाही हैँ, जो जितना बड़ा 
योद्धा हो उतना ही अधिक उसका मूल्य है। तु॒का कहता है, मरनेवाले 
तो सभी हैं, पर मरनेसे डरना बेपानी होना है, मूल्य जो कुछ है वह 
निर्भयताके पानीका है ।! 

हे 2 9 

असल सिपाही ही सिपाहीकों पहचानता है उसमे एक ही स्वामीके 
छिये आदर ओर निष्ठा होती है। पेटके लिये जो हथियार बाँचते हैं वे 
तो मेले कपड़ोंकों ढोनेवाले गधे हैं। जातिका जो असल है वह मारना 
ओर बचाना जानता है। वह क्‍या परकीयोकों अपना अस्तित्व सौप 
देगा १ तठुका कहता है, हम उन्हें देवता मानकर वन्दन करेंगे जो वेसे 
हुए हों, उनके लक्षण हम जानते हैं |? 

रण & 9 


मेघ-वृष्टि ५०९, 


ऐसी ओजमभरी वाणीसे तुकारामजीने भगवद्धक्तोको और स्वराज्य- 
भक्तोको, कण्ठीघारी वारकरियोंको और तलवारधारी रणरज्षियोको एक 
साथ ही उपदेश किया है | सच्चा वीर कोन है--सच्चा भगवद्धक्त कौन 
हे ओर सच्चा राष्ट्रभक्त कोन है ? इन्हींकी पहचान, इन्हींके छक्षण इन 
अभंगोंमें बड़ी खूबीके साथ बताये गये हैं । 

इस प्रसद्धके अतिरिक्त अन्यत्न भी तुकारामजीके अभगोंमे वीर- 
ओके अनेक उद्गार हैं-- 

जो शूर-बीर है वही हाथका कोशल--मारना और बचाना 
जानता है । दूसरोंको यद् क्या बताया जाय ? तुका कहता है, शूरवीर 
बनो या मजूरी करके पेट भरों ओर आरामसे सो जाओ ।? 

समथ रामदास स्वामीने भी कहा है कि, जिसे प्राणका भय हो 
वह क्षात्रकर्म न करे, किसी उपायसे अपना पेट भरा करे |? यदि कभी 
लड़ना क्षगड़ना हो तो सरदारका ही सामना करे, भगोड़ोके पीछे 
न पड़े--- 

“यदि लड़ना दी हुआ तो पहले यद्ट समझो कि, जीव कर ही क्‍या 
सकता है ? भयको तो सामने आने ही मत दो | प्राणपणसे छड़ो, और 
कोई बात चित्तमें छिपाये न रहो। मीझ बनकर मत जीयो--एऐसे 
जीनेसे तो मरना अच्छा। त॒का कहता है, शूर बनो, काछसे काल 
बनकर लड़ो ।! 

कुछ अतिरिक्त बुद्धिवालोने तुकाराम महाराजकों 'अकमंण्य ओर 
भीरु) कहकर अपने ही ऊपर अपना थूक गिरानेका-सा उपहासास्पद 
दुस्साइस किया है । 


१२ संतोंको भीरु आदि कहनेवालोंकी मूखेता 


ऊपर तुकारामजीके सिपाहीबानेके जो अमंग दिये हैं उनसे अधिक 
स्पष्ट और निर्भीक ओर उज्ज्वल तेज दूसरे किसके उपदेशमें प्रकट हुआ 
है ? ऐसी मेघगजना-सी गम्भीर, आकाश-सी निमल, सूर्य-सी तेजस्विनी 


“५१० श्रीतुकाराम-अरित्र 


वाणीसे उन्होंने जो उपदेश किया है वह अत्यन्त स्पष्ट, निधड़क और 
प्रभावोत्पादक है | भगवानकी गुहार करनेमें, संतोके गुण गानेमें, नामकी 
महिमा बतानेमें, दाम्मिकोंका भण्डाफोड़ करनेमें और बिविध प्रकारके 
लोगोंको उपदेश करनेमें उनकी बाणीसे जो तेज निकलता है 
वही तेज इस राजकारणविषयक उपदेशमें भी है। और यह उपदेश 
उन्होंने किसी एकान्त स्थानमे बेठकर चुपके-से नहीं किया है बल्कि 
इरि-कीत॑नकी भरी सभामें किया है और उन उन्‍नीस बषके युवक वीर 
शिवाज्नी ओर उनके साथियोंकों किया है, जिन्होंने अभी-अमी स्वराज्य- 
संस्थापनके महान्‌ उद्योगपवका आरस्ममात्र किया था। जिन तुकाराम 
महाराजका सारा जीवन 'रात-दिन अन्तर्बाह्म जगत्‌ और मनसे युद्ध 
करते! और उनपर अपना स्वामित्व स्थापित करते बीता, परस्नीमात्रको 
जिन्होंने माता माना और सत्त्वहरण करने आयी हुई अप्सराको माता 
रखुमाई” कट्टकर विदा किया, जिन्होंने रानाको ओरसे मेंटमें आये हुए 
बहुमूल्य रत्नोको गोमाससमान' द्रव्य क्॒ककर छोटा दिया, रामेश्वर मह- 
जैसे दिग्गज विद्वानकों निनके आध्यात्मिक तेजके सामने बारह ही दिनसे 
नतमस्तक होकर अपना आपा सदाके छिये श्ुढ्गा देना पड़ा, शिवबा 
कासार-से घन-लोभीको बिन्होंने एक सप्ताइमें कीतेनरगमें ऐसा रेंग डाला 
कि उसने सारा वेभव परित्याग कर वेराग्य ढे लिया, शिवाजी महाराज- 
जैसे परम तेजस्वी, परम पराक्रमी महापुरुषकों जिन्होंने अपनी अन्तर्बाह्य 
'एकता ओर विशुद्ध सिद्ध प्रवोध वाणीसे भक्तिभावसमुल्लासका आनन्द 
दिलाकर उसपर उनसे नृत्य कराया | बिन्होंने स्वय परमात्माकों निगुण- 


से सगुण साकार बननेकों विवश किया और तीन सौ वषसे लाखो 
जीवोंके दृदयोपर जिनका प्रभाव अखण्डरूपसे प्रवाहित होता ओर उन 
हृदयोंकों परम प्रसाद देता चला जा रहा है उन ठुकारामजीको वाणी 
वीयंबती न होगी तो और किसकी होगी ? वह वाणी वीयंबती 
तेजस्विनी अभयवरदायिनी है | पर इसमे आश्रर्ययी कोई बात 


मेघ-सृष्टि ५५११ 


नहीं । जैसे वीरशिरोमणि तुकाराम, बेसी ही वीयंशालिनी उनकी अभंग- 
वाणी । आश्चर्य तो इस बातका है कि, ऐसे तेजःपुश्ष परम पुरुषार्गी 
मदापुरुषकों तथा तत्तुल्य ओर तद्गुरुस्थानीय भीज्ञानेश्वर, एकनाथादि 
सिद्ध महापुरुषों और महात्माओं तथा सारे वारकरी सम्प्रदायकों कुछ 
आधुनिक ठगके दिशभक्तोंने अकमंण्य, भीरु, राष्ट्रके किसी कामके 
राबक नहीं, राष्ट्रकी हानि करनेवाले? आदि दुष्ट विशेषणोंसे विद्रप करके 
अपनी बुद्धिकी बढ़ी सराहना की है, ओर दुःख इस बातका है कि 
इनके इस उच्छछुल बुद्धिचाअल्यसे अनेक नवयुवकोंका बुद्धिमेंद हो 
जाता है | सनोकी निन्‍दा भगवानको' प्रिय नहीं होती और समाजके 
लिये पथ्यकर नहीं होती। श्रीशानेश्वर, एकनाथ, तुकारामादि भक्तोंने 
या वारकरी सम्प्रदायने इन नयी रोशनीवालोका जाने क्‍या बिगाड़ा 
हे | देशमक्तोके सम्प्रदायकों इस प्रकार सर्तोकी निन्‍्दा, सतोका विरोध 
और घमंका उच्छेद सूझे, यह बात बहुत ही बुरा है। भारतवासियोकि 
हृदर्योपर संतोका इतना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है कि उनके सामने 
कोई निन्‍दा, विरोध ओर उच्छेदका दुस्साहस ठहर ही नहीं सकता । 
यदि भारतीय साहित्यमेंसे सतोंकी वाणी अछग कर दी जाय, यदि 
मदाराष्ट्रके साहित्यसे शानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम या हिन्दी-साहित्वसे 
सूर, तुलसी, कबीर आदिकी वाणी अछूग कर दी जाय तो इन साहि- 
त्यॉमें रह ही क्या जायगा ? भ्ीजशञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम भादि सतोंने 
महाराष्ट्रमें घमंको जगानेका प्रचण्ड कार्य किया, राष्ट्रकी मनोभूमि शुद्ध 


कर दी, छोगोको धर्म, नीति और सदाचारके पाठ पढ़ाये, विधमीं 
राअसत्तासे पददलित अचेत जनताकों धमकी सजझीवनीसे चेतन्य किया, 
बेदिक घर्मकी रक्षा की, बड़ी ही कठिन परिस्थितिमें हिन्दू-चर्म और 
हिन्दू-समाजको समाछा और पाछन किया, मराठी भाषाका वेभव बद्धिगत 
किया, अपने उज्ज्वल चरित्र ओर दिव्य प्रबोध-शक्तिसे महाराष्ट्रमे 
नवजीवनका सशञ्जार किया और इसीसे श्रीशिवाजी महाराज स्वराज्य- 


ण्श्र श्रीतुकाराम-चरित्र 


सस्थापनमें समर्थ हुए । सूर्यप्रकाशके समान देदीप्यमान इस घटनापर-- 
म्पराकों देखते हुए भी जो लोग पाश्चात्योकी देशप्रेमसम्बन्धी कल्पनासे' 
गुमराइ होकर इन छोककल्याणकारी सतोंकी अवहेलना करते हैं, उन्हे 
क्या कहा जाय ? मनोजयके मूर्तिमान्‌ आकार, निश्चयके भेरु, शान 
और वेराग्यके सागर, लौककल्याणके अवतार, अखिल महाराष्ट्रके लिये 
माता-पितासे भी अधिक पूज्य, छोककल्याणकी इच्छा करनेवाले जिनके 
चरणोके पास बैठकर आशीर्वाद पाकर बलवान बनें ऐसे महामहिम 
ईश्वरतुल्य सिद्ध महात्माओकों 'अकमंण्य और भीरः ओर राष्ट्रका 
मनोबल नष्ट करनेवाले” कहकर उनकी निन्दा करनेवाले आत्मघाती 
जीव कम-से-कम इतना तो करें कि उनके सब ग्रथ पढ़ जारये। 
इन लोगोंका यह ध्यान है कि राष्ट्रको इन संतोंने नष्ट शी कर डाछा था, 
पर रामदासने आकर राष्ट्रकों उबार लिया। समथ रामदास स्वामीकी 
स्तुति किसको प्रिय न हौगी ? जितनी करो थोड़ी है । पर इसके लिये 
यह आवश्यक नहीं कि अन्य सतोकी निन्‍दा की जाय। शिवाजीको 
समथ रामदास वरद और सहाय हुए, यह तो स्पष्ट ही है। पर समझनेकी 
बात यह है कि स्वराज्य-साघनके काममे शिवाजी मद्दाराजकों जो पराक्रमी, 
न्यायवान्‌ , सदाचारसम्पन्न, इृदनिश्चयी ओर शीछ्वान्‌ साथी और सेवक 
मिले, जिन्‍्होने राष्ट्रकाय साधनेके लिये अपना सवस्व शिवाजीके झंडेपर 
न्योछावर कर दिया वे सच्चरित्र वीर एकनाथ, तुकारामादि सतोंकी 
सज्जीवनी वाणीसे नवजीवन पाये हुए महाराष्ट्रॉमेंसे ही मिले या ये सब 
आसमानसे टपक पड़े ? सतोने महाराष्ट्रको यदि भीरु बनाया था तो 
तुकारामजीकी मेघगर्जनासे निनादित महाराष्ट्रकी गिरिकन्द्राओमें ही 
शिवाजीको अपने प्यारे मावलठे सेनिक मिले थे था उन्हें उन्होंने कहींसे 
पारसलसे मंगवाया था ? इतिहास तो मुक्तकण्ठसे यह स्वीकार करता 


है कि इन पहाड़ोंमें रहनेवाले कद्ट,, ईमानदार और बूरवीर मावलॉसे 


मेघ-दरष्टि ५१३ 


एकनिष्ठ सहायता ओर सेवा पाकर ही शिवाजी स्वराज्य स्थापित कर 
सके । मावले प्रायः किसान होते हैं ओर सब देशोंके किसानोंके समान 
इन्हें भी छावनियों और 'पोवाडे! गानेका शोक होता है। आज भी 
जाकर कोई मावलछोंके प्रदेशमें घूम आवे तो उसे यह मालूम होगा कि 
तुकाराम महाराजके अमग परम्परासे गाते हुए अबतक वे चछे आये 
हैं। मावढोका जो कुछ घम-सम्बन्धी ज्ञान है वह तुकारामके नाम और 
अमभंगोंका स्मरणमात्र है। उनका सम्पूर्ण साहित्य इतना ही है। 
शिवाजीके मावछोके बारह जिले एक-दूसरेमें मिक्े हुए, हैं ओर एकसे 
ही बने हुए हैं। तानाजी मारछुसरेके इतिहासप्रसिद्ध शेछार मामा 
देहूसे डे कोसपर शेल्ारवाड़ीमें ही रहा करते थे। पीछे शिवाजीके 
सफेदपोश सिपाहियोपर समथ रामदासकी धाक जमी, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । पर इसके पूर्व माबलोकों धम, नीति, व्यवह्रकी अमोश 
शिक्षा तकारामजीके हरि-कीत॑नोसे प्रात हुई थी, इसे कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता | मनुष्यसमाज विराट पुरुष है और विराद बने हुए 
महात्माके सिवा उसे ओर कोई हिला-डुछा नहीं सकता । यह ऐसरे-गेरे 
नत्थू-खेरोंका काम नहीं है । कलिकालके प्रभावसे राष्ट्रपर धर्मग्छानिकी 
घटा बीच-बीचमें घिर आया करती है ओर ऐसे समय छोग शक्तिहीन 
दुबंछ, कापुरुष-से बन जाते हैं, पर धमरक्षाके निमित्त जब महापुरुष 
अवतीण होते हैं तब यह घटा छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो जाती है। 
महापुरुषोके प्रभावसे राष्ट्रमें सब प्रकारके पुरुषार्थी पुरुष उस्न्न होते 
हैँ ओर राष्ट्रकी स्वांगीण उन्नति होती है। समाजके ढिये, इह- 
परलछोकमें संतोंके सिवा और कोई तारनेवालछा नहीं । सतोंके नेतृत्व 
ओर कृपाशीर्वादके बिना राजकीय उद्योग ताशके पत्तोंका-सा खेल 
हो जाता है ! उसका कोई मूल्य या मध्तत््व नहीं। समर्थ रामदास 
स्वामीने भी ती यही कहा है कि 'पहि्े ते हरिकथानिरूपण | हुसरें 
तें राजकारण” ( पहले हरिमजन ओर तब राजशक्तिसाघन )। 


तु० रा० ३३--- 


५१४ श्रोतुकाराम-चरित्र 


साधु-सतोपर यद्ट आक्षेप किया जाता है कि इन छोगोंने ससारकों 'मिथ्या 
ओर नाशवान” कहा, इससे छोग अकमंण्य बन गये; पर ऐसा आशक्षेप 
करनेवालोंसे यह पूछना चाहिये कि क्‍या समथ रामदास स्वामीने 
संसारकों सत्य और अविनाशी? कहा है? यदि नहीं तो तुकाराम या 
अन्य संतोने कोन-सी मिथ्या और विनाशकी बात कही ? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी तो यही कहा है कि, अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्य 
भजस्व माम्‌ ॥? वेद और शास्त्र क्या बतछाते हैं ओर अपना अनुमव 
भी आखिर क्या हे यह भी तो देख लो। सच्चे देशभक्त भीशिवाजी 
महाराज सतोके तेज ओर बलको समक्षते थे ओर उनके चरणोमे छीन 
रहते थे ! राजशक्तिसाधन यदि धमं-विवेककों छोड़कर चढेगा तो द्र- 
दर भठककर अन्तमें सिर पटककर रह जायगा। राजस आन्दोलनोके 
थपेड़े खाकर इताश होनेके बाद जब पूण निराशा राष्ट्रकां घेर छेती है 
तब राष्ट्र ईश्वर, धर्म ओर साधु-सतोकी ओर झुकता है, तब उसे ठीक 
रास्ता मिलता है, सच्चा सात्तिक प्रेम, बन्धु-बान्धवोंका ऐक्य और आत्म- 
रतिका तेज तथा धमंका बल प्राप्त होता है ओर राष्ट्र अपने उद्योग्में 
यशस्वी होता है | जब समाज धर्म-कर्म-रहित, विवेकददीन ओर मूठ बन जाता 
है तब उसमें सर्वत्र गंदगी ही फेल जाती है, सामान्य बूँदा-बॉदीसे वह 
नहीं घुछ जाती, उसके लिये मूसछाघार व्षाकी ही आवश्यकता होती 
है | शानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम ओर रामदास अपने मेघगर्जनसे सारे 
समाजको हिला डालते हैं; उनकी भेघबृष्टिसे समाजकी सारी गदगी 
बह जाती है और कृए:े, नदी, नाले पानीसे मर जाते हैं; पथरीली 
जमीनको छोड़कर शेष भूमि भीगती है ओर ऐसी उपजाऊ भूमिमेसे 
शिवाजी-जैसे कुशल ओर समर्थ कृषक चाहे जो अन्न उपजा लेते 
हैं ओर सम्पूर्ण राष्ट्र सुखी ओर समृद्ध आनन्दवनसुवन! मे परिणत 
हो जाता दे। महाराष्ट्रकों ऐसी समृद्धि त॒कारामजीके प्रयाणके 
पश्चात्‌ बीस-बाईस वर्षके भीतर दी प्राप्त हुई । उस सुख-समृद्धिकों 


१५ मेघ-ृष्ठि 


देखकर भूमिकी ओर उसे कमानेवालोकी, खेतोकी इरियालीकी, उस 
अन्नप्रचुरताकी तथा उसे मोगनेबालोके सौभाग्यकी चाहे जितनी प्रशसा 
कीजिये, वह उचित ही है और उसमे सभी सहमत हैं। पर प्रेमसे 
इतनी ही विनय और है कि उस आनन्दमे मेघके उपकारकों न भूले । 
हताश, परवश, घमंशून्य बने हुए महाराष्ट्रमे उस मेघबृष्टिके होते ही 
दीन, दरिद्र, दुखिया महाराष्ट्र आनन्दवनभुवन! हो गया। उस 
आनन्दवनभुवनका माहात्म्य हम श्रीसमथ रामदास स्वामीके ही मेघ- 
गजनसे सुनकर इस मेघसघातकों विनम्रभावसे वन्दन करें। भीशिवाजी 
महाराजके राज्यामिषेकका परम मद्भलमय शुभ कार्य सुस्म्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ सम रामदास स्वामीने बड़े आनन्दके साथ कहां--- 

यह देश अब आनन्दबनभुबन बन गया। स्तान-सन्ध्या, जप-तप, 
अनुष्ठानके लिये पवित्र उदककी अब कोई कमी न रही | जो छिखा सो 
ही हुआ, बड़ा आनन्द हो गया, अब प्रेम इस आनन्दवनभुवनमे दिन 
दूना, रात चोगुना बढता जायगा । पाखण्ड और विद्रोइका अन्त हो 
गया, शुद्ध अध्यात्म बढ़ा, राम ही कर्ता और राम हो भोक्ता इस 
आनन्दवनभुवनके हो गये। मगवान्‌ और भक्त एक हो गये, सब 
जीवोंका मिलन हुआ और सब जीव इस आननन्‍्दवनभुवनकों पाकर 
संतुष्ट हुए। स्वर्गकी रामगज्गा जहों आकर बहने लगीं, ऐसे इस 
आनन्दवनभुवन तीथंकी उपमा किस तीथसे दी जाय ? स्वधर्मके मार्गमें 
जो विष्त थे वे सब दूर हो गये | मगवानने स्वय कितने ही कुटिछ खल- 
कामियोंकोी उठाकर पटक दिया, कितनोकों मसछ डाछा और कितनॉंको 
काट भी डाला। सभी पापी खतम हुए, हिन्दुस्थान दनदनाकर आगे 
बढ़ा, अब आनन्दवनभुवनमे भक्तोकी जब ओर अभक्तोंकी क्षय हुई । 
भगवानके द्रोही गछ गये, भाग गये, मर गये, निकाल बाहर किये गये। 
पृथ्वी पावन हो गयी ओर जो आनन्द्वनशुवन था वह आनन्दवनभुवन 
हो गया ।? 


तेरहवाँ अध्याय 





पिपासाक्षामकण्ठेन याचितं चाम्बु. पक्षिणा | 
नवमेघोज्शिता चास्य घारा निपतिता झुखे ॥ 


तुकारामजीके घुख्य शिष्य 


तुकाराम महाराजने स्वयं शुरू बननेकी कभी इच्छा नहीं की | 
मेघबृष्टि-से उपदेश किया करते थे । तथापि मेघकी ओर अनन्यगतिक 
होकर देखनेवाले चातक नारायणकी सष्टिमे उत्पन्न हुआ ही करते हैं। 
इसमें मेघकी इच्छा-अनिच्छाकी कोई बात नहीं | तुकारामजीका कीतेन 
सहसखो श्रोता सुना करते थे, सुनकर सुखी होते थे ओर फिर तुरंत अपने 
पुराने अम्यासकों छौठ भी जाते थे; परन्तु इनमें अनेक ऐसे भी थे 
जिन्होंने मन, वचन, कमसे तुकारामजीका अनुसरण भी किया | ऐसे 
बड़भांगी जीवोंके पावन नामो और उनके पुण्य चरित्रोंका इस अध्यायमें 
दर्शन करे। 
| देहू ग्राममें एक पुराने संग्रहमें तुकारामजीके प्रधान-प्रधान शिष्योंके 
नाम एक साथ छिखे हुए मिले हैं--१--निछोबाराय पिंपछनेरकर, 
२-रामेश्वर भद्द वाघोलीकर, ३-गज्जञाराम मवाल कड्डूसकर, ४-मद्दादजी 


सातक मण्डल ५१७ 


पन्‍्त कुछकर्णी देहूकर, ५-कोंडो पन्‍त छोहोकरे, ६-मालणी गाठे 
येलेबाडीकर, ७-गवर शेट्वाणी सुदुब्नेकर, ८-मह्दहार पन्त कुलकर्णो 
चिखलीकार, ९-आंबाजी पन्‍त लोहगॉंवकर, १०-कान्होवा बन्धु देहूकर, 
११-सन्ताजी जगनाडे तव्ठेगाँवकर, १२-कॉड पाटीक छोइगॉवकर, 
१३-नावजी मात्ठी छोहगाँवकर ओर १४--शिवबा कासार कोहगॉवकर । 

ये चोदह नाम हैं। इनमें सबसे पहला नाम निछोबाराय ( या 
निछाजी राय ) का है। यह नामोल्लेख इसलिये नहीं हुआ है कि 
तुकारामजीके साथ करताल बजानेवालोमें यह रहे हों बल्कि इसलिये 
हुआ है कि तुकारामजीके शिष्योमें यही सबसे बढ़कर हुए. । इन १४ 
शिष्योमें ७ ब्राह्षण थे ओर ७ अन्य वर्णोके। यह जो कभी-कभी 
सुननेमें आता है कि बाह्यणोने तुकारामजीकीं सताया” सो ब्राह्षण- 
शिष्योंके इन नामोंसे व्यथ-्सा ही जान पड़ता है। यह भेद-भाव 
बारकरी-सम्प्रदायमे तो कभी था ही नहीं। तुकारामजीकी छमत्नछायामें 
सभी शिष्य भगवत्कथामृत-पानमें ही मस्त रहते थे ओर उनका परस्पर 
प्रेम भी अवर्गनीय था। निछाजीकों छोड़ शेष तेरह शिष्य पूना प्रान्तके 
ही अधिवासी ओर देहकी पदञ्चकोशीके ही भीतरके थे। कान्दहोबा बल्धु 
ओर मालजी गाडे जँबाई तो घरके ही आदमी ये | इन चोद शिष्योके 
अतिरिक्त कचेश्वर ब्रह्म तथा बहिणाबाईका हाक इधर दस वर्षोंके अंदर 
ही माढठूम हुआ है, इसलिये इस अध्यायमे इनका भी समावेश होना 
चाहिये | पहले तेर्‌इ शिष्योंकी वातां सुने | तेरइमे चार लछोइगॉँवके हैं | 


लोहगॉवमे तुकारामजीका ननिह्वाल था ओर वहोंके छोग तुकारामजीको 
बहुत प्यार भी करते थे इसलिये पहले तेरह शिष्योका परिचय प्राप्तकर 
पीछे लोइगॉवको चलेंगे। ओर इसके बाद कचेश्वर और बहिणाबाईके 
दर्शन करेंगे ओर अन्तमें निलाजी रायका चरित्र देखेंगे। इन सोलह 
शिष्योमेंसे निकाजी राय, कान्हदजी ओर बढ्िणाबाईके अभग मोजूद हैं, 
रामेश्वर भद्दके भी चार अभग ओर दो आरतियों हैं । 


५१८ श्रोतुकाराम-चरिजत्र 


? महादजी पन्‍्त 


यह देहके ज्योतिषी कुलकर्णी थे, ठुकारामजीके आरम्भसे ही परम- 
भक्त थे | तुकारामजीके घरानेके साथ इनके घरानेका स्नेह पहलेह्दीसे 
चला आता था। तुकाराम महाराजके ग्हप्रपश्चकी चिन्ता इन्हींकी 
अधिक रहती थी, जिजाबाईको समय-समयपर अन्नादि और द्रव्यादि 
देकर यह उनकी मदद करते थे, उनकी खबर रखते थे और आपत्ति- 
कालमें सहाय होते थे | महादजी पन्‍्तका यहद्ट सारा व्यवहार घरके बड़े- 
बूढोंका-सा था। इन्द्रायणीके तटपर जहाँ देवकी अनेक मूर्तियों एक 
साथ हैं, वहाँ तुकारामजी मजन करते थे और भजनमें लवलीन हो 
जाते थे | एक बार पडोसका एक किसान तुकारामजीकों अपने खेतकी 
रखवालीके लिये बेठाकर किसी कामसे एक दूसरे गॉवमें गया। 
तुकारामजीकों अपने तनकी सुधि तो रहती ही नहीं थी, भजनमें ही 
रमे रहते थे, चिड़ियाँ आकर दाना चुगने लगतीं तो इन्हें तो उनमें 
नारायणकी मूर्तियाँ दिखायी देती थीं, इससे पक्षी भी निश्चिन्त प्रसन्‍नता- 
के साथ खेत चुग जाते, वे हाथ जोड़े ही बेठे रहते | वह किसान इस 
रखवालीके बदले आधा मन अनाज देनेकी बात तुकारामजीसे कह 
गया था, पर वह जब लछोटकर आया तो सब बाल खाली, एकमे भी 
दाना नहीं । मारे क्रोधके हाथ-पैर पटकता हुआ वह पजञ्चोंके पास गया ।' 
पर पञ्च जब देखनेके लिये खेतपर आये तब सारा दृश्य ही उछट गया | 
जहाँ एक भी दाना नहीं था, वहाँ दो सो मन अनाज निकला | पदश्चोंने 
सो मन अनाज तुकारामजीको दिलाया | पर तुकारामजीने आधे मनसे 
अधिक लेना अस्वीकार किया। तब छोगोके कहनेसे महादजी पन्‍्तने 
उस अन्नराशिकों अपने घरमें रखवा लिया और श्रीविट्ठु-मन्दिरके 
जीर्णोद्धारके काममे उसे सचाईके साथ खच किया । 


२ गज्ञाराम मवाल 


यह वुकारामजीके कीतनमे श्ुवषद अलछापते थे | तुकारामजीके यही 


चातक-मण्डल ५१९, 


पहले अ्रुवपदी थे । यही तुकारामजीके एक मुख्य केखक भी थे | प्रधान 
लेखक दो थे, एक यह और दूसरे सन्‍्ताजी तेली चाकणकर | गल्ञाराम 
मवाल वत्सगोत्री यजुवेदी ब्राह्मण थे और दाभाडेतले गाँवमें रहते ये । 
इनके पिताका नाम नाभाजी था। यह सराफीका काम करते थे, ओर 
सम्पन्न ये | स्वभावसे बड़े सात्विक, शान्त, सहिष्णु और प्रेमी थे । इनका 
कुछ-नाम महाजन था | इनके म्रदु सोम्य स्वभावके कारण तुकारामजी 
इन्हें विनोदसे 'मवाल” ( नरम ) कहा करते थे । गोपालब॒वाने इनके 
अन्तःकरणकों मौमसे भी सुठायम” कहकर इनका वणन किया है, गज्ञा- 
रामजीकी तरह ही सन्ताजी तेलीका भी स्वभाव था। स्वभाव दोनोंका 
मिलता था, इस्से दोनों एक दूसरेके बड़े प्रेमी भी थे । ऐसे प्रेमी, ऐसे 
नैष्ठिक और ऐसे दुराशारहित श्रुवपद्यि--प्रेममें मस्त होकर नाचने- 
वाले मज्जुल स्वस्से स्वर-में-स्वर मिलानेबाले ओर तन-मनसे तुकाराम- 
जीका अनुगमन करनेवाले, तुकारामजीके पीछे खड़े रहकर उनके 
भजनकी टेक या स्थायी पद गानेवाले भ्रुवषदिये--थे, इससे तुकाराम- 
जीके कीतनमें रगदेवता नाच उठते थे ओर श्रोताओपर बड़ा अद्भुत 
प्रभाव पड़ता था, इन गद्भाराम नरमके बंशन आज भी पूना ओर 
कड्डसमें मोजूद हैं | पहले-पहल तुकारामजीसे इनका साक्षात्‌ मामनाथ 
पव॑लपर हुआ | गज्ञाराम नरम अपनी खोयी हुई भेंसको दूँदते-ढूँदते 
बहोँ पहुँचे थे। तुकागमजी उस समय भजनके आनन्दमे थे। इन्हें देख- 
कर उनके मुंइसे एक बात निकल गयी। उन्होंने कहा, जाओ, घर 
लौट जाओ, मैस तो तुम्हारे घरमें दी बँघी है |! यह छोटे, घर पहुँचकर देखते 
हैं कि सचमुच ही भेस बेंघी खड़ी है | चार दिनसे उसका पता नहीं था, 
दूँदते-दूँदते गद्भाराम हैरान हो गये, आज बह मैंस आप ही छोट आयी। 
गड्भारामने इसे उस साधुके वचनका ही प्रभाव जाना । उनका यह ज्ञान 
अन्यथा भी नहीं था | कारण, साधुओंके सहज बचनोमें ऐसी ही क्रिया- 
सिद्धि होती है | गद्धारामने दूसरे ही दिन उत्तम भोजन तेयार कराया 


९२० शीलुकाराम-चरित्र 


ओर एक थालूमें पूरण-पूरी आदि सब पदार्थ सज्ञाकर रखे ओर उस 
थाल॒कों सिरपर रखकर वह भामनाथ पवतपर तुकारामजीके समीप ले 
गये | तुकारामजीके सामने थाछ रखकर उनकी चरण-वन्दना की ओर 
भोजन पानेकी बड़ी दीनतासे विनती की | तुकारामजीने इनके [नष्कपट 
सस्‍्नेहकी जानकर भोजन किया ! पर ऐसी उपाधि बढ़नेकी आशड्डासे 
वह कुछ ही दिन बाद उस स्थानकों छोड़कर भण्डारा पव॑तपर चढ़े 
गये। गद्भारामजीके चित्ततर तो ठकारामजीकी मूर्ति खिंच गयी। 
ओर वह भण्डारा पर्वतपर भी तुकारामजीके पास जाने-आने छगे | यह 
समागम अब इतना बढ़ा कि तुकारामजीके समीप दो आदमी सदा 
ही छाया-से रहने लछगे-एक गद्भाराम और दूसरे सन्ताजी ! तुकाराम- 
जीकी छायाकी यह युगरू-जोड़ी ही थी। तुकारामजीको माघ शुक्ला 
दशमीके दिन गुरूपदेश हुआ था। इस निमित्त तुकारामजीसे अनुमति 
लेकर गज्भारामजी कड्डसमे इस दिन आनन्दोत्सव मनाने छगे। यह 
उत्सव गड्भारामजीके वंशन अभीतक बड़े ठाटके साथ पन्द्रह दिनतक 
लगातार किया करते हैं। इन उत्सबके दिनोंमें उनके यहाँ अशोच या 
वृद्धि नहीं होती और किसी बच्चेकी माता भी नहीं निकछती । अभीतक 
यही मान्यता चली आयी है ओर मवाल्वशज इसे तुकारामजीका प्रसाद 
मानते हैं। गज्ञारामके पुत्रका नाम विहचल था। इनके वशमें रामकृष्ण 
नामके कोई महात्मा भी हुए, जो परमहंस-बृत्तिसे पण्टरपुरमें रहा 
करते थे । 


३ सन्ताजी तेली 


इनका कुछ हा तो ऊपर आ ही चुका है।यह चाकणके रहनेवाले, 
कुछ-नाम इनका सोनवणे | इनके पुत्रका नाम बालाजी । इनके वशज 
तलेगॉवमें मोजूद हैं। सन्‍्ताजीके हाथकी लिखी हुई तुकारामजीके अभर्गों- 
की बह्टियों तलेगाँवमें हैं | कहते हैं तुकारामणी और सन्ताजीके बीच यह 
झपथ-प्रतिशा थी कि इम दोनोंमेसे जिसकी मृत्यु पहले हो उसे जो जीवित 


चातक-मण्डल ९०44 


'रहे वह मिट्दी दे। तुकारामजी तो मरे नहीं, अदृश्य हुए। उनके 
अदृश्य होनेके कई वर्ष बाद सन्‍्ताजीका चौला छूटा । उनके घरके लोग 
उन्हें मिट्टी देने छगे पर कितनी भी मिद्दी दी तो भी सन्ताजीका 
मुंह मिद्दीसे नहीं तोपा जा सका, वह मिद्दीके ऊपर खुरछा ही रहा । 
किसी तरह मुँह नहीं तोपा गया, तब मध्यराजिके समय उस 
स्थानसे ठुकारामजी स्वयं प्रकट हुए ओर उन्होंने अपने हवाथसे मिद्दी 
दी, तब मिट॒टी देनेका काम पूरा हुआ.। उस अवसरपर सन्ताजीके 
पुत्र बालाजीकोीं ठुकारामजीने तेरह अभंग दिये। उसमेंसे एकका 
भाव इस प्रकार है--- 


गोओको चराते हुए मैने जो वचन दिया था उससे मुझे एक 
तेलीके लिये आना पड़ा। तीन मुठ्ठी मिटटी देनेसे उसका मुँह त॒पा । 
€ यह तो बाइरी बात है, असलमे ) तुका कहता है, में इसे विष्णुलोकर्में 
लिवा जानेके लिये आया हूँ |! 


सन्‍्ताजीकी समाधि भण्डारा पर्वतके नीचे सुदुम्बर नामक ग्राममें है । 


४ गबर सेठ बनिया 


यह कण्णांटकके लिज्ञायत बनिया सुदुम्बरमे रहते थे | बड़े सातक्तविक 
ये । तुकारामजीके महाप्रयाणके पश्चात्‌ इनकी देह छूटी । झृत्युके पूर् 
इन्होने रामेश्वर भट्ट ओर कान्हजीकों अपने समीप बुछा छिया था और 
उनके मुखसे तुकारामजीके अभग सुनते हुए इन्होंने देहत्याग किया। 
उस समय तुकारामजीके रूपकी ओर इनकी ऐसी लौ छग गयी थी 
कि अन्त समयमें तुकारामजी प्रकट हुए । इन्होंने अपने हाथसे 
तुकारामजीके छछाठमे चन्दन छेपन किया और गलेमे फूछोंका हार 
डाला | तुकारामजीकों ओर किसीने नहीं देखा पर सबने अधरमें हार 
लटका हुआ देखा ओर तुकारामजीके नामकी जयध्वनि की, उसी ध्वनिम्मे 
मिलकर गबर सेठके प्राण चले गये । 


०२२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


७ मालजी 


यह तुकारामजीके जँवाई याने उनकी कन्या भागीरथीके पति थे | 
पति-पत्नी दोनोंकी ही ठुकारामजीपर बड़ी भक्ति थी। तुकारामजीने 
मालजीको नित्य-पाठके लिये गीताकी पोयी दी थी । 


६ तुकाभाई कान्हजी 

तुकारामजीके भाई कान्हजी पहले तुकारामजीसे बॉट-बखरा कराके 
अलग हो गये थे, पर पीछे इनके ह्ृदयपर तुकारामजीका प्रभाव पड़ा 
ओर यह तुकारामजीकी शरणमें आकर शिष्य बने। यह तुकाभाई 
कइकाने छगे | तुकारामके अभगोंकी गाथा? में इनके भी अनेक उत्तम 
अमंग हं। तुकारामजीके महाप्रयाणपर इन्होंने जो विछाप किया है 
ओर भगवानकों जो खरी-खोटी सुनायी है उस विषयके अभग तो बड़े 
ही करुणारसपूण हैं | 


७ मल्हार पन्‍त चिखलीकर 


यह भी तुकारामजीके बड़े नियमनिष्ठ भक्त थे और कीत॑नमें 
करतालछ बज्ञाते थे | 


८ कोंडो पन्‍त लोहोकरे 


यह भी ध्रुवपद गाया करते थे। एक बार इन्होने तुकारामज्ीपर 
अपनी यह इच्छा प्रकट की कि मै काशी यात्राकों जाना चाहता हूँ, आपके 
अनेक धनी-मानी भक्त हैं, उनसे कुछ कह दीजियेगा तो मे आरामसे 
पहुँच जाऊँगा। त॒कारामजीने बात सुनी और अपने आसनके नीचेसे एक 
अशफफों निकालकर उनके हाथपर रखी भोर कहा कि यह लो, इसे मजाकर 
जरूरी सामान लिया करो, पर जो भी खच करो एक पैसा रोकड़ जमा रखो, 
इससे उसी पैसेकी दूसरे दिन अशर्फों बन जाया करेगी !! कोडो पन्‍्तने 
बडे कुतृहलके साथ वह अशर्फी अपनी टेंटमें खोंसी और बहाँसे विदा 


चातक-मण्डल ण्श्ड्के 


लेकर उसी दिन उसका चमत्कार आजमाया। पैसेकी अशर्फों बन जाती 
है, यह प्रत्यक्ष देखकर उनके कुतूहूछका ठिकाना न रह्य । तुकारामजीने 
उनसे यह कष्ट रखा था कि यद्ट बात ओर किसीसे न कहना । अस्तु । 
त॒कारामजीने उनके साथ काश्ीमें तीन अमंग भेजे थे। पहले अभंगमें: 
गद्भाजीको मावा कहकर पुकारा है ओर यह प्राथना की है-- 


(१) 


'भगवति मातः ! मेरी विनती सुनो । आपके चरणोमें में अपना 
मस्तक रखता हूँ। आप मद्दादोषनिवारिणी भागीरथी सब तीर्थोंकी 
स्वामिनी हैं| जीवन्मुक्ति देनेवाली हैं, आपके तीरपर मरना मोक्षराभ 
करना है; इहलोक और परलोक दोनोौंके लिये आप सुख देनेवाली हैं । 
सतोंने जिसे पाला-पौसा वह श्रीविष्णुका दास तुका यह बचन-सुमन 
आपकी भेंट भेजता है ! 


(२) 
दूसरे अभगमें श्रीकाशी विश्वनाथसे प्रार्थना करते हैं-- 


आप विश्वनाथ हैं, में दीन, रह, अनाथ हूँ। मै आपके पेरों 
गिरता हूँ, आप कृपा कीजिये, जितनी कृपा करेंगे बह थोड़ी ही शेगी; 
क्योंकि में ( आपकी कृपाका ) बड़ा भ्ुक्खड़ हँ। आपके पास सब कुछ 
है ओर मेरा सन्‍्तोष अल्पसे ही हो जाता है । तुका कहता है भगवन्‌ ! 
मेरे लिये कुछ खानेको भेजिये |? 


(३) 

“विष्णु-पदमे अपने करोसे पिण्डदान कर चुका हूँ। गयावणन मेरा 
हो चुका है | पितरोके ऋणसे मै मुक्त हो चुका हूँ । अब मैंने कर्मान्तर 
कर लिया है। हरिहरके नामसे बम-बम बजा चुका हूँ। तुका कहता 
है, मेरा सब बोझ अब उतर गया है !! 


५२४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


इन तीन अभयोर्में भागीरथी, काशीविश्वेश्वर ओर विष्णुपदकी 
प्राथंना की है । कोडोजीने तुकारामजीसे मिली हुई सुवर्णमुद्रासे सम्पूर्ण 
यात्रा पूरी की | चातुर्मास्य उन्होंने काशीमें किया और तब छोहगॉवमें 
छोट आये। तुकारामजीके चरणवन्दन किये और यात्राका सब हाल 
निवेदन किया । पर एक बात झूठ कह दी | उन्हें यह डर हुआ कि 
तुकारामजी अपनी सुवर्ण-सुद्रा कहीं वापस न मॉग बैठे । इसलिये उन्होंने 
बड़ी समयसूचकताके साथ पहले ह्वी कह दिया कि यात्रासे लोग्ते हुए 
मसुबर्ण-मुद्रा जाने कहाँ खो गयी। ठु॒कारामजीने कहा, तथासस्‍्तु | घर 
लोटकर कोडो पन्‍्तने देखा कि दुपट्टेके छोरमें बॉबकर रखी हुईं मुद्रा 
न जाने कहों गायब हो गयी। उुकारामजी-जैसे सर्वसम्थ पुरुषसे 
ऐसा कपट किया, इस बातपर उन्होने बड़ा पश्चात्ताप किया और 
तुकारामजीके चरणोमें गिर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया | 


९ रामेश्वर भट्ट 


रामेश्वर भद्ठ तुकारामजीके विद्वेषी थे, पीछे उनके परम भक्त हुए, 

यह कथा पहले कही जा चुकी है। वाघोलीमें रामेश्वर भद्दके भाईके वशज 

हैं ओर बहुढ नामक स्थानमे स्वय रामेश्वर भरष्टके वंशज हैं । रामेश्वर 

भट्ठके परदादा कान्ह भट्ट कर्णाठक प्रदेशमें बादामी नामक स्थानमें रहते 

थे। वहाँसे वह पूनेमें आये ओर वहीं बस गये | इनके पूवज कर्णाटका ही' 

थे, इन्द्दींके समयसे यह घराना मद्दाराष्ट्रीय हुआ है। कान्द भद्दके पुत्र 

चण्ड या चाण्ड भट्ट, चाण्ड भद्दके पुत्र कान्‍ह भट्ट और कान्ह भद्दके 

पुत्र रामेश्वर भट्ट हुए । रामेश्वर भद्ठके पुत्र विट्ठकछ भद्द हुए | विद्चछ 

भद्दका वश बहुछ ग्राममें विद्यमान है | रामेश्वर मह्के कुलमें वेदाध्ययन 

'यूबंपरम्परासे ही चछा आया था। इन्होने सम्पूण बेद अपने पितासे ही पढ़े। 
यह रामके उपासक थे | जिस मूर्तिकी यह पूजा करते थे, वह मूर्ति बहुछ 

आममे इनके वंशजोंके पास है। वाघोलीमें व्याधेश्वर महादेवका स्थान 


चातक-मण्डल ५२५, 


प्रसिद्ध है। रामेश्वर भइने यहाँ बड़ा अनुष्ठान किया था। घरकी 
ओराममूर्तिकी पूजा-अर्चा करके यह नित्य ही व्याप्रेश्वरके मन्दिरमें 
आकर एकादण्णी ( एकादश रुद्रपाठ ) करते थे। इनके बशज 
बहुलकर! कहलाते हैं और इनकी पैतृक ज्योतिषी बत्तिके वाघोली, 
भावडी, बहुछ, चिंचोी और शिद्देगह्ाण--ये पॉच गॉव अभीतक 
इनके अधिकारमें हैं | रामेश्वर भट्ट जब तुकारामजीके शिष्य हुए तबसे 
वारकरी मण्डलमे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई | ठ॒कारामजीके पीछे कीत॑नमें 
यह झॉँझ लेकर खड़े होते थे | दस-बारद वर्ष यह तुकारामजीके सत्सड्में 
रहे, तुकारामचीने महाप्रस्थान किया तब यह देहूमे ही थे और कुछ 
झगड़ा पड़नेपर वहाँ इन्होंने दी शास्रीय व्यवस्था दी थी। इनकी 
समाधि वाघोलीमे दे | बहुलकरोके यहों मार्गशीष शुक्ठ १४ को इनकी 
तिथि मनायी जाती है । 


१० शिवबा कासार 


लोहगॉवम तुकारामजीका नॉनेहाल था और लछोश्गॉवके छोग 
भी इन्हें, बहुत चाहते थे, इससे लोहगोंवमे तुकारामजीका आना- 
जाना बराबर बना रहता था। वहों तुकारामजीके कीतंनका रम 
और भी गादा रहता था । सारा लोइगाँव उनके कीत॑नपर टूट 
पड़ता था ओर आसपासके भी सेकड़ों छोग आ जाते थे। पर नहीं 
आता था शिवबा कासार, और केवल आता ही नहीं था सो नहीं, 
घर बैठे तुकारामजीकी खूब निन्‍्दा भी किया करता था। वह जैसा दुष्ट, 
अ्रष्ट और कुटिछ था, सब जानते थे। पर तुकारामजीका दयाद्र 
अन्तः्करण तो यही चाइता था कि कोई कैसा भी दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य 
हो, वह कीतन-भ्रवण करे, भक्तिगड़ामे नहा के ओर शुद्ध होकर तर 
जाय । छोगोंके बहुत कहने-सुननेपर वह एक दिन छोगोंकी बात रखनेके 
ही विचारसे कीत॑न सुनने आ ही तो गया। दूसरे दिन उसका मन कहने 
रूगा कि चछो, जरा कीतन ही सुन आओ।; फिर वही मन यह भी 


५२६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


कहे कि अरे, कहाँ जाते हो, बढाओ बखेड़ा; पर उसके पेर उसे घसीट 
ही लाये | तीसरे दिन कोई विकल्प नहीं पड़ा, अपनी ही इच्छासे आप 
ही बड़ी प्रसन्नताके साथ कीत॑न सुनने आया | इसके बाद तीन दिनतक 
उसकी उत्कण्ठा बढ़ती ही गयी | सातवें दिन तो वह तुकारामजीका 
भक्त ही बन गया। तुकारामजीके निर्मछ हृदयकी अमोध-बाणीका यह 
प्रसाद था, जिसने सात दिनमें एक बड़े दुइंत्तकों सुधारकर भगवानका 
प्रेमी बना दिया, ठुकारामजीने कहा है कि खल दुर्जनकों निर्मल 
सुजन बना देंगे । गधेकों घोड़ा बनाकर दिखा देंगे ।” शिवबा कासारको 
सचमुच ही उन्होने कुछ-का-कुछ बनाकर दिखाया--यह पत्थरकों ही 
पिघलानेका-सा काम था। तुकारामजीके सजझ्लसे शिवबाका रूपान्त्र 
हो गया। उसकी ज्जी अपने पतिका नया रूप, रण और दढग देखकर 
बहुत घबड़ायी । उसके जो पतिदेवता नित्य हाय पैसा ! द्वाय पैसा 
करते हुए पेसेके लिये जाने क्या-क्या काण्ड कर डालते थे वे अब 
विहक् | विद्चछ ! कहने और ऑल मूँदकर बैठ रहने छगे ! भला, 
यह कोई संसारियोका काम है। ससारमें आसक्त उस स््रीको 
तुकारामजीपर बड़ा क्रोधष आया। उसने तुकारामजीकों इसका बदला 
चुकानेका निश्चय किया और वह समयकी प्रतीक्षा करने छगी | एक 
दिन शिवबा तुकारामजीको बडे प्रेम और सम्मानके साथ अपने घर 
लिवा गये। तुकारामजी जब स्नान करने बैठे तब 'कृत्याने जान- 
वृक्षकर उनके बदनपर अदहनका उबलता हुआ पानी डाल दिया । 
उससे शरीरकी क्या हारूत हुईं वह तुकारामजीके ही शब्दोमे सुनिये--- 


सारा शरीर जलने छगा है, शरीरमे जैसे दावानल घघक रहा हो । 
अरे राम ! हरे नारायण ! शरीर-कान्ति जल उठी, रोम-रोम जलने छगे, 
ऐसा होलिकादहन सहन नहीं होता, बुझाये नहीं ब॒ुझ्ता | शरीर फटकर 
जेंसे दो टुकड़े हुआ जाता हो, मेरे माता-पिता केशव ! दौड़े आओ, मेरे 
देदयकी क्या देखते हो ? जक छेकर वेगसे दौड़े आओ । यहाँ और 


चातक-मण्डलर 5२७ 


'किसीकी कुछ नहीं चलेगी । तुका कहता है, ठम मेरी जननी हो, ऐसा 
सह्डट पड़नेपर तुम्हारे सिवा और कौन बचा सकता है ?? 


फूछसे भी कोमल जिनका चित्त होता है, उन परोपकाररत 
महात्माओंके साथ नीच लोग जब ऐसी नीचता करते हैं, तब थोड़ी 
देरके लिये तो इस संसारसे अत्यन्त घृणा हो जाती है और जी यह 
चाहता है कि यहाँसे उठ चलों। उस चुड़लने उन करुणानिधिके 
कोमछ अज्ञॉपर उबढूता हुआ पानी छोड़ा, इन शब्दोंकों सुनते ही 
पदन जछ उठता है। तुकारामजी शिवबाकी स्रीपर जरा भी क्रुद्ध नहीं 
55 पर भगवानका उसपर कोप हुआ | उसके शरीरपर कोदढ़ फूट 
निकला । उसकी व्यथासे वह छटठ्पटाने छगी | रामेश्वर भट्टके कहनेसे 
ठकारामजीको स्नान कराना सोचा गया था। देवी लीला कुछ विचित्र 
ही होती है। तुकारामजीके इस स्नानसे जो मिट्टी भीगी वही मिट्टी 
शिवबाने अपनी ज्लीके सारे शरीरमे मल दी | इससे वह महारोग दूर 
हो गया | उसके भी भाग्योदयका समय आया । उसने बड़ा पश्चाचाप 
किया, बिलख-बिलूखकर खूब रोयी, ठ॒ुकारामजीके चरणोपर गिरी, 
ठ॒ुकारामजीने उसे आश्वासन देकर शान्त किया। शेष जीवन उसका 
अपने पतिके साथ आराम कृष्ण हरि विट्ठल” भजनमे बड़े 
सुखसे बीता | 


११ नावजी माली 


यह भी छोहगॉवके रहनेवाले थे । तुकारामजीके बड़े भक्त थे, 
सुगन्धित पुष्पोकी माछाएँ बड़े प्रेमसे गूँथ-गूंथकर यह तुकारामजीकों 
पहनाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी कछा ही. तुकारामजीकौ अरप॑ण 
की थी। माछा गूँथकर बेचना तौ उनकी जीविका ही थी, पर बह 
अपनी जीविकाका बहुत-सा समय भगवत्पेममे छूगाते थे--बड़े 
अमसे भ्रीविडल्नाथ, श्रीठकाराम और ओऔरीइरिकीर्तनके भोताओंके डिये 


५२८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


बड़े सुन्दर हार और गजरे तेयार कर के आते थे ओर बारी-बारीसे 
सबको पहनाते थे। उन्होंने अपने बागमें बड़ी भक्तिसे तुलसीके बिरवे 
हगा रखे थे। नाना प्रकारके सुन्दर सुगन्धित फूलॉंके पेड़ और पौधे तो 
लगा ही रखे थे | उनकी क्यारियोमें घास निराते हुए, जल सींचते हुए, 
फूल तोड़ते हुए, माला गूँथते हुएए वह श्रीविद्धछठका ध्यान करते हुए 
निरन्तर नाम-स्मरण करते रहते थे। बड़े प्रेमसे भजन करते थे। इनके 
प्रेम-मधुर भज्नन ओर दृत्यकों देखकर तुकारामजी इनसे बहुत ही प्रसन्न 
रहते थे । नावजी जब कीत॑नमें आ बेठते तब तुफाराम यही कहकर 
उनका स्वागत करते कि 'हमारे प्राण-विभाम आ गये |? 


१२ अम्बाजी पन्‍्त 


यह कोइगॉवके जोशी कुलकर्णी थे। इन्होंने तुकारामजीकी चरण- 
सेवासे कृतार्थता छाभ की। यह एकामग्रचित्त होकर कथा सुनते थे | 
ओोताओंमें ऐसी एकाग्रता और किसीकी नहीं होती थी | एक समयकी 
बात है कि लोहगॉवमे मध्यरात्रिमे यह तुकारामजीका कीत॑न सुनते हुए 
ततलीन हो गये थे और उसी समय उनके घरपर उनके बच्चेका 
प्राणान्त हुआ। बच्चेकी माँ उस दुःखसे पागलन्सी हों गयी । ओर 
बच्चेके प्रेतकों उठाकर कीतत॑न-स्थानमे के आयी; वहाँ प्रेतको नीचे 
रखकर अपने पति और त॒कारामको खूब खोटी-खरी सुनाने और प्रकाप 
करने लगी। उसके प्रढप और बिलापको देखते हुए त॒ुकारामजीके 
मुखसे एक अभक्ग निकला। इस अभन्गञमें तकारामजीने भगवानसे 
प्राथना की--- 

दे नारायण | आपके ढिये निष्प्राणको चैतन्य कर देना कोन-सी 
बड़ी बात है | हे स्वामिन ! पहलेके गीत हम क्या जानें। अब यहीं 
उन बातोको प्रत्यक्ष करके क्‍यों न दिखा दें? इमारा अहोमाग्य है जो 
आपकी शरणमें हैं, आपके दास कहलाते हैं। तुका कहता है, अपनी 
सामथ्य दिखाकर अब इन नेत्रॉंको कृता्थ कीजिये ।? 


चातक-मण्डल ०, 


इसी प्रकार भगवानसे विनय करते ओर भमगवानका भजन करते 
एक प्रहर बीत गया, तब तुकारामजीके हृदयको गुहार भमगवानकों सुननी 
पड़ी ओर उस मृत बारककों प्राण-दान कर उठाना पड़ा। भक्तोंके 
चरित्रोसे ऐसी-ऐसी अद्भुत घटनाएँ हो जाया करती हैं, पर इस विषयमें 
ध्यानमें रखनेकी बात यही है कि भक्तके चित्तमें यह भाव नहीं होता 
कि यह काम मेने किया या मेरे कारण बना। ऐसा अमिमान उनके 
चित्तकों दूरसे भी स्पश नहीं कर पाता। भक्त जब पूर्ण निरमिमान 
होता है ओर इसी ज्ञानमे लीन रहता है कि करने-करानेवाढे भगवान्‌ 
हैं, तमी उनकी वाणी भी भगवानकी ही हो जाती है--जो कुछ भक्तके 
मुंहसे निकल जाता है, भगवान्‌ उसे क्रियाफलपरिपूण करते हैं । 


१३ कोड पाटील 


तुकारामजी जब लोहगॉँव जाते तब इन्‍्हींके यहाँ ठहरते थे। यह 
ताल देनेमे बड़े प्रवीण थे | तुकारामजीके बड़े प्रिय थे | 


लोहगाँव 
शिवबा कासार, नावजी माछी, अम्बाजी पन्‍त और कोड पाटीछ-... 
ये चारो शिष्य छोहगाँवके अधिवासी थे। तुकारामजी देह और 
लोइगॉव, इन्हीं दो गॉवोमें सबसे अधिक रहते थे, इन्हीं दो गॉबॉमे 
उनके स्वजन और प्रियजन अधिक थे। देहमे तो उनका अपना 
हट +२ कि 
घर ही था, और लोहगॉवमे उनका ननिह्माल था। देहूसे भी अधिक 


लोइगॉवफे छोग इन्हे चाहते थे । महीपति बाबा अपने भक्त लीलामृतमें 
कहते हैँ--- 


श्रीक्षष्णका जन्म तो मथुरामें हुआ पर उनका असीम आनन्द 
गोकुलको ही मिला, वैसे ही श्रीतुकारामका सारा प्रेम लोहगॉबवालोने 
ही ढूटा ।! 


ठु० रा० ३७-- 


७५३० श्रीतुकाराम-चरित्र 


यह लोहगॉव& पूनेसे ईशान-दिशामे यरवदाके उस ओर नो मीलपर 
है | वारकरीमण्डलमें यह प्रसिद्ध भी है । दुकारामजीका ननिद्ाल इसी 
गॉवमें था ओर उनकी माताके माइकेका कुछनाम 'मोझे! था। गॉवकी 
रचना तथा गॉबवालॉके पास जो कागज-पत्र हैं उन्हें देखनेसे इस विधयमें 
कोई शड़ा नहीं रह जाती। ठ॒कारामजीके ननिद्ठालवाले घरमें एक शिका 
थी | इसीपर बेठकर तुकारामजी भजन किया करते थे। तुकारामजीके 
पश्चात्‌ यह शिल्ला उठाकर एक वृन्दावन” पर रखी है । यहाँ वारकरियोके 
भजन अब भी होते हैं | पण्ठरीके वारकरी आहन्दी जाते हुए मागशीषे 
कृष्ण ९ के दिन यहाँ ठद्दरते हैं। अभी उस दिनतक मोशेव्शके लोग 
यहाँ जमींदार थे, अब इस वशका कृष्ण मोझे नामक व्यक्ति बम्बईमे एक 
मेवाफरोशके यहाँ नौकर है । शिवब्रा कासारका मकान अब खेंडइरके 
रूपमें मौजूद है। उसकी हूृटी-फूटी दीवारोंसे यह पता चलता है कि यह 
कोई बड़ी भारी हवेली रही होगी। इस हवेलीका दरवाजा पश्चिमकी ओर 
था। हवेलीके सामने महादेवजीका एक बेमरम्मत मन्दिर है। लोग 
बतलाते हैं कि इसी मन्दिरमें तुकारामजी ओर शिवजी महाराज बेठकर 
बातें किया करते थे | छोहगॉवके शिवजीके पास पॉच सौ बेल थे, इनके 
द्वारा वह रॉगा, सीसा ओर बतनका बड़ा कारबार करता था। तुकाराम- 
जीके समयमे पुनवाडी ( पूना ) छोटी-सी मण्डी थी और लोइगॉवके 
इलाकेमें समझी जाती थी। छोहगाँवके बड़े-बड़े गिरे हुए मकान, 





& प्रसिद्ध इतिहासकार स्व० राजवाडेने लोहगाँवकों पनेकी नागझरो 
नदीके किनारेका एक ग्राम बताया था । पर कई वर्ष पर्व इस ग्रन्थके लेखकने 
उसका सप्रमाण खण्डन करके असली लोहगाँवका पता बता दिया है। भारत- 
इतिहाससंशोधक मण्डलके तृतीय सम्मेलन-वृत्तमे श्रीपाँगारकर महोदयका वह 
लेख छपा है। लोहगाँवका उपयुक्त वर्णन लेखकनें उसी लेखसे यहाँ उतारा है। 

[तुलसीकी ऊ ची-सी कियारी या गमलेको महाराष्ट्रमे वृन्दावन" कहते हैं। 


सातक-मण्डल ण्द्स्‍्र 


यहॉका बड़ा भारी महार्वाडा, वहाँके मालियो ओर कासारोके पुराने 
मकान तथा गॉवका ढॉँचा देखकर ऐसा जान पड़ता है कि तुकाराम- 
जीके समयमें यह कोई बहुत बड़ा कसबा रहा होगा । लोहगॉवसे पेदल 
रास्तेसे आलन्दी अदाई कोस, देहू सात कोस और सासवड नो' कोस 
है। लोइगॉवमें कासार, मोझे, खांदवे और माली पुराने अधिवासी हैं। 
कोड पाटील खांदवे, नावजी माली और शिववा कासार ( तुकारामजीके 
शिष्य ) इसी लोहगॉवके थे | मालियोंमे भालेकर, घोरपडे, गरुड ओर 
भूकण-ये चार घर वेतनवाले हैं अर्थात्‌ परम्परासे जीविकाके छिये 
जागीर पाये हुए हैं।। ** गॉवमे तुकारामजीका मन्दिर है। इस 
मन्दिरको छोड़ तुकारामजीका स्वतन्त्र मन्द्रि ओर कहीं नहीं है। यह 


मन्दिर शुण्डोजी बाबाके शिष्य इराप्पाका बनवाया बताया जाता है! 
पुनवाडीकी ओरसे गॉवमे घुसते ही 'क्ासारविद्दीए (बावढी) आती दे । 
यह बावली बहुत बड़ी और रमणीक है । बावलीकी पूर्व, पश्चिम और 
दक्षिण तीन दिशाओमे बड़े-बढ़े आलछे हैं ओर बावलीके भीतर द्दी चारो 
घाटोमे इतनी बड़ी जगह है कि पचास-पचास ब्राह्मण एक साए बैठकर 
सन्ध्या-वन्दन कर सकते हैं | बावछीमे दक्षिण ओर एक शिलालेख खुदा 
हुआ है | यह शाके १५१४का है। शिलालेखपर तुढाका चिह बना दे । 
मध्यका मुख्य छेख अच्छी तरह पढ़ा जाता दै। अगल-बगछके अक्षर 
शिछाके कोन-किनारे घिस जानेसे नहीं पढ़े जाते । इस शिला-लेखसे यह 
जान पड़ता है कि सबत्‌ १६६९मे यह गाँव कसबा छोहयाँव' था । 
यहाँके एक पटटेमे यह लिखा हुआ मिछा कि अमुक 'कान्होजी 
रायगढमें मद्ाराजकी चाकरीमें था, वह मरनेके लिये गाँवमे आया।' 
इससे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि तुकारामजीके हरिकीतनसे 
विनादित मावल प्रान्तसे ही शिवाजीकी शुरवीर सेना तैयार हुई । 


ण३२ श्रीतुकाराम-चरित्र 
१४ कचेश्वर ब्रक्षे 


भारत-इतिहास-मण्डलके शाके १८३५८ के वार्षिक विवरणमे ओऔी- 
पाण्डुरड् पट्वधनने कचेश्वर कविकी आत्मचरित्रात्मक १११ ओवियों 
कुछ कागज-पत्र ओर दो आरतियोँ प्रकाशित की हैं। आरतियों तो 
इससे पहले ही हमें मिल चुकी थीं | आत्मचरित्र नहीं मिला था, यह 
आत्मचरित्र बढ़े महत्वका है | चाकणमें ब्रह्मे नामका वेदपाटी ब्राह्मण- 
कुल प्रसिद्ध है । कचेश्वर इसी कुछमें उत्पन्न हुए । बचपनमे यह बडे 
नटखट और ऊषमी थे | जीणपुरा ( वर्तमान जुन्नमर ) से बीजापुरतक 
आप गश्त छगा आये । पीछे, कचेश्वर कहते हैं, 'मुझे कुछ चमत्कार 
दिखायी दिया, जिससे मुझे गीतासे प्रेम हो गया।! इसके बाद वह 
विष्णुसहखनामका भी पाठ करने छगे | एक बार किसीने उन्हें भोजनमें 
मिला विष खिला दिया, उससे उन्हें दमा हो गया | किसीने सलाह दी 
कि “अम्बाजी पन्‍्तके घर तुकारामजीके अमगोका सम्रद है, वहाँ जाओ 
और तुकारामजीके अभग पढ़ो, इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जायगी ।” 
कचेश्वरकों यह सलाह जेंची ओर वह देहूमें आये | यहॉ--- 


भगवानके दशन करके मन प्रसन्न हुआ | संतोके मुखसे हरिकीत॑न 
सुना, ऐसा जान पड़ा जेंसे तुकारामजी स्वय ही कीत॑न कर रहे हों और 
आनन्दसे शृप रहे हों । ऑधीसे जेसे कदली हिलती है, हरि-प्रेमसे तुकाराम 
वैसे ही डोल रहे थे। कचेश्बरको ऐसा प्रतीत हुआ कि तुकारामजी दृत्य 
करते-करते अब कहीं नीचे न गिर पड़ें, इसलिये उन्होंने तुकारामजीकों 
कन्घेका सहारा देकर उन्हे सेमाल-सा लिया | दूसरे दिन तुकारामजीकी 
आशासे कचेश्वर स्वय दी कीतन करने छंगे | उनकी व्याधि दूर हो गयी । 
इनके पिताकों यह बात पसंद नहीं थी कि कचेश्वर इस तरह शूद्रोंके मेलेमें 
नाचा-गाया करे | कचेव्वर अपने आपेमें नहीं थे, भगवद्धजन और इरि- 
नामसंकीतेनके आगे वह किसीकी कुछ सुनते ही नहीं थे | पिताने आखिर 


चातक-मण्डल जरे३े 


उन्हें घरसे निकाल दिया। यह निकल आये। कुछ समय बाद इन्हें 
अपनी जमीन-जायदाद मिली, योगक्षेमकी कुछ चिन्ता न रही, कथा- 
कीतनमें समय व्यतीत करने छगे, चित्त परमार्थके परम रसका 
अधिकाधिक आस्वादन करने लगा। कचेश्वरकी कुछ कविताएँ: भी 
प्रसिद्ध हैं। इन्होने एक बार एक चमत्कार मी दिखाया था | शाके १६०७ 
में चाकणचोौगसी गाँवों अवर्पणके कारण बड़ा भयकर दुर्भिक्ष पड़ा, 
यज्ञादि अनेक अनुष्ठान किये गये पर इन्द्र मगवान्‌ प्रसन्न नहीं हुए । 
तब सब छोगोंके कहनेसे कचेश्वरने वर्षाके लिये हरिकीतंन किया । 
कचेश्वरके इरिकीतंनके प्रतापसे मेघ घिर आये ओर जोरोंसे बरसने लगे, 
यह कथा प्रसिद्ध है, इस सम्बन्धके कागजपत्र भी अब प्रकाशित हो गये 
हैं | पजन्यके लिये कीर्तन करना स्वीकार करते हुए उन्होने यह कहा 
था कि श्रीहनुमानजीके मन्द्रिमे आनन्दग्रिरि मठमें इरिकथाके लिये 
मण्डप खड़ा करो । श्रीहरिकी कथा-कीत॑न करेंगे, भमगवानकों पुकारेंगे, 
उससे पज॑न्यवृष्टि अवश्य होगी !! कथा-सकीर्तेन आरम्भ हुआ, नाम- 
सकीतंन होने छगा ओर उसी क्षण वृष्टि आरम्म हुई और दिन ओर 
'रात २४ घण्टे इतने जोरोंकी मूसलाधार वृष्टि हुईं कि छोग तृत्त हो गये 
ओर कहने लगे कि अब बृष्टि थम जाय लो अच्छा ! इस प्रकार सब 
लोग बड़े सुखी हुए । इस कथाका समर्थक ऐतिहासिक प्रमाण भी 
मोजूद है । कचेश्वरके वंशज पूना और सतारामें जागीरदार हैं । 


१७ बहिणाबाई 


तुकारामजीके शिष्यमण्डलमे बहिणाबाईका स्थान बहुत ऊँचा है । 
यह कई वर्ष देहूमे तुकारामजीके सत्सज्ञमें रहीं, उनके कीर्तन सुनती रहीं 
ओर उनकी इपासे स्वानुभवसम्पन्न भी हुईं । उन्होंने कुछ अमंग आत्म- 
चरित्रात्मक ओर कुछ उपदेशात्मक रचे हैं | निोबा राय तथा महीपति- 
बाबाके वचनोंकी बड़ी मान्यता है, पर एक तरहसे इनसे भी अधिक महत्त्व 


५३४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


बहिणाबाईके वचनोका है | कारण, बहिणाबाईने तुकारामजीके सम्बन्धमें 
जो कुछ लिखा है वह तुकारामजीको प्रत्यक्ष देखकर तथा उनके सत्सद्भसे 
लाभ उठाकर अधिकारयुक्त वाणीसे छिखा हे । बहिणाबाईके अमंगोंका 
संग्रह सवत्‌ १९७० में खाम गॉवके श्रीउमरखानेने प्रकाशित किया 
था | पर मुझे इन अभंगोकी असली हस्तलिखित प्रति बहिणाबाईके 
शिऊर ( शिवपुर ) आममे बह्िणाबाईके वंशज भओीरामजीसे प्रास 
हो गयी है। इसी शिऊर गाॉँवमें बहिणाबाईकी तथा निछोबा रायके 
शिष्य शकरस्वामीकी समाधि दहै। इनके वशज भी इसी स्थानमे 
रहते हैं | बहिणाबाईका नाम तुकारामजीके शिष्योंके नामोंमें हे 
और रामदास स्वामीके शिष्योंकी नामावलीमें भी है। इसलिये यथाय 
बहिणाबाई वारकरी थीं या रामदासी, या बहिणाबाई एक नहीं दो थीं, 
यह एक विवाद ही था। पर शिऊरमें तीन दिन रहकर सब पोथियो 
ओर कागज-पत्नोको देख लेनेपर यह निश्चय हुआ कि बह्िणाबाई दो 
नहीं, एक ही हैं। इन्होने तुकारामजीसे दीक्षा छी थी ओर पीछे उत्तर 
वयसमें यह रामदासके सत्सड्रमे रहीं। समर्थ रामदासने इनुमानजीकी 
एक प्रादेशमात्र ( बित्तामर ) मूर्ति दी थी। यह मूर्ति बहिणाबाईके 
राम-मन्दिरमें अभीतक है। बहिणाबाईपर कब, केसे तुकारामजीने 
अनुअह किया, इसका वर्णन स्वय बहिणाबाईने अपने अभंगोंमे किया 
है। बद्िणाबाईके अमगोंकी मूल हस्तलिखित प्रतिमें भी कई जगह 
'सदगुरु तुकाराम समथ,? श्रीतुकाराम,” 'रामतुका? कहकर गुरुरूपमे 
अीतुकाराम महाराज तथा श्रीरामदास स्वामी? दोनोंकी ही 
बन्दना की है। 


बहिणाबाईका जन्म संवत्‌ १६९० में हुआ । वह बारह वर्षकी थीं' 
तब स्वप्नमे तुकारामजीने उनपर अनुग्रह किया । इनके अभक्ञ-सग्रहमें 
आत्मचरित्रके ५३, निर्याणके ३४ तथा भक्ति, वैराग्य, ब्रह्म और माया, 
विट्ठछ, पण्दरी, त्रिगुण, अनुताप, संत, सद्गुरु, शान, मनोबोध, ब्रह्मकर्म, 


चातक-मण्डलरू जज 


पतित्रताधम प्रवृत्ति इत्यादि विषयोपर अनेक अमंग हैं। निछोंबा रायकी- 
सी ही इनकी वाणी प्रासादिक है। यह पूर्वजन्मकी योगश्रश्शा थीं, पूब 
पुण्यके प्रतापसे उत्तम कुलमे जन्म ग्रहणकर इन्होने तुकारामजीका अनुग्रह 
प्राप्त किया, रामदास स्वामीका भी सत्सक्ध-लाम किया ओर परम पदको 
प्राप्त हुई | तुकारामजीका उनपर जो अनुग्नह्व हुआ उसी प्रसज्भकों यहाँ 
देखना है। कोल्हापुरम जयराम स्वामीके कीतन हुआ करते थे । 
बहिणाबाई ड्ख समय बालिका थीं। वह इन कीत॑नोको सुना करती थीं । 
इन्हीं कीतनोमें तुकारामजीके अभंग उन्होंने सुने ओर चिस्तपर ये 
अभग जम-से गये। उनके पुण्यसंस्कार-धटित मनपर उसी बालवयसमे 
तुकारामजीकी वाणी दृत्य करने छगी और तुकारामजीके दशनोके लिये 
वह तरसने लगीं | बहिणाबाई स्वय ही बतलाती हैं-- 


तुकारामजीके प्रसिद्ध अह्त पदोके पीछे चित्त उनके दशनोके लिये 
छटठपटाने लगा है | जिनके ऐसे दिव्य पद हैं वह यदि मुझे दर्शन देते तो 
हृदयकी बडा सन्तोष होता । कथामें उनके पद सुनते-सुनते उन्हींकी ओर 
आँखें छग गयी हैं | हृदयमे तुकारामजीका ध्यान करती हूँ और उस 
ध्यानका घर बनाकर उसके भीतर रहती हूँ। बहिन कहती है, मेरे 
सहोदर सद्गुरु तुकाराम जब मुझे मिलेगे तो अपार सुख होगा ।' 


कै रे हक 


'भछली जेसे जछके बिना छटठ्पगाती है वेसे मै ठुकारामके बिना 
छटपटा रही हूँ । जो कोई अन्तःसाक्षी होगा वही अनुभवसे इस बातकों 
समझेगा । सद्वितको दुग्ध कर डाले, ऐसा सद्गुरुके बिना और कोन हो 
सकता है ? बहन कहती है, सेरा जी निकला जाता है, तुकाराम ! तुझे 
क्यों दया नहीं आती १?! 


आते चातककी दशापर करुणाघनकों भक्त दया कैसे न आवेगी ? 
सात दिन ओर सात रात तुकारामजीका ही निरन्तर ध्यान था, और किसी 


५३६ श्रोतुकाराम-चरित्र 


बातकी सुध नहीं थी, तब मार्गशी्ष कृष्ण ५ रविवार ( सवत्‌ १६९७ ) 
के दिन तुकारामजीने स्वप्नमे उन्हें दर्शन दिये, उपदेश दिया ओर ह्वथरमें 
गीता थमा दी । तब बहिणाबाई कहती हँ--- 

मन आनन्दित हुआ, चिन्मयस्वरूप अन्तःकरणमें भर गया और 
यह क्या चमत्कार हुआ? सौचती हुई मै उठ बेठी । तुकारामजीका वह 
स्वरूप सामने आता है, उस स्वरूपमें जो मन्त्र उन्होंने बताये वे याद 
आते हैं। सत्य ही स्वप्नमें उन्होने सुझपर पूण कृपा की । जिसके स्वादकी 
कोई उपमा नहीं ऐसा अमृत पिछा दिया! इसका साक्षी तो तिसके 
पास मनहीमे है |! बह्दिन कहती है, सद्युरु तुकारामने सत्य ही पूर्ण कृपा 
की। उन्हींके पदोसे विश्रान्ति मिलती है । श्रीविद्धछकी-सी ही उनकी 
मूर्ति है। सचमुच ही तुकारामजीकी सब इन्द्रियोके चालक श्रीपाण्डुरज्ज 


हीतो हें। 


बहिणाबाईको दूसरी बार फिर तुकारामजीका स्वप्न-दर्शन हुआ | 
पीछे वह अपने पतिके साथ देहूमे आयीं। यहाँ ठ॒ुकारामजीके प्रत्यक्ष 
दशन हुए । 


माता, पिता, भाई और पतिके साथ मै वहाँ आयी, जहाँ इन्द्रायणी 
बहती हुईं चछी आयी हैं । यहाँ आकर इन्द्रायणीमे स्नान किया, श्री- 
पाण्डुरज्ञके दशन किये, अन्तरगमे सृष्टि आनन्दमय दीखने छगी | उस 
समय तुकारामजी भगवान्‌को आरती कर रहे थे, उन्हें प्रणाम करके 
चित्तकों प्रकृतिस्थ किया, स्वप्नमे उनका जो रूप देखा था वहीं वहाँ 
प्रत्यक्षमे देखा, उस रूपको आँखें भरकर देख लिया | 


देहूमें तो आये, पर ठहरें कहों ? इस विचारसे रास्ता चछ रहे ५, 
इतनेमें मम्बाजीका बड़ा-सा मकान? दिखायी दिया | इसी घरमें ये छोग 
घुसे | इन्हें घुसे चले आते देखकर वह मह्ाक्रोधी मम्बाजी अग्निशरमा हो 
उठा ओर मारनेके लिये दोड़ा। ये बेचारे वहीं दालानमें अपना सब 
सामान रखकर बाहर निकल आये | बाइर निकलते ही कॉडाजी पन्‍्त 


सातक-मण्डल ७५३७ 


लोहोकरेसे भेंट हुईं। कॉंडाजीने इन सबको बड़े आगम्रहके साथ 
अपने यहाँ भोजनके लिये बुलाया | इनसे उन्होंने कहा-- 


यहाँ श्रीविद्वल-मन्दिरमे नित्य इरि-कथा होती है। कथा स्वयं 
तुकारामजी करते हैं जो हम वेष्णवोंकी साश्षात्‌ माता हैं। आपलोग 
यहीं रहिये, खाने-पीनेकी कुछ चिन्ता मत कीजिये, उसका प्रबन्ध हम- 
लोग कर लेंगे | यह पुण्य भी हमे छाम होगा। बहन कद्दती है तब 
इमलोग तुकारामके लिये देहूमें रह गये ।? 


त॒कारामजीके दर्शन, कीर्तन और सत्सक्षका परम सुख छूटनेवाली 
महाभाग्यवती बहिणाबाई कहती हैं-- 


'मन्दिरमे सदा ही हरि-कथा होती रहती है और मै भी दिन-रात 
श्रवण करती हूँ । तुकारामजीकी कथा क्‍या होती है, वेदोंका अर्थ प्रकट 
होता है | उससे मेरा चित्त समाहित होता है । तुकारामजीका जो ध्यान 
पहले कोल्ह्ापुरमें स्वप्नमे देखा था, वही ज्ञानमूर्ति यहाँ प्रत्यक्ष देखी । 
उससे नेत्रोमें जेसे आनन्द दृत्य करने लगा हो | दिनमें या रातमें निद्रा 
तो एक क्षणके छिये भी नहीं आती कैसे आवे ? अब तो तुकाराम ही 
अदर आकर बेठ गये हैं। बहिन कहती है कि आनन्द ऐसी हिलोरें 
मारता है कि मैं क्‍या कहूँ, जो कोई इसे जानता है, अनुभवसे ही 
जानता है । 


मम्बाजीकी कथा 


बहिणाबाई तो इस प्रकार अन्य भक्तोंकि साथ जिस समय तुकारामजी के 
दशन ओर उपदेशका आनन्द ले रही थीं उस समय गोस्वामी मम्बाजी 
बाबा क्या कर रहे हैं यह देखना अब जरूरी है | इस अध्याय हमलछोगोंने 
तुकारामजीके भक्तोंकोीं ही देखा कि वे तुकारामजीको कितना मानते 
और कैसे पूजते थे तथा उनसे कितना गादा रनेद्ट रखते थे | पर इस मिष्टान्न- 


५३८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


भोजनके साथ कुछ खटाई भी तो होनी चाहिये, सुन्दर सुशोमित प्यारे 
मुखढ़ेकी नजर न छगने देनेके लिये एक काली बिन्दी भी तो होनी 
चाहिये। यदि ऐसा न हों तो यह ससार ससार ही न रह जायगा। 
इसलिये खटाईके रूप इन गोसाइकों, मम्बाजीरूप इस काली बिन्दीको 
भी जरा निहार ले। मम्बानी गोसाई तुकारामजीकों मानो पीड़ा 
पहुँचानेके किये ही पैदा हुए थे। त॒ुकारामजी तो निष्काम भजन करते 
थे ओर मम्बाजीने खोल रखी थी परमाथकी दुकान ! तुकाराम भगवान- 
की भक्तिसे कोगोंके हृदय भरा करते थे और मम्बाजी छोगोसे पैसा 
वसूलकर अपना घर भरते थे | पर इनके इस व्यवसायमे तुकारामजीके 
कारण बड़ी बाधा पड़ती थी । छोग तुकारामजीकी ओर ही झुकते, उन्हींके 
जाकर पैर पकड़ते थे, यह देख मम्बाजी उनसे मन-द्वी-मन बहुत जछते 
थे, उनके नामसे चिद॒ते थे, उनसे बड़ा ह्वेघ करते थे। तुकारामजीकों 
इन बातोका कुछ ख्याल ही नहीं था। वासुदेवः स्वंसिति' को प्रत्यक्ष 
करनेवाले, भ्रूतमात्रमं भूतमावन भगवानकों देखनेवाले स्वभूतद्दितरत 
भगवद्धक्त महात्माके हृदयमें भगवानके सिवा ओर किसी वस्तुके लिये 
अवकाश ही कहाँ ? पर भगवानका कोतुक देखिये कि अपने प्रियतम 
भक्तकी शान्तिका अछोकिक तेज दिखानेके छिये कहिये, या भक्तकी 
शान्तिकी परीक्षाके डिदय्े कहिये, उन्होंने एक कसौटी पैदा की.ज़ोः 
॒कारांमर्जकि घरके बिल्कुल बगलमें मम्बाजीको छाकर रखा. दु्जनके 
5 इक सोजन्य छिपा ही रह जाता है, संसारपर उसका प्रकाश 
'फैंठने नहीं पाता । 28 अल कप ली किम की शपिली सी गलल किक 





बुरे भलेको दिखा देते हैं, हीन उत्तमकों बता देते हैं | तुका कहता 
है, नीचोसे ऊँचोंका पता लगता है |! 


मम्बाजीने तुकारामजीसे वैर ठाना । पर तुकारामजीकी भक्ति इतनीः 
ऊपर उठी हुईं थी कि वह निरन्तर अजातशन्न॒ुत्वके परम सुखासनपर हीः 
विराजमान रहते थे । मम्बाजी तुकारामजीका कीतंन सुनने आया करते थे, 


चातक-मण्डल ७५३९, 


अवश्य ही द्वेषबुद्धिसे आया करते थे पर तुकारामजीको इससे क्या ? वह 
तो मम्बाजीपर प्रेमकी ही दृष्टि रखते थे। यदि किसी दिन भम्बाजी 
कीतनमें न आते तो तुकारामजी उनके डछिये कीत॑न रोक रखते, उनकी 
प्रतीक्षा करते, इन्हें बुलानेके लिये किसीकों भेज देते और उनके आनेपर 
उनका बड़ा स्वागत करते ! पर “ओऔधे घड़ेका पानी? किस कामका ! 
मम्बाजी पर कुछ भी असर नहोता। वह अपने द्ेषकों ही सुलगाते 
रहते |! आखिर एक दिन मम्बाजीके देषकों भभक उठनेके लिये अच्छा 
अवसर मिला । 

तुकारामजीके श्रीविद्चछ-मन्दिर्से सटा हुआ-सा ही मम्बाजीका मकान 
था। उनके मकान ओर तुकारामन्नीके मन्दिरकी परिक्रमाके बीच रास्तेमें 
ही मम्बाजीने फूलोंके कुछ बिरवे छगा रखे ये ओर एक छोटा-सा बगीचा- 
सा ही तैयार किया था | उस बगीचेके चारो ओर कॉटोकी बाड़ छूगा दी 
थी । एक दिनकी बात है कि तुकारामजीको उनके ससुर अप्पाण्ीसे मिली 
हुईं मेंस बाड़कों रोदती हुई मम्बाजीके बागीचेके अदर घुस गयी । बस 
फिर क्या था | मम्बाजी तुकारामजीपर छगे गालियोकी बोछार करने ! 
परिक्रमाके रास्तेमें कोँंटे छितरा गये थे। हरिदिनी एकादशीका दिन था, 
यात्रियोकी उस दिन बड़ी भीड़ होती, परिक्रमा करते हुए उनके पेरोंमे 
कहीं काटे न गड़ें, इसलिये तुकारामजीने स्वयं ही अपने हाथों उन 
कॉर्टोंकी वहॉसे हटाया और रास्ता साफ किया। पर उधर मम्बाजीके 
हंषको भभक उठनेका भी अच्छा रास्ता मिल्ा। सॉपपर भूछसे 
भी यदि पेर पड़ जाय तो वह जेसे कारू-सा बनकर काट 
खानेको दोड़ता है वैसे ही भम्बाजी भी मारे क्रोधके दाँत पीसते हुए, 
त॒ुकारामजीपर टूट पड़े ओर उन्हीं कॉटोंकी बाड़ोंसे उन्हे मारने छगे । 
मुंहसे गालियाँ बकते जाते थे ओर हाथसे बाडे मारते जाते थे। मारते- 
मारते तुकारामजीकों अधमरा-सा कर डाला । ठुकारामजीकी शान्तिकी 
परीक्षाका यही समय था ओर तुकारामजी इस परीक्षामे पू्णरूपसे उत्तीणः 
हुए। तु॒कारामजीने मम्बाजीकी बेदम मार चुपचाप सह ली, उँहसे 


५७४० श्रीतुकाराम-चरित्र 


एक भी शब्द उन्होने नहीं निकाला ओर कोई प्रतीकार भी नहीं किया । 
महीपतिबाबा कहते हैं कि मम्बाजीने तुकारामजीकी पीठपर दस-बीस 
बाड़े तोड़ीं । तुकारामजी शानन्‍्त रहे, शान्तिसे इसकी फरियाद मन्दिरमें 
भगवानके पास ले गये | उस अवसरपर उन्होने छः अभंग कहे, उनमेसे 
एकका भाव इस प्रकार है-- 


,... बढ़ा अच्छा किया, भमगवन्‌ ! आपने बड़ा अच्छा किया जो क्षमाका 
अन्त देखनेके लिये कॉटोकी बाड़ोसे पिव्वाया, गालियोंकी वर्षा करायी, 
अनीतिसे ऐसी विडम्बना करायी ओर अन्तमे क्रोषसे छुड़ा भी लिया । 


कॉथेका रास्ता साफ करने चला तो, 'कॉ्टोंसे ही कयवाया” इससे 
तुकारामजीका चित्त कुछ दुखित तो हुआ पर भगवानने क्रोघसे जो 
छुड़ा लिया? इसीका उन्हें बड़ा सन्‍्तोष था। जिजाईने बड़ी सावघानी- 
के साथ एक-एक करके उनके वबदनसे सब कटे निकाले और उन्हें 
आरामसे सुछा दिया । फिर जब कीर्तनका समय उपस्थित हुआ और 
मन्दिरमे कीतनकी तेयारी हो चुकी और तुकारामजीने देखा कि 
मम्बाजी अभीतक नहीं आये तब वह स्वय उनके घर गये, उन्हें 
साष्टा्ध प्रणाम किया ओर उनके पैर दबाते हुए पैरोंके पास बेठ गये । 
मम्बाजीके चित्तमें चुभे ऐसी कोई बात उन्होने नहीं कही | सरल ओर 
विनम्र भावसे यही कहने लगे कि दोष तो मेरा ही है। मैने पेड़ोको 
पीड़ा न पहुँचायी होती तो आपको भी क्षोभ न होता । मुझे बड़ा दुःख 
है कि आपके हाथ और बदन मेरे कारण दद कर रहे होंगे । यह कहकर 
ओआँखोमे जल भरकर सिर नीचा करके वह उनके पैर दबाने लगे। 
तुकारामजीका यद्द विलक्षण सौजन्य देखकर मम्बाजीका कठोर हृदय 
भी थोडी देरके लिये पसीज उठा। मन-ही-मन वह बहुत ही लजित 
हुए और तुकारामजीके साथ कीतनकों चके। तुकारामजीकी शान्ति, 
ज्षमा ओर दयाने सदाके लिये छोगोके हृदयोमें अपना घर कर लिया । 


चातक-मण्डल ण्छ्१्‌ 


मम्बाजीकी यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। पर इतनेसे इनके क्रोधी 
ओर ईष्यांलु स्वभावका पूरा इलाज नहीं हो पाया। उनके ईर्ष्या-द्ेषकी 
आगकी लपरटें बढ्िगाबाईके भी जा लगीं | बहिणाघाई अपने सब सामान- 
के साथ इन्हींके यहाँ ठहरी थीं | मम्बाजीकी यह इच्छा थी कि ऐसी 
श्रद्धालु स्वियोंकी तो हमारे-जेसे आचारवान्‌ गुरुओंसे ही दीक्षा लेनी 
चाहिये। बहिणाबाईकी समझ तो इतनी बडी नहीं थी, इसलिये यहीं 
उनके पीछे पड़े और कहने छगे कि, तुका शूद्र है, उसका कीत॑न सुनने 
मत जाया करो। शूद्रके भी कहीं ज्ञान होता है! हॉ, उपदेश तुम्हें 
लेना है, तो हमसे लो |? रोज-रोज यही बात सुनते-सुनते बहिणाबाई 
थक गयीं और एक रोज उन्होने मम्बाजीको कोरा जवाब सुना ही तो 
दिया कि, 'मै उपदेश ले चुकी हूँ । अब मुझे उपदेशकी आवश्यकता 
नहीं है ।” यह सुनते ही मम्बाजीके क्रोषकी आग भभक उठी। 
बहिणाबाईकी एक गौ थी, उसे इन्होने पकडकर बॉधा और बडी 
क्ररतासे उसपर डडे चलाये । गौकी पीठपर जो डडे पडे उनके चिह्न, 
लोगोने तुकाराम महाराजकी पीठपर बने देखें। बहिणाबाई ऐसे-ऐसे 
' अत्याचारोसे बहुत ही तग आ गयीं। तब महादजी पन्‍्तने उन्हें अपने 
घरमे टिकाया । यह सारा हक बताकर बहिणाबाई आगे कहती हैं-- 

पतुकारामजीकी स्तुतिका पार कौन पा सकता है १ तुकारामको 
इस कलियुगके श्रह्मद समझो । अपने अन्तःकरणका साक्षी करके जो 
भी इनकी स्व॒ति करते हैं वे निजानन्दमे रमते हैं। बहिन कहती है, 
लोग उनकी तरह-तरहसे स्तुति करते हैं| पर एक शब्दमे उनकी यथार्थ 
स्तृति यही है कि तुकाराम केवल पाण्ड्रड़ थे ।! 


१६ निलाजी राय 


पिपलनेरके निलोबा या निलाजी राय तुकारामजीके शिष्योमं शिरोमणि 
हुए | प्रायः सभी शिष्य भोले-भाछे, श्रद्धालु, प्रेमी ओर निष्ठावान्‌ थे ओर 


“५७२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


तुकारामजी सबसे अत्यधिक प्रेम करते थे। रामेश्वर भदट विद्वान्‌ थे 
ओर बहिणाबाईका अधिकार बडा था, पर तुकारामबीके उपदेशोकी 
परम्परा जारी करनेवाले ओर त्रिभुवनमे उनका क्षण्डा फहरानेवाले जो 
एक शिष्य हुए वह थे निछोबा शय ही। ठुकारामजीके तीन पुत्र थे, उनमे 
परमार्थके नाते नारायण बोवा अच्छे थे पर निलोबाके अधिकारकों 
पानेवाला कोई न डुआ। इनका अधिकार तुकारामजीकी ही कृपाका 
फल था, इसमे सन्देह नहीं, पर था वह अधिकार तुकारामजीके 
अधिकारकी बराबरीका ही | निलोबा रायका चरित्र, यह समश्िये कि 
तुकाराम महाराजके ही चरित्रका नया संस्करण था। वारकरी सम्प्रदायके 
देवपशञ्चायतनमें ये ही तो पॉच देवता हैं--श्ानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, 
तुकाराम और निछोबा । यह पश्चायतन सबमान्य और सर्वप्रिय है । 
उत्कट भगवत्‌-प्रेम, प्रखर वैराग्य, अलोकिक शानभाग्य इत्यादि गुण 
निलोबामे अपने गुरू तुकारामके समान ह्वी थे। लोकदृष्टिमे उनका 
आदर भी ऐसा ही था कि तुकोबा और निलोबा एक ही माने जाते थे 
ओर यह मान्यता समुचित भी थी। निछोबाकी गुरुपरम्पराका विवरण 
पहले आ ही चुका है | शुरु-कृपाके सम्बन्धमे निलोबा कहते हैं-- 


'परम कृपाढु भ्रीसद्शुरुनाथ ठुकाराम स्वामी आये । उन्होंने अपना 
'दाथ मेरे मस्तकपर रखा ओर प्रसाद देकर आनन्दित किया। मेरी' 
बुद्धिकों बढ़ा दिया और गुणगान करनेकी स्फूर्ति प्रदान की। निला 
कहता है, बोलता हुआ मैं दीखता हूँ पर यह सत्ता उनकी है ।? 


अबतक निलाजीका कोई स्वतन्त्र चरित्र नही था। महदीपतिबाबाने 
अपने “भक्तविजय? ग्रन्थ ( अध्याय ५६ ) में इनकी दो-एक बातें कहकर 
अपने इन गुरु-भाईकों गोरवान्बित किया दहै। पर अब सुझे निछोबाके 
सम्पूर्ण ओवीबद्ध चरित्रकी हस्तलिखित पौथी उन्हींके वशजोंसे मिल गयी 
है। इस 'निलाचरित्र? में २० अध्याय हैं जिनमें सब मिलाकर ३४०० ओवियों 


चातक-मण्डल जछ३ 


हैं | इस चरित्र-ग्रन्थसे यह पता चलता दे कि निलाजी तुकारामजीके 
समकालीन नहीं थे, तुकारामजीकों उन्होंने देखातक नहीं था। 
तुकारामजीके वैकुण्ठघाम सिधारनेके २०-३० वर्ष बाद सबत्‌ १७३५ 
( शाके १६०० ) के लगभग तुकारामजीने उन्हें स्वप्नमें दर्शन दिये 
ओर उनपर अनुग्रह किया। पिंपलनेर स्थान नगर जिक्ेके अदर पर 
पूना जिलेकी सरहदपर हे। निलाजी पीछे आकर यहीं रहे, पर 
उनका जन्मस्थान वहाॉसे कुछ दूर नेऋत्य कोनेमे शिऊर नामसे प्रसिद्ध 
है। यह शिऊरके जोसी कुछकर्णी थे। इनके दादा गणेश पनत और 
पिता मुकुन्द पन्‍त सुखी और सम्पन्न थे । ये ऋग्वेदी देशस्थ ब्राह्मण थें। 
चन-घान्यसे समृद्ध थे, गोठ गाय-बेलोसे भरा था, अच्छी बृत्ति थी, सभी 
बातें अनुकूल थीं | 

निलाजी जब १८ वर्षके हुए तभी प्रपश्चका सारा भार उनपर आ 
पड़ा । इनकी स्त्री मेनाबाई बड़ी साध्वी, शीह्वती और धर्माचरणमें 
पतिके सवंथा अनुकूछ थी। उनके साथ बडे सुखसे इनका समय 
व्यतीत होता था। इन्हे जैसे बेराग्य प्राप्त हुआ, उसकी कथा बड़ी 
मनोरज्षक है । श्नका यह नित्यक्रम था कि प्रातःकाल स्नानादि करके 
यह भीरामलिज्ञका बड़ी भक्तिसे पूजन करते और उसके बाद कुलछकर्ण- 
का काम देखते थे। एक बार ऐसा सयोग हुआ कि यह पूजामे बेठे थे 
ओर कचहरीमें इनकी बुलाइट हुईं | इन्होंने कहछा दिया कि “अच्छा, 
आता हूँ |! पर पूजामेंसे बीचमे ही केसे उठते ? इस बीच चार बार 
चपरासी आ गया पर इनकी पूजा समाप्त नहीं हुईं । तब आखिरकों 
यह पकड़वा मेंगाये गये । कचहरी पहुँचनेपर इन्होंने अपना ह्विसाब 
दिया और वहॉसे छोटे सो यही निश्चय करके बेठ गये कि अब इस 
चाकरीको अन्तिम नमरुकार है | 

ज्ञानकी ओर दृष्टि करके विवेकसे अपने अंदर देखा ओर कहने छगे, 
शेसे ससारमें आग छगे, ऐसा प्रपश्च जलकर भस्म हो जाय जो परमार्थमे 
आधक होता है ! यदि में स्वाधीन होता तो क्या देवताचनको ऐसे बीचमे 


५४७४ श्रीतुकाराम-चरित्र 


ही छोड़ देता ? घिक्कार है पराधीन होकर जीनेको ! खोटे काम करो, 
किसानोको छूटो, नीच बनकर दूसरोका घन हरण करो और अपना 
और अपने कुटठुम्ब-परिवारका पेट भरो, इससे अधिक ल्ज्जाजनक लीवन 
ओर कोन-सा है ? घिक्कार है ऐसे जीवनको !!!? 


निछाजीने उसी दिन उस ब्ृत्तिका त्याग किया ओर यह निश्चय 
कर लिया कि संसार-दारिद्रथकों नष्ट करनेके लिये अब साधु-सतोका सक्ध 
करेंगे ओर परमाथरूपी धन जोडेंगे। उन्हें अपने जीवनपर बड़ा 
अनुताप हुआ | “अनुतापसे देह जलने छगी, कण्ठ मर आया और 
नेत्रोसे अश्रधारा बढ चली।” अपनी सहधर्मिणीपर अपना निश्चय प्रकट 
करते हुए उन्होंने कशा, 'मे तो अब भगवानकों ढेंदनेके लिये घर-बार 
छोड़कर चछा ही जाऊँगा। पर मैं तर जाझें ओर तुम इसी मायामें 
छटपटाती हुई पड़ी रहो, अब सुझे कब पसन्द होने छगा ? इसलिये 
यदि तुम अखण्ड परमाथ-सुख चाइती हो तो मेरे साथ चली |? मेनावती 
लज्जासे मुंह नीचा करके बोली, मे मन, वचन, कमसे आपके चरणोकी 
दासी हूँ। आप आजा करें ओर मै उसका पालन करूँ, यही तो मेरा 
धरम है । माया-मोहके समुद्रमे मै डूबी जा रही हैँ और आप अपने हाथका 
सहारा देकर मुझे उबार रहे हैं, इससे बढ़कर सोभाग्य ओर मेरे लिये 
क्या होगा ? नाथ ! आपके बिना में यहाँ नहीं रह सकती, ऐसे रहनेसे 
तो मर जाना अच्छा है। आप जहाँ मी जायें, मे बड़ी प्रसन्‍नतासे 
आपके पीछे-पीछे चढूँगी। ठाकुरजीके बिना मन्दिर, जलके बिना 
कमर बनकर मै नहीं रहूँगी। दीप-ज्योतिके समान मेरा-आपका अटट 
सम्बन्ध है ।? 


यह सुनकर निलाजी बहुत प्रसन्न हुए ओर अपना घर-बार, गाय-बैल 
सब दान करके सहधर्मिणीकों सद्भ लिये उन्होंने प्रस्थान किया | घूमते- 
फिरते पण्टरीमें आये, वहाँके अपार प्रेमानन्दमें दोनों ही तह्लीन-से ही 
गये । उस समय तुकारामजीकी कीर्ति सर्वत्र फेली हुई थी | ठकारामजीकी, 


सातक-मण्डल '“*छ्ज्‌ 


महिमा जानकर ये पति-पत्नी आलन्दी होकर देहूमे आये। देहूमें उस 
समय तुकारामजीके पुत्र नारायणबाबा थे । उनके साथ निलछाजीकी बड़ी 
घनिष्ठता हुईं। नारायणबाबासे उन्होंने ठुकारामजीका सम्पूर्ण चरित्र 
सुना । इससे तुकारामजीके चरणोमे उनका चित्त स्थिर हो गया। कुछ 
काल वहाँ रहनेके बाद निछाजी पन्‍त और मेनावती तीथयाता करने 
आगे बढे । अनेक तीर्थोर्म भ्रमण किया। ब्ानेश्वरी, नाथभागवत, 


तुकारामजीके अमंग आदिका अवण-मनन बराबर ह्वोता रहा । अन्तकों 
उन्हें तुकारामजीका ऐसा ध्यान छूगा कि-- 
तुका ध्यानमें और तुका ही मनमें 
दीखे जनमे तुका, तुका ही बनमें। 
ज्यों चातककी लगी रहे लो घनमें 
नीला रटता तुका ! तुका ! त्यों मनमे ॥| 
तुकारामजीके दर्शनोके लिये मन अत्यन्त व्याकुल हो उठा । बस, 
यही एक घुन छग गयी कि तुका ! अपने चरण दिखाओ |? अन्तको 
उन्होंने अन्न-जलछ भी छोड़ दिया, घरना देकर बेठ गये, तब तुकारामने 
ध्वप्नमें दशन दिये और उपदेश किया | 
तुकारामजीने उनके मख्तकपर हाथ रखा और उठाकर बेठाया। 
कहा, नीछा ! सावधान हो जा, आन्तिसे बन्द हुआ नेत्र अब खोल ।? 
तुकारामजीने फिर मन्त्र दिया, उसके भालमे कस्तूरी तिकक छगाया, 
अपने गलेकी तुल्सीमाला उतारफर निछाके गछेमें डाली ।! 
तुकारामजीने निलाजीके गलेम यह अपने सम्प्रदायकी ही माला 
डाल दी और यह आशा की कि आबालबृद्ध नर-नारी सबको भक्तिपंथर्मे 
लगाओ ।? 


तु० रा० ३५-- 


७५७६ श्रीतुकाराम-चरित्र 


अपना सश्चित किया हुआ सब घन जैसे पिता अपने पुत्रकों दे 
जाता है वेसे ही सदगुरु ( तुकाराम ) ने अपना सम्पूर्ण आत्मश्ञान इन्हें 
दे डाला | 


निलछाजीपर तुकाराम पूण प्रसन्न हुए | तुकाराम पण्ठरीकी जौ बारी 
किया करते थे उसे निछाजीने जारी रखा । निछाजी हरिकीतेन करने लगे, 
ओताओंपर उनका बडा प्रभाव पड़ा । उनकी प्रासादिक स्फूर्तिदायिनी 
वाणी श्रोताओंके हृदयोंकी अपनी ओर खींच छेती थी | उनके मुंहसे 
घाराप्रवाह अभग निकलने छंगे। पाण्छुरज्ञ भगवान्‌ पूर्ण प्रसन्न हुए | 
पिंपलनेरका पाटील उनके आशीवांदसे रोगमुक्त हुआ, तब बड़े सत्कारके 
साथ वह निलाजीको पिंपलनेर लिवा छाया ओर उनकी बड़ी सेवा करने 
रूगा। निछाजी सत कहलाये उनका सकीतन-समाज खूब बढ़ा | 
उनका यश बद़ानेवाले अनेक देवी चमत्कार हुए। निराजीकी कन्याका 
जब विवाह हुआ तब उसकी सब सामग्री भगवानने स्वयं ही प्रस्तुत 
की । ऐसी-ऐसी अनेक अद्भुत घटनाएँ हुई। नगरमे सतत्‌ दो मास 
कीतन होते रहे । नगरका यह कानून था कि दो पहर रात बीतनेपर 
कीतन समाप्त हो जाया करे | तदनुसार इनके कीत॑नके लिये भी नगरके 
कोतबालने यही हुक्म जारी करना चाहां। पर भगवानका दरबार 
ठहरा । वहाँ मनुष्योंकी सुनवायी कब होने छगी ? निछाजी कीत॑न कर 
रहे हैं, दो पहरके बदले तीन पहर रात बीत जाती है तो भी कीतंन बद 
नहीं होता । तब कोतवाल सिपाहियोंके एक दलके साथ ,कोत॑न बद 
करने खुद चला आया । आकर बेठा, बेठते ही दरिका नाम ओर 
भक्तकी वाणी उसके कानोमे पड़ी । सकीतेनके प्रेमानन्दने उसके 
हृदयपर ऐसा अधिकार जमाया कि कोतवाल कीतन बद करनेकी बात 
भूलकर वहीं जम गया ओर निछाजीके चरणोंमें गिरकर उनका शिष्य 
बना | निकाजीकी-- 


सातक-मण्डल जछ3 


थे। हृदय विशाछ और कमर पतली थी। डील-डोल सब तरहसे 
सुहावना था !” 

गछेमें तुलसीकी माला पड़ी रहती, हाथमें फूलोके गजरे होते । 
कीतनके लिये खड़े होते तब बड़े ही सुहावने छगते ओर कीत॑नरणगममें 
ब्रह्मस्वरूप ही प्रतीत होते थे । कीत॑नकी शेली ऐसी सरर और सुबोध 
होती थी कि आबाल-बृद्ध-बनिता तथा तेली-तमो छीतक सब अनायास ही 
समझ्न छेते ओर उससे लाम उठाते थे। निलाजीका कीत॑न सुनने एक 
बनजारा आया था। यह बड़े ही क्रर स्वभावका आदमी था पर 
निलाजीका कीत॑न सुनते-सुनते इसे पश्चाचाप हुआ और यह निछाजीकी 
शरणमे आया ओर वारकरी बन गया। निछाजी एक बार इसके 
अनुरोधसे इसके घरपर भी गये । इसने उनकी बड़ी सेवा की | पर 


इनकी सत्रीने निछाजीको बहुत बुरा-मला कहा, 'तुमलछोग बडे खोटे, 
कपटी ओर ठोगी हो | मेरे पतिको फुसछाकर तो तुमलोगोने मेरा 
सत्यानाश कर डाला | बडे कुटिल, छोभी और पापी हो इत्यादि ।? यह 
सुनकर निछाजी स्वामी उसके समीप दौडे गये ओर उसके पर पकड़ 
लिये और बोले, माता ! तुम सच कहती हो, मै ऐसा ही पतित हूँ, 
मन्दजुद्धि हूँ, तमने बड़ा अच्छा उपदेश किया। अब मेरी समझें 
आया । अब जननीके इन वचनोको मैं हुदयमे धारण कर्रूंगा |? 

निलाजीका अधिकार महान्‌ था, यह उनकी अभगवाणीसे भी 
स्पष्ट प्रतीत होता है । उनके वैराग्य, क्षमा, थान्ति और उपदेशपद्ध तिने 
लोगो के हृदयोमें घर कर लिया | तुकारामजीके पश्चात्‌ वारकरी भक्ति- 
पन्‍थका प्रचार जितना निलाजीने किया, उतना ओर कोई भी न कर 
सका । उन्होंने सचमुच ही सम्पूर्ण महाराष्ट्र भागवत-घर्मका झडा 
फहटरा दिया | 


५७४८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


१७ श्रीतुकाराम महाराजके पश्चात्‌ 


निलाजीके प्रधान शिष्य शिऊरके गगगोत्री अजुवेंदी ब्राह्मण शड्भूर 
स्वामी ये, इनके परपोतेके पोते इस समय मौजूद हैं । इनका कुल-नाम 
छाखे था, पुरखे लखपती थे, सराफीका काम करते थे। शंकर स्वामी जब 
पूनेमें थे तब निछाजीके साथ आलन्दी और पण्दरीकी यात्रा करते थे | 
इनपर जब निल्‍ाजीका पूर्ण प्रसाद हुआ तब यद्द शिऊरमें जाकर रहने 
लगे । शंकर स्वामीके शिष्य मलाप्पा बासकर नामक एक लिज्ञायत 
वणिक थे जो निजाम-राज्यमें माठकी नामक आममें रहते थे। मलाप्पा 
बासकरने ही पहले-पहल वारकरी मण्डलकी एक नवीन शाखा निर्माण की 
और आपषादी एकादशीके दिन झानेश्वर महाराजकी पालकी आहन्दीसे 
भजनसमारम्मके साथ पण्टरपुर ले जानेकी प्रथा चली | तुकारामजीके 
पुत्र नारायणबावाने छत्रपति शाहू महाराजसे पुरस्कारस्वरूप तीन गाँव 
प्राप्त किये | इनके पुत्र जागीरदारोके ढंगसे रहने छंगे। एक बार 
पण्टरपुरमें मलाप्पा कीतंन कर रहे थे और वहाँ तुकारामजीके पोते 
गोपालबावा पधारे। मलाप्पाने उनकी चरण-वन्दना की ओर यह 
निवेदन किया कि श्रीहरिका कीर्तन करनेका अधिकार यथाथमे आपका 
है। आपकी अनुपस्थितिमे मुझसे जैसा बन पड़ा, मैने कीतेन किया, 
अब आप ही कीतेन सुनाकर इन कानोकों पवित्र करें। कहते हैं कि 
उस समय गोपालबावाके मुखसे दो अभग भी शुद्धरूपमे नहीं निकके | 
इससे उनकी बड़ी नामहँसायी हुई ओर मलाप्पाने खूब खरी-खरी सुनायी ! 
गोपालबावाके चित्तपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । वह भण्डारा पर्वतपर छः 
वर्ष रहे, वहों उन्होंने तुकारामजीके अमंग, शानेश्वरी आदिका अध्ययन 
किया ओर फिर कीत॑न भी करने लगे | उन्होंने वारकरी सम्प्रदायकी एक 
ओर शाखा निकाली । यह देहूकी शाखा हुईं | तबसे वारकरी सम्प्रदायकी 
दो शाखाएँ चली आती हैं | सीधी गुरुपरम्परासे चछी आयी हुईं शाखा 


चातक-मण्डल ५8९ 


चासकरोंकी है, इसलिये यही विशेष मान्य है । विगत सौ-दो-सौ वर्षके 
भीतर वारकरी' सम्प्रदायमे अनेक महात्मा उत्तन्‍न हुए और समी 
जातियोंमे हुए। सतोंके चरित्रछेलक ओर तुकारामजीके अनुग्रहीत 
महीपतिबाबाका ( संबत्‌ १७७२--१८४७ ) विस्मरण भछा कैसे हो 
सकता है ? सखाराम बावा अम्मलनेरकर, बाबा अप्रेकर, नारायण 
अप्पा, प्रह्मदबुबा बडवे, चातुर्मासे बावा, ज्यबक बुवा भिडे, हैबन्त राव 
बावा, गड् काका, गोदाजी पाटीरू, ठाकुर बोवा, भानुदास बोवा, भाऊ 
काटकर, साखरे बोबाके मूलगुरु केसकर बोवा, बाबा पाध्ये, ज्योतिपन्त 
महाभागवत, पूनेके खण्डोजी बोवा इत्यादि अनेक भक्त हुए जिनके नाम 
सत्मरणीय हैं। साखरे बोवा, विष्णु बोवा जोग, व्यड्डूट स्वामी प्रस्धति 
लोगोने भी वारकरी सम्प्रदायकी बड़ी सेवा की है | विगत छ* सो' बर्षमे 
भागवतधर्म महाराष्ट्रमे अच्छी तरहसे व्याप्त हो गया है | कोल्हापुर, 
सतारा, सोलापुर नगर, पूना, नासिक, खानदेश, बरार, नागपुर और 
निजामराज्यके मराठा भाषा-भाष्री सब स्थानोमें शानेश्वर महाराज, 
नामदेव राय, एकनाथ-जनादन, तुकाराम महाराज और निछोबाराय 
तथा अनेक सत्पुरुष भागवतधमंका प्रचार कर गये हैं। शानेश्वर 
महाराजने जिसकी नींव डाढी, नामदेवने जिसका विस्तार किया, 
ए.कनाथने जिसपर भागवतका शझ्डा फहराया ओर अन्‍न्तमे तुकाराम 
महाराज जिसके शिखर बने, उत्त भागवतधर्मका अखण्ड और अमग 
दिव्य मवन जिशुवनसुन्दर श्रीकृष्ण बिद्ुछको कृपा-छत्नछायामें आज 
भी अपने अति मनोहररूपमे खड़ा है। ऐमे इस भागवतधमंकी निरन्तर 
जय हो | 


चोदहवाँ अध्याय 
तुकाराम महाराज 
४5. [ 
जिजामाई 
त्री, पुत्र, धर-द्वार सच कुछ रहे, पर इनम आसक्ति न हो 


परमाथयुक्त साधनके द्वारा चित्तव्ृत्ति सदा सावधान बनी रहे | 
हा --श्रीनाथमागबत आअ० १७ 


१ जिजामाईकी गिरस्ती 

तुकारामजीकी प्रथम पत्नी रक्मिणीबाई | अकालमें ही कालकबलित 
हुईं ओर तबसे तुकारामजीकी घर-गिरस्ती क्‍या थी, यथार्थमें उनकी 
द्वितीया पत्नी जिज्ाबाईकी ही गहस्थिति थी। तुकारामजीकी आयुके 
9७ वर्ष भी पूरे नहीं हो पाये थे जब बिजाईके साथ उनका विवाह हुआ 
प गीर महाराज जब वैकुण्ठ सिधारे तब जिजाईके पॉच महदीनेका गर्भ 
पा। इस तरह दोनोंका समागम २६ वर्ष रहा | इस बीच इनके अनेक 
_सन्तान हुए ओर बड़ी तग द्वातमें जिजाईकों दिन काटने पड़े । 
त॒ुकारामजी अपने वयसके २२ वें वर्ष ससारसे विरक्त हुए और ससारसे 
जो उन्होने मुँह मोड़ा सो फिर कभी ससारसे उन्हें आसक्ति नहीं हुई । 








तुकाराम महाराज ओर जिजामाई ण्ण्श्‌ 


लोकाचारके लिये वष्ट ससारी बने थे पर कहते यही थे कि मेरा चित्त 
इस प्रपञ्ञमें नहीं है, मेरे शरीरतककी मुझे सुध नहीं रइती | लोगोंसे 
आओ , विरामों कहकर छोकाचारका पालन करना भी, ऐसी अवस्थामें 
उनसे कैसे बन सकता था ९ एक अमभंगर्मे उन्होंने कहा है, मुझे अपने 
कपड़ोंकी सुध नहीं, मे दूसरोकी इच्छाका क्‍या ख्याल कर्>ूँ !? 


उन्होंने अपना सब बहीखाता इन्द्रायणीके भेंट किया तबसे कभी 
उन्होंने घनको ध्पशतक नहीं किया | इसलिये होकदृष्टिसे उनकी अवस्था 
अच्छी नहीं थी । जिजाईके माता-पिता और भाई पूनेमें रहते थे ओर 
वे सम्पन्न भी थे। निजाई शुरू-शुरूमे उनसे सहायता केकर जहॉतक 
बन पड़ता था, ठ॒ुकारामचीकी गिरस्ती सम्हाले रहती थीं | अपने भाईकी 
मध्यस्थतासे उन्होंने कई बार व्यापारके छिये तुकारामजीकों झपया 
दिलाया, कई बार तो स्वय भी तमस्सुक लिखकर महाजनोसे रुपया 
झैकर तुकारामजीके हाथोंमें दिया। पर तकारामणी ठहरे साधु पुरुष 
ओर ऐसे साधु पुरुषोंसे उचित-अनुचित छाम उठानेवालोंकी 
इस ससारमें कोई कमी नहीं, इस कारण जो भी व्यापार उन्होंने 
किया उसीमें उन्हें नुकसान ही देना पड़ा और पीछे जब कान्ह्ली अपने 
भाईमे अल्ग हो गये तन तो जिज्ञाईकों गिरस्ती चलाना बड़ा ही 
कठिन हो गया। ऐसी दशामे जिज्ाईके सनन्‍्तान भी होते ही रहे। 
पतिदेव ऐसे कि कहींसे एक पैसा कमाकर काना जानते नहीं ओर 
घरमे बाल-बच्चोंके लिये अन्नके छाले पड़े हुए थे | ऐसी विचित्र चिन्ता- 
जनक दशा होनेके कारण जिजाईका स्वभाव चिड़चिड़ा और झगड़ाछू 
हो गया हो तो कोई आश्रय नहीं। उनका यदि ऐसा स्वभाव 
तन होता तो कदाचित्‌ इस तरह बार-बार घरसे भण्डारा प्रवंतकी ओर 
न उठ दौड़ते। और ससारका सारा भार अकेली जिजाईपर यदि न 
पड़ता और अन्न-बस्नके भी ऐसे छाले न पड़ते तो जिजाई भी कदाचित्‌ 
ऐसे चिड़चिड़े मिजाजकी न बनतीं, पर क्या होता, क्‍या न होता? का 


ज्ण्र श्रोतुकाराम-चरित्र 


विचार तो गांण हां है, 'क्याथा या हें? वहां देखना अच्छा हे। 
प्रारूघ कहिये या ईश्वरका कौतठुक कहिये, तुकारामणी ओर जिजाईकों 
सारा जीवन एक साथ ही रहकर व्यतीत करना पड़ा | यूरोपके तत्त्ववेत्ता 
साधु सुक्रातकी स्त्री बड़ी जब्ररजग थी। छोग कभी-कभी जिज्ञाईकों 
इसी ज्लीकी उपमा देते हैँ | परन्तु जिजाईम अनेक उत्तम गुण भो थे 
ओर तुकारामजीका नित्य सभागम द्वोनेसे उनकी उद्रोत्तर उन्नति ही 
हो चढी थी। तुकारामजीके पैरग्य और अम्यासके लिये जिजञाईका 
सड़ बढ़ा उपयुक्त था। इसलिये यही कदना चाहिये कि भगवानने अच्छी 
ही जोड़ी मिलायी | इस जोडीके मिलानेमे 'अच्युतः कहानेबाले भगवान्‌ 
च्युत हुए या चूक गये ऐसा तो नहीं कष्ट सकते । समुद्रमे कोई काठ 
कहींसे बहता चला आया ओर कोई कहीसे और दोनों मिल जाते हैं 
ओर फिर अछग भी द्वोकर भिन्न-मिन्न दिगाओमे चले जाते हैं ऐसा ही 
जीवोका भी सयोग-वियोग हुआ करता है। पज्येक..ज्लीव॒का प्रारब्धकर्म 
भिन्न हैं, प्रत्येक अपने कं्ग्राचुआर, जीवदशा...+मेगला-है, खुख्त-हुःख कोई 
किसीकोी रिया नहीं करता-+ ग्रही यदि गाश्रतिद्धान्त है और जीव 
स्वकमंसूत्रमे बेंधा हुमा है तो जिजाई ओर तुकारामजीफे परम्पर समा- 
गम और सुख-दु.खका कारण भी उनका प्राकर्म ही # । जिजाईके 
स्वभावमे कुछ कठुता थी और वह कठुता परिध्यितिसे और भौ कट 
ही गयी, यह बात सच है, पर उनका +फोई ऐसा भह्ान्‌ पुण्यबलू भी 
था जिससे उन्हें हइस जनन्‍्मगे ऐसे मद्दान भगवद्धक्तका समागम प्राप्त 
हुआ भोर भगवान्‌ , धर्म और सतोके पुण्यप्रद महाफलदायी सत्सद्भधका 
लाभ हुआ | 





२ “योगक्षेमं वहाम्यहसम' 


भक्तोका योगक्षेम भगवान्‌ केसे चलाते हैं, कैसे उनकी पत रखते 
ओर उनकी बात ऊपर रखते हैं, इसकी कुछ कथाएँ महीपतिबाबाने बड़े 
प्रेमसे वणन की हैं| एक बार तुकारामजीने क्या किया कि जिजाईकी साड़ी 


तुकाराम महाराज ओर जिज्ञामाई ्‌ण्३्‌ 


किसी अनाया सत्रीको दे डाली ओर जिज्ञाईके पास बस यही एक साड़ी 
थी जिसे वह कहीं आना-जाना हुआ या छोगोंके सामने निकलना 
हुआ तो पहना करती थीं। अब उनके पास ऐसी कोई साडी नहीं रह 
गयी । तन ठाकनेभरका कोई फठा-पुराना कपडा पहने रइने ओर उसी 
हालतमे लोगोंके सामने निकलनेकी नौबत आ गयी, तब भक्तबृत्सल 
भगवान्‌ पाण्डुरड्ने स्वय ही जरीका काप्र की हुई ओदनी उन्हें ओढ़ा 
दी ओर उनकी लाज रखी । 


तुकारामजीके प्रथम पुत्र महादेव पथरीकी बीमारीसे पीड़ित हुए । 
 जशिजराईन छाख उपाय किये पर किसीसे कोई लाभ नहीं हुआ | सब 
उपाय करके जब वे हार गयी तब उन्हे उन्माद-सा चढ़ आया और उसी 
अवस्थामे वे अपने बेटेकों छे जाकर भ्रीविद्चलके पेरोपर पटक देनेके 
विचार्से मन्दिग्म गयीं | मन्दिरमे प्रवेश करते ही बच्चेकों पेशाब हुआ 
ओर बच्चा अच्छा हू गया | 


एक घटना ओर बतलाते हैं । गिरशतीका सारा जजारू 
सम्हालते-सम्हा लते जिजाईके ना्कों दम आता था, फिर भी इसी 
हालतमें तुकारामजीके छिये भोजन तेयार करके पबंतपर के जाना 
पडता था। यह आनेजानेका क्षम्ट ऐसा कंगा कि इसके मारे कभी- 
कयी उनके क्षोसका पारावार न रहता। एक दिनकी घटना है कि 
जिज्ञाई इसी तरद रोटी और जल लिये प्वंतकी चढ़ाई चढ़ रही 
थीं, बड़ी नेज धूप पड़ रही थी, पेर जकू रहे थे, ककढ़ गड़ रहे थे, 
सारा शरीर झुलसा जा रहा था, सिरपर तो जैसे अगारे बरस रहे 
थे, जिजाइके प्राण व्याकुछ हो उठे, इसी हाकूतमें ऊपर चदते-चढ़ते 
उनके पैरके तलवेमें एक बड़ा-सा कॉटा ऐसा मिंदा कि मिदकर पेरके 
ऊपर निककछ आया ! जिजा तरूमछा उठी और बेहोश होकर गिर 
पडी । जलपान्न हाथसे छूटा--जर घरतीपर गिरा और पैरसे बड़े वेगके 
साथ रक्तकी घारा बह निकली। कुछ काल बाद उन्हें होश आया, 


एण्ड श्रीतुकाराम-चरिज्र 


अपने ही ह्ाथसे कॉटेकोी निकालना चाहा पर वह किसी तरह नहीं 
निकछा । कॉटेको निकालनेकी चेष्टामें लगी हैं । सोच रही हैं विधनाकी 
करतूतको, रो रही हैं अपने ऐसे दुर्भाग्यकों, कोस रही हैं अपने पिताको 
कि कैसे अच्छे पति ढेंठ दिये ओर सबसे अधिक दॉत पीस रही ई 
उस कढूटेपर जिसका पन्ना पकड़े तुकाजी खडे हैं ओर चाहती हैं किसी 
तरहसे यह कॉटा तो निकक आवे |! पर कॉटा तो ऐसा भिदा दै कि 
किसी तरहसे निकछता ही नहीं ! पेरसे रक्त निकल रहा है ओर 
जिजाइके मनोमय नेत्रोंके सामनेसे होकर अपने ऐसे पतिके साथ 
विवाह होनेके समयके दृश्य एक-एक करके गुजरते जा रहे हैं । बह 
सोच रही है, कैसे ठाट-बाटके साथ विताने मुझे विश्वाह दिया, भाईने 
किस उत्साह ओर साज-बालके साथ वर्यात्रा करायो और तुला भी 
की | माइकेमें बीते हुए सुखके वे दिन याद कर-करके तुकाजीके 
सज्भ हनेसे होनेवाले कष्टोपर बह फूटन्फूटकर रोने छगी। 
आँखोसे शुत्र जरूघारा निकल रही है ओर पेरसे रक्‍तघारा ! 
इधर तुकारामजीके पेटमें भूखकी ज्वाछा उठी और उधर उसकी 
लपट श्रीविद्ुछनाथके हृदयपर जा छगी।! जिनाइके कटष्ठटोंने भी वहाँ 
पहुँचकर दयामैयाकौं जगाया। कारण, ये कष्ट एक पतिब्रवाके स्वधमे- 
निर्वादके कष्ट थे। स्वधर्मांचरण करनेवालोपर भगवान्‌ दया करतें 
ही हैं| दयाके निधान भीपाण्डुरज्ञ भगवान्‌ उस झल्लाती धूपमें धुपकी 
जलन और काँटेकी मिदनसे तड़पती हुई जिजाईके सम्मुख प्रकट हुए. | 
जिन्होंने भिन्नाईके सम्पूर्ण गइसोख्यकों स्वयं ही इर लिया था और इस 
कारण नलिचाह जिन्हें अपने सुखका हर्ता जानकर ही भजती थीं वह 
नारायण मी वैसे भमजनके अधीन हो गये। श्रीविद्चछनाथजीकी वह 
श्याम सगुण छावण्यमूर्ति सम्मुख खड़ी देखकर क्या जिजाइकों कुछ 
सन्तीष हुआ ? नहीं, वहाँ तो क्रोधाग्नि ओर मी वेगसे भड़क उठी 
ओर निजाई क्रोधके अगारे बरसाने छगीं, कहने छगीं, यही ह.व 
ग-कुलटा जिसने मेरे पतिको पागलछ बना दिया! अरे ओ 








त॒काराम महाराज ओर जिज्ञामाई ण्ण्‌णः 


निदयी | तू अब भी पीछा नहीं छोड़ता | क्‍या अब मेरे पीछे पड़ना 
चाहता हैं ? मेरे सामने अपना यह काला मुँह छेकर क्‍यों आया है 
यह कहकर जिजाईने भगवान्‌की ओर पीठ फेर दी और दूसरी ओर 
मुँह करके बठ गयी। जिजाईकी उस विलक्षण दृदताकों देखकर |; 
भगवानके भी जीमें कुछ कौठक करनेकी इच्छा हुईं । वह लीलानटबर 
जिस ओर जिलाईने मुँह फेरा था उसी ओर सम्मुख होकर खडे हुए । 
जिजाईने शुँझकाकर फिर मुँह फेर लिया, भगवान्‌ वहाँ भी सम्मुख हो 
गये | आँठो दिशाएँ जिजाई घूम गयीं, पर जिघर देखो उघर वही 
काले कृष्णकन्देया जिजाइके छल्लेया खडे हैं, इधर देखो तो वही, 
उधर देखो तो वही, ऊपर देखो तो वही, नीचे देखो तो वही, कहाँ 
किघर वह नहीं ? यह हालत जिज्ञाइकी उस समय हो गयी ! 


रावण, कस, शिशुपाल इत्यादिको जिन्होंने उनके भगवद्दिद्वेषके 
कारण ही तारा उन छीलानटवर भ्रीविष्चलने अपने परम मक्तकी 
सहधर्मिणीके चारो ओर चक्कर छगाकर उसकी दृष्टि अपनी और खींच 
ली तो इसमें आश्रय ही क्‍या है ? किसी भी निर्मित हों मगवानको 
ओर जहाँ चित्त छगा तहाँ जीवका सब काम बना। जिजाई जिस 
ओर दृष्टि डाढुतीं उसी ओर उन्हें श्रीकृष्ण दृष्टि जाते। आखिर 
उन्होंने अपने दोनो नेत्र दोनों हाथथोंसे खूब कसकर बद कर हछिये, 
तब तो भगवान्‌ अन्तरभे भी दिखायी देने छगे | पिता जिस प्रकार 
अपनी पुश्रीपर द्वाथ फेरे उसी प्रकार भगवानने जिजाइके अद्भपर 
अपना कमछ कर फिराया ओर जिजाईका पॉव अपनी प/छथीपर रखकर 
ऐसी सुविधासे कि जिजाईको किश्वित्‌ भी वेदना नहीं प्रतीत हुईं, वह 
कॉटा चव्से निकाल लिया। तब जिजाइ और उनके साथ-साथ 
भगवान्‌ तुकारामच्ीके समीप गये। तुकारामजीने इन दोनोकों एक 
साथ जो देखा तो उन्हें राजि और दिवाकरके साथ-ही-साथ आनेका 


भान हुआ । तुकारामजीके साथ साथ भगवान्‌ और जिजाइने भी भोजन 


५७६ श्रीतुकाराम-च रिजत्र 


किया | वहीं बेठे-बेंठे भगवानने एक पत्थर इटाया तो वहाँसे स्वच्छ 
जलका झरना बहने छगा ! 


३ दोषका भागी कोन १ 


तुकारामजणी और बिजाईके क्षगड़ेमे दोषका भागी कोन है-- 
तुकाराम या जिजाई १ यह प्रश्न उपस्थित करके, दूसरोंके झ्गड़ोमें पश्च 
बनकर पड़नेबाले कई बिद्वानोंने दलकी बड़ी चर्चा की है | फिंतनोंका 
यह कहना है कि तुकारामजी जब गहस्थ थे, एक स््रीका पाणिग्रहण कर 
उस्ते घर के आये थे, उससे उनके सन्तान भी थी, तब उन्‍हें उस स्त्री 
ओर उन सन्तानोका अवश्य ही पालन-पोषण करना उचित था। यह 
उनका कतंव्य ही था। इस कतंव्यका पाछन उन्होंने नहीं किया, 
इसलिये तुकाराम ह्टी सवया दोषी हैं। पाठक ! हम-आप भी जरा इस 
प्रश्कको इस अवसरपर विचार ले। सारे जगत्‌की उपदेश करनेवाले 
तुकारामजीकों क्‍या इतना भी ज्ञान नहीं था कि अपने स्त्री ओर 
सन्तानके प्रति अपना कर्तव्य वह न समझ सकते ? ओर ऐसी बात 
भरा कौन कद्ट सकता है ? ओर ऐसी बात हो भी कैसे सकती हैं ? 
इसलिये बात कुछ और है। तुकारामजी और जिजाईकी जो नहीं 
बनी इसमें यथार्थमें दोष तो किसीका भी नहीं है । तुकारामजीके 
अभंग-सप्रहों में 'तुकारामजीके प्रति उनकी खत्रीके कठोर वचन” श्ीषेक 
सात अभग हैं। इन अमगोको कुछ छोग असली मानते हैं ओर कुछ 
नहीं मानते | जो हो, पर उन अभगोंसे इतना तो अवश्य ही जाना जा 
सकता है कि तुकारामजीपर जिजाईके कोन-कोन-से आक्षेप हो सकते 
थे | जिजाईका मानों यही कहना था कि-- 

(१ ) यह कोई काम-काज नहीं करते, कुछ उपाजन नहीं करते; 
'बिवाह करके मेरे पति तो बन बेठे, पर इनके तथा बच्चोंके छिये अन्न- 
वस्त्र मुझे ही जुदाना पड़ता है। ज्रीकी जाति मैं कितना दुश्ख उठाऊँ 
ओर किस-किसके सामने अपना दीन वदन दिखाऊें ? 


तुकाराम महाराज ओर जिजामाई पड 


(२ ) इन्हें अपने तनकी कोई चिन्ता नहीं, न सही पर इन्हें 
हमारी कोई चिन्ता हो सो भी नहीं ! 


(३ ) स्वय तो कुछ कमाकर लाते नहीं, पर यदि कहींसे कुछ आ 
जाय तो वह भी लुग देते हैं। अन्न हो, वस्त्र हों अथवा और कोई 
वस्तु हो, जो भी जो कुछ माँगता है, वह अपने बच्चोंकी पूछतेतक नहीं, 
ओर उसे दे डाढते हैं । दूसरोंके पेट मरते हैं पर मेरी या बच्चोकी कोई 
परवा नहीं करते । कभी एक पैसा कमाना नहीं, हाँ, घरमें यदि कुछ 
पड़ा हो तो उसे भी गेंवा देना, यही इनका धंधा है ! 


(४ ) घरमे तो रहना जानते ही नहीं, जब देखो तब वनको ही दोड़े 
जाते हैं, इन्हें देंदुकर पकड़ छाना पड़ता है तब इनका आगमन होता है। 


( ५ ) सब कीतेनियाँ मिलकर रातकों बड़ा कोलाइल भचाते हैं, 
किसीको सोने नहीं देते। इनके सजद्भ-साथसे इनके साथी भी घरबार- 
त्यागी बिरागी बन रहे हैं ओर उनकी ख्लियों भी घसेमें बेठी मेरी 
तरह रो रही हैं । 


जिजाईके ये आश्षेप हैं। इन्हें झूठ तो तुकारामजी भी नहीं 
बतलाते। जिन सात अभगोंकी ये बातें हैं उनमेंसे प्रत्येक अमंगके 
अन्तिम चरणमें ठकारामजीका उत्तर भी रखा हुआ है | उत्तर एक ही 
है कि, ,सश्ित॒का, भाग मिथ्या है, मिथ्याका भार ढोनेमें व्यथ ही माथा 
खपाना है? 





जिजाबाईका कहना जिजाबाईकी दृष्टिसे ठीक है, सामान्य संसारी 
जनोंकी इृष्टिसे भी ठीक है, ससारकों सत्य माननेकी दृष्टिसे भी बिल्कुल 
ठीक है । जिजाईको अकेले तुकारामजीकी गिरस्तीका सारा भार अपने 
सिरपर उठाना पड़ा, इससे उन्हें बहुत कष्ट हुए, कष्टोंसे उनका मिजाज 
चिड़चिढ़ा बन गया, चिड़चिड़ेपनसे जो कुछ उन्होंने कहा वह इस तरहसे 
बिल्कुछ सद्ढी है और उनके दुःखोंसे संसारी जीवॉको स्वाभाविक ही' 


५०८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


सहानुभूति होती है| पर तुकारामजीकी ओर देखिये और तुकारामजी- 
की दृष्टिसे विचारिये तो उनका भी कोई दोष नहीं दिखायी पड़ता । 
ससारका मिथ्यात्व जब प्रकट हो गया, उससे मन उपराम हो गया 
ओर सांसारिक सुख-दुःखके विषयमे चित्त उदासीन हो गया तब उस 
सुख-दुःखसे उत्पन्न होनेवाले कतंव्य ही कहाँ रह गये ? इसलिये इसमे 
तो तुकारामजीका कोई दोष नहीं दिखायी पड़ता | सूयके सामने जब 
धकार ही नही रहा, जाग उठनेपर स्वप्नगत ससार ही जब नद्दी 
रहा, नदीके उस पार पहुँचे हुए पर नदीकी रूहरे जाकर नहीं गिरी तो 
इसमें सूबे, जाग्रतू ओर उत्तीर्ण पुरषकों कोई भी विवेकी पुरुष दोषी 
कह सकता है ? जागता हुआ पुरुष ओर स्वनमें बड़बड़ानेवाली स्त्री 
इन दोनोंका मिलन जैसा है वसा ही तुकारामजी ओर जिजाईका जीवूनू- 
मिलन हूँ स्वॉजुस बड़बड़ानेवाढी-्लीके शब्दोेकानलम्रल-परूपके- 
कई मूल्य नहीं होता, प्रत्युत जागता हुआ पुरुष उसे भी जगानेका ही 
प्रयत्न करता है। उसी प्रकार तुकारामजीने जिजाईको जयगानेके लिये 
पणबोध' के अभग कहे हैं । तुकारामजी और जिजाईका श्षगड़ा सत्तगुण 
और रजोगुणका झ्षगड़ा है, परमार्थ और अ्रपञ्चका या ब्रह्म और मायाका 
प्गड़ा है | प्रकृतिके दास जीव प्रकृतिके सब कामोकों ही टीक समझते हे 
पर प्रकृतिप्रभु पुरुषके सामने प्रकृति आती ही नहीं, फिर उसका कार्य 
क्या ओर उसका अभिनिवेश ही क्‍या ? पुरुष तो अनद्भ उदासीन 
है, निधन और एकान्ती है, जराजीण अति बृद्धसे भी बद्ध है | पर अकर्दा, 
उदासीन और अभोक्ता होनेपर मी पतिवता प्रकृति उससे भोग कराती 
है | वह अविकारी है, पर यह ( प्रकृति ) स्वय उसमें विकार बन जाती 
है, वही उस निष्कामकी कामना, परिपूर्णकी परितृप्ति, अकुका कुछ और 
गोत्र बन जाती है । इस प्रकार प्रकृति पुरुषमे फेछकर अविकार्य पुरुषको 
विकारवश बना छेती है । श्ञानेश्वरी ( अ० १३ ) पुरुष ऐसा और प्रकृति 









तुकाराम महाराज और जिज्ञामाई "५९, 


ऐसी है ! तकारामजी पुरुष ओर जिजाई प्रकृतिका यह बिवाद अनादि- 
कालसे चला आता है| यह तो अध्यात्मदृष्टि हुईं, पर छोकदृष्टिसे भी देखें 
तो भी तुकारामजी दोषी नहीं ठहराये जा सकते | ससखारी बने रहो और 
परमाथ भी साधो, यह कहना तो बड़ा सरल है, पर 'दों नाबॉपर पैर: 
रखनेवाका किसी एक नावपर भी नहीं रहता” इस लोकोक्तिके अनुसार /। 
सभी महात्माओंका अनुभव है। समथथ रामदास स्वामीने भी ( पुराना 
'दीसबीध समास १८ मे) यही कहा है| बचपनमे माता-पिताने ब्याह कर 
दिया, पीछे वेराग्य हुआ, ऐसी अवस्थामें कोई भी सच्चा साधक ऐसे ही 
रद्द सकता है जेसे मुकारामजी रहे | बारू-बच्चोका पे” भरना और इसके 
छिये नोकरी-चाकरी या कोई बनिन-व्यापार करना तो सभी करते हैं । 
ठुकारामजी भी यदि वेसा ही करते तो परम अर्धको जौ निधि उनके हाथ 
लगी वह न लगी होती ओर जो घन उन्होंने संसारम वितरण किया वह 
भी न कर सकते, यह तो स्पष्ट ही है। कुछ त्यागे बिना कुछ हाथ नहीं 
रूगता । प्रपञ्च, लं[म छोड़े बिना परमाथथ-लाभ नहीं हो सकता। तुकाराम- 
जीके चित्तने संसारकों जड़मूछसहित त्याग दिया, इसीसे परमार्थका मूल 
उनके ह।थ छगा | महान्‌ छामके लिये अल्पका त्याग करना ही पढ़ता 
है | दो कतव्योंके बीच जब झगड़ा चले तब श्रेष्ठ कतंव्यके छियें कनिष्ठ 
कतंव्य त्यागना पड़ता दे । स्स्व-त्यागी बनना पड़ता है तभी फलोका भी 
फ, सुखोका भी सुख, ध्येयोंका भी ध्येय जो परमात्मा है उसकी प्रासि 
होती है | उस प्रापिके छिये तुकारामजीने कमी-म-कभी नष्ट होनेवाले 
ससारका त्याग किया तो क्‍या गलती की ? सीप फेंककर पारस लेना 
बूद्धिमानोंका काम ही है। नारायणके लिये गशह-सुत-दारादि ससा 
अहंता-ममताकी मेल काय्कर ही उन्होंने संसारकों सुबण बना दिया | 
ससारमें सुवर्णकी माया जोड़नेवाले संसारकों सुवर्ण नहीं बनाते, प्रत्युत जो 


अपने हृदयसम्पुटमें नारायणक्रे चरण जोड़ते हैं उन्हींका ससार सुबर्ण हो 


७६० श्रीतुकाराम-चरित्र 


जाता है ! उनके असंख्य जन्मोंके संसार-बन्ध दूट जाते हैं और संसार 
सुखमय हो जाता ह | ठत॒कारामजीने एक संसारीके नाते अपनी कोई पत 
नहीं रखी, यह चादे अज्ञ जीव कहा करें, पर उनकी अपनी दृष्टिमें ओर 
उनके सदश दृष्टिवालोकी दृष्टिमें उनका ससार-उनका प्रपश्न उनका 
जीवन सुखमय, छाभमय और परम सोमाग्यमय ही हुआ | इस सुख, 
ठाभ और सोभाग्यकों अगछे अध्यायमे विस्तारसे देखेंगे । 


४ जिजामाईको पूणबोध 


सोतेकों जगाना, शुमराइकों राहपर छाना, अपना सुख दुसरोको 
वितरण करना, यही सच्चा परोपकार है । त॒ुकारामजीने संसारकों जगाश, 
उसी संसारमें लिजाई भी आ गयीं | परन्तु जिज्ाईको खास तौरपर अकछग 
भी त॒कारामजीने उपदेश करके छोकदृष्टिसे भी अपने क्तंब्यका पालन 
किया । जिजाईके डिये जो उपदेश उन्होंने किया उस 'पूणबोध' के 
बारइ अभग हैं। जिजाई भज्नन करनेवाके वारकरियोंके कोलाइछम 
झुँझलाकर जैसे कठोर वचन कट्टा करतीं, उसपर तुकारामजी उन्हें बंडी 
शान्तिसे समकझ्षाते-- हमारे घर क्‍यों कोई आने छगा ? सबको अपन। 
अपना काम-काज छगा हुआ है | कोन ऐसा निठल्ला बठा हं जो बिना 
किसी मतलबके हमारे यहाँ आया करे ? जो कोई भी आता है वह 
भगवानके प्रेमसे आता है, भगवानके लिये ही अखिल ब्रह्माण्ड अपना 
हो जाता है। मक्तोके लिये जो तुम ऐसी कठोर बातें कहती हो सो न 
कहकर मृहु वचन कहो तो इसमे तुम्हारा क्या खर्च हो जायगा | आद्र- 
मानके साथ बुलानेसे प्रेमबश इतने छोग आते हैं कि जिनका कोई 
श्साब नहीं ।! 

धूर्णबोध!का पहला अभग कुछ कूट-सा ह-खेतमें जो उपज होती 
है उसमें हमारे प्यारे चोधरी पाण्डुरज्ञ हमे बॉट देते हैं। छगानका अभी 
७० रुपये देन बाकी है सो वह मॉँग रहे हैं, अबतक १० रुपये ही दिये 
हैं। घरमें इडा, बतंन हैं, गोठमें गाय, बेल हैं, यही एबज दिखाते हुए 


तुकाराम महाराज और जिजञामाई "६१ 


दालानमें खाटपर बैठे हु हैं। मेंने कहा, भाई | हे छो, एक बारमें 
डी सब लदना चुका को, इस तरह जब में उनसे उलझन पड़ा तब आप 
चुप हो गये !! 

भाव यह है कि इस शरीररूपी खेतके प्रभु पाण्डुरज्ञ हैं, उन्होंने 
यह नर-तन हमें बत॑नेके लिये दिया है | वह हमें भूखों नहीं मरने देते । 
इस खेतका छगान ८० रुपये हैं | इसमेसे हम अबतक १० दे चुके हैं, 
७० बाकी हैं, सो यह मॉय रहे हैं | अथांत्‌ यह शरीर ८० तत्त्वोका है, 
ये ही ८० तत्त्व उन्हें गिना देने होंगे । इनमेसे ५ कर्मेन्द्रिय और ५ 
ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन्हें तो मैंने मजनमें छगा दिया है। इस तरह ८० 
लगानके १० दे चुके, अब बाकीका तकाजा है | खाटपर बैठे हैं याने 
हृदयमे विराज रहे हैं । 

श्रीमद्भगवद्गीतामें तत्वसख्या ( अ० १३ छोक ५-६ ) ३६ दी 
हुई है | भीमद्धागवतमे ( स्कन्ध ११ अ० २२ ) इन तत्त्तोंकी सख्याका 
कई प्रकारसे हिसाब लगाकर ४ से कछेकर २८ तक भिन्न-भिन्न स़ख्याएँ 
बतायी गयी हैं | भ्रीमद्रासबोचमे ( दशक १७ समास ८-९ ) तत्त्वोकी 
सख्या ८२ बतायी है जो कारण ओर महाकारण देहकों अकय रखनेसे 
८० ही रह जाती है | अन्तःकरण ५, ग्राण ५, शानेन्द्रिय ५, कर्मेन्द्रिय ५ 
ओर विषय ५, इस प्रकार २५ तत्व हुए। इन २० के दो-दो भेद-- 
र५ सूक्ष्म और २० स्थूछ, इस प्रकार ५० हुए.। इनमें स्थूछ और 
सूक्ष्म देह मिलानेसे ५९ हुए। इन ०२ में ४ स्थान, ४ अवस्थाएं, 
४ अभिमानी, ४ भोग, ४ मात्राएँ, ४ गुण और ४ शक्ति याने २८ 
तत््व--ये मिलानेसे तत््वोकी कुछ सख्या ८० हुईं | ८० तत््व इस प्रकार 
गिना देनेसे एको विष्णुमंइद्भूतम' की प्रतीति ओर वेकुण्ठकी प्रासि 
होती दे । 

देहूमें तुकारामजीके अभंगोके एक पुराने संग्रहमें इस अभगका 
आशय यो सूचित किया है--उपजान्स्वरूप, खेत »भक्ति, हमेंल्‍चार ' 


तु० रा० २६--- 


जद श्रीतुकाराम-चरित्र 


खान चार वाणीके जीवोको, बॉव्-्अधिकार, चौघरी>”स्थूछ, सूहूम, 
कारण और महाकारणल्‍"इन चार देशॉँके धारक चतुधर चौधरी, प्यारे 
नपुरुषोत्तम, पाण्ड्रज्ञस्सगुण, सत्तर रुपयानसत्तर तत्त्त, दस-दस प्राण, 
दिये-सगुण भक्तिके समर्पित किये | इंडान-अहड्डार, बतनत्यश्वमहाभूत, 
गाय-बैल-इन्द्रियाँ, दालानलदुदय, खाटनपयडू, जब्र मै उलक्ष पड़ा तब 
आप चुप हो गये"दस प्राण समर्पित कर दिये तब जीवभाव नष्ट हुआ, 
अपने शिवत्वकी प्रतीति हुई तब तुकाराम भगवानसे छड़ पड़े ओर 
कहने लगे कि मेरा सब हिसाब साफ हो गया, अब मेरे जिम्मे कुछ 
बाकी न रहा, इस प्रकार ८० तत्त्व क्ड़ गये ।! 

इस अभंगमें पश्चीकरण सूचित किया है । सदूगुरु जब शिष्यको 
उपदेश करते हैं तब पहले एकान्तमे पश्चीकरण समझा देते हैं | तुकाराम- 
जीने एकान्तमें जिजाईकों पद्चीकरण समझा दिया होगा । इससे जिज्ञाईका 
अधिकार भी सूचित होता है | तुकारामजी आगे कहते ई--- 

“विधेकसे यह सारा एकछत्र साम्राज्य है। एक ही सिंहासनासीन 
सम्राट हैं । उनके सिवा और कॉन मुझे अपनी पीठपर बेठा सकता है ? 

भगवानके सिवा और है ही कोन ? इनका खेत मैंने जोता-बोया, 
असामी बनकर रद्दा ओर अब यह मेरी जानकों रूग गये !? इनका पावना 
इसी देहमें रहकर चुका देनेका मैने निश्चय कर लिया है | अच्छे मालिक 
मिले ! ऐसे इरि हैं कि सब कुछ हर लेते हैं, इसीलिये कोई इनके पास 
मारे भयके फठकतातक नहीं | कितनोंको इन्होने छूट लिया और कितनो- 
को संतॉंकी /नमानतपर छोड़ रखा दै। इनकी निठुरता देखकर लोग 
इनके नामपर हँसते हैं। यह स्वस्व छीन लेते हैं पर यह बात है कि 
सर्वस्व छीनकर वेकुण्ठपद देते हैं। इम इनके चंगुलमें खूब फंसे | इस 
प्रकार बोध कराते दुए. जिजाईसे तुकारामणी कहते हैं कि मेरे विचारमें 
तुम अपना विचार मिला दो तो मेरा-तुम्हारा विरोध मिट जाय; भगवान: 


तुकाराम महाराज और जिज्ञामाई ५्द््३ 


से तो मेरा अन्तरज्ञ स्नेह हो चुका दै। यह मेरे करनेसे नहीं हुआ, 
उन्हींके आदेशसे हुआ है । तुम्हारे लिये यही उपदेश है--- 

बच्चेके लिये यह हो और वह हो, यह हवस छोड़ दो | जिन्होंने 
इसे जन्म दिया, उन्हींका यह है । वही इसकी देख-भाल करेंगे | तुम 
अपना गला छुड़ा छो, गर्भवासकी यातनाओसे बचों ।? 

वासना छोड़ दो, माया जोड़नेकी बुद्धि छोड़ दो। वासनासे ही 
यम॒दूत गलेमें अपना फदा डाछते हैं। उनकी मार बड़ी भयड्डर है, स्मरण 
करनेमात्रसे 'भेरा तो कलेजा कॉपने छगता है ।? यदि ठम्हें मेरी चाह हो 
तो अपने चित्तकों बडा करो | चित्तको ऐसा उदार बनाओ कि-- 


सजनोका सद्भ तुम्हारे अनुकूल पड़े, ससारमे तुम्हारी कीर्ति बढे । 
यह कहनेके लिये तेयार हो जाओ कि मेरे गाय-बेल मर गये, बासन- 
छाजन चोर चुरा के गये और बच्चे तो मेरे पेदा ही नहीं हुए । आस 
छोड़ हृदयको बच्न्‍न-सा बना छो। इस क्षुद्र सुखपर थूक दो, अक्षय 
परमानन्द छाभ करो। तुका कहता है, भव-बन्धनोंके टूटनेसे बड़े भारी 
कष्टोंसे परित्राण होगा |! 


मै तो जल्द ही बेकुण्ठधामकों जानेबाला हूँ, तुम भी मेरे साथ 
चलो । वहाँ इम-तुम आदर पायेंगे। घर-द्वारपर तुलसीपन्न रखकर ब्राह्मणों- 
को दान करके इस जजालसे निकहू आओ । विचार छो, अच्छी तरह 
देख लो । मैं न का स्वथा त्याग करो, भूख-प्यास दरव्याद्ि-कोम, 





मेरी भूख-प्यास कैसी स्थिर है, अस्थिर मन भी जहॉ-का-तहाँ ही 
स्थिर होकर बेठा है ।! 


टगुरु-झपासे भगवानने मुझसे जो कहलवाया, वही मैं तुमसे कह 
रह हूँ ।! 
सचमुच ही भगवानने मुझे अंगीकृत कर छिया है, अब ओर कुछ 


५६४ श्रीतुकाराम-चरिजत्र 


विचारनेकी बात ही कहाँ रही ? ठम्हारे छिये अब यही उपदेश है कि 
कटिबद्ध होकर बलूवती बनी ।? 


तुकारम महाराजने जिजाबाईको यद्दी अन्तिम उपदेश किया | यह 
उपदेश बृथा नहीं हुआ | सिद्धोकी वाणी भझ बृथा केसे हो सकती है 
जिजामाइका आचरण शुद्ध, निष्कलड़, पविन्न ओर पातिबत-घर्मानुकूल 
था। पतिकोीं भोजन कराये बिना उन्होंने कभी भीजन नहीं किया | 
छोकिक व्यवहारमे पतिसे उनकी नदरों पटती थी तथापि पतिके प्रति 
अनके प्रेमका खोत अत्यन्त शुद्ध ओर निरन्तर था। तुकारामजीकों वह 
प्राणोंसि भी अधिक प्यार करती थीं। उनका पतिग्रंम अत्यन्त निष्कयट 
बोर निमत था। त॒कारामजीके उपदेशोंका परिणाम उनके ऊपर बहुत 
ही अच्छा हुआ। दूसरे ही दिन उन्होंने अपना सब घर-द्वार ब्राह्मणको 
क्दौन कर दिया ओर सांसारिक बन्धनोसे मुक्त हो गयीं। तुकाराम-ऐसे 
भहात्माका सत्सड् अकारथ ही केसे जाता ? तुकाराम भी मगवानसे खूब 
छडे-झगड़े, पर उनका भगवत्‌-प्रेम ज्वलन्त था | ऐसी ही बात जिजामाइकी 
भी समझनी चाहिये | प्रेमके बिना झगड़ा नहीं होता । क्षगडेकी सचाइसे 
नेष्कपट प्रेम, शुद्ध आचरण और सच्ची निष्ठा ही प्रकट होती है ! 


७ सन्‍्तान 


जिजामाइके काशी, भागीरथी और गड्ा-ये तीन कन्याएँ ओर 
महादेव, विद्चछ ओर नारायण-ये तीन पुत्र हुए। इनमे काशी सबसे बड़ी 
थीं ओर नारायण सबसे छोटे | ठुकारामजीके महाप्रस्थानके समय जिजा- 


माई गर्भवती थीं अर्थात्‌ तु कारामजीके प्रयाणके पश्चात्‌ इनका जन्म हुआ | 
तुकारामजीने अपने इन पुत्रकों इन ऑँखोंसे नहीं देखा और इन्होंने भी 
अपने पिताको नहीं देखा | सबसे बढ़ी काशी, उनसे छोटे महादेव, इमके 
बादकी भागीरथी, तब विद्धछ, विद्ुुलसे छोटी गद्धा ओर गल्जासे छोटे 
नारायण । नारायणका जन्म हुआ उस समय गज्ञा बहुत छोटी थीं | उन्हें 







त॒काराम महाराज ओर जिज्ञामाई ण्द्ण 


'सम्हालनेके लिये बुघाई नामकी एक दासी रखी गयी थी | त॒कारामजी 
जब भण्डारा या भामनाथ पवतपर पहुँचकर भगवानके भजनमें तन्लीन 
हो जाते तब उन्हें भूख-प्यासकी सुध न रहती, पर जिजामाई उन्हें 
भोजन कराये बिना स्वय कभी न खाती थीं। कभी तो वह स्वय भोजन 
लिये वन-जगलमे उन्हें ढेँढती फिरती और कमी काशीको भेज देती । 
महादेव ओर विट्ठकका चित्त प्रायः खेल-कूदम ही छगा रहता, इससे 
जिज्ञामाइका कहना वे सदा मानते हां हो, ऐसा नहीं था। कन्याओके 
विवाइ आदि बडे गरीबी ढगसे हुए। कन्याओके लिये तुकारामजीने 
बर भी ऐसे दूँढे कि वर दूँदने घरसे यों ही बाहर निकले, थोड़ी दूर 
जाकर देखा, रास्तेमें कुछ बालक खेल रहे हैं, वहीं खड़े हो गये | उनमे 
अपनी जातिके दो बालकोकों उन्होंने देखा, उन्हींकी घर लिवा छाये 
ओर वधू-वरकों हलदीसे रँंगकर विवाह कर दिया। जँवाइयोकी न तो 
कोई बारात सजी, न दावतें दी गयीं, न कोई नजर भेट की गयी और 
न रीसने-रूठनेका ही कोई अभिनय हुआ ! दूधके साथ भात खिला 
दिया ओर पदश्चामृत पान करा दिया |! उन बालकोंके माता-पिता सम्पन्न 
थे और तुकारामजीकी ओर उनके भक्त लोग भी तेयार थे, इसलिये 
पीछेसे चार दिन विवाहका मड्गलोत्सव होता रद्दा । इससे जिजामाईको 
कुछ सन्तोष हुआ । तुकारामजीके ये जँवाई मोसे, गाडे और जाम्बुलुकर 
घरानेके थे | तुकारामज्ञीकी मशझ्ली कन्या भागीरथी बड़ी पितृभक्त ओर 
भगवद्धक्त थी । तुकारामजीने प्रयाणके पश्चात्‌ जिन छोरगोंकों दर्शन दिये 
उनमें एक भागीरथी भी हैं| ठुकारामजीके तीनो पुत्रोमें नारायणबोवा 
अच्छे पुरुषार्थी निकले | देहू आदि गाँव इन्होंने ही अजित किये। 
देहके पाटीक इंगलेकी कन्या इन्हें ब्याह्वी थीं। नारायणबोबाके पश्चात्‌ 
भी तुकारामजीके वशजोके साथ देहूके पाणीक इंगछोंका सम्बन्ध होता 
बहा | इस समय देहूमें प्रायः तुकाराम मह्ाराजके वंशजोंके ही घर हैं । 


भार: 23ााााआाााा 


पंद्रहवों अध्याय 
धन्‍्यता ओर प्रयाण 


मनकी स्थिरतासे जो स्थिर हो जाता है, भक्तिकी भावनासे जिसका 
अन्त.करण भर जाता है ओर योगशक्तिसे सुसज्जित होकर जो ठिकाने आ 
जाता है वह केवल परब्ह्म, परम पुरुष कहानेवाला मेरा निञजधाम हौकर 
रहता हे | .... (शानेश्वरी अ० ८। ९६, ९९) 


जिस स्वरूपको प्राप्त होनेसे नीचे गिरना नहीं होता वह श्रीकृष्ण- 
स्वरूप है। श्रीकृष्णकी कीर्ति गाते-गाते भक्त स्वय ही श्रीकृष्णरूप हो 
जाते हें | ( नाथमागबत अ० ३१ ), 


१ परमाथ-सुख 


परमाथंसाधन करना द्ोता है परम सुखके छिये। तुकारामजीने 
प्रपश्चको तिलाज्जलि देकर परमाथसाधन किया अर्थात्‌ स्वल्प-क्षणिक सुखका 
त्याग करके अखण्ड अविनाशी सुख छा हु  क 


५ 








चनन्‍्यता ओर प्रयाण ५६७ 


जिस सुखका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी अन्य किसी सुखसे उपमा 
नहीं दी जा सकती वह परम सुख इसी नरतनमें दी प्रास किया जा 
सकता है, नरसे नारायण हुआ जा सकता है, सब्चिदानन्दपदवीकों 
प्रास किया जा सकता है। इस मनुष्यदेहके द्वारा चारों अथ--घमे, 
अथ, काम ओर मोक्ष जोड़े जा सकते हैं। इनमे अर्थ ओर काम 
अस्थिर ओर क्षणभद्दुर हैं, इनसे परे धर्म है ओर घमंसे भी परे मोक्ष 
है । वही परम अर्थ-परम पुरुषार्थ है। चतुवंगका वही परम ध्येय है । 
यही सकलदुःख्तविध्वसकारी महानन्द है। प्रत्येक जीव सुखके लिये 
छटपटाता रहता है । प्रपश्ची जीवोके समान पारमार्थिक जीव भी सुखके 
ही पीछे दौड़ रहे हैं | अन्तर इतना दी है कि कोई विषयको ही सुखका 
खोत समझकर उसीमें गोते खा रहे हैं ओर कोई बविषयोंसे परे जो 
निर्विषय आनन्द है उसमे गोते छगा रहे हैं | विषय-सुख पू् सुख नहीं 
है, इसलिये पारमार्थिक इस सुखकों त्यागककर अथवा इससे उदासीन 
रहकर अखण्ड सुखकी साधनामें छगे रहते हैं । देहेन्द्रियविषय-सन्नि कर्ष- 
से होनेवाले सुखसे ऊबकर वे देहातीत, इन्द्रियातीत, विषयातीत सुखके 
पीछे पड़ जाते हैं । यह परमाथ-मार्ग ऐसा है कि इसपर पैर रखते ही 
परम सुखका रसास्वादन आरम्म हो जाता है। सम्पूर्ण मार्ग सुखानुभव- 
की वृद्धिका ही मार्ग है, पद-पदपर अधिकाधिक आनन्द है। परमार्थके 
सम्बन्धमे बहुतोंकी बड़ी विचित्र धारणाएँ हो जाती हैं। उनके चित्तमें 
यह बात बेठ जाती है कि परमार्थ ससारका रोना है, परमाथंखाधन करना 
रोते हुए चलना है ओर ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ मिट जानेके सिवा 
ओर कुछ हाथ नहीं आता । पर यह समझ्न सूर्यके प्रकाशकों आँखें बन्द 
करके घोर अन्धकार मान लेनेकी-सी बात है। यथा्र्मे परमाथ रोना नहीं, 
रोनेको हँसाना है, मरना-मिट जाना नहीं, अजर-अमर पद्‌ छाभ करना है; 
दुःखके ऑसू नहीं, आपूर्यमाण आनन्द-समुद्र है | जीवका वास्तविक हित, 
वास्तविक लाभ, वास्तविक शान्ति ओर समाधान इसीमें है | इसीलिये तो 


५६८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


इसे परमाथ, परम सुस्न, परम पुरुषार्थ जहते हैं। पारमार्थिक लोग 
पागछ, नादान, दीवाने, हाथ-पर-हाथ घरके बेठ रहनेवाले, आलूसी, 
कापुरुष, दुनियासे बेखबर और अन्ध नहीं होते, जिस ससारमे इम रहते 
हैं उसे वे ही अच्छी तरइसे देखते और समझते हैं, सदा सावधान रहते, 
अज्ञान और मोहका वीरतासे सामना करते, एक क्षण भी उद्योगसे 
खाली नहीं जाने देते, छाम-द्वानिका हिसाब ठीक-टोक रखते हैं, हानिसे 
बचते और लाभ उठाते हैं| परमार्थके साधन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । 
.ब्येयसम्बन्धो अद्धा और विश्वास अथवा कल्पनाके प्रकार मित्न-मिन्न हो 
सकते हैं, पर सबका सथोग उसी एक सकलदुःख-वियोगरूप अखण्ड' 
सुखके महायोगमे ही होता है | तुकारामजीने इस परमार्थ-मार्गपर जबसे 
पैर रखा तबसे उनका वैकुण्ठपदलाभपर्यन्त सम्पूण चरित्र इसी परम 
सुखकी बढ़ती हुई बादका ही इतिहास है। जहाँ इस बादकी हृद हो 
जाती है, घट-बढ़की भाषा ही जहाँ नहीं रह जाती, छामकां परिपृूणता 
और सुखकी ओतप्रोतताका अनुभव हीता है वही मोक्ष है, बडी वेकुण्ठ- 
धाम है| विषयोंका सम्बन्ध जहाँ हृठतापूर्वक विच्छिन्न हो गया तहाँ 
आनन्द-सागर उमड़ने छगता है और ऐसी बाढ बढ़ी चली आती है 
कि आनन्दकी उस बाढमें अपूब आनन्द-तरज्लोपर नाचता-सा बहता 
हुआ उस पार जा लगता है जहाँ आर है न पार, ओर है न छोर। 
वही कृतकृत्यताकी परमानन्द पदवी है। शीतुकाराम इस परमानन्द 
पदवीको प्रास हुए और तीनों छोकोमें धन्य हुए । उनका छौकिक जीवन 
नाना दुःखो और यातनाओंमें बीता, उनके प्रपश्चका दृश्य बड़ा ही 
दुःसइ रहा, पर यह बाह्य दृष्टि है, बहियुखीन लक्ष्यद्रीन मोह दृष्टिका 
अभिप्राय है, लक्ष्यपर स्थिर दृष्टिका नहीं | इन दुःसह दुःखी ओर 
यातनाओंसे घिरे हुए तुकारामजीका छक्ष्य क्या था ? किस लक्ष्यपर उनकी 
दृष्टि लगी थी, किस ओर वह्ठ इन दुःखों ओर यातनाओंमेसे होकर जा रहे 


थे ओर कैसे उन्होने अपना मार्ग परिष्कृत कर लिया, कहाँ पहुँचे और क्‍या 


धनन्‍्यता और प्रयाण ५६० 


पाया ? उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया, दुःखों ओर यातनाओके भीषण 
रूपको देखकर वह डर नहीं गये, परिस्थितिके चक्रके पीछे चकराते, 
चकर काटते, भूलते-मटकते ही नहीं रह गये, ढुःखों और यातनाओंके 
घिरावकों तोड़कर, परिसत्थितिकों भेदकर अपने रुछ्यपर छगी दृष्टिसे 
निश्चित इष्टमागपर चलते गये ओर लक्ष्यपर पहुँच गये । उनकी यात्रा 
पूरी हुईं, साधना सफल हुई, सम्पूर्ण सुख, सम्पूर्ण आनन्द, सम्पूर्ण ज्ञान, 
सम्पूर्ण भक्ति सभी तो मिल गया, सर्वेश्वर श्रीपाण्डुरज्ग स्वयं ही निजाक्ष 
हो गये, भवाम्बुधिके पार उतर गये, कृतकृत्य हो गये, धन्य हो गये ! 
उस कृतकृत्यता और घन्यताके साधनपथपर चलते हुए तथा ऋमसे 
साध्यको साधते हुए जो-जो आनन्द उन्होंने छाम किया उसके उद्गार 
हमलोग इस ग्रन्थमे सुनते ही रहे हैं। अब उस अनिवचनीय रसका 
भी कुछ आस्वादन कर सके तो कर ले जो अनिवंचनीय होनेपर भी 
तुकारामजीकी दयासे उनके वचनोंसे टपक रहा है। सब साधनोंकी 
परिसमाप्ति किस प्रकार अखण्ड नामस्मरणमे जाकर हुईं यह हमलोग 
पहलछे देख चुके हैं। "नाम और नामी, शुणी ओर निगुंग, शिव और 
जीव, इनकी एकरूपताके आनन्दमें निमग्न तुकाराम ग्रेमसे नाचते हैं, 
गाते हैं, गाते-गाते उसीमें मिल जाते हैं ।? 


२ आत्मतृप्तिकी डकारें 


वहाँ साधन, सम्प्रदाय, भगवान्‌ ओर भक्त, वर्णघर्म, पाप-पुण्य, 
धर्माधमं सब एकमें मिल जाते हैं | इमीके लिये 'सारा अठय्हास था !? 
सब प्रयत्न सफल हुए. । विश्रान्ति मिली । तृष्णाकी दौड़ समास हुई ।? 

छुज्जा, भय, चिन्ता कुछ भी न रहा | ,पारे-घुल्त->आकर-“परा' 
छोटपोट करने छगे | 






रे रे €छ 


भत्तिप्रेममाघुरीसे द्वृदय भर गया; उससे चित्तको आनन्द-ही-आनन्द 





५७० श्रीत॒काराम-चरित्र 


मिलने छगा । श्रीविद्चकन अज्ञानका पटल पोंछ डाला, उससे जगत्‌ ही 
ब्रह्मानन्दसे भर गया ।' 
०३ 2] रे 


ससारकी स्मृति विस्मृति होकर पीछे ही रह गयी। चित्त छग गया 
श्रीरज्षकी ओर । उस माधुरीका जितना पान करो उसकी प्यास उतनी 
ही बनी रहती है | उस प्रेम-मिलनमें जितना मिझछो, उस मिलनकी 
रुचि उतनी ही बढती है, पाण्डुरड्में वह कमी अघाती नहीं, जी कभी 
ऊबता नहीं । इन्द्रियोकी छालसा तृप्त हो जाती है, पर चिन्तन सदा 
बना ही रहता है। तुका कहता है, पेट भर जाता है पर उसकी भूख 
बनी रहती है | यह सुख ऐसा है कि इसकी कोई उपमा नहीं, कल्पना- 
की यहाँतक पहुँच ही नहीं | वह सुन्दर, मधुर, श्रीमुख प्रत्यक्ष सुधमा- 
माधुरी ही है | उसे देखनेके साथ शोक-मोहइ-दुःख नष्ट हो जाते हैं । 

छ क्छ रे 

सगुण-निगुंण एकरस है, वह चिदानन्द है, उसीमें चित्त ड्डबा 
रहता है | मन अपनी सारी बृत्तियोंके साथ उसीमें ड्वब जाता है, देहमे 
देहभावकी सुधि नहीं रहती ।? 

औरज्ञकी ओर चित्त छगा, उनके चिन्तनका सुख ऐसा है कि 
उससे कभी जी नहीं ऊबता, उससे कभी तृप्ति नहीं होती, ओरकी 
इच्छा बनी ही रहती है । अब कोई ससार-चिन्ता नहीं रही, कछिकालका 
भय भाग गया, मोइ-दुःख-शोक सब इवा हो गये, अब तो केवछ एक 
श्रीहरि ही हैं, अदर भी वही हैं, बाहर भी वही हं। ( तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” इंशावास्य उपनिषद््में इस आनन्दका वर्णन 
किया गया है। ) 

त॒ुकारामजीके बिरहिन!” के २५ अभग हैं। अध्यात्मका रग श्ृज्ञारकी 
भाषामें कोई देखना चाहे तो इन अभंगोंकों अवश्य देखे | इस प्रपश्लरूप 
पतिको छोड़ दिया, उससे ब्मेरी वासना तृ्॑त न ड्ो पायी; इ 


घन्यता ओर प्रयाण ५५७३ 


मैने 'परमपुरुष” से सहवास किया। यह भेद ह्ोग्रॉपर प्रकट हो गय्या 
। छोग मुझ सताने लगे, मैं तो परपुरुषमें ही रत हो गयी...-डसीमें, 
गयी और अब , सबसे ग्रह कहे देती हूँ कि इस व्यमिचारक्ो.मैं 
लिकाहमूं भी न छोड़ेंगी--इस रेंगमें तुकाराम ज्लीत्व स्वीकार कर कुछ 
वाग्विलास कर गये हैं | ब्रख्का स्वरूप 'न ज्ीन षण्टो न पुमान्‌ न 
जन्तु” जेसा है और उन्हींसे तुकारामजरीका यह सख्य और तादास्म्य 
है| इसलिये त॒ुकारामजीने यह मनोविनोद किया है। इन अभंगोंमें 
स्वानुभवका प्रसाद भरा हुआ है । 

'छोग मुझे छिनार कहकर बिरादरीके बाहर भले ही निकाल दें; 
पर यह बनवारी तो मुझे एक क्षण भी अपनेसे अछग नहीं करता।' 
लोक-छाज तो उतारकर मैंने खूँटीपर टॉग दी है, उससे उदास होकर 
बेटी हूँ, मुझे अब अपने जीका ही कोई डर नहीं रहा और न«किसीसे.. 
कोई आस ढगाये बठी हूँ । मै तो उसीको रात:द्विन पास बेठाये रखुना 
चाइती हूँ, उसके बिना एक क्षण भी मुझसे नहीं रहा जाता । छ्ोग अब 
गैरा नाम छोड़ दे, समझ लें कि मै मर गयी, तकिया अब अनन्तके 
पास पड़ी खती है। इसीमें उसे सुख मिलता है । यही उस नेम है। 
गोविन्दके पास बैठ गयी, अब मैं पीछे फिरनेवाली नहीं | श्यामसलोने 
परब्रह्मकों मने वर लिया, अब उनकी पटरानी होकर बेटी हूँ। अब' 
कुछ देखना, सुनना-सुनाना नहीं चाहती, चित्तमें अकेले चितचोर 
आकर बेठ गये हैं। बलीकों पाकर हम बलूवती बन बेठी हैं, सारे 
ससारपर अपना अधिकार जमावेंगी। पलछमर पीड़ा सह छी, अब 
अपुरन्त निजानन्द जोड़ लिया है। अब हँसेंगी, रूठेंगी ओर अपुरन्त 
अन्तमंधुरिमाकों बढ़ावेंगी | सेवा-सुखसे विनोद-वचन कट्टती हैं कि हर 
और कोइ नहीं, केवल एक नारायण हैं। तुका कट्दता है कि अब इम 
दन्द्व के ऊपर उठ आयो हैं,, स्वच्छन्द स्वालिनोंके साथ चल रही हैं |” 















५७२ श्रोतुकाराम-चरित्र 


अखिल भूतोका सन्तर्पण किया); सारी भूमि दान कर दी, दिन 
और रात एक पबकाछू बन गये, जप, तप, तीथं, योग, याग सब कर्म 
यथासांग हो चुके; सब फल अनन्तके समपंण कर दिये, तुका कहता है, 
अब अत्रोल बोल बोलता हूँ, तन-मन-बचनमें ती अब मैं नहीं रह गया |? 

भगवान्‌ सामने आ गयेः-- शुभ-अशुभकी सारी थकावट दूर हो 

गयी ।? उन्होंने केवल क्रीडा-कोतुकके लिये जीव-शिवकी गुड़ियाँ बनायी 
हैं, वहाँ इन छोगोका कहों पता है ? यह सारा आभास अनित्य है |! 
अर्थात्‌ शुभाशुम कल्पनाएँ: विछीन हो गयीं | जीव ओर शिव, भगवान्‌ 
ओर भक्त एक दी हैं, उनमें भेद नहीं, मेंद तो केवछ एक कौतुक था ! 
सात छोक ओर चौदह भुवन आमासमात्र रह गये ! एक इरिकों छोड़ 
ओर वुछ भी नहीं है, वरणंघ्म उसका खेल है | 'एककी सम्‌ची बुनावट 
है! उसमे मिन्‍न और अमिन्‍न क्या ) वेदपुरुष नारायणने यही निणय 
सुनाया है ।! 

तुकाकों प्रसादरसका सौरस प्रात हुआ, चरणोंके समीप निवास 
मिला इतना निकट कि कुछ भेद ही न रह गया !! 

अब मै सुखस्व॒रूप हूँ । दुः्खान्तकारी यह सुख समुद्र कहंसे कैसे 
उमड़ आया ? 'मेदकी भावना जड़से जाती रही--- 

'तेरा-मेरा कैसा है, जैसे सागरमें तरज्ञ | दोनोमें हें एक ही विद्धल 
ओपण्टरिनाथ । तन्तुपट जैसा एक है, विश्वमें बेंसा ही तुका ब्शापक हैं ! 
छवबण जलमे मिकछा दो तो भेद क्‍या रह जाता है ? वेखा ही तेरे भीतर 
समरस होकर मै समा गया हूँ। आग और कपूर मिछते हू तो क्या 
काजल अछग रह जाता है ? तुका कहता है, वेसी ही मेरी-तेरी ज्योति एक 
है | बीजको भूजकर छाइ की, अब जनन-मरण कहाँ ? आकारको अब ठौर 
कहाँ, देह ही जो भगवान्‌ बन गयी ! चीनीसे फिर ईंख नहीं उपजता; 


चनन्‍यता ओर प्रयाण "जद 


तब मेरा गर्भवास कैसा ? तुका कहता है, यह सारा योग है, घट-घटमें' 
पाण्डरड्ध हैं ।? 

बीज भूंजकर जब लाई बना छी तब वह बोनेके काम नहीं आ 
सकती, उसी प्रकार तकाराम कहते हैं कि हमारा कम ज्ञानामिसे दग्ध 
हो चुका है इसलिये हमारा जन्म-मरण अब नहीं हो सकता। ईखसे 
चीनी बनती है पर चीनी होकर ईखपनेकों वह नहीं कोट सकती, उसी 
प्रकार देहका आश्रय करके हम ब्रह्मस्थितिम आ गये, अब यह ब्रह्मस्थिति 
लौटकर देह नहीं बन सकती । घट-घटमें भगवान्‌ हैं और हम भी तद्गुप 
हैं। हमारी देहतक भगवान्‌ बन गयी है, अब नाशवान्‌ शरीरसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 

“देहभाव प्रेतमाव हो गयाः---सब देहधर्म लय हो गये। काम- 
क्रॉंधादि अनाश्रित होकर फूट-फूटकर रो रहे हैं ओर यमराज आहेँ भर 
रहे हैं | शरीर वेराग्यकी चितापर ज्ञानाग्नसि जल रहा है | देह घटकों 
भगवानके चारो ओर घुम्ाकर उनके चरणोंके समीप फोड़ डाला ओोर 

महावाक्यध्वनि करके बम-बमका घोष किया। कुछ और नामरूपको 
तिलाझ्ललि दी ! ठ॒ुकाराम कहते हैं, यह शरीर जिनका था उन्हींकों 
( पञ्ममहाभूतोंकीं ) सौपकर में निश्चिन्त हो गया । 

“अपने हाथी अपनी देइमे आग छगा दी?--पाश्चभौतिक देइको 
ब्रह्मनोधकी आगमें जछा डाछा। शानाभिस दहकती हुई चितापर 
अमृतसव्जीवनी छिड़ककर भूमिको शान्त किया, घर कोड़ डाला, उसी 
कण सब कर्म समासत हो गये ! अब केवल श्रीहरिके नामसे ही नाता रह 
गया है। ठ॒ुका कहता है, अब आनन्द-ही-आनन्द है, सर्वत्र गोविन्द 
हैं, जिधर देखो उधर गोविन्द ही हें ।' 

'पिण्डदान इसी पिण्डको देकर कर दियाः--इसे देहपिण्डकों ही 


दान कर दिया ओर पिण्डकी मूलत्रयी ओर त्रिगुणकी तिलाज्जलि दी । 


७७७ श्रीतुकाराम-चरित्र 


सर्व विष्णुमयं॑ जगत्‌” का रहस्य खुल जानेसे सम्पूर्ण सव्यापसव्य कम 
समास्त हो गया | तुका कहता है, सबका ऋण उतार दिया, अब एक 
बार सबको अन्तिम नमस्कार करता हूँ ।? 


अपनी मृत्यु अपनी आँखों देख छी। उस आनन्दका क्या कश्ना 
है ? तीनो भवन आनन्दसे भर गये, सर्वात्ममावसे उस आनन्दकों 
छूटा। जनन-मरणके अशौचसे, अपने-आपेके सड्लोचसे मै निइ्ृत्त हो गया | 


इस प्रकार तुका नारायणस्वरूप हुए. । सदेह वैकुण्ठ जानेका निश्चय 
होनेसे, हो सकता है उन्हें यह खयाल पड़ा हो कि मेरे चले जानेके पीछे 
मेरा क्रिया-क्म कोइ न कर पायेगा, इसलिये जीते-जी ही उन्होंने अपना 
सारा क्रिया-कर्म स्वयं ही कर डाछा ओर सम्पूर्ण कमंबन्धसे मुक्त हो 
छिये। विश्वकों केंपानेवाले कलिकालकों भी उन्होंने मात किया ! 
“विद्यवामृतमस्नुते,” मृत्योः स मृत्युमाप्नोति! इत्यादि उपनिषद्बचनोंके 
अनुसार तुकोबाराय मृत्युकोी मारकर स्वय जीवित रहे । 

“निरखनमें बॉचा हमने अपना घर,/--हृश्य विश्वका मायाका 
५ अज्ञन ) जहाँ कोई स्पर्शतक नहीं, उस निरक्षनमे हमने अखण्ड' 
निवास किया है। अहड्डारकी छूत छूट गयी और अब शुद्ध-बुद्ध निराभास 
परमात्मरसमें समरस होकर रहते हैं । 

पाण्डुरड्ने ही करी कृपा पूण'--पाण्डुरक्षका ही यह कृपाप्रसाद 
है। मेरी विठामाई मैयाने मुझे निजरूपके पाछनेमें पौदा दिया है और 
वह अपने बच्चेके लिये अनाहत ध्वनिसे गान गा रही है ।? 


48 ्छ के 
रक्त खेत कृष्ण पीत ग्रभा भिनत्र | 

चिन्मय अंजन अँखियन ऑजा ॥ १ ॥ 
तेही अंजन कारणे दिव्य हष्टि पायी | 

कल्पना. बिसारी द्वेताद्वेत ॥ टेक ॥ 


धन्यता ओर प्रयाण ण्ज्णु 


देशकालवस्तु भेद सब नाशा | 

आत्मा अविनाशा विखाकार ॥ २॥ 
कहाँ था प्रपंच यह है परबह्न | 

अहं सोऊहं ब्रह्म जाना जाना॥ २३॥ 
तत््वमसि विद्या ब्ह्मानंद सांग । 

सोहि तो निजांग तुका भये॥9॥ 


रक्त ( रज् ), श्रेत ( सत्त ), कृष्ण ( तम ) और पीत-इन गुण- 
अकाशसे परे जो चिन्मय «अज्लन है वह भ्रीगुरुने मेरे नेत्रोंमें लगाया, 
उससे मेरी दृष्टि दिव्य हो गयी, द्ेत ओर अद्वेतकी भेदकल्पना जाती रही 
ओर निर्विकल्प ब्रक्नस्थिति ग्रास हुईं | देशगत, वस्तुगत, काछूगत भेद 
सब नष्ट हो गये, एक अविनाशी विश्वाकार आत्मा प्रत्यक्ष हुआ | यह 
समझ्षमें आ गया कि ग्रपञ् तो कहीं था ही नहीं, केवल एक परब्क्ष ही 
है | जीव-शिव एक हो गये । तुका सशरीर ब्रह्म हो गये ! 


मेः ९ ध 


उछरत सिंधु सरित हि मिलत | 

आपही खेलत आप ही सों॥४॥ 
मध्य परी सारी उपाधि घनेरी | 

मेरे ते हरी बीच खड़ी ॥ टेक ॥ 
घट मठ आये आकासके जाये। 

गिरा जो गिराये उत ही ते ॥२॥ 
तुका कहे बीजे बीज दिखराये। 

फूल पात जाये अकारथ ॥ २३॥ 


समुद्र भाप बनकर ऊपर जाता ओर मेघरूपसे बृष्टि करके नदीमें 
आकर मिलता है और फिर नदी-प्रवाइके साथ समुद्रमें जा मिलता है; इस 
प्रकार समुद्र आप ही अपनेसे खेंछता है, ऐसा द्वी सम्बन्ध दे भगवन्‌ [ 


५७८ श्रीतुकाराप-चरित्र 


हमारे आपके बीच है। बीचमें जो नाम-रूपादि उपाधि है वह व्यय 
है | मुण्डकोपनिषद्मे है-- 
| यथा नद्य।. स्यथन्दसानाः ससुद्े- 

उस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।! 


यही दृष्ठान्त इस अभगमों स्पष्ट हुआ दे। जहाँसे भुति बोली वहींसे 
तुकागमकी गिरा गिरी है, इससे उनकी वाणीको श्रुतिमत्त्व प्राप्त 
हुआ है । 


रे श्छ रे 


क्षणिक संसार-सुखकों तिछाझ्ञकि देकर तुकारामजीने जो अखण्ड 
अक्षय परमात्मसुख भौग किया उसका आस्वादन वे ही कर सकते हैं 
जो उसी भूमिकापर हों | यहाँ केवल दिग्दशनमात्र करनेका प्रयास किया 
है, इसमें शान और उपासना एक हो गयी है । यह केवरू द्वेत नहीं है, 
केवल अद्वेत भी नहीं है । यह अद्वेतभक्ति, मुक्तिसे परेकी भक्ति, अमेद- 
भक्ति है । यह अभेदभक्ति ही भागवतघमंका रहस्य है, इसका पहले 
विवेच्नन किया जा चुका हे । उसकी प्रतीति उपस्थित प्रसद्भधस पाठकोकों 
हो सकेगी । अखिल आकारको कालने कर्वाठुत किया है, पर नामकों 
तुकारामने अविनाशी कहद्दा है | इससे भी यह स्पष्ट है कि ज्ञानके पश्चात 
प्रेमाभक्तिका आनन्द बढ़ता ही जाता है। वही भक्ति वही ज्ञान | एक 
विद्वछ ही जान ॥! यह शानोत्तर भक्तिका मम है। सशुण-निशुणरूप 
जो हरि हैँ उन मुझ एक (श्रीहरि) के बिना उसके लिये यह सारा जगत्‌ 
ओर वह स्वय भी कुछ नहीं हे |? ऐसे भक्तकी सहज स्थिति ही शानर्भाक्त 
है। उसे शञानी कहिये, भक्त कहिये, कुछ भी कहिये, सब सुदाता है | 
उसके अध्यात्मरंगमें भक्तिका रस होता है और भक्तिके रममें अध्या- 
त्मरस होता है | “3० तत्सदिति सूत्रका सार | कृपाके सागर पाण्डुरज्ञ |! 
इस प्रकार भ्रीहरिके रास-रंगमें छवबलीन हो गये ओर अखिल 
अन्त,बहिर वश्ी हो रहे/--हरिरूप हो गये | देहकी सुध तो ,जातीः डी 


(07/00% 
/' टी 


+७+ मन अनन्त 





न हर 
वेकुण्ठप्रयाण के स्थानमे नांदुरगीका वृक्ष 


धनन्‍्यता ओर प्रयाण ' 3 


रही थी । अब उनके महाप्रस्थानका समय उपस्थित हुआ। थ्ोताओंका 
सौभाग्य सिमट चला। तुकारामजीका अवतारकार्य समाप्त हुआ। 
संबत्‌ १७०६ ( शाके १५७१ ) का फाल्युन मास आया। तुकारामजीकी 
वेकुण्ठ-स्थिति अचछ हो रही । द्वादशीके दिन जिजामाइकों पूर्ण बोध 
किया | कृष्णपक्ष ( अर्थात्‌ पूर्णिमान्त मासके हिसाबसे चेत कृष्णपक्ष 
की प्रतिपदाकी सन्रिमें गोपाकूपुरा नामक स्थानमें नान्दुरगींके बृक्षके 
नीचे कीत॑न करनेके लिये तुकाराम खड़े हुए.। कीतन आरम्म हुआ | 


३ प्रयाण 


निर्याणके अभड़् प्रसिद्ध हैं। तुकारामजीकी देह शानभक्तियोगसे 
ब्रक्मरूप शे चुकी थी। उन्होंने उस दिन नाम-सड्लीतनमक्तिकी अमृत- 
वर्षा की । प्रेमामुत पानकर सत-सज्जनोंके हृदय आनन्दसे भर गये । 
नाम-मक्तिका उत्कषष दिखानेके लिये ठुकारामजीका अवतार हुआ था | 


ढेढ़त ही न बने। तासों चरण चित लीने ॥ £ ॥ 
ऐसी करो दयानिधि | देखें जन ना कदी ॥ २॥ 


'घोटे सब छार जेते ब्रह्मशानी, यह अमग चला, तुकाराम कहने 
छगे, जो-जो बल्मज्ञानी मुक्त, तीथयात्री, यज्ञ, दान, तप, कम-कर्ता हैं 
उन सबके मुंहमें नाम-सड्लीतंन-रसकी मिठास उत्पन्त करूँगा, वे तब 
लार घोटा करें। ज्ञानसहित सब साधनोंकों कीतन-भक्तिके आनन्दके 
सामने शिंपा दूँगा। में जब चका जाऊँगा तब छोग मेरे घन्यवाद 


गायेंगे ओर श्रोता अपने बाछ-बच्चोंसे कहेंगे कि बड़े भाग्य हमारे जो 
तुका दिखाने |? 


भगवन्नामकी महिमा गाते-गाते, तुकोबाराय जिस वेकुण्ठसे मृत्युलोंक- 
मे आये थे बह वेकुण्ठ, वह भीमद्वाविष्णु, वे सनकादि संत, बह सुरऋषि 
नारद, वह बाइनेश्वर गयड़, वह आदिमाया भ्रीमहालक्ष्मी, वे समग्र 
४० श० ३७--- 


५७८ श्रीतुकाराम-चरित्र 


वेकुण्ठबासी भक्तजन सब नेत्रोमे समा गये ओर उन्हींमें वह भी तन्‍्मय 
हो गये | जागतेमें जिसका ध्यान छगा रहता है, पछक छगते ही वह 
सामने आ जाता है, वेसे ही सारा जीवन जिस ध्यानमें बीतता है वही 
मृत्युसमयमे छृदयमे समा जाता है। तुकारामज्ञीके नेत्र जो कुछ 
देखते थे, कान जो कुछ सुनते थे, मन जो कुछ मनाता था, वाणी जो 
कुछ बोलती थी, चित्त जो कुछ चिन्तन करता था, अदर-बाहर जो 
कुछ भाव-भराव था वह सब विद्चलमय था; इस कारण प्रयाणकालमें 
श्रीविन्‍्ठठके सिवा उनके लिए ओर कोई गति ही नहीं थी! 
विष्णुसहस्तनाममे 'बेकुण्ठः पुरुषः प्राण?” वेकुण्ठकों महाविष्णुके नामोंम॑ 
गिनाया है। उनका लोक भी वेकुण्ठ ही है। सब परम विष्णुभक्त 
वैकुण्ठमें ही रहते हैं | बेकुण्ठसे जगत्‌-कल्याणके लिये नीचे मानबलोकमें 
आते हैं और घमंकाय करके पुनः निनधामकों चले जाते हैं। सम्पृण 
विश्व अव्यक्तसे व्यक्तिमापनन होता है ओर फिर अव्यक्तमें ही जाकर 
लीन होता दै। जो जशॉसे आता है, वहींको छोट जाता है| तुका 
वेकुण्ठसे आये, नीवनभर वेकुण्ठकी ओर ही ध्यान छगाये रहे ओर 
प्रयाण भी वेकुण्ठकों ही कर गये | 


“'ै सनकादि सत ! आप बड़े कृपावन्‍्त शो । इतना उपकार हो 
कि भगवानसे मेरा नमस्कार कहो ओर करुणा उपजाकर बेकुण्ठके 
राणासे यह विनती करो 'कि तुफा कहता हे कि अब मेरी सुथ छो ओर 
जल्द सवारी भेंल दो |? 


जह कट्टकर तुकारामघीने गरुड़लीसे प्राथना की कि 'भगवानकों 
शीघ्र छे आओ । शेषनागके सामने भी गिड़गिड़ाये कि “जाओ हषीकेशको 
जगा दो |? मेरा चित्त उम्हींके आनेकी ओर छगा है, माइके जानेकी 
चाट भोह रहा हूँ ।!” अब मॉँ-बाप स्वयं ही सुझे लिवा ले ज्ञायँंगे ।! इसके 
पश्चात्‌ तुकारामज्ञीके अंगपर शुभ चिह्न उदय होने छगे | मन वेकुण्ठ- 
गमन करनेको उत्कण्ठित हो गया, त्त्ति बेकुण्ठकौ ओर चढी, देहभाव 


चनन्‍्यता ओर प्रयाण (५७९, 


जाता रहा | प्रपश्यकी हवा, मृत्युकोकके सज्भकी दृषित वायु उनके लिये 
असह्य हो उठी | सनकादि सत वेकुण्ठमें भगवद॒शनके नित्य आनन्दमें 
निमग्न रहते, गरुड़-से एकनिष्ठ भक्त जहाँ परिचयां करनेमे सदा तत्पर 
शहते, साक्षात्‌ आदिमाया लक्ष्मी जहों अपने कोमछ करोंसे भगवानके 
कोमछतर चरणोंको दबातो हुई अखण्ड परमानन्दर्म निवास करती हैं 
उस शुद्ध सत््व पावन दिव्य बेकुण्ठधामकों जानेके लिये तुकारामजीका 
मन अत्यन्त उत्कण्ठासे फड़फड़ा रहा था। श्रीमहाविष्णु तब दुकाकों 
अकेछा देख” बेकुण्ठसे आ गये। भगवानकी ओर किसीने भी नहीं 
देख पाया ! 


ओऔइरि आ पहुँचे । उनके हाथोंमे शंख-चक्र सुशोमित थे | गरुड़जी 
फड़फड़ाते हुए बड़े वेगसे दौड़े आये, उनके फड़ात्कारसे नाभी-नाभी? 
ध्वनि निकर् रही थी। भगवानके भुकुट-कुण्डलोकी दीपिके सामने 
गभस्तिमान्‌ अस्त हो गये । मेघ-श्याम वण, विशाल नेन्न, सुन्दर मथुर 
चतुभुजमूर्ति प्रकाशित हुई | गल्में वेजयन्तीमाल छटक रही थी, पीताम्बर 
ऐसा दमक रहा था नैसे दसों दिशाएं जगमगा उठी हों । तुका सन्तुष्ट 
हुआ जो घर ही वेकुण्ठपीठ चकछा आया |! 


यह कहते-कहते तुकाराम अन्‍्तर्धान हो गये। उनका शरीर फिर 
किसीने नहीं देखा | वह अद्श्य होकर अदृश्यमें मिलू गये, सशरीर 
वैकुण्ठमें मिल गये । 


तुकाराम महाराजके पुत्र नारायणबोवाने एक छेखमें लिख रखा 
है कि 'तुकोबाराय कीतन करते-करते अदृश्य हो गये |? हाथ आया 
हुआ चिद्र॒त्न खो गया, यह कहकर सब शिष्य फूट-फूटकर रोने छगे | 
वह चेत कृष्ण ( अमान्त मास फाल्युन कृष्ण ) द्वितीयाका दिन था जिस 
दिन तुकाराम महाराज अदृश्य हुए | पञ्चमीके दिन उनका करताल, तम्बूरा 
ओर कम्बल मिक्का। पाँच दिन भक्तोने कीर्तन-भजन-महोत्सव किया | तुका 
सशरीर वैकुण्ठ गये, इसलिये उनका क्रियाकर्म करनेका कुछ प्रयोशन नहीं 


(५८० श्रीतुकाराम-चरिश्र 


रहा | यही शास्त्रीय व्यवस्था सप्तमीके दिन रामेश्वर भट्ने दी और इसे 
सबने शिरोधाय किया तबसे तुकाराम महारगजका प्रयाण-महोत्सव 
देहूमे प्रतिवष उसी मासकी कृष्ण १ से ५ तक हुआ करता है | 


तुकाराम महाराज चले गये तब उनके भक्तोंके श्ोकका कौई 
पारावार न रहा । उस प्रसक्षपर कानइजीने सेंतीस अभग स्वे जिनसे 
यह कल्पना करते बनती है कि दुःखसे उनका छुदय कितना विदीर्ण 
हो गया था--- 


,.._ हु खसे हृदय फटा जाता है, कण्ठ रेँध गया है | हाय! हमारे 
(सखा ! ऐसा कया अपराध इमने किया कि जो तुम हमें ऐसे बीहड़ वनमें 
' छोड़कर चले गये ? ऐसे करुण स्वरसे बच्चे तुम्हें पुकार-पुकारकर रौ रहे 
हैं कि धरती फटा चाइती है ! हम सब तुम्हारे अद्भ थे न ? इन्हें क्या 
अपने सक्ष तुम नहीं ले ज्ञा सकते थे ? तुम जानते हों, ठम्हारे सिवा 
दोनों लोकॉमें हमारा कोई सखा नहीं है। कान्हा? कहता है, तुम्दारे 
विछोहसे हम सब अनाथ हो गये ! आओ, प्यारे | एक बार आकर 
मिल तो जाओ !? 


भक्ति, मुक्ति, ब्रह्मश्ान तेरा भाड़में जाय | पहले मेरा भाई मुझे 
जल्द का दो | ऋष्धि, सिद्धि, मोक्ष--सब्र खेंटीपर टाँग दो । पहले मेरा 
भाई मुझे जल्द ला दो | मत के जाओ अपने वकुण्ठकी | पहले भेरा 
भाइ मुझे जल्द छा दो, तुकाभाई कहता है, पाण्डुरज्ञ ! सावधान ! 
|कहीं ऐसा न हो कि तेरे सिर हत्या छगे !? 


४ सदेह वेकुण्ठ-गमन 


त॒ुकाराम जो सदेह वेकुण्ठकों चले गये इससे आधुनिक विद्वानोंके 
दिमाग चकरा गये हैं, चर्चाका चरखा चलाकर अपना-अपना विचार भी 
प्रकट कर रहे हैं। इन विचारोंके खण्डन-मण्डनके फेरमें पढ़नेका कोई 


घन्यता और प्रयाण (५८१ 


अयोजन नहीं है | पर बहुतोंने मुझसे यह प्रश्न किया है कि तुकाराम 
सशरीर वैकुण्ठकों केसे चले गये १? इस प्रश्नका उत्तर भला मैं क्‍या दे 
सकता हूँ ? ऐसा तो है नहीं कि मै बेकुण्ठसे चछा आ रहा हूँ और 
यहाँ आकर अप्ने मुसुझ्लु! पत्रके कार्याछयमे बेठकर यह चरित्र लिख 
रहा हूँ! मै वेकुण्ठका ऑखो देखा हाल भला केसे बता सकता हूँ 
. प्रत्यक्षप्रभाण जह्ों नहीं वहाँ शब्द-प्रमाण माना जाता है, सी इस 
प्रसक्षमें भरपूर है और वही मैं पेश कर सकता हूँ | और आधक-से- 
अधिक, तुकारामजीके सदेह बेकुण्ठ-गमनके विषयमे यही कह सकता 
हूँ कि इस अद्भुत घटनापर मेरा पूण विश्वास है । यह जमाना आर्थिमौतिक 
शाम्रोऊे प्रचारका है अर्थात्‌ इन चमचक्षुओसे भो दिखायी दे उसीको 
मानने, ध्य्य सष्टिसे परेकी अह्थ्य शक्तियोंका अस्तित्व अस्वीकार करने, 
शब्द-प्रमाणकी उड़ा देने और मनमानी बातोकों लिख मारनेका 
जमाना ६ | सामान्य जिद्दानोंकी ऐसी ही प्रद्ृ॒त्ति है। ऐसे समयमे जब 
श्रद्धाकी सुध ही नहीं हे, धर्मकी धारणागक्तिका सशरा ही छूठा-सा जा 
रहा है तब तकारामजीके सदेह् वेकुण्ट-गमनकी-सी विलक्षण बातें बुद्धि- 
को जेंचा देना असम्भव ही है। ओर मेरी तो इतनी योग्यता मी नहीं 
कि इस विषयर्मे अपने अनुभवकी कोई बात कह सकूँ | भगवानकी दयासे 
थोड़ा-सा सत्सद्ध-छाम इस जीवनमे हो गया और सतसमागममें कई 
ऐसी बाते देखनेमे आयीं जिनतक आधिभौतिक विज्ञानकी पहुँच नहीं 
है| ऐसी बातें मैंने देखी हैं, बहुतोने देखी होगी | कृमि-कीट्से लेकर 
मनुष्य-देहतक कुछ किश्विज्शता हमछोगोको प्रास हुई है पर ऐसा कोई 
ज्ञान हमे नहीं प्राप्त हुआ है, न कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास है जिससे 
हम यह कह सकें कि मनुष्ययोनिसे परे देव-गन्धवांदि छोक हं ही नहीं ! 
मन, बुद्धि, अन्तरात्माका कोन-सा निश्चित ज्ञान हमे मिल गया हे ? देहके 
विषयमें भी इमारा शान कितना है ? स्वप्नयष्टिकी पहेली तो अभीतक 
समश्षी ही नहीं गयी ? जाणतिका किश्विज्शान, स्वप्नसष्टिका कुछ नहीं-सा 


५८२ श्रीतुकाराम-चरित्र 


ज्ञान और उसके परे शुन्य शञान--यही तो इमारे ज्ञानकी पूँजी है। 
इतने-से ज्ञान यानी रगभग पूर्ण अज्ञानके बलपर हम अध्यात्मयोग तथा 
साधुसंतोंकी सब बातोंकोीं झू० कह देनेका दुस्साइस करें तो यह केवल 
भमुखमस्तीति वक्तव्यम! के सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता ! यह केवल 
जबानतराशी है ! ऐसे अनधिकारी विद्वान्‌ कहानेवालोंकोी अधिकारी 
अनुभवी पुरुष 'फाल्गुने बालका इव” समझकर ही चुप रहते है। यूरोप 
और अमेरिका मनोविज्ञान तथा अन्य गूढ़ विशानोकी खोज नवीन 
रीतिसे आजकल करनेका प्रयत्न हो रहा है। अध्यात्मश्ञानका यह केवल 
श्रीगणेश-सा कहा जा सकता दै। भारतवर्ष देश अध्यात्मश्ञानकी खानि 
हे।न जाने कितनी शताब्दियोंसे यहाँ इस गूद शान-विजश्ञानका अध्ययन- 
अध्यापन ही क्‍यों, अनुमव ओर आनन्द छाया हुआ है! कितने 
प्रत्यक्षदर्शी महात्मा हो गये हैं, उसकी कोई गणना नहीं ! त॒कारामजी 
इसी देहमे, इसी देहके साथ, केसे वैकुण्ठकों प्राप्त हुए; वेकुण्ठ 
क्या है और कहाँ है, वहाँ कोई केसे पहुँचता है, इत्यादि बातोका ज्ञान 
वेसे ही स्वानुभवसम्पन्न पुरुष बता सकते हैं कि जिनकी तुकारामजीकी 

सी पहुँच हो। गणितकी पहेलियाँ गणितज्ञ ही समझ सकता हैं, मोट 
ढोनेवाला बेचारा उन्हें क्‍या समझे ? बह यदि मौोट दोनेकों ही 
गणितका सम्पूर्ण शान मान के ओर गणितशास्त्रमं अपनी टॉग अडावे 
तो उसे इम जो कुछ कद्द सकते हैं वही उन विद्वानोंकों भी कहा जायगा 
जो आधिभोतिक व्यापारकी कुछ बाह्य जीवनोपयोगी व्यवहरकी बातोका 
शान दोते फिरते हैं। पर भीतरी अध्यात्मका डझिन्‍्हें कोई पता नहीं ! 
तुकारामजीने भक्तियोगका पर पार देखा, उत्कट भक्तियोगसे खिचकर 
अष्ट महासिद्धियोँ उनके द्वारपर आकर हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं | 
“पिण्डमें पिण्डका पिण्डा? पारकर अर्थात्‌ शरीरका पार्थिव अश आपमें, 
आपका तेजमें, तेजका वायुमें, वायुका आकाशमे, इस प्रकार पाग्चभौतिक 


देहका लय करके वह वेकुण्ठस्वरूप हुए। कई ज्ञाताओंका यही कथन है | 


घनन्‍्यता ओर प्रयाण ५८३ 


गुछाबराव महाराज कहा करते ये कि देहके साथ वेकुण्ठ जाया जा 
सकता है । शब्द-प्रमाणकों देखते हुए, रामेश्वर भट्टका वचन है ओर 
अन्य अनेक संतों और कवियोके वचन हैं, सबका यही अभिप्राय है 
कि तुकाराम सदेह वेकुण्ठ गये | 

रामेश्वर भट्ट कहते हँँ--पहले जो बड़े-बड़े कवीश्वर हुए उन 
सबसे पूछा कि आपके कल्ेवर कोन ले गया ? सबसे पूछकर वह विमानमें 
बेठ चके गये ।! निछोबारायने मानवदेहकों लिये निजधाम चले! इस 
आशबकी आरतीमें कहा हे कि श्रीतुकारामके योगकी यही सिद्धि थी 
कि वह कायासह्वित मुक्त हुए |? कचेश्वरकी उक्ति है कि 'भीतुकारामने 
संतोंमे जो बड़ी कीर्ति पायी वह यही है कि उन्होंने इस देहकों भी 
साडुज्य गति दी ।” भक्तमज्चरिमालाकार भी यही कहते हैं कि ठुकारामने 
इस्र जड देहको विमानपर बेठाया |? रद्धनाथ स्वामीका एक बड़ा 
मशैदार पद इस प्रसक्षपर है मिसका आशय इस प्रकार है--- 

“नरदेह लिये वणिक जो वहाँ पहुँचा, बह वाणी सुनो | घटकों फोड़- 
कर जनकादिने मिट्टी अनुभव की; यह तुका वेसा नहीं है, इसने घटकों 
रखकर चित्तमे उसे घारण कर लिया। ओरॉने दूधकों छोड़कर पानी पीया, 
यह तुका वैसा नहीं है, इसने दूधकों रखकर उसका मक्खन चाखा | 
औरोने 'को5हम! का छिछका निकालकर “लो5हम? का रस पान किया, 
यह तुका वेसा नहीं है, यह को5हम? को बिना छीले ही खाकर पचा गया। 
औरोने इस मिश्रपुटमेंसे जड़को फेक क्रिया, यह तुका वेसा नही है। इसने 
पारससे लोहेकों भी सौना बना लिया । जड़बुद्धि अहम! वाके इस देहकों 
निसस्वरूपमें ढो ले गया, निज रंगमें इसका रंग देखनेका ही श्रीरगने 
निश्चय किया । अस्तु, इस वाणीका अब सार मर्म कहता हूँ कि योगियोका 
जन्म क्या है ?--जगत्कों दिखायी देना। ओर मरण क्‍या है १-- 


५८2४ आलुकारगाम चरित्र 


जगतसे अहृश्य ही जाना | व्यक्ताव्यक्त होनेके ये अघटित घर्म योगियोंके 
अपने रग हैं।' 


मेरे विद्यालयीन गुरु और विख्यात सस्कृतश् पण्डित गोपाल राव 
नन्‍्दरगीकर शासत्रीजीने सशरीर स्वर्ग सिधारनेके चार-पॉच दृष्टान्त 
वाल्मीकिरामायणसे दूँढकर दिये हैं। उन्हें मै पाठकोंके आगे रखता हूँ- 


( १ ) कोशिककी बहन सत्यबती इस शरीरके साथ ही स्वर्ग सिधारी। 


सशरीरा गता. स्वर्ग भर्तारमनुवर्तिनी । 

( बाल० २४ | ८ ) 

(२ ) बालकाण्ड ५७--६० में त्रिशंकुकी समग्र कथा पाठक देखें, 

त्रिशकुके चित्तमे यह तीव्र छाछसा रूगी कि एक महायजश्ञ करके सदेह 

स्वगंको जायें-गच्छेय रवशरीरेण देवतानां परा गतिम्‌ ।! ( ५७ | १२ ) 

पर वसिष्ठने इसका विरोध किया ओर यह शाप दिया कि तुम चाण्डालत्व- 

को प्राम होगे, त्रिशकु चाण्डाल हुआ ! तब बह विश्वामित्रकों शरणमे 
गया । विश्वामित्रने उसे यह वरदान दिया कि- 


अनेन सह रुपेण सशरीरो गिष्यसि ॥ 


(७५९ | ४ ) 
और यश *चनेके लिये ब्राह्मणोंकों बुठाकर विश्वामित्रने उनसे 
केह[--- 
स्वेनामेन शरीरेण देवक्कोकजिगीषया । 
यथाय स्वशरीरेण देवछोक॑ गमिष्यति ॥ 
तथा प्रवत्यतां यज्ञों मवद्धिश्न॒ मया सह । 


( ६० । ३-४ ) 


'हम-आप मिलकर ऐसा यज्ञ रचें जिससे यह राजा इसी शरीरसे 
स्वगंकों चलां जाय )? 


घनन्‍्यता और प्रयाण ज्८टण 


यज्ञ आरम्म हुआ | देवशार्भोकीं हृविर्भाग देनेका जब समय आया 
तब विश्वामित्रने उनका आवाइन किया पर देवता नहीं आये, तब 
विश्वामित्रका क्रोध भड़का और उन्होंने कहा-- 
स्वाजित किल्निदप्यस्ति मया हि तपसः फरकस ॥ 
राज॑स्व्व॑ तेजला। तसय सशरीरो दिव॑ त्रज ! 
उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः ॥ 
दिव॑ जगाम काकुत्स्थ झुनीनां पह्यतां तदा। 
( ६० | १४-१६ ) 
मैंने जो कुछ तपका फल स्वय अजन किया है, हे राजन्‌ |! उसके 
तेजसे तुम सशरीर स्वर्गको जाओ |!” सुनिके इस बचनके प्रतापसे वह 
राजा सब मुनियोंके देखते हुए सगरीर दिव्यलोककों चछा गया | 
(३ ) अयोध्याकाण्ड सर्ग ११० में महर्षि बसिष्ठने ओऔरामचन्द्रजीसे 
रघुकुलके पूर्व पुरुषोकी नामावछी निवेदन की है | उसमे राजा त्रिशंकु 
के सम्बन्धरमें यहो कट्दा है कि 'स सत्यवचनाह्वीरः सशरीरों दिव गतः ।? 
अथांत्‌ वह वीर पुरुष सत्य वचनके द्वारा सशरीर दिव्यकोकको प्रासत 
हुआ। 
( ४ ) बन-बन घूमते हुए एक बार एक वनमे आनेपर सुग्रीब 
भीरामच द्रजीसे उस बनका इतिहास कहते हुए, बतलाते हैं--- 
अन्न सघजना नाम मुनय. सशितत्रताः । 
सप्ेवासज्नधःशीर्षा. नियतं जलशायिनः ॥ 
सप्तरात्. कृताहारा वायुनाचछवासिनः । 
दिवं वर्षशर्तेयातः सप्तभिः सकलेवराः ॥ 
( किष्किन्धा० १३ | १८-१९ ) 
(५ ) अदृह्य सर्वमनुजेः सशरीरं महाबछम्‌ । 
प्रयुह्ल छक्ष्मणं शक्रस्चिदिवं संविवेश ह ॥ 
( उत्तर० १०६ | १७ ) 


५८द्‌ शओरीतुकाराम-चरिचत्र 


(६ ) स्वयं भशीरामचन्ध अपने शरीर तथा भ्राताओसहित 
वेष्णवतेजमे प्रवेश कर गये--- 


विवेश वेष्णव॑ तेज: सशरीर, सहानुजः ॥ 
( उत्तर० ११० | १२ ) 


महाभारत ( स्वर्गारोइण पर्व अ० ३ | ४१-४२ ) में यह वणन है 
कि घमराज युघिष्टिरने मानव-देद त्याग कर दिव्य बपु धारण किया 
और देवताओके साथ दिव्य धामको गये--- 


गड्ड। देवनदी पुण्यां पावनीसषिस स्तुतास्‌ । 
अ्रवगाह्मय ततो राजा तनुं तत्याज मालुषीम्‌ ॥ 
ततो दिव्यवपुभुवा घमराजोी युधिष्ठिर. । 


तुकाराम महाराज सशरीर वेकुण्ठकों गये और कीत॑न करते-करते 
वह अदृश्य हो गये, यह घटना अपूर्व तो है ही, पर इसी प्रकारकी गति 
ओर भी कुछ महात्माओंने पायी है । मुक्ताबाई इसी प्रकारसे 
देखते-देखते ही गुप्त हो गयीं। कचीरसाइबके विषयमे भी ऐसी ही 
बात कही जाती हे। कबीरसाइबने १०१ वर्षकी आयुमे एक दिन 
अपने शिष्योसे गुलाबके फूलोंकी सेज तेयार करनेकों कद्दा। सेज 
तेयार हुई, कबीरताहब उसपर एक दुशाला ओढ्कर लेट गये । कुछ 
समय बाद शिष्योने हुशाला उठाकर देखा कबीरसाहब तो नहीं हैं । 
वहींसे वह ग्रुत हो गये। यह घटना अनेक हिन्दू और मुसलमान 
रेखकोंने आँखों देखी कहकर लिख रखी है । ( अडयर बुलेटिन माच 
१९१६ ) सिख सम्प्रदायके सस्थापक गुरु नानकका भी अन्त इसी प्रकार 
हुआ । वयसके ७० वें वर्ष उनकी इहयात्रा समास हुईं। उनका अन्त्य- 
सस्कार हिन्दू-धर्मकी विधिसे किया जाय या इस्छामके अनुसार, यह झगड़ा 
उनके शिष्योंमें छिड़ा गया | यही विवाद चल रहा था जब एक शिष्यने 
उनके मृत शरीरपरसे ज्यों चदर उठायी त्यों ही वह शरीर गायब हो 


घन्यता ओर ग्रयाण ५७८७ 


गया, इससे दहन-दफन का झ्गढ़ा भी मिटा ( एनीबेसण्टकृत (दि रिली- 
जिअस प्राब्लेम इन इण्डिया? ) द्राविड़-देशके सत तिरुपन्न ( अलवर ) 
ओर शैव साधु माणिक्यके विषयमे ऐसी ही सशरीर हरिस्वरूप हो छेनेकी 
कथाएँ उस ओर प्रसिद्ध हैं | ईसाइयोंके घमंशासत्र बाइबलमे 'प्रेषितोंके 
कृत्थः प्रकरणमे इसी प्रकारका वर्णन हे। सब साधुन्संत, रामायण, 
महाभारत-जैसे अन्थ, काछिदास-से कवीश्वर ( रघुबंश सर्ग १५ ) और 
अन्ध घमंग्रन्थ भी एकमत होकर 'सदेह वेकुण्ठ-गमन करने ओर कीतंन 
करते-कर ते अद्श्य हो जाने? की घटनाकी सत्यता प्रमाणित कर रहे हैं । 
फिर भी इस सत्कथा-प्रसज्पर जिनका विश्वास न जमता हो वे कृपा 
करके भरी तुकाराम महाराजके अभगोंका विश्वास ओर आदर! के साथ 
शास्त चित्तसे अध्ययन करें और महाराजने भगवशत्मसाद छाभ करनेका 
जो स्वानुभूत साधन-मार्ग उन्हीं अमर्गोम बताया है उसपर चले | यही 
प्राथना करके--- 


ओऔत॒ुकाराम महाराजकी जय” 


“-के घोषमें उनके इस चरित्रग्रन्थकों पूर्ण करते हैं ओर यद्ट नव 
वाक्पुष्प भीपाण्डुरक़ भगवानके चरणोमें समर्पित कर पाठकोंसे विदा 
लेते हैं । 


इ्ति 
“३० तत्‌ सत्‌ श्रीकृष्णापंणमस्तु”” 


अमन 








मुद्रक--भोरीशंकर प्रेस, मध्यमेश्वर, वाराणसी । 


भीहरिः 
श्रीजयदयालूजी गोयन्दकाकी कुछ पुस्तकें- 


१-औमद्धगवद्गीता--तत्त्वविवेचनी नामक हिंदी-टीकासहित, 

पृष्ठ ६८४, रगीन चित्र ४, कपड़ेंकी जिल्द, मूल्य. ४.०० 
२-तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग १ ) पृष्ठ २५२, मू० अजिल्द  .६२ 
है> ) 39 (भाग २ ) पृष्ठ ५९९२, मू० अजिल्द ,८७ 


तो), 399 ( भाग ३े ) पृष्ठ ४२४, मू० अजित्द .७० 
जन ४...) ( भाग ४ ) एड ५२८, मू० अजिल्द -८१ 
६. ,, ४ ( भाग ५ ) प्रष्ठ ४९६, मू० अजिल्द .८१ 
७- , 9. ( भाग ६ ) प्रष्ठ ४५६, मू० अजिल्द १.०० 


८-“- ,; 99 ( भाग ७ ) पृष्ठ $३०, मू० अजिल्द 3.३२ 
९-- ,,  ,; ( भाग ४ ) छोटे आकारका संस्करण, 
सचित्न, एष्ट ६८४, मू० सजिह्द ,६२ 


१०-रामायणके कुछ आदश पात्र--प्र ष १६८, मूल्य »रे७ 
११-परमाय-पत्रावक्ी-( माय १ ) ७१ पत्नोंका संग्रह, मूल्य. ,२५ 
१२-- ् ( भाग २ ) ८० कि मूल्य २५ 
१ ३- बे ( भाग ३ ) ७२ गा मूल्य. ,७५० 
४० 99 ( भाग ४ ) 5१ 59 मूल्य. +५० 
१५७-महाभारतके कुछ आदश पात्र--प्रृष्ठ १२६, मूल्य. २५ 
१६-आदरश नारी सुशीका--सचिन्र, पृष्ठ ५६, मूल्य ,२० 
१७-आदश अभ्रातृ-प्रेम--सचित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य. .२० 
१८-गीता-निबन्धावली--प्रृष्ठ ८०, मूल्य. .१६ 
१९--नवधा भक्ति--सचित्र, प्रृष्ठ ६०, मूल्य १२ 
२०-बाल-शिक्षा--सचित्र, पृष्ठ ६४, मुल्ये. .१२ 
२१-श्रीभरतजीमें नवधा भक्ति--सचित्र, पृष्ठ ४८, मूल्य .१२ 
२२-नारी धर्म--सचित्र, पृष्ठ ४८, मूल्य .१० 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


भीहरिः ं 5 
कविता ओर भजनोंकी पुस्तक 


१-विनय-पत्रिका-सानुवाद, पृष्ठ ४७२, सुनहरा 
चित्र १, मूल्य अजिल्द १,१५०, सजिल्द 


3.६५ 


२-गीतावली-सानुवाद, प्रष्ठ ४४४, मूल्य अजिल्द १.२५,सजिल्द १.६० 


३-कवितावली-सानुवाद, सचित्र, प्रृष्ठ २९४, मूल्य 
४-दोहावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य 
५-भ्क्त-भमारती-सचित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य 0४ 
६-मनन-माला-पएष्ट ५६, मूल्य बस 
७-गीतामवन-दोहा-संग्रह-पए्ष्ठ ४८, मूल्य 
८-चैराग्य-संदीपनी-सटीक, सचिन्न, प्रष्ठ २४, मूल्य 
९-भजन-संग्रह भाग १-एष्ठ १८०, मूल्य 


१०- » 399 २-पृष्ठ १६८, मूल्य 
११-- , 3) ३-प्रष्ट २२८, मूल्य 
३२. ,, 9१ ४-8७ १६९०, मृल्य 
१३० , ४११ +-पृष्ठ १४०, मूल्य 


१४-हनुमानबाहुक-एष्ट ४० मूल्य 
१०५-विनय-पत्रिकाके बीस पद्‌-एष्ट २४, साथ, मूल्य 
१६-ह९ेरामभजन-२ माला, मूल्य ; 
१७-सीतारामभजच-पएछ ६४, मूल्य 
१८-विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-साथ्थ, मूल्य 
१९-श्रीहरिसंकीतनघुन-प्ृष्ठ ८, मूल्य 
२०-गजलगीता-एछ४ ८, मूल्य 

पता-गीताग्रेस, पो० गौताग्रेस ( गोरखपुर ) 


शक 
४)“ 
हि 6 ५8 
«775 
"१३ 
०१7८ 
»०७ 
"९५ 
ब्ण्द 
*० हे 
«० 


भीहरिः 
सबित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकों पुस्तकें 


( सम्पादक--शभ्रीहनुमानप्रसादजी पोहार ) 


भक्त बालक-प्ृष्ठ ७२, सचित्र, इसमे गोविन्द, मोहन, धन्ना, 
चन्द्रहास और सुधन्वाकी कथाएँ हैं | मूल्य **. ,४० 
भक्त नारी-पृष्ठ ६८, एक तिरगा तथा पाँच सादे चित्र, इसमें शबरी, 
मीराबाई, करमतीबाई, जनाबाई और रबियाकी कथाएँ हैं | 
मूल्य 0! कल हे 
भक्त-पश्चरत्न-प्ृष्ठ ८८, एक तिरगा तथा एक सादा चित्र, इसमें 
उनाथ, दामोदर, गोपाल, शान्तोबा ओर नीछाम्बरदासकी 
कथाएँ हे | मूल्य 9०७ 6 
आदश भक्त-पृष्ट ९६, एक रंगीन तथा ग्यारह सादे चित्र, 
इसमें शिबि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अजुन, सुदामा 
ओर चक्रिककी कथाएँ हैं। मूल्य "४० 
भक्त-चन्द्रिका-पृष्ठ ८८, एक दिरगा चित्र, इसमें साध्वी सखूबाई, 
महाभागबत ओऔज्योतिपन्त, भक्तवर विह्वलदासजी, दीनबन्धु- 
दास, भक्त नारायणदास और बन्धु महान्तिकी सुन्दर 
गायाएँ हैं। मूल्य ; हे 
भक्त-सप्तरत्न-पृष्ठ ८६, सचित्र, इसमे दामाजी पन्‍त, मणिदास 
माली, कूबा ऊहार, परमेष्ठी दर्जी, रघु केवट, रामदास चमार 
र साल्बेगकी कथाएँ हैं। मूल्य. *» ..“#.. 
भक्त-कुसुम-प्ष्ठ ८४, सचित्र, इसमें जगन्‍नाथदास, हिम्मतदास, 
बालीग्रामदास, दक्षिणी तछसीदास, गोविन्ददास और 
हरिनारायणकी कथाएँ हैं | मूल्य. द्जु 
भेमी भक्त-प्ृष्ठ ८८, एक तिरगा चित्र, इसमें बिल्वमज़छ, नयदेव, 
हु सनातन, हरिदास और रघुनायदासकी कथाएं हें | मूल्य .४० 


न्ढी0 


प्राचीन भक्त-४४ १५२, चार बहुरगे चित्र, इसमे माकंण्डेय, 
महर्षि अगस्त्य और राजा शह्जु, कण्डु, उतडू, आरण्यक, 
पुण्डशीक, चोलराज ओर बिश्णुदास, देवमालः, भद्गतनु, 
रत्नग्रीव, राजा सुरथ, दो मित्र भक्त, चित्रकेतु, ४त्राधुर एव 
त॒ुछाघार शूद्रकी कथाएँ हैं। मूल्य'' का 
भक्त-सोरभ-पृष्ठ ११०, एक तिरगा चित्र, इसमें अ्रव्य सद्गासजी, 
मामा भीग्रयागदा सजी, शट्डर पण्डित, मरतापराय और गिरिवरकी 
कथाएँ हूँ | मुल्य *** ++० ०७० #आ के 
भक्त-सरोज-पएृ४ १०४, एक तिरगा चित्र, इसमें गज्जञाधरदास, 
भऔनिवास आचार्य, ओीघर, गदाधर भट्ट, छोकनाथ, 
लोचनदास, मुरारिदास, हरिदास, भुवनमिंह चौहान और 
अज्ञदर्सिह्की कथाएँ हैं। . पूल्य'** के 
भक्त-खुमन्त-प४ ११२, दो तिरगे तथा दो सादे चित्र, इसमें विष्णु- 
चित्त, विसोबा सराफ, नामदेव, राका-बॉका, धनुर्दास, 
पुरूद्रदास, गणेशनाथ, जोग परमानन्द, मनकोजी बोधला 
ओर सदन कसाईकी कथाएँ हैं | मूल्य हे 
भक्त-खुधाकर-ध४ १००, भक्त रामचन्द्र, छालाजी, गोवधन, 
रामहरिं, डाकू भगत आदिकी १२ कथाएँ हैं, चित्र १२, 
मूल्य ; की 
भक्त-महिलारल-प्ृष्ठ १००, रानी रत्तावती, हरदेवी, निर्मछा, 
लौलावती, सरस्वती आदिकी ९ कथाएँ हईं, चित्र ७, मूल्य 
भक्त-द्विकर-पृष्ठ १००, भक्त सुत्रत, वेश्वानर, पद्मनाम, किरात 


"१०५ 


“४५ 


हु हे ४५ 


»१० 


"१५ 


ओर नन्‍्दी वैश्य आदिकी ८ कथाएँ: हैं, चित्र ८, मूल्य * "० 


भक्त रल्लाकर-प्ृष्ठ १००, भक्त माघवदासजी, भक्त विमलती थ॑, 

महेशमण्डल, मज़ुछदास आदिको १४ कथाएँ हैं, चित्र ८, 
मूल्य... न ०... 

ये बूढे-बारूक, ज्ञी-पुरुष-सबके पढ़ने योग्य, बढ़ी सुन्दर और 

शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं। एक-एक प्रति अवश्य पास रखने योग्य है | 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस गोरखपुर ) 


बा 


